Rao] alo ७०१९ 


MANJUL 
Hindi translation of the international bestseller 


Harry Potter apd the Deathly Hallows 


अध्याप एक 


शेतानी शहंशाह की योजना 


चाँदनी से नहाई सँकरी गली में दो आदमी अचानक एक-दूसरे से कुछ गज़ 
दूर हवा में से प्रकट हुए। कुछ पल के लिए वे अपनी-अपनी छड़ी एक-दूसरे 
के सीने की तरफ़ तानकर स्थिर खड़े रहे। फिर दोनों ने एक-दूसरे को 
पहचान लिया और अपनी छड़ियाँ चोगे में रखकर तेज़ी से एक ही दिशा में 
चलने लगे। 

दोनों में से ज्यादा लंबे आदमी ने पूछा, “कोई ख़बर ?' 

सीवियरस स्नेप ने जवाब दिया, “बहुत ही अच्छी।' 

गली की बाई तरफ़ काँटेदार झाड़ियाँ थीं। दाई ओर तराशी हुई 
ऊँची हेज थी। चलते समय दोनों आदमियों के लंबे चोगे टखनों के चारों 
ओर लहरा रहे थे। 

“मुझे लग रहा था, कहीं मुझे देर न हो गई हो,” याक्सले ने कहा 
और उसका चपटा चेहरा पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती चाँदनी में 
कभी दिखता, कभी ओझल होता रहा। 'काम उम्मीद से ज्यादा मुश्किल 
था। मेरी ख़बर सुनकर वे खुश हो जाएँगे। क्या तुम्हारी ख़बर भी इतनी 
ही अच्छी है ?' 

स्नेप ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। दाई ओर एक 
चौड़ा ड्राइववे दिखा और वे उसी तरफ़ मुड़ गए। ऊंची हेज भी उनके साथ 
मुड़ गई। सामने लोहे का ऊँचा गेट उन दोनों का रास्ता रोके था, लेकिन 
उन्होंने अपनी चाल धीमी नहीं की, बल्कि सलाम की मुद्रा में अपना बायाँ 
हाथ उठाकर सीधे गेट के पार ऐसे निकल गए, जैसे वह काली धातु के 
बजाय काले धुएँ से बना हो। 


8 हेरी पॉटर 
सदाबहार की ऊँची हेज के कारण उनके क़दमों की आहट दब गई। 
बहरहाल, उन्हें दाई तरफ़ सरसराहट सुनाई दी। याक्सले ने अपनी छड़ी 
दोबारा निकालकर स्नेप के सिर के ऊपर से तान दी। सरसराहट की 
आवाज़ एक सफ़ेद मोर के कारण हुई थी, जो हेज के ऊपर वैठा-बैठा शान 
से इठला रहा था। 

'लूसियस का महल भी आलीशान है। मोर पाल रखे हैं ...' याक्सले 
ने हसकर अपनी छड़ी चोगे के अंदर रखते हुए कहा। 

सीधे ड्राइव के अंत में सुंदर जागीर पर बना हवेलीनुमा घर अँधेरे में 
दिखाई देने लगा। नीचे की मंज़िल की चौकोर खिड़कियों में रोशनी दिख 
रही थी। हेज के पार अँधेरे बगीचे में कहीं पर फव्वारा चलने की आवाज़ 
आ रही थी। जब स्नेप और याक्सले सामने वाले दरवाज़े की तरफ़ तेज़ी से 
आगे बढ़े, तो उनके पैरों तले गिट्टी चरमराने लगी। उनके पास पहुँचते ही 
दरवाज़ा अंदर की तरफ़ खुल गया, हालाकि इसे खोलने वाला नज़र नहीं 
आ रहा था। 

बड़े से गलियारे में हल्की रोशनी और बहुत बढ़िया सजावट थी। 
फ़र्श का ज्यादातर हिस्सा एक शानदार गलीचे से ढेंका था। दीवारों पर 
लगी तस्वीरों के पीले चेहरों की नज़रें उनका पीछा करती रहीं। वे दोनों 
लकड़ी के एक भारी दरवाज़े के सामने रुक गए। पल भर झिझकने के बाद 
स्नेप ने काँसे का हैंडल घुमा दिया। 


ड्राइंग रूम में बहुत से खामोश लोग एक लंबी और नक्क़राशीदार 
टेबल के पास लगी कुर्सियों पर बैठे थे। कमरे का बाक़ी फर्नीचर बेतरतीब 
ढंग से दीवारों के पास पहुँचा दिया गया था। संगमरमर के सुंदर मैंटलपीस 
के नीचे आग जल रही थी, जिसका प्रतिबिंब मैंटलपीस के दर्पण में दिख 
रहा था। कमरे में सिर्फ़ आग की रोशनी थी, इसलिए वहाँ थोड़ा अँधेरा था। 
स्नेप और याक्सले एक पल के लिए चौखट पर ही ठहर गए। जब उनकी 
आँखें कम रोशनी की अभ्यस्त हो गईं, तो उन्हें सामने एक अजीब दृश्य 
दिखा : टेबल के ऊपर एक बेहोश औरत उल्टी लटकी हुई थी और 
धीरे-धीरे घूम रही थी, जैसे किसी ने इसे अदृश्य रस्सी से लटका रखा हो। 
हज i की चमकदार सतह पर उसका प्रतिबिंब दिख रहा था। 
त किन बह he भी व्यक्ति उस औरत की तरफ़ नहीं देख रहा था, 
र शोर को छोड़कर, जो लगभग इसके ठीक नीचे बैठा था। 

चार ऊपर की तरफ़ देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। 


शैतानी शहंशाह की योजना 9 
se ४५५०४ CR UR 


'याक्सले, स्नेप,' टेबल के सिरे से एक तीखी, तेज़ आवाज़ आई। 
'तुम्हें देर हो गई।' 

यह बात कहने वाला अँगीठी के ठीक सामने बैठा था, इसलिए 
अभी-अभी कमरे में आए लोगों के लिए उसकी स्याह आकृति को ठीक से 
पहचान पाना मुश्किल था। बहरहाल, क़रीब आने पर उन्हें अँधेरे में 
चमकता उसका चेहरा दिखा। गंजा, साप जैसा चेहरा, नथुनों की जगह छेद 
और चमकती हुई लाल आँखें, जिनकी पुतलियाँ लंबी थीं। वह इतना पीला 
था कि उसमें से मोती जैसी पीली चमक निकलती लग रही थी। 

“सीवियरस, यहाँ बैठो,' वोल्डेमॉर्ट ने अपनी दाहिनी तरफ़ वाली 
कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। 'याक्सले - तुम डोलोहोव के पास 
बैठ जाओ।' 

दोनों बताई हुई जगह पर बैठ गए। टेबल के चारों तरफ़ बैठे 
ज़्यादातर लोगों की निगाहें स्नेप पर टिकी थीं और वोल्डेमॉर्ट ने सबसे 
पहले उसी से बात की। 

« तो 2?’ 

“मालिक, मायापंछी का समूह अगले शनिवार को शाम के धुंधलके 
में हैरी पॉटर को वर्तमान सुरक्षित जगह से हटाने वाला है।' 

टेबल के चारों ओर बैठे लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई : कुछ लोगों 
का शरीर तन गया, कुछ अपनी कुर्सी पर कसमसाए। सभी स्नेप और 
वोल्डेमॉर्ट को टकटकी लगाकर देख रहे थे। 

“शनिवार को ... शाम के धुँधलके में,” वोल्डेमॉर्ट ने दोहराया। उसकी 
लाल आँखें स्नेप की काली आँखों पर इतनी देर तक टिकी रहीं कि कुछ 
लोग दूर देखने लगे, जैसे डर रहे हों कि उस खूंखार निगाह से जल जाएँगे। _ 
बहरहाल, स्नेप शांति से वोल्डेमॉर्ट के चेहरे की ओर देखता रहा और 
एक-दो पल बाद वोल्डेमॉर्ट के होंठविहीन मुँह पर मुस्कान दिखाई दी। 


'अच्छा। बहुत अच्छा। और यह जानकारी किसने दी -' 
“उसी सूत्र ने, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी,' स्नेप ने कहा। 
'मालिक।' 


याक्सले वोल्डेमॉर्ट और स्नेप की ओर देखने के लिए लंबी टेबल पर 
आगे झुकते हुए बोला। सभी चेहरे उसकी तरफ़ मुड़ गए। 


“मालिक, मैंने तो कुछ और सुना है।' 


IO हैरी पॉटर 

याक्सले ने इंतज़ार किया, लेकिन जब वोल्डेमॉर्ट कुछ नहीं बोला, तो 
उसने आगे कहा, मैंने डॉलिश नाम के ऑरर के मुँह से यह उगलवा लिया 
है कि पॉटर को सत्रह साल का होने तक यानी तीस तारीख़ की रात से 
पहले नहीं हटाया जाएगा।' 

स्नेप मुस्करा दिया। 

'मेरे सूत्र ने मुझे बताया था कि वे गलत जानकारी फैलाने वाले हैं। 
ज़ाहिर है, उसका इशारा इसी तरफ़ होगा। निश्चित रूप से डॉलिश पर 
विभ्रम सम्मोहन किया गया होगा ... और उसके साथ ऐसा पहली बार नहीं 
होगा। वह इस मामले में बहुत कच्चा है।' 

“मालिक, मैं दावे से कहता हूँ, डॉलिश को पूरा भरोसा था,' याक्सले 
ने कहा। 

'अगर उस पर विभ्रम सम्मोहन किया गया है, तो ज़ाहिर है उसे पूरा 
भरोसा होगा,” स्नेप ने कहा। 'याक्सले, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, हैरी 
पॉटर की सुरक्षा में अब ऑरर कार्यालय कोई भूमिका नहीं निभाएगा। 
मायापंछी के समूह को लगता है कि हम मंत्रालय में काफ़ी घुसपैठ कर 
चुके हैं।' 

“चलो, मायापंछी के समूह ने एक चीज़ तो सही सोची, है ना?” 
याक्सले से थोड़ी दूर बैठे एक मोटे आदमी ने कहा। उसने घरघराहट भरा 
ठहाका मारा, जिसे सुनकर टेबल पर बैठे कई लोग हँसने लगे। 

लेकिन वोल्डेमॉर्ट नहीं हंसा। उसकी निगाह ऊपर धीरे-धीरे घूमने 
वाले शरीर पर टिक गई। वह विचारों में खोया हुआ दिख रहा था। 

याक्सले ने आगे कहा, “मालिक, डॉलिश को यक़ीन है कि बहुत से 
ऑररस लड़के को ले जाने वाले हैं -' 

वोल्डेमॉर्ट ने अपना सफ़ेद हाथ उठाया और याक्सले तत्काल चुप हो 
३५५ हालाँकि उसके चेहरे पर चिढ़ के भाव आ गए, जब वोल्डेमॉर्ट स्नेप से 

ला। 

'वे लोग लड़के को अब कहाँ छिपाने वाले हैं?” 


क किक के समूह के बाप सदस्य के घर पर,' स्नेप ने कहा। सूत्र 
बजाय के घर पर मायापंछी के समूह और मंत्रालय ने सुरक्षा के सारे 
श a दिए है | मालिक, मुझे लगता है कि उसके वहाँ पहुँच जाने के 
जाद उसके पकड़ में आने की संभावना बहुत कम है, जब तक कि हम अगले 


शैतानी शहंशाह की योजना ॥] 


शनिवार से पहले ही मंत्रालय पर क़ब्ज़ा न कर लें। अगर क़ब्ज़ा हो जाता 
है, तो हम मंत्रालय के मंत्रों और सम्मोहनों का पता लगाकर उन्हें तोड़ 
सकते हैं और मायापंछी के समूह के मंत्रों तथा सम्मोहनों को तो हम खुद 
तोड़ लेंगे।' 

'याक्सले ?' वोल्डेमॉर्ट ने याक्सले की तरफ़ देखा और उसकी लाल 
आँखों में आग की रोशनी अजीब तरीक़े से चमकने लगी। “क्या अगले 
शनिवार तक मंत्रालय पर हमारा क़ब्ज़ा हो जाएगा ?' 

ल एक बार फिर सारे सिर घूम गए। याक्सले ने अपने कंधे तान 
ए। 

“मालिक, मेरे पास इस बारे में अच्छी ख़बर है। काफ़ी मुश्किलों 
और कोशिशों के बाद मैंने पायस थिकनेस को सम्मोहन शाप से वश में कर 
लिया है।' 

याक्सले के आस-पास बैठे कई लोग प्रभावित नज़र आने लगे। 
याक्सले के ठीक पास बैठे लंबे, विकृत चेहरे वाले डोलोहोव ने उसकी पीठ 
थपथपाई । 

“यह तो सिर्फ़ शुरुआत है,” बोल्डेमॉर्ट ने कहा। 'थिकनेस मंत्रालय 
का सिर्फ़ एक आदमी है। मेरे काम करने के लिए ज़रूरी है कि स्क्रिमग्योर 
हमारे आदमियों से घिर जाए। अगर मंत्री की हत्या की कोशिश एक बार 
भी नाकामयाब हो गई, तो मेरी योजनाएँ काफ़ी पिछड़ जाएँगी।' 

'मालिक, यह सच है - लेकिन आप जानते ही हैं, थिकनेस जादुई 
क़ानून पालन विभाग का प्रमुख है। इसलिए वह न सिर्फ़ मंत्री के साथ, 
बल्कि मंत्रालय के अन्य विभागों के प्रमुखों के भी नियमित संपक में रहता 
है। मुझे लगता है कि इतने बड़े अधिकारी को अपने वश में करने के बाद 
अब हम बाक़ी अधिकारियों को भी वश में कर सकते हैं। हमारा काम अब 
आसान हो जाएगा, क्योंकि वे सभी मिलकर स्क्रिमग्योर को हटाने के लिए 
काम कर सकते हैं।' 

वोल्डेमॉर्ट ने कहा, 'बशर्ते दूसरों को वश में करने से पहले ही हमारे 
दोस्त थिकनेस की पोल न खुल जाए। कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि 
अगले शनिवार से पहले मंत्रालय पर हमारा क़ब्ज़ा नहीं हो पाएगा। अगर 
हम लड़के को उसकी मंज़िल पर पहुँचने के बाद नहीं छू सकते, तो हमें यह 
काम उसकी यात्रा के दौरान करना होगा।' 

'हम यह काम आसानी से कर सकते हैं, मालिक,” याक्सले ने कहा, 


5 हैरी पॉठर 

वोल्डेमॉर्ट से तारीफ़ भरे शब्द सुनने के लिए लालायित दिख रहा था। 
CE 92058 विभाग में हमारे कई लोग घुसपैठ कर चुके हैं। अगर 
पॉटर अंतर्ध्यान होता है या छू नेटवक का इस्तेमाल करता है, तो हमें 
तत्काल पता चल जाएगा।' 

“वह इन दोनों का ही इस्तेमाल नहीं करेगा,” स्नेप ने कहा। 
'मायापंछी का समूह मंत्रालय के नियंत्रण वाले किसी भी यातायात साधन 
का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्हें मंत्रालय से जुड़ी किसी भी चीज़ पर भरोसा 
नहीं है।' 

“यह तो और भी अच्छा है,” वोल्डेमॉर्ट ने कहा। “तब तो वह खुले में 
यात्रा करेगा और उसे पकड़ना ज़्यादा आसान होगा।' 

एक बार फिर वोल्डेमॉर्ट ने ऊपर धीरे-धीरे घूमते शरीर की तरफ़ 
देखा और बोला, “मैं खुद उस लड़के का काम तमाम करूँगा। हैरी पॉटर के 
मामले में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। उनमें से कुछ मेरी भी हैं। पॉटर 
अपनी क्राबिलियत के कारण नहीं, मेरी गलतियों के कारण ज़िंदा है।' 

टेबल पर बैठे लोगों ने वोल्डेमॉर्ट को सहमकर देखा। सभी के चेहरे 

पर यह डर साफ़ झलक रहा था कि हैरी पॉटर के ज़िंदा रहने के लिए उन्हें 
दोष दिया जा सकता है। बहरहाल, ऐसा लग रहा था, जैसे वोल्डेमॉर्ट किसी 
और से नहीं, बल्कि खुद से बात कर रहा था, क्योंकि वह अब भी ऊपर 
घूमती बेहोश आकृति की तरफ़ देखकर बोल रहा था। 
५... अब तक मैं अपनी लापरवाही, क्रिस्मत और संयोग के कारण हारा 
हूँ, जिनके कारण सर्वश्रेष्ठ योजना को छोड़कर बाक़ी सभी योजनाएँ गड़बड़ा 
जाती हैं। लेकिन अब मैं पहले से ज़्यादा जानता हूँ। अब मैं उन चीज़ों को 
समझ गया हूँ, जिन्हें पहले नहीं समझता था। हैरी पॉटर मेरे ही हाथों मरेगा 
और उसे मैं ही मारूँगा।' 

तभी दर्द और दुख भरी एक लंबी चीख सुनाई दी, जैसे इन्हीं शब्दों 
को सुनकर निकली हो। टेबल पर बैठे कई लोगों ने हैरानी से नीचे की 
तरफ़ ber उनके पैरों के नीचे से आती लग रही थी। 

'वमटल,' र्ट ने कहा, हालाँकि उसकी धीमी, खोई-खोई 
[i ज़रा भी बदलाव नहीं हुआ और उसने ऊपर घूमते शरीर पर से 
हर per हक कहा था ना, क़ैदी को चुप रखना।' 

हे ' टेबल पर आधी दूर बैठे एक नाटे आदमी ने हॉफते 
इए कहा, जो अपनी कुर्सी पर इतना झुककर बैठा था कि पहली नज़र में 


शैतानी शहंशाह की योजना 3 


कुर्सी खाली दिख रही थी। वह अपनी कुर्सी से उतरकर इतनी फुर्ती से 
कमरे के बाहर निकला कि बस उसके हाथ की चाँदी जैसी झलक ही नज़र 
आई। 

वोल्डेमॉट एक बार फिर अपने अनुयायियों के तनावपूर्ण चेहरों की 
तरफ़ देखते हुए बोला, 'जैसा कि मैं कह रहा था, अब मैं पहले से ज़्यादा 
समझ चुका हूँ। जैसे यह बात कि पॉटर को मारने के लिए मुझे तुममें से 
किसी की छड़ी उधार लेनी पड़ेगी।' 

सबके चेहरों पर सदमे का भाव आ गया। ऐसा लग रहा था, जैसे 
वोल्डेमॉर्ट ने उनका दायाँ हाथ उधार माँग लिया हो। 

“कोई अपनी इच्छा से आगे नहीं आ रहा है ?' वोल्डेमॉर्ट ने कहा। 
'चलो देखते हैं ... लूसियस, मुझे ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता है कि 
तुम्हें अब छड़ी की ज़रूरत हो।' 

लूसियस मैल्फ़ॉय ने ऊपर देखा। उसकी चमड़ी आग की रोशनी में 
पीली और मोम जैसी नज़र आ रही थी। उसकी आँखें धसी हुई थीं तथा 
उनके आस-पास काले घेरे नज़र आ रहे थे। वह भर्राई आवाज़ में बोला। 

“मालिक ?' 
तुम्हारी छड़ी, लूसियस। मुझे तुम्हारी छड़ी चाहिए।' 
मैं... 

मैल्फ़ॉय ने कनखियों से अपनी पत्नी को देखा। वह सामने की तरफ़ 
एकटक देख रही थी। उसका चेहरा भी उसके पति जितना ही पीला था। 
उसके लंबे, सुनहरे वाल पीठ पर झूल रहे थे, लेकिन टेबल के नीचे उसकी 
पतली उँगलियाँ पति की कलाई पर हल्के से जकड़ गईं। उसके स्पर्श पर 
मैल्फ़ॉय ने दुशाले में से छड़ी निकालकर वोल्डेमॉर्ट की ओर बढ़ा दी, जो 
छड़ी को अपनी लाल आँखों के सामने रखकर गौर से देखने लगा। 

'कौन सी लकड़ी की है?” 

'एल्म की, मालिक,” मैल्फ़ॉय ने फुसफुसाकर कहा। 

“और इसके अंदर क्या है?! 

ड्रैगन - ड्रैगन के दिल का रेशा।' 

“अच्छी बात है,” वोल्डेमॉर्ट ने कहा। उसने अपनी छड़ी निकाली 
और दोनों छड़ियों की लंबाई की तुलना की। 

लूसियस मैल्फ़ॉय ने अनजाने में अपना हाथ बढ़ा दिया। एक पल के 


4 
£ 


I4 हैरी पॉटर 

जैसे उसे वोल्डेमॉर्ट बदले में उसे 
लिए तो ऐसा लगा, जैसे उसे उम्मीद होकि वो हक अपनी 
छड़ी दे देगा। वोल्डेमॉर्ट ने यह देख लिया और उसकी आँखें दुर्भावना से 


फैल गईं। 

"तुम्हें मेरी छड़ी दे दूँ, लूसियस ? मेरी छड़ी ?' 

कुछ लोग खी-खी करने लगे। 

'लूसियस, मैंने तुम्हें आज़ादी दे दी है, क्या यही तुम्हारे लिए काफ़ी 
नहीं है? लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार कुछ समय से 
खुश नहीं है ... मैं तुम्हारे घर ठहरा हूँ, इस बात से तुम खुश क्यों नहीं हो, 
लूसियस ?' 

“बिलकुल नहीं - बिलकुल नहीं, मालिक!' 

“झूठ मत बोलो, लूसियस...' 

जब उसके क्रूर मुँह ने बोलना बंद कर दिया, तब भी हिस्स की धीमी 
आवाज़ आती रही। जब यह आवाज़ थोड़ी तेज़ हुई, तो एक-दो जादूगर 
बमुश्किल अपनी कँपकँपी रोक पाए। टेबल के नीचे फ़र्श पर किसी भारी 
चीज़ के सरसराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 

नागिनी वोल्डेमॉर्ट की कुर्सी पर धीरे-धीरे चढ़ी। वह लगातार 
चढ़ती रही और वोल्डेमॉर्ट के कंधों पर जाकर ठहर गई। उसकी गर्दन 
इंसान की जाँघ जितनी मोटी थी। उसकी आँखों में पुतलियों की जगह पर 
लंबे छेद थे और वे झपक नहीं रही थीं। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी लंबी, पतली 
उँगलियों से उसे सहलाया, लेकिन नज़रें लूसियस मैल्फ़ॉय पर ही टिकाए 
रखीं । 

'पूरा मैल्फ़ॉय परिवार इतना नाखुश क्यों दिखता है? क्या मेरी 
वापसी से, मेरे शक्तिशाली बनने से, जिसकी चाहत वे इतने सालों से 
ज़ाहिर कर रहे थे ?! 


“निश्चित रूप से, मेरे मालिक,' लूसियस मैल्फ़ॉय ने कापते हाथ से 
अपने ऊपरी होंठ का पसीना पॉछते हुए कहा, 'मेरे मालिक, हमारी यही 
चाहत थी - अब भी है।' 


मैल्फ़ॉय की बाई ल तरफ़ उसकी पत्नी ने अजीब अंदाज़ में सिर 
हिलाया और अपनी नज़रें बोल्डेमॉर्ट तथा नागिनी से दूर हटा लीं। उसकी 


दाई तरफ़ उसका बेटा ड्रेको ऊपर लटकी आकृति को उसने 
र घूर रहा था। 
जल्दी से वोल्डेमॉर्ट को देखा और फ़ौरन दूर देखने लगा, जैसे नज़रें मिलाने 


शेतानी शहंशाह की योजना 5 


से डर रहा हो। 


'मालिक,' टेबल पर आधी दूर बैठी एक सावली औरत भावना से 
भरी आवाज़ में बोली, “हमारे पुश्तैनी मकान में आपका ठहरना हमारे लिए 
बहुत सम्मान की बात है। इससे बड़ी खुशी हमें किसी बात से नहीं मिल 
सकती थी।' 

वह अपनी बहन नासिंसा के पास बैठी थी। दोनों एक-दूसरे से बहुत 
अलग थीं। बेलाट्रिक्स के बाल काले और पलकें भारी थीं। उसके 
हाव-भाव भी अलग थे। नासिसा सख्त और निष्क्रिय थी, जबकि बेलाट्रिक्स 
वोल्डेमॉर्ट की तरफ़ झुकी हुई थी, जैसे क़रीब आने की उसकी हसरत सिर्फ़ 
शब्दों से ज़ाहिर नहीं हो सकती हो। 

“इससे बड़ी खुशी नहीं मिल सकती थी,” वोल्डेमॉर्ट ने अपना सिर 
थोड़ा सा झुकाकर बेलाट्रिक्स को गौर से देखते हुए कहा। 'बेलाट्रिक्स, 
तुम्हारे मुँह से यह सुनना बहुत बड़ी बात है।' 

बेलाट्रिक्स के चेहरे पर जैसे रंग की बाढ़ आ गई। उसकी आँखों में 
खुशी के आसू भर आए। 

“मालिक जानते हैं कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ।' 

'इससे बड़ी खुशी नहीं मिल सकती थी ... उस सुखद घटना से भी 
बड़ी, जो मैंने सुना है तुम्हारे परिवार में इस सप्ताह हुई है ?' 

बेलाट्रिक्स का मुँह खुला रह गया, जैसे इसका मतलब न समझ 
पाई हो। 

“मैं समझी नहीं, मालिक ।' 

'मैं तुम्हारी भांजी के बारे में बात कर रहा हूँ, बेलाट्रिक्स। और 
तुम्हारी भी, लूसियस और नासिसा। उसने अभी-अभी रीमस ल्यूपिन 
नामक नरभेड़िए से शादी की है। इस पर तो तुम्हें बहुत गर्व होना चाहिए।' 

टेबल पर चारों ओर व्यंग्यपूर्ण हंसी का विस्फोट हो गया। कई लोग 
एक-दूसरे की तरफ़ देखने के लिए आगे झुक गए। कइयों ने टेबल पर 
मुक्के मारे। विशाल नागिनी को यह हलचल पसंद नहीं आई और वह 
अपना मुँह फाइकर गुस्से से फुफकारने लगी, लेकिन प्राणभक्षियों को 
उसकी फुफकार सुनाई नहीं दी। वे तो बेलाट्रिक्स और मैल्फ़ॉय दंपति के 
अपमान पर मज़े लेने में मशगूल थे। बेलाट्रिक्स का चेहरा, जो पल भर 
पहले खुशी से चमक रहा था, वह इस वक्त बदसूरत और भदरंगा लाल हो 


हैरी पॉठर 
i6 वा 


गया था। 
“वह हमारी भांजी नहीं है, मालिक,” वह खुशी भरी आवाज़ों के बीच 


। 'जब से हमारी बहन ने टेड नाम के उ से शादी की है, तब 
रा और मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। उसकी कमबख्त 
औलाद या उस औलाद से शादी करने वाले जानवर से हम दोनों का कोई 
रिश्ता नहीं है।' 

“तुम क्या कहते हो, ड्रेको ?” वोल्डेमॉर्ट ने धीमी आवाज़ में कहा, जो 
सीटियों और खिल्ली उड़ाती आवाज़ों के बावजूद साफ़ सुनाई दे रही थी। 
'क्या तुम उसके पिल्लों को खिलाओगे ?' 

खिलखिलाहट और बढ़ गई। ड्रेको मैल्फ़ॉय ने दहशत से अपने पिता 
की तरफ़ देखा, जो अपने पैरों की तरफ़ देख रहा था। फिर उसने अपनी 
माँ से नज़रें मिलाईं। उसकी माँ ने अपना सिर बहुत हल्के से ना में हिलाया, 
फिर सूनी निगाह से सामने वाली दीवार को घूरने लगी। 

“बहुत हो गया, वोल्डेमॉर्ट ने नाराज़ नागिन को सहलाते हुए कहा। 
“बहुत हो गया।' 

हँसी एकदम रुक गई। 

“हमारे कई पुराने ख़ानदानों के वंशवृक्ष समय के साथ थोड़े बीमार हो 
चले हैं,” उसने कहा, जब बेलाट्रिक्स साँस रोके याचना भरी निगाहों से उसे 
निहार रही थी। “इनकी सेहत के लिए तुम्हें इन्हें काटना-छाँटना चाहिए, 
नहीं क्या ? उन हिस्सों को काटकर अलग कर दो, जो बाक़ी पेड़ की सेहत 
के लिए खतरा बन सकते हों।' | 

आँखें “हाँ, मेरे मालिक,” बेलाट्रिक्स ने फुसफुसाकर कहा और उसकी 
३ एक बार फिर कृतज्ञता के आँसुओं से भर गईं। 'पहला मौक़ा मिलते 


तुम्हें मौक़ा जरूर मिलेगा,” वोल्डेमॉर्ट ने कहा। 'और जैसा तुम्हरे 
को हक बा ह ह दुनिया में भी होगा ... हम उस दूषित हिस्से को 
, जाह प्रदूषित त जव में 
ख़ून वालों के अलावा कोई a कि ४0० 
धीरे-बीरे कर ने लूसियस मैल्फ़ॉय की छड़ी उठाकर टेबल के ऊपर 
एक कराह के आकृति की ओर तानी और हल्के से हिलाई। 
जाय हिलने लगी और अदृश्य बंधनों से जूझने लगी। 


शेतानी शहंशाह की योजना i7 


'सीवियरस, क्या तुमने हमारी मेहमान को पहचान लिया ?' वोल्डेमॉर्ट 
ने पूछा। 

स्नेप ने अपनी निगाह उल्टे लटके चेहरे की तरफ़ उठाई। सभी 
प्राणभक्षी अब लटकी हुई आकृति को देख रहे थे, जैसे उन्हें जिज्ञासा 
दिखाने की अनुमति मिल गई हो। जब घूमती हुई आकृति आग की रोशनी 
में आई, तो एक औरत की थरथराती और दहशत भरी आवाज़ आई, 
'सीवियरस! मदद करो! 

“ओह हाँ,” स्नेप ने कहा, जब उस औरत का चेहरा धीरे-धीरे फिर 
से दूर चला गया। 

'और तुमने, ड्रेको ?” वोल्हेमॉर्ट ने पूछा और उस हाथ से नागिन के 
फ़न को सहलाया, जिसमें छड़ी नहीं थी। ड्रेको ने अपना सिर इंकार में 
हिलाया। उस औरत के होश में आने के बाद जैसे वह उसकी तरफ़ देखना 
गवारा नहीं कर पा रहा था। 

“लेकिन तुम उसकी क्लास में नहीं पढ़े होगे,” वोल्डेमॉर्ट ने कहा। ' जो 
लोग नहीं जानते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यह चैरिटी 
बरबेज है, जो कुछ समय पहले तक हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय 
में पढ़ाती थी।' 

टेबल के चारों ओर से समझ की धीमी-धीमी आवाज़ें आने लगीं। 
झुके कंधों तथा नुकीले दाँतों वाली एक मोटी औरत ने किलकारी भरी। 

“हाँ ... प्रोफ़ेसर बरबेज जादूगरनियां और जादूगरों के बच्चों को 
मगलुओं के बारे में पढ़ाती थी ... वह सिखाती थी कि वे हमारे जैसे ही होते 


यह सुनकर एक प्राणभक्षी ने फ़र्श पर थूक दिया। चैरिटी बरबेज का 
चेहरा एक बार फिर घूमकर स्नेप के सामने आ गया। 

'सीवियरस ... प्लीज़ ... प्लीज़ ...' 

'ख़ामोश,' वोल्डेमॉर्ट ने कहा और लूसियस मैल्फ़ॉय की छड़ी के एक 
झटके से चैरिटी इस तरह खामोश हो गई, जैसे उसके मुंह में कपड़ा ठूँस 
दिया गया हो। 'जादूगरों के बच्चों के दिमाग को गंदा और दूषित करने से 
जब प्रोफ़ेसर बरबेज को तसल्ली नहीं मिली, तो उसने दैनिक जादूगर मे 
बदज़ातों के समर्थन में भावनात्मक लेख लिख दिया। इसमें उसने लिखा कि 
हमें अपने ज्ञान और जादू के इन चोरों को स्वीकार कर लेना चाहिए। 
प्रोफ़ेसर बरबेज ने लिखा था कि शुद्ध ख़ून वाले जादूगरों की संख्या कम 


हैरी पॉटर 


होना बहुत अच्छी बात है ... वह चाहती है कि हम सब मगलुओं से शादी 
कर लें ... या फिर नरभेड़ियों से ... कस 

इस बार कोई नहीं हैसा : वोल्डेमॉर्ट के गुस्से और हिकारत को 
समझने में कोई गलती नहीं हो सकती थी Pa तीसरी बार, चैरिटी बरबेज 
घूमती हुई स्नेप के सामने आई। उसकी आँखों से आंसू गिरकर उसके बालों 
में जा रहे थे। जब वह घूमकर एक बार फिर दूर चली गई, तो स्नेप ने 
अविचलित भाव से उसे देखा। 

'मृत्युदशम्‌!' 

हरी रोशनी की चमक पूरे कमरे में भर गई। चैरिटी ज़ोरदार धमाके 
के साथ टेबल पर गिरी, जो हिलने और चरमराने लगी। कुछ प्राणभक्षी 
उछलकर अपनी कुर्सी पर पीछे हो गए। ड्रेको उछलकर फर्श पर गिर गया। 

नागिनी, तुम्हारा डिनर,” वोल्डेमॉर्ट ने धीरे से कहा और बड़ी 
नागिनी लहराती हुई उसके कंधों से नीचे फिसली तथा लकड़ी के चमकदार 
फ़र्श पर रेंगने लगी। 


I8 


अध्याय दो 
याद में 


हैरी के हाथ से खून निकल रहा था। अपने दाएँ हाथ को बाएँ हाथ में 
पकड़कर मन ही मन गालियाँ देते हुए उसने कंधे से धक्का देकर अपने 
बेडरूम का दरवाज़ा खोला। चीनी मिट्टी की किसी चीज़ के टूटने की 
आवाज़ आई : उसका पैर ठंडी चाय के कप पर पड़ गया था, जो उसके 
बेडरूम के दरवाज़े के बाहर फर्श पर रखा था। 

“लानत है - ?' 

उसने इधर-उधर देखा। प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर चार की 
सीढ़ियाँ वीरान थीं। शायद डडली ने उसके मज़े लेने के इरादे से दरवाज़े के 
ठीक सामने चाय का कप रख दिया होगा। हैरी ने खून बहते हाथ को ऊपर 
उठाया और दूसरे हाथ से कप के टुकड़े बटोरकर लबालब भरे कूड़ेदान में 
डाल दिए, जो उसके बेडरूम के दरवाज़े के भीतर दिख भर रहा था। फिर वह 
अपनी उँगली नल के पानी के नीचे धोने के लिए बाथरूम की तरफ़ भागा। 


उसे यह बात मूर्खतापूर्ण, निरर्थक, बहुत चिढ़ाने वाली लग रही थी 
कि वह अब भी चार दिन तक जादू नहीं कर सकता ... लेकिन उसे यह 
स्वीकार करना पड़ा कि उसकी उँगली में हुआ घाव उसकी योजना गड़बड़ा 
सकता था और उसे जादू से घाव ठीक करना नहीं आता था। उसे एहसास 
हुआ कि उसकी जादुई शिक्षा में यह एक गंभीर कमी थी, खास तौर पर 
उसकी भावी योजनाओं के संदर्भ में। उसने फैसला किया कि वह हर्माइनी से 
इसका तरीक़ा ज़रूर पूछेगा। फिर उसने टॉयलेट पेपर का एक बड़ा टुकड़ा 
लिया और उससे फैली हुई चाय जैसे-तैसे साफ़ कर दी। इसके बाद अपने 
बेडरूम में लौटकर उसने ज़ोर से दरवाज़ा लगा लिया। 


हैरी ने सुबह अपने स्कूल के संदूक को छह साल बाद पहली बार 
9 


हैरी पॉटर 
20 ——— 
किया था। अब तक तो हर साल स्कूल शुरू होते समय बह इसमें 

se तीन-चौथाई सामान को बाहर निकालकर उसमें से कुछ चीज़ों 
को बदल देता था, हटा देता था या नई चीज़ें रख लेता था। नीचे का 
सामान - पुरानी क़लमें, बीटल की सूखी आँखें, छोटे पड़ गए मोज़े - ज्यों 
का त्यों संदूक में ही पड़ा रहता था। कुछ मिनट पहले हैरी ने इसी ढेर में 
अपना हाथ डाला था। फ़ौरन उसके दाहिने हाथ की चौथी उँगली में तेज़ दई 
हुआ और जब उसने उँगली बाहर निकाली, तो यह ख़ून में लथपथ थी। 

अब वह थोड़ी ज्यादा सावधानी से यह काम करने लगा। उसने एक 
बार फिर घुटनों के बल बैठकर संदूक की तलहटी टटोली। उसमें से एक 
पुराना बैज निकला, जिस पर सेडरिक डिगोरी हीरो है लिखा था, जो 
बीच-बीच में पॉटर ज़ीरो है में बदल रहा था। तलहटी में हैरी को एक टूटा 
हुआ और घिसा-पिटा मुख़बिर यंत्र भी मिला। इसके अलावा 'आर.ए.बी.' 
नामक जादूगर के संदेश वाला सुनहरा लॉकेट भी था और आखिरकार उसे 
वह नुकीली चीज़ मिल ही गई, जिससे उसकी उँगली कटी थी। वह उसे 
देखते ही फ़ौरन पहचान गया। यह उस जादुई आईने का दो इंच लंबा टुकड़ा 
था, जो उसके मृत गॉडफ़ादर सिरियस ने उसे दिया था। हैरी ने उसे एक 
तरफ़ रखकर सावधानी से बाक़ी का संदूक टटोला, लेकिन संदूक में सबसे 
नीचे चमकती धूल की तरह पड़े काँच के चूरे को छोड़कर सिरियस के 
आख़िरी तोहफ़े का और कोई अवशेष नहीं था। 


हैरी ठीक से बैठकर उस नुकीले टुकड़े की जाँच करने लगा, जिससे 
उसकी उँगली पर घाव हुआ था। उसे उसमें अपनी चमकती हरी आँखों के 
प्रतिबिंब के सिवाय और कुछ नज़र नहीं आया। फिर उसने उस टुकड़े को 
सुबह के दैनिक जादूगर के ऊपर रख दिया, जो पलंग पर बिना खुला पड़ा 
था। उसने कटु यादों के अचानक आए तूफ़ान को रोकने की कोशिश की। 
टूटे आईने की यादों और अफ़सोस की टीसों को दबाने के लिए उसने संदूक 
में भरे बाक़ी अटाले पर हमला कर दिया। 


संदूक को पूरी तरह ख़ाली करने और उसमें रखी बेकार चीज़ें हटाने 
में उसे एक घंटा और लग गया। बचे हुए सामान को उसने दो ढेरों में जमा 
दिया। एक ढेर में वह सामान था, जिसकी उसे आगे ज़रूरत थी। दूसरे में 
वह सामान था, जिसकी अब उसे आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल और 
क्विडिच के दुशाले, कड़ाही, चर्मपत्र, क़लमें तथा उसकी ज़्यादातर पुस्तकें, 
जिन्हें वह यहीं छोड़कर जाने वाला था, एक कोने में पहुँच गईं। उसने सोचा 
कि उसके अंकल-आंटी इन चीज़ों के साथ जाने क्या सलूक करेंगे। शायद 


याद में 2Il 


रात के अँधेरे में उन्हें जला देंगे, जैसे वे किसी भयंकर अपराध का सबूत 
हों। उसने अपने मगलू कपड़े, अदृश्य चोगा, काढ़ा बनाने का सामान, कुछ 
ख़ास पुस्तकें, हैग्रिड का दिया एलबम, कुछ चिट्ठियाँ और छड़ी एक पुराने 
बैग में जमा लीं। बैग के सामने वाली जेब में हॉगवर्ट्स का नक्शा और 
'आर.ए.बी.” वाला लॉकेट था। लॉकेट को यह सम्मानित जगह इसके 
क्रीमती होने के कारण नहीं दी गई थी - यह बिलकुल मूल्यहीन था - बल्कि 
हक दी गई थी, क्योंकि इसे हासिल करने की बहुत बड़ी क़ीमत चुकाई 
गई थी। 

सामने हैरी की डेस्क पर अखबारों का काफ़ी बड़ा ढेर रखा था, 
जिसके पास उसकी सफ़ेद उल्लू हेडविग बैठी थी। ये अख़बार तभी से 
प्रतिदिन इकट्ठे हो रहे थे, जब से हैरी गर्मियों में प्रिविट ड्राइव में रहने 
आया था। 

उसने खड़े होकर अँगड़ाई ली और डेस्क तक गया। जब वह 
अखबारों को सरसरी तौर पर देखकर एक-एक करके कचरे के ढेर में 
फेंकने लगा, तो हेडविग ने कोई हलचल नहीं की। हेडविग या तो सो रही 
थी या फिर सोने का नाटक कर रही थी। वह हैरी से नाराज़ थी, क्योंकि वह 
इन दिनों उसे पिंजरे से बहुत कम समय बाहर रहने दे रहा था। 

अख़बारों के ढेर के अंत में पहुँचने के बाद हैरी ने अपनी रफ़्तार 
कम कर ली। उसे एक खास अख़बार की तलाश थी, जो उसके प्रिविट 
ड्राइव में रहने आने के कुछ समय बाद ही आया था। उसे याद था कि उसके 
पहले पन्ने पर हॉगवर्ट्स में मगलू अध्ययन विषय की टीचर चैरिटी बरबेज़ 
के इस्तीफ़े की छोटी सी ख़बर थी। आखिरकार उसे वह अखबार मिल 
गया। पेज नंबर दस को पलटते हुए वह कुर्सी पर बैठकर उस लेख को 
दोबारा पढ़ने लगा, जिसकी उसे तलाश थी। 


एल्बस डम्बलडोर की याद 
एल्फ़ियस डोज 


मैं ग्यारह साल की उम्र में एल्बस डम्बलडोर से पहली बार 
मिला था, तब हम दोनों पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे थे। हम 
एक-दूसरे की ओर तत्काल आकर्षित हो गए, क्योंकि उस 
वकत हम दोनों ही खुद को बाहरी मान रहे थे। स्कूल आने से 
कुछ समय पहले ही मुझे ड्रैगन पॉक्स हो गई थी। हालाँकि 
हॉगवर्ट्स पहुँचने तक संक्रमण का खतरा नहीं बचा था, लेकिन 


22 


हैरी पॉटर 


मेरे चेहरे पर मौजूद दानों के निशानों और हरी रंगत के कारण 
ज्यादातर लोग मेरे पास आने में झिझक रहे थे। उधर एल्बस 
अनचाही कुख्याति के बोझ के साथ हॉगवर्ट्स गए थे। बमुश्किल 
एक साल पहले उनके पिता पर्सिवल ने तीन मगलू बच्चों पर 
खूँबार हमला कर दिया था और इस अपराध के लिए उन्हें 
सज़ा सुनाई गई थी। 

एल्बस ने कभी इस बात से इंकार करने की कोशिश नहीं 
की कि उनके पिता (जिन्होंने बाद में अज़्काबान में दम तोड़ 
दिया था) ने वह अपराध किया था। जब मैंने हिम्मत करके 
उनसे इस बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिता 
यक्रीनन अपराधी थे। उसको बाद डम्बलडोर ने उस दुखद 
घटना के बारे में कभी बात नहीं की, हालाँकि उनसे ऐसा 
करवाने की काफ़ी कोशिशें की गईं। दरअसल, कुछ लोग तो 
उनके पिता के काम को प्रशसा भरी नज़रों से देखते थे और 
यह सोचते थे कि एल्बस भी मगलू-विरोधी होंगे। उन लोगों 
की सोच बिलकुल गलत थी। जैसा एल्बस को जानने वाला 
कोई भी व्यक्ति गवाही दे सकता है, उन्होंने जीवन में कभी भी 
मगलु-विरोधी नज़रिया नहीं दिखाया। सच तो यह है कि 
मगलुओं के अधिकारों की प्रवल हिमायत की वजह से बाद के 
वर्षों में कई लोग उनके दुश्मन बन गए। 

बहरहाल, कुछ ही महीनों में एल्वस की ख्याति उनके पिता 
की कुख्याति से आगे निकल गई फर्स्ट ईयर ख़त्म होते-होते 
वे मगलू-विरोधी जादूगर के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि स्कूल 
को अव तक के सबसे होनहार विद्यार्थी के रूप में मशहूर हो 
गए। उनका दोस्त बनना हमारी खुशक्रिस्मती थी, क्योंकि 
उनकी मिसाल से हमें लाभ हुआ। साथ ही उनकी मदद और 
्रोत्साइन से भी, जो वे हमेशा उदारता से देते थे। स्कूल से 
निकलने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उस वक्त भी उन्हें 
एहसास था कि सिखाने में उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। 

उन्हाने स्कूल का हर पुरस्कार ही नहीं जीता, बल्कि जल्दी 
ही उस दौर के उल्लेखनीय जादूगरों के साथ नियमित पत्राचार 
भी करने लगे, जिनमें मशहूर कीमियागर निकोलस फ्लामेल, 
चर्चित इतिहासकार बाचिल्डा बैगशॉट और जादुई सिद्धातकार 


याद में 


एडलबर्ट वैफ़लिंग शामिल थे। रूपांतरण आज, सम्मोहन की 
चुनौतियाँ और व्यावहारिक काढ़ा-निर्माता जैसे महत्वपूर्ण प्रकाशनों 
में उनके कई शोधपत्र छपे। डम्बलडोर का कैरियर बेहद 
उज्ज्वल नज़र आ रहा था और इकलौता सवाल यही था कि वे 
कब जादू मंत्री बनेंगे। हालाँकि बाद के वर्षो में भी अक्सर 
उनके मत्री बनने की अटकलें लगाई गई, लेकिन उनके मन में 
मत्री बनने की महत्वाकांक्षा कभी थी ही नहीं। 


हॉगवर्ट्स में हमारे पढ़ाई शुरू करने के तीन साल बाद 
एल्बस का भाई एबरफोर्थ भी वहाँ आ गया। उन दोनों में 
ज़मीन-आसमान का फर्क था। एबरफ़ोर्थ की पढ़ाई में खास 
दिलचस्पी नहीं थी। वह एल्बस की तरह तर्कपूर्ण बातचीत से 
नहीं, बल्कि कुश्ती लड़कर मतभेद सुलझाना ज्यादा पसंद 
करता था। बहरहाल, यह कहना बिलकुल गलत है, जैसा 
कइयों ने कहा है कि दोनों भाइयों में दोस्ती नहीं थी। उनके 
आपसी संबंध अच्छे थे, जितने कि दो इतने अलग क्रिस्म के 
भाइयों के हो सकते थे। एबरफोर्थ के नजरिए से देखें, तो 
एल्बस की छाया में रहना कोई आरामदेह अनुभव नहीं था। हर 
क्षेत्र में एल्बस से पीछे रहना उनके आपस में दोस्त बनने के 
बीच स्पष्ट जोखिम था और भाई के रूप में भी यह ज्यादा 
आनददायक नहीं हो सकता था। 

हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद एल्बस और में एक साथ 
दुनिया का पारपरिक भ्रमण करना चाहते थे। अपना कॅरियर 
शुत करने से पहले हम विदेशी जादूगरों से मिलना-जुलना 
चाहते थे। बहरहाल, क्रिस्मत को यह मजूर नहीं था। हमारी 
यात्रा शुरू होने के एक दिन पहले ही एल्बस की माँ कड़ा की 
मौत हो गर्ई और एल्बस परिवार के मुखिया बन गए। कड़ा की 
अत्येष्टि में शामिल होने और श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने 
अपनी यात्रा कुछ दिनों को लिए टाल वी और इसके बाद मैं 
अकेले ही दुनिया की सैर करने चल दिया। एल्बस को अपने 
छोटे भाई और बहन की देखभाल करनी थी; इसके अलावा 
पैसों की तंगी भी थी, इसलिए एल्बस के मेरे साथ जाने का 
सवाल ही नहीं था। 


यह हमारे जीवन का ऐसा दौर था, जिसमें हमारे बीच बहुत 


23 


24 


हैरी पॉटर 


कम संपर्क रहा। मैं एल्बस को पत्र लिखता रहा और शायद 
थोडी असंवेदनशीलता से अपनी यात्रा के रोचक प्रसंग बताता 
रहा, जिनमें ग्रीस में दैत्यों से बाल-बाल बचने से लेकर मिस्र के 
कीमियागरों के प्रयोगों तक के वर्णन शामिल थे। उनके पत्रों से 
मुझे उनकी दिनचर्या के बारे में बहुत कम जानकारी मिली, 
हालाँकि मुझे अंदाज़ा था कि इतने प्रतिभाशाली जादूगर को 
घरेलू ज़िंदगी कितनी कुठाजनक और बोझिल लग रही होगी। 
में दुनिया की सैर का लुत्फ उठा रहा था। बहरहाल, एक साल 
लंबी यात्रा के अंत में मुझे यह दहशत भरी ख़बर मिली कि 
डम्बलडोर परिवार में एक और हादसा हो गया था। डम्बलडोर 
की बहन एरियाना भी चल बसी थी। 


हालाँकि एरियाना काफ़ी समय से बीमार थी, लेकिन माँ के 
बाद उसके भी दुनिया से चले जाने से दोनों भाइयों पर गहरा 
प्रभाव पड़ा। एल्बस के सबसे क़रीबी लोग - और मैं खुद को 
उन खुशनसीब लोगों में गिनता हूँ - सहमत हैं कि एरियाना की 
मौत और इस बारे में एल्बस के व्यक्तिगत जिम्मेदारी के 
एहसास (हालाँकि ज़ाहिर है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं 
थी) ने उन पर अमिट छाप छोड़ी। 

लौटने पर मुझे एक ऐसा युवक दिखा, जो अपनी उम्र से 
कहीं ज्यादा दुख झेल चुका था। एल्बस पहले से ज्यादा गंभीर 
हो गए थे। उनकी बातों से हँसी-मज़ाक गायब हो चुका था। 
उनका दुख इस बात से और भी बढ़ गया कि एरियाना की 
मौत से दोनों भाइयों के संबंध प्रगाढ़ होने के बजाय टूट गए। 
(आगे चलकर यह दरार भर गई - बाद के वर्षों में उनका 
रिश्ता दोबारा ठीक हो गया। हालाँकि इसे प्रगाढ़ तो नहीं कहा 
जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से यह सामंजस्यपूर्ण तो था 
ही।) बहरहाल, उसके बाद डम्बलडोर अपने माता-पिता या 
एरियाना के बारे में बहुत कम बातें करते थे और उनके दोस्तों 
ने भी उनके परिवार का जिक्र करना छोड़ दिया। 

इसके बाद के वर्षों की विजय यात्रा के वर्णन का काम मैं 
इसरे लोगों पर छोड़ता हूँ। जादूगरों के ज्ञान के क्षेत्र में 
>बलडोर के अस्य योगदान भावी पीढ़ियों को लाभ पहुँचाएँगे, 
जिनमें ड्रैगन के खन के बारह प्रयोगों की उनकी खोज शामिल 


याद में 25 


है। इसके अलावा जादूगर न्यायसभा के प्रमुख वारलॉक के रूप 
में उन्होंने अपने कई निर्णयों में असाधारण ज्ञान का परिचय 
दिया। आज भी लोग यह मानते हैं कि 7945 में डम्बलडोर 
और ग्रिन्डेलवाल्ड के बीच हुआ दद्यु अतुलनीय है। इसे 
देखने वालों ने लिखा है कि इन दोनों असाधारण जादूगरों को 
युद्ध करते देखकर उन्हें दहशत और आश्‍्चर्यमिश्रित श्रद्धा का 
मिला-जुला एहसास हुआ। डम्बलडोर की विजय और जादूगरों 
की दुनिया पर पड़े इसके परिणामों को जादूगरों के इतिहास का 
एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है - गोपनीयता के राष्ट्रीय 
अधिनियम या तुम-जानते-हो-कौन के पतन की ही तरह। 


एल्बस डम्बलडोर कभी घमंडी या बड़बोले नहीं रहे। वे हर 
व्यक्ति में अच्छे गुण खोज सकते थे, चाहे वह कितना ही 
महत्वहीन या दीन-हीन दिख रहा हो। मेरा मानना है कि 
शुरुआती झटकों के कारण वे बहुत मानवीय और सहानुभुतिपुर्ण 
बन गए थे। मुझे उनकी कमी कितनी खलेगी, यह मैं शब्दों में 
बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरी क्षति जादूगर संसार को 
हुई क्षति की तुलना में कुछ भी नहीं है। इस बारे में कोई सवाल 
ही नहीं किया जा सकता कि वे हॉगवर्ट्स के सबसे प्रेरक और 
लोकप्रिय हेडमास्टर थे। वे उसी तरह मरे, जिस तरह वे हमेशा 
जिए थे : बहुसंख्यक लोगों की भलाई करते हुए। आखिरी 
समय तक वे दीन-दुखियों की तरफ़ मदद का हाथ बढ़ाने के 
उतने ही इच्छुक थे, जितना मुझसे पहली मुलाक़ात वाले दिन 
वे ड्रैगन पॉक्स के शिकार छोटे बच्चे की ओर हाथ बढ़ाने के 
इच्छुक थे। 


हैरी ने पढ़ना खत्म कर दिया, लेकिन श्रद्धांजलि के साथ छपी तस्वीर को 
निहारता रहा। डम्बलडोर के चेहरे पर जानी-पहचानी, प्यारी मुस्कान थी, 
लेकिन जब वे अपने आधे चाँद के आकार के चश्मे के ऊपर से झाँके, तो 
हैरी को लगा, जैसे वे उसका एक्स-रे कर रहे हों। 
हैरी को लगता था कि वह डम्बलडोर को बहुत अच्छी तरह जानता 
है, लेकिन इस श्रद्धांजलि को पढ़ने के बाद उसे यह मानना पड़ा कि वह उन्हें 
बिलकुल भी नहीं जानता था। एक बार भी उसने बच्चे या जवान 
डम्बलडोर की कल्पना नहीं की थी। उसे लगता था, वे हमेशा ऐसे ही रहे 


26 ह हैरी पॉटर 


होंगे - सफ़ेद बालों वाले, सम्मानजनक और बूढ़े। किशोर डम्बलडोर की 
कल्पना करना उतना ही अजीब था, जितना मूर्ख हर्माइनी या दोस्ताना 
विस्फोटक अग्निडंक की कल्पना करना। 


उसके मन में कभी डम्बलडोर से उनके अतीत के बारे में पूछने का 
ख्याल ही नहीं आया था। बेशक उसका पूछना अजीब और उदूदंडतापूर्ण 
लगता, लेकिन आखिर सभी जानते थे कि इम्बलडोर ने ऐतिहासिक 
इंद्युद्ध में ग्रिन्डेलवाल्ड को हराया था, फिर भी हैरी ने इम्बलडोर से इसके 
बारे में कभी कुछ नहीं पूछा था। उसने उनके बाक़ी मशहूर कारनामों के बारे 
में भी कभी सवाल नहीं किया था। नहीं, डम्बलडोर और हैरी ने तो हमेशा 
हैरी, हैरी के अतीत, हैरी के भविष्य, हैरी की योजनाओं के बारे में 
बातचीत की थी ... तथा अब हैरी को ऐसा लग रहा था कि उसके भविष्य 
के इतने खतरनाक तथा अनिश्‍चित होने के बावजूद वह कई ऐसे अवसर 
चूक गया था, जब वह डम्बलडोर से उनके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल 
कर सकता था। उसने अपने हेडमास्टर से ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही 
व्यक्तिगत सवाल पूछा था और उसका अंदाज़ा था कि डम्बलडोर ने उसका 
जवाब ईमानदारी से नहीं दिया था : 

“जब आप दर्पण में देखते हैं, तो आपको क्या दिखता है?” 

'मुझे ? मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में मोटे ऊनी मोज़े हैं।' 

कुछ पलों तक ख्यालों में खोए रहने के बाद हैरी ने दैनिक जादूगर में 
छपी उस श्रद्धांजलि को काटकर सावधानी से तह किया और उसे 
व्यावहारिक सुरक्षात्मक जादू और गुप्त कलाओं के विरुद्ध उसके प्रयोग 
पुस्तक में रख लिया। फिर उसने बाक़ी बचा अख़बार कचरे के ढेर में फेंक 
दिया और कमरे की तरफ़ देखने लगा। अब यह काफ़ी साफ़ दिख रहा था। 
सिर्फ़ दो ही चीज़ें क़रीने से नहीं जमी थीं - आज का दैनिक जादूगर, जो 
अब भी पलंग पर पड़ा था और उसके ऊपर रखा टूटे आईने का टुकड़ा। 

हैरी ने पलंग के पास जाकर 


दैनिक जादूगर पर दबाव डाल रहा 
इस ख़बर को नहीं देख पाया था। 


पहले पेज के नीचे वाले आधे हिस्से में डम्बलडोर की तस्वीर थी। 


याद में 27 


= 


डम्बलडोर थोड़ी उलझन में दिख रहे थे और तस्वीर के ऊपर हेडलाइन थी: 
इम्बलडोर - आख़िर सच्चाई पता चल ही गई? 


अगले सप्ताह उस दोषपूर्ण जादूगर की सनसनीखेज कहानी 
प्रकाशित हो रही है, जिसे कई लोग उनकी पीढ़ी का महानतम 
जादूगर मानते हैं। इस जीवनी में रीरा स्कीटर डम्बलडोर की 
शांत, सौम्य बुद्धिमत्ता वाली लोकप्रिय छवि की बखिया उधेडकर 
उनके उथल-पुथल भरे बचपन, दिग्भ्रमित युवावस्था, द्वेषों 
और स्याह रहस्यों का खुलासा करती हैं। जब वे जादू मंत्री बन 
सकते थे, तो फिर वे सिर्फ़ हेडमास्टर बनकर ही क्यों संतुष्ट 
रहे? मायापंछी का समूह नाम के खुफिया संगठन का असली 
मक्रसद क्या था? डम्बलडोर की मौत की हक्रीक्रत क्या थी? 

इन जैसे बहुत से सवालों के जवाब आपको इस नई 
हंगामाख़ेज़ जीवनी में मिलेंगे, जिसका शीर्षक है एल्बस डम्बलडोर 
का जीवन और झूठ का सिलसिला। इस जीवनी की लेखिका 
रीटा स्कीटर से बेट्टी ब्रेथवेट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, पेज 
73 पर। 


हैरी ने अख़बार के पन्ने तेज़ी से पलटे और पेज 73 पर पहुँच गया। लेख 
में ऊपर एक और जानी-पहचानी तस्वीर थी : एक महिला, जो रत्नजडित 
चश्मा पहने थी, जिसके बाल घुँघराले तथा सुनहरे थे, जिसके दाँत दिख रहे 
थे और जो विजयी अंदाज़ में मुस्कराती हुई उंगलियों से उसकी ओर इशारा 
कर रही थी। इस भयानक छवि को नज़रअंदाज़ करने की पूरी कोशिश 
करते हुए हैरी पढ़ने लगा। 


रीटा स्कीटर का व्यक्तित्व बहुत ही भावुक और दयालु है, जो 
भंडाफोड़ करने वाली उनकी मशहूर छवि से मेल नहीं खाता है। 
अपने आरामदेह घर के हॉल में मेरा स्वागत करते हुए वे मुझे 
एक कप चाय, केक और नवीनतम गपशप के लिए सीधे 
किचन में ले गई। 

रीटा स्कीटर ने कहा, 'ज़ाहिर है, डम्बलडोर हर जीवनी-लेखक 
के लिए वरदान हैं। इतना लंबा और घटनापुर्ण जीवन! मुझे 
पूरा यक्रीन है कि मेरी पुस्तक के बाद भी उनकी बहुत सी 
जीवनियाँ प्रकाशित होंगी।' 


28 


व्कीटर ने निश्चित रूप से यह काम बहुत छु्ती से किया है। 

डम्बलडोर की जून में हुई रहस्यमयी मौत के सिर्फ़ चार हफ़्ते 
बाद ही उनकी नौ सौ पेज की पुस्तक पूरी हो गई। मैंने स्कीटर 
से पूछा कि उन्होंने यह काम इतनी तेज़ी से कैसे कर लिया। 

'ओह, अगर आप इतने लंबे समय से पत्रकार हों, जितनी 
कि मैं हूँ, तो डेडलाइन पर काम पूरा करना आदत बन जाता 
है। मैं जानती थी कि जादूगर दुनिया डम्बलडोर की पूरी 
कहानी जानने के लिए बेताब है और मैं इस आवश्यकता को 
पूरी करने वाली पहली लेखिका बनना चाहती थी।' 

इस पर मैंने जादूगर न्यायसभा के विशेष सलाहकार और 
एल्बस डम्बलडोर के पुराने मित्र एल्फ़ियस डोज की बहुप्रचारित 
टिप्पणी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इस जीवनी के बारे में 
कहा है, 'स्कीटर की पुस्तक में चॉकलेट मेंढक कार्ड से भी कम 
सच्चाई है।' 

स्कीटर सिर झटककर हँस दीं। 


'बेचारा डॉजी! मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैंने 
जलमानुषों के हक़ों के बारे में उसका इंटरव्यू लिया था। वह 
सठिया चुका है। उसे लग रहा था कि हम विंडरमियर झील की 


तलहटी में बैठे थे। मुझे बार-बार ट्राउट से सावधान करता 
रहा।' 


एल्फ़ियस डोज जैसी बात कई और लोगों ने भी कही है कि 
इस पुस्तक में ज्यादा दम नहीं है। क्या स्कीटर को यह नहीं 
लगता कि डम्बलडोर के लंबे और असाधारण जीवन की पूरी 


तस्वीर हासिल करने के लिए सिर्फ़ चार हफ्ते का समय बहुत 
कम है? | 


स्कीटर मुस्कराते हुए और प्यार उँगलियाँ 
नात हो र से अपनी उँगलियाँ टेबल 


तरह जानते हैं 


याद में 


बहुत से महत्वपूर्ण लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था। 
लेकिन डोज को हवाई-गरुड़अश्व से नीचे उतर आना चाहिए, 
क्योंकि मैंने एक ऐसे सूत्र से जानकारी उगलवा ली है, जिसके 
लिए ज़्यादातर पत्रकार अपनी छड़ी देने तक को तैयार हो 
जाएँगे। इस सूत्र ने पहले कभी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, 
हालाँकि वह डम्बलडोर की युवावस्था के सबसे उथल-पुथल 
भरे और गड़बड़झाले वाले दौर में उनके क़रीब रही थी।” 


स्कीटर की जीवनी के पुर्व-प्रचार से यह स्पष्ट है कि जो 
लोग डम्बलडोर के जीवन को बेदाग मानते हैं, उन्हें इसमें बहुत 
सी सदमे भरी ख़बरें मिलने वाली हैं। मैंने उनसे पुछा कि इस 
जीवनी में सबसे आश्चर्यजनक भंडाफोड़ कौन से हैं। 

स्कीटर ने हँसते हुए कहा, 'छोड़ो भी बेट्टी, मैं अपनी 
पुस्तक की सारी बातें नहीं बताने वाली, वरना पुस्तक कौन 
ख़रीदेगा/ लेकिन मैं इतना वादा ज़रूर करती हूँ कि जो लोग 
डम्बलडोर के जीवन को उनकी दाढ़ी की तरह पाक़-साफ़ 
मानते हैं, उन्हें नींद से जाग जाना चाहिए! मैं इतना ज़रूर बता 
देती हूँ, तुम-जानते-हो-कौन के ख़िलाफ़ उनकी जोशीली बातें 
सुनने वाला कोई व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 
अपनी जवानी में उन्होंने भी गुप्त कलाओं में हाथ-पैर मारे थे! 
जिस जादूगर ने बुढ़ापे में सहनशीलता की वकालत की, 
युवावस्था में उसकी मानसिकता कोई ख़ास उदार नहीं थी! जी 
हाँ, एल्बस डम्बलडोर का अतीत बहुत दागदार था और उनका 
परिवार बडा अजीब था। वैसे इन बातों को छिपाने की उन्होंने 
काफ़ी कोशिश की थी।' 

मैंने पुछा कि क्या स्कीटर का इशारा डम्बलडोर के भाई 
एबरफ़ोर्थ की तरफ़ था, जिसे न्यायसभा ने पद्रह साल पहले 
जादू के दुरुपयोग के लिए सज़ा दी थी और जिससे छुटपुट 
सनसनी फैली थी। 

“ओह, एबरफ़ोर्थ तो गोबर के ढेर का सिर्फ़ ऊपरी हिस्सा 
है, स्कीटर ने हँसते हुए कहा। “नहीं, नहीं, बकरियों पर जादू 
करने वाले दीवाने भाई से ज्यादा बुरी बात है, मगलु-विरोधी 
पिता से भी ज़्यादा बुरी बात है - हालाँकि डम्बलडोर इन दोनों 
को भी गोपनीय नहीं रख पाए और न्यायसभा ने दोनों को 


29 


30 


हैरी पॉटर 
assis 


सज़ा दी। नहीं, मैं तो उनकी माँ और बहन को dua उलझन में 
pdr करने पर वहाँ मुझे बुराई का घोंसला मिला 
_ लेकिन, जैसा कि मैंने कहा है, विस्तृत जानकारी के लिए 
आपको इस पुस्तक के अध्याय नौ से अध्याय बारह तक पढ़ने 
का इंतज़ार करना होगा। इस वक़्त तो मैं इतना ही कह सकती 
हूँ कि इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि डम्बलडोर ने कभी यह 
क्यों नहीं बताया कि उनकी नाक कैसे टूटी।' 


परिवार के गडे-मुर्दे उखाडने के अलावा क्या स्कीटर 
डम्बलडोर की प्रतिभा को नकारती हैं; आख़िर उन्होंने इतनी 
महत्वपुर्ण जादुई खोजें की हैं? 

“उनमें दिमाग तो था,” स्कीटर ने स्वीकार किया, “हालाँकि 
कई लोग अब सवाल करते हैं कि क्या उन्हें उनकी तमाम 
तथाकथित उपलब्धियों का सचमुच पूरा श्रेय मिलना चाहिए। 
जैसा कि मैंने अध्याय सोलह में खुलासा किया है, आइवर 
डिलॉन्सबाई का दावा है कि ड्रैगन के ख़ून के आठ उपयोग 
उसने पहले ही खोज लिए थे और उसकी गलती यह थी कि 
उसने अपना शोधपत्र डम्बलडोर को “पढ़ने को” दे दिया था।' 


मैंने कहा, लेकिन डम्बलडोर की कुछ उपलब्धियों के महत्व 


को नकारा नहीं जा सकता। जैसे, ग्रिन्डेलवाल्ड की मशहूर 
पराजय ? 


स्कीटर ने खुलकर मुस्कराते हुए कहा, “ओह, मुझे खुशी है 
कि आपने ग्रिन्डेलवाल्ड का जिक्र कर दिया। मुझे डर है कि 
डम्बलडोर की भव्य विजय पर जिन लोगों की आँखें खुशी से 
नम हो जाती होंगी, उन्हें बम के धमाके के लिए तैयार हो जाना 


- i शायद गोबर बम के धमाके के लिए। बहुत ही 
घाट्या झमेला था। मैं यहाँ बस इतना ही कहुँगी, दरअसल 
कोई जबर्दस्त > पाला 


दंदयुद्ध हुआ ही नहीं था। मेरी पुस्तक पढ़ने के 

बाद लोग इस नतीजे पर पहुँचने के लिए विवश होंगे कि 

i ने अपनी छड़ी की नोक से एक सफ़ेद रूमाल 
काला था और चुपचाप हार मान ली थी!” 


स्कीटर ने इस दिलचस्प विषय कहने से 
इंकार कर दिया। हमने बात ल. शि ट की 


र उस विषय की ओर मोड़ दी, णी 
उनके पाठकों को बेशक बाक़ी मुद्दों से ज्यादा रोचक लगेगा। 


याद में 


स्कीटर ने तेज़ी से सिर हिलाते हुए कहा, “ओह हाँ, मैंने 
पॉटर-डम्बलडोर संबंध पर एक पूरा अध्याय लिखा है। बहुत 
से लोग उनके संबंध को अस्वस्थ, यहाँ तक कि भयानक भी 
मानते हैं। एक बार फिर, पूरी कहानी जानने के लिए पाठकों 
को मेरी पुस्तक ख़रीदनी होगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है 
कि डम्बलडोर ने शुरू से ही पॉटर में अस्वाभाविक रुचि ली। 
मुद्दे की बात यह है कि क्या यह उस लड़के के हित में था। 
जाहिर है, हम सभी जानते हैं कि पॉटर ने किशोरावस्था में 
काफ़ी मुश्किलें झेली हैं।' 


मैंने स्कीटर से पूछा कि क्या वे अब भी हैरी पॉटर के 
संपर्क में हैं, जिसका चर्चित इंटरव्यू उन्होंने पिछले साल 
लिया था : जिसमें पॉटर ने पहली बार खुलासा किया था कि 
तुम-जानते-हो-कौन लौट आया है। 

“ओह हाँ, हमारे बीच बहुत क़रीबी सबंध है,' स्कीटर कहती 
हैं। 'बेचारे पॉटर के बहुत कम सच्चे दोस्त रहे हैं और हमारी 
मुलाक़ात उसके जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में हुई थी - 
जादूगरी का त्रिकोणीय टूनामेंट। मैं शायद उन चुनिंदा जीवित 
लोगों में से हूँ, जो यह दावा कर सकते हैं कि वे असली हैरी 
पॉटर को जानते हैं।' 

इसके बाद हमने उन अफवाहों क बारे में बातें कीं, जो 
डम्बलडोर के आखिरी घरों के बारे में फैली हुई हैं। क्या स्कीटर 
का मानना है कि डम्बलडोर की मौत के वक्त पॉटर वहीं था? 

'देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती - सब कुछ 
पुस्तक में बताया गया है - लेकिन हॉगवर्ट्स महल के भीतर के 
गवाहों ने डम्बलडोर के गिरने, कूदने या धक्का खाने के बाद 
पॉटर को वहाँ से भागते हुए देखा था। बाद में पॉटर ने 
सीवियरस स्नेप के ख़िलाफ़ बयान दिया था, जिससे उसकी 
पुरानी दुश्मनी थी। क्या पॉटर की बात सच है? यह फैसला 
करना जादूगर समुदाय के हाथ में है - मेरी पुस्तक पढ़ने के 
बाद।” 

इस दिलचस्प मोड़ पर मैंने स्कीटर से विदा ली। इसमें कोई 
शक नहीं कि उन्होंने एक बेस्टसेलर पुस्तक लिख डाली है। इस 
वक्त डम्बलडोर के बड़ी संख्या में मौजूद प्रशंसक यह सोच-सोच 


3I 


हल हैरी पॉटर 


कर काप रहे होंगे कि इसमें उनके प्रिय हीरो के बारे में जाने 
क्या भंडाफोड़ होने वाले हैं। 


लेख पूरा पढ़ने के बाद भी हैरी सूनी आँखों से अख़बार के पन्ने को घूरता 
रहा। उसके भीतर हिक़ारत और गुस्सा उबलने लगा। उसने अख़बार को 
मुट्ठी में मरोड़कर गोल किया और पूरी ताक़त से दीवार पर फेंक दिया, 
जहाँ यह लबालब भरे कूड़ेदान के बाकी कूड़े में शामिल हो गया। 


वह अंधों की तरह कमरे में आगे बढ़ा। उसने कई ड्रॉअर खोलकर 
पुस्तकं निकालीं और वापस वहीं रख दीं। उसे ज़रा भी पता नहीं था कि 
वह क्या कर रहा है। उसके दिमाग में तो बस रीटा के लेख के वाक्य गूंज 
रहे थे : पॉटर-डम्बलडोर संबंध पर एक पूरा अध्याय... बहुत से लोग उनके 
संबंध को अस्वस्थ, यहाँ तक कि भयानक भी मानते हैं ... जवानी में उन्होंने 
भी गुप्त कलाओं में हाथ-पैर मारे थे ... मैंने एक ऐसे सूत्र से जानकारी 


उगलवा ली है, जिसके लिए ज़्यादातर पत्रकार अपनी छड़ी देने तक को 
तैयार हो जाएँगे ... 


'झूठ!' हैरी चिल्लाया और उसने खिड़की से अपने पड़ोसी को देखा, 
जो अपने लॉनमोअर को दोबारा चालू करने के लिए रुक गया था तथा 
घबराकर ऊपर देख रहा था। 

हैरी धम्म से अपने पलंग पर बैठ गया 


उससे दूर उछल गया। उसने उसे दोबारा उठाया और अपनी उँगलियों में 


घुमाने लगा। वह डम्बलडोर के बारे में सोच रहा था और उन झूठों के बारे 
में, जिनसे रीटा स्कीटर उन्हें बदनाम कर रही थी ... 


एक नीली झलक। हैरी ठिठक गया 


। आईने का टूटा हुआ टुकड़ा 


पेटूनिया आंटी के चुने हुए पीच रंग की थी। वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं 
थी, जिससे आईने में नीली झलक दिख सके। उसने आईने के टुकड़े में 
ss देखा, लेकिन उसे अपनी चमकती हरी आँख के सिवाय कुछ दिखाई 
नहीं दिया। 


अध्याय तीन 


डर्स्ली परिवार की विदाई 


घर के सामने वाले दरवाज़े के धाड़ से खुलने की आवाज़ सीढ़ियों के ऊपर 
तक गूँजी और इसके ठीक बाद कोई चिल्लाया, “ओए! तुम! 

सोलह साल तक इस तरह बुलाएं जाने के बाद हैरी को ज़रा भी 
शक नहीं था कि उसके अंकल उसे ही आवाज़ लगा रहे हैं। बहरहाल, उसने 
तत्काल प्रतिक्रिया नहीं की। वह अब भी आईने के उस टुकड़े को घूरे जा 
रहा था, जिसमें उसके ख्याल से उसे एक पल के लिए डम्बलडोर की आँख 
की झलक दिखी थी। हैरी तब तक टस से मस नहीं हुआ, जब तक उसके 
अंकल ने गरजकर “लड़के!” नहीं कहा। फिर वह धीरे से खड़ा हुआ और 
बेडरूम के दरवाज़े की तरफ़ बढ़ा। बीच में उसने आईने के टुकड़े को उस 
बैग में रख लिया, जिसे वह ले जाने वाला था। 

'काफ़ी देर लगा दी!” वरनॉन डर्स्ली गरजे, जब हैरी सीढ़ियों के 
ऊपर प्रकट हुआ। 'नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है!” 

हैरी धीरे-धीरे नीचे पहुँचा। उसके हाथ जीन्स की जेब में थे। 
लिविंग रूम में पहुँचने पर उसने देखा कि डर्स्ली परिवार के तीनों सदस्य 
वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सफ़र वाली पोशाक पहन रखी थी : वरनॉन अंकल 
ऊपर तक ज़िप लगी जैकेट पहने थे, पेटूनिया आंटी ने चमकीले रंग का 
कोट डाल रखा था और हैरी का विशालकाय, सुनहरे बालों तथा मांसपेशियों 
वाला मौसेरा भाई डडली लेदर जैकेट पहने हुए था। 

'हाँ ?' हैरी ने पूछा। 

“बैठ जाओ!' वरनॉन अंकल ने कहा। हैरी ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। 
प्लीज़!” वरनॉन अंकल ने आगे कहा और धीरे से चिहुँके, जैसे निकलते 


33 


३4 हैरी पॉटर 


समय यह शब्द उनके गले में चुभा हो। PN 
हैरी बैठ गया। उसे अंदाज़ा था कि आगे क्या क 

अंकल तेज़ी से चहलक़दमी करने लगे और पेटूनिया आंटी तथा डडली 

तनाव भरे अंदाज़ में उन्हें देखते रहे। आखिरकार, वरनान अकल का बड़ा 

बैंगनी चेहरा एकाग्रता से सिकुड़ गया और वे हैरी के सामने रुक गए। 


उन्होंने कहा, 'मैंने अपना इरादा बदल लिया है।' 
“कितनी हैरानी की बात है!' हैरी व्यंग्यात्मक अंदाज़ में बोला। 


“अपने अंकल से इस तरह बात मत करो -' पेटूनिया आंटी तीखी 
आवाज़ में बोलने लगीं, लेकिन वरनॉन डर्स्ली ने अपना हाथ उठाकर उन्हें 
रोक दिया। 


“यह सब बकवास है,” वरनॉन अंकल ने सुअर जैसी छोटी आँखों से 
हैरी को गुस्से से घूरते हुए कहा। “मैंने तय कर लिया है कि इसके एक शब्द 
पर भी यक़ीन नहीं करूँगा। हम लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएँगे।' 

हैरी ने अपने अंकल की तरफ़ देखा। उसे चिढ़ भी छूट रही थी और 
हँसी भी आ रही थी। पिछले चार हफ्तों से वरनॉन अंकल हर चौबीस घंटे 
में अपना इरादा बदल रहे थे और इरादा बदलने के साथ ही हर बार सामान 
कार में रख या निकाल रहे थे। हेरी का प्रिय पल वह था, जब वरनॉन 
अंकल ने डडली के बैग को झुलाकर डिग्गी में रखने की कोशिश की थी, 
लेकिन चूँकि उन्हें यह पता नहीं था कि डडली ने उसमें अपने डम्बल्स रख 


दिए हैं, इसलिए डम्बल्स उनके पैरों पर गिर गए और वे दर्द से चिल्लाते हुए 
गालियाँ देने लगे थे। . 


र तुम्हारे i | ९2% उस्लीं ने कहा और लिविंग रूम में 
बारा चहलक़दमी करने लगे, 'हम - पेटूनिया, डडली और मैं - 
हैं ... तुम्हारे जैसे - तुम्हारे जैसे -' र मैं - ख़तरे में 
“हाँ, “मेरे जैसे लोगों” से, सही कहा,' हैरी बोला। 


'देखो, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है,” वरनॉन अंकल ने हैरी के 
सामने इए कहा। 'मैं आधी रात तक इस सबके बारे में सोचता रहा 
और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यह घर हथियाने की साज़िश है।” 

'घर,' हैरी ने दोहराया। 'कौन सा घर ?! 

“यह घर!” वरनॉन अंकल चीखे और उनके 
लगी। “हमारा घर! इस इलाके में मकान की क्रीमतें क 268: 


हमें रास्ते से हटाना चाहते हो, ताकि उल्टी-सीधी इ Ms 


इस्ली परिवार की विदाई 35 


जायदाद अपने नाम करवा लो और -? 


“आपका दिमाग तो नहीं सरक गया ?' हैरी ने कहा। ' इस मकान को 
हथियाने की साज़िश ? क्या आप सचमुच इतने मूर्ख हैं ?” 


“तुम्हारी यह जुर्रत -!' पेटूनिया आंटी चिंघाडीं, लेकिन वरनॉन 
अंकल ने एक बार फिर उन्हें चुप करा दिया। उनकी नज़र में उनकी बुद्धि 
पर होने वाला हमला उस खतरे की तुलना में कुछ भी नहीं था, जिसकी 
ओर उन्होंने इशारा किया था। 

“और अगर आप भूल गए हों,” हैरी ने कहा, “तो मैं आपको बता दे 
कि मेरे पास पहले से ही एक मकान है, जिसे मेरे गॉडफ़ादर ने मेरे नाम 
छोड़ा है। फिर मैं इस मकान पर क़ब्ज़ा क्‍यों करना चाहूँगा ? सुखद यादों के 
कारण ?! 

ख़ामोशी छा गई। हैरी को लगा कि उसके अंकल इस तर्क से 
प्रभावित हो गए थे। 

वरनॉन अंकल ने दोबारा चहलक़दमी शुरू करते हुए कहा, 'तुम्हारा 
दावा है कि यह लॉर्ड नाम का आदमी -? 

'वोल्डेमॉर्ट,' हैरी ने अधीरता से कहा, “और हम ये बातें पहले भी 
कम से कम सौ बार कर चुके हैं। यह कोई दावा नहीं है, यह तो सच्चाई है। 
इम्बलडोर ने पिछले साल आपको यह बात बताई थी और किग्सले तथा 
मिस्टर वीज्ली -? 

वरनॉन इर्स्ली ने गुस्से से अपने कंधे झुका लिए। हैरी समझ गया कि 
उसके अंकल क्या सोच रहे होंगे। गर्मी की छुट्टियाँ शुरू होने के कुछ समय 
बाद दो वयस्क जादूगर वरनॉन अंकल से मिलने आए थे और अंकल उसी 
घटना को भुलाने की कोशिश कर रहे होंगे। किंग्सले शैकलबोल्ट और 
आर्थर वीज्ली का उनके दरवाज़े की चौखट पर क़दम रखना डर्स्ली दंपति 
के लिए बहुत ही अप्रिय झटका था। बहरहाल, हैरी को मानना पड़ा कि 
चूँकि मिस्टर वीज्ली एक बार आधे लिविंग रूम को तहस-नहस कर चुके 
थे, इसलिए उन्हें देखकर वरनॉन अंकल के खुश होने की उम्मीद नहीं की 
जा सकती थी। 

“- किग्सले और मिस्टर वीज्ली ने इसका बहुत अच्छा उपाय बताया 
है,' हैरी ने बिना किसी अफ़सोस के आगे कहा। “जब में सत्रह साल का हो 
जाऊंगा, तो मुझे बचाने वाले सुरक्षात्मक सम्मोहन का असर ख़त्म bh हो 
जाएगा और इससे मेरे साथ-साथ आप भी ख़तरे में पड़ जाएँगे। मायापंछी 


शी हैरी पंच 


के समूह को यक्रीन है कि वोल्डेमॉर्ट आपको निशाना बनाएगा। वह या तो 
आपको यातना देकर मेरा पता-ठिकाना मालूम करने 5 कोशिश करेगा, 
या फिर वह आपको यह सोचकर बंधक बना लेगा कि मैं आकर आपको 
बचाने की कोशिश करूंगा।' 

वरनॉन अंकल और हैरी की नज़रें मिलीं। हैरी को यक्रीन था कि 
उस पल वे दोनों एक ही बात सोच रहे थे। फिर वरनॉन अंकल टहलने लगे 
और हैरी ने आगे कहा, “आपको छिपना पड़ेगा और मायापंछी का समूह 
इस काम में आपकी मदद करना चाहता है। आपको बहुत अच्छी सुरक्षा दी 
जा रही है, सबसे अच्छी सुरक्षा।' 

वरनॉन अंकल कुछ नहीं बोले, बल्कि लगातार चहलक़दमी करते 
रहे। बाहर प्रिविट ड्राइव की हेजों के ऊपर सूरज नीचे झुक रहा था। पड़ोसी 
का लॉनमोअर एक बार फिर रुक गया। 

वरनॉन डर्स्ली ने अचानक तेज़ी से पूछा, 'तुमने कहा था कि जादू 
मंत्रालय भी है?” 

“हाँ है, हैरी ने हैरानी से कहा। 


'अच्छा, तो फिर मंत्रालय हमारी सुरक्षा क्यों नहीं कर सकता ? मुझे 
लगता है कि निर्दोष होने के नाते हमें सरकारी सुरक्षा मिलनी चाहिए! 


आख़िर हमारा कसूर सिर्फ़ इतना ही तो है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को 
अपने घर रखा है, जो निशाने पर है।” 


हैरी खुद को रोक नहीं पाया और हँस दिया। उसके अंकल हमेशा 


सरकार से उम्मीदें लगाते थे, भले ही यह उस दुनिया की र 
जिससे वे नफ़रत करते थे और जिस पर उन्हें भरोसा नहीं र , 


“आपने मिस्टर वीज्ली और किंग्सले की बातें नहीं 2 

जवाब दिया। 'हमें लगता है कि दुश्मन मंत्रालय में घुसपैठ ः 
वरनॉन अंकल अँगीठी तक गए ह 

गहरी साँस छोडी कि उनकी nn क र जौटते समय इतनी 


चेहरा एकाग्रता के कारण अब भी बैंगनी था। रि 
“ठीक है,' उन्होंने एक बार फिर हैरी के 
| सामने 
र है, हम यह सुरक्षा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लर हमे दा 
ए वह किंग्सले नाम का आदमी क्यों नहीं मिल ?’ 
हैरी अपनी आँखें चढ़ाने से 


हि खुद की 
अकल यह सवाल आधा दर्जन बार पूछ तिय रोक पाया। वरनॉन 


डर्स्ली परिवार की विदाई 37 
dass ७: 

उसने दाँत भींचकर कहा, “जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 
किंग्सले मगलू - मेरा मतलब है, आपके प्रधानमंत्री की रक्षा कर रहा है।” 


“वही तो - वह सबसे अच्छा है!” वरनॉन अंकल ने खाली टेलीविज़न 
स्क्रीन की तरफ़ इशारा करते हुए कहा। डर्स्ली दंपति ने किंग्सले को न्यूज़ में 
देखा था। किंग्सले मगलू प्रधानमंत्री के पीछे-पीछे चल रहा था, जब वे एक 
अस्पताल का दौरा कर रहे थे। इसके अलावा किग्सले ने मगलुओं जैसे 
कपड़े पहनने में महारत हासिल कर ली थी और उसकी धीमी, गहरी 
आवाज़ में आश्वस्त करने वाला भाव था। परिणामस्वरूप डर्स्ली दंपति 
किंग्सले को इतना पसंद करने लगे, जितना उन्होंने कभी किसी जादूगर को 
नहीं किया था, हालाँकि यह सच था कि उन्होंने उसे कभी बाली पहने हुए 
नहीं देखा था। 


'देखिए, वह तो मिल नहीं सकता है,” हैरी ने कहा। 'लेकिन हेस्टिया 
जोन्स और डीडेलस डिगल यह काम बहुत अच्छी तरह कर लेंगे -' 


“अगर हमने उनका बायोडाटा देखा होता ...' वरनॉन अंकल ने 
बोलना शुरू किया, लेकिन हैरी का संयम जवाब दे गया। वह उठकर अपने 
अंकल के पास गया और टी.वी. सेट की तरफ़ इशारा करते हुए बोला। 

'ये दुर्घटनाएँ दरअसल दुर्घटनाएँ नहीं हैं - कारों का टकराना, 
विस्फोट, ट्रेनों का पटरियों से उतरना और जो तमाम घटनाएँ हमने न्यूज़ में 
देखी हैं। लोग गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं और इस सबके पीछे है - 
वोल्डेमॉर्ट। मैं आपको यह बात पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि उसे 
मगलुओं को मारने में मज़ा आता है। यहाँ तक कि कोहरा भी दमपिशाचों 
ने उत्पन्न किया है और अगर आपको वे याद नहीं हों, तो अपने बेटे से 
पूछ लें!” 

डडली ने अपने हाथ मुँह पर रख लिए। फिर अपने माता-पिता 
और हैरी की निगाह खुद पर टिकी देखकर उसने उन्हें धीरे-धीरे नीचे 
किया और पूछा, “वे ... और भी हैं?” 


“और ?' हैरी हँसा। 'तुम्हारा मतलब है, जिन दो दमपिशाचों ने हम 
पर हमला किया था, उससे ज्यादा? ज़ाहिर है, वे बहुत सारे हैं। सैकड़ों की 
तादाद में हैं, अब तक तो हज़ारों हो गए होंगे, क्योंकि उन्हें डर और 
निराशा से शक्ति मिलती है -' 


“ठीक है, ठीक है,” वरनॉन डर्स्ली ने अक्खड़ लहज़े में कहा। “तुम्हारी 
बात में दम लगता है -' 


38 हैरी पॉटर 


'मुझे भी ऐसा ही लगता है,' हैरी ने कहा, ' क्योंकि जैसे ही मैं सत्रह 
साल का होता हूँ, वे सभी - प्राणभक्षी, दमपिशाच, यहाँ तक कि सजीव-लाशें 
भी (यानी वे मुर्दा शरीर, जिन पर शैतानी जादूगर सम्मोहन कर देता है) - 
आपकी तलाश करेंगे और यक्रीनन आप पर हमला करेंगे। और अगर 
आपको याद हो कि आख़िरी बार जादूगरों से मुठभेड़ में आप किस तरह 
हारे थे, तो मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि आपको 
मदद की ज़रूरत है।' 

थोड़ी देर ख़ामोशी छाई रही। इस दौरान वरनॉन अंकल याद कर 
रहे थे कि किस तरह हैग्रिड ने लकड़ी के सामने वाले दरवाज़े को तोड़ दिया 
था। पेटूनिया आंटी वरनॉन अंकल को देख रही थीं। डडली हैरी को घूर 
रहा था। आखिर वरनॉन अंकल के मुँह से निकला, 'लेकिन मेरे ऑफ़िस का 
क्या होगा ? डडली के स्कूल का क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें 
हमलावर जादूगरों के लिए मायने रखती होंगी -' 

“आप समझ क्यों नहीं रहे हैं?” हैरी चिल्लाया। 'वे आपको उसी 
तरह यातना देंगे और मार डालेंगे, जैसा उन्होंने मेरे मम्मी-डैडी के साथ 
किया था!' 

'डैडी,' डडली ऊँची आवाज़ में बोला, 'डेडी - मैं मायापंछी के समूह 
की सुरक्षा में जा रहा हूँ।' 

'डडली,' हैरी बोला, 'तुमने ज़िंदगी में पहली बार समझदारी की 
बात कही है।' 

वह जानता था कि किला फ़तह हो चुका है। अगर डडली इतनां डर 
चुका है कि मायापंछी के समूह की सुरक्षा में रहना चाहता है, तो उसके 
माता-पिता भी उसके साथ जाएँगे। लाइले डडली से दूर रहने का सवाल ही 
नहीं उठता था। हैरी ने मैंटलपीस पर रखी घोडागाडी की डिज़ाइन वाली 
घड़ी पर निगाह डाली। EE 

'वे लगभग पाँच मिनट में यहाँ आ 
डस्ली परिवार के किसी सदस्य ने कोई 

बाहर निकल गया। अपने अंकल-आंटी 


। जाएँगे,” उसने कहा और जब 
, जोरी नहीं दिया, तो वह कमरे से 

लिए र कज़िन से - शायद हमेशा के 
अजीब था। सोलह सात बीडी तैयार था, लेकिन माहौल काफ़ी 
क्या कह सकते हैं ? ज नापसंदगी के अंत में आप एक-दूसरे से 


अपने बेडरूम में लौटने के बाद हैरी यूँ ही अपने बैग से खेलता रहा। 


डसली परिवार की विदाई 39 


फिर उसने हेडविग के पिंजरे की छड़ों के बीच से कुछ आउल नट्स अंदर 
डाल दिए। वे हल्की खन्न के साथ तलहटी से टकराए, लेकिन हेडविग ने 
उनकी तरफ़ ध्यान नहीं दिया। 

हैरी ने उसे पुचकारते हुए कहा, 'हम लोग जल्दी, बहुत जल्दी यहाँ 
से निकल रहे हैं। फिर तुम जी भर कर उड़ लेना।' 

दरवाज़े की घंटी बजी। हैरी झिझका, फिर अपने कमरे से बाहर 
निकलकर नीचे की तरफ़ चल दिया। उसे भरोसा नहीं था कि हेस्टिया और 
डीडेलस अपने आप इर्स्ली दंपति से निबट पाएँगे। 


जिस पल हैरी ने दरवाज़ा खोला, एक रोमांचित आवाज़ आई, 'हैरी 
पॉटर!” बैंगनी हैट पहने एक नाटे आदमी ने झुककर उसे सलाम किया। 
“हमेशा की तरह सम्मान की बात है! 


“धन्यवाद, डीडेलस,' हैरी ने कहा और काले बालों वाली हेस्टिया को 
हल्के से मुस्कराकर देखा। “बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यह कर रहे 
हैं ... ये हैं मेरे अंकल-आंटी और कज़िन ...' 

'हैरी पॉटर के रिश्तेदारों, आप सभी का दिन शुभ हो,” डीडेलस ने 
चहकते हुए कहा और लिविंग रूम में पहुँच गया। इर्स्ली दंपति इस संबोधन 
से ज़रा भी खुश नहीं हुए। हैरी ने सोचा, कहीं उन्होंने अपना इरादा फिर से 
तो नहीं बदल लिया। जादूगरनी और जादूगर को देखते ही डडली अपनी 
माँ के पास दुबक गया। 

'मुझे दिख रहा है कि आपने सामान पैक कर लिया है और आप 
बिलकुल तैयार हैं। बहुत बढ़िया! जैसा कि हैरी आपको बता चुका है, 
योजना एकदम सीधी है,' डीडेलस ने कहा और अपने वेस्टकोट की जेब से 
एक बड़ी जेबी घड़ी निकालकर देखने लगा। 'हम लोग हैरी के जाने से पहले 
यहाँ से चल देंगे। आपके घर के भीतर जादू करना ख़तरनाक है, क्योंकि 
हैरी अब भी नाबालिग है, इसलिए इससे मंत्रालय को उसे गिरफ्तार करने 
का बहाना मिल जाएगा। इसलिए हम लोग कार से दस-ग्यारह मील दूर 
पहुंचेंगे और वहाँ से अंतर्ध्यान होकर उस सुरक्षित जगह पहुँच जाएँगे, जो 
हमने आपके रहने के लिए चुनी है। मुझे लगता है, आप कार चलाना तो 
जानते होंगे ?' उसने वरनॉन अंकल से विनम्रता से पूछा। 

'कार चलाना? ज़ाहिर है, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ!” वरनॉन 
अंकल ने थूक उड़ाते हुए कहा। 

'सर, आप बहुत समझदार हैं, बहुत ही समझदार। मैं तो इतने सारे 


बटनों और डायलों जाता,' डीडेलस ने कहा। वह वरनॉन 

र्ड्स्ली es थी दी गिर रहा था, लेकिन उसके हर शब्द के 
साथ वरनॉन डर्स्ली का योजना पर से विश्वास उठता जा रहा था। 

“कार तक नहीं चला सकता,' वे बहुत धीमे से बुदबुदाए और उनकी 

मूँछ आवेश में थरथराई, लेकिन सौभाग्य से डीडेलस या हेस्टिया ने उनकी 


बात नहीं सुनी। | 
डीडेलस ने आगे कहा, 'हैरी, तुम यहाँ अपने पहरेदारों का इंतज़ार 
करना। योजना थोड़ी बदल गई है -' 
“आपका क्या मतलब है ?' हैरी ने तुरंत पूछा। 'मैं सोच रहा था कि 
बावरे-नैन यहाँ आएँगे और मुझे साहचर्य-अंतर्ध्यांन करके ले जाएँगे ?' 
“ऐसा नहीं कर सकते,” हेस्टिया ने संक्षेप में कहा। 'बावरे-नैन पूरी 
बात समझा देंगे।' 


डर्स्ली दंपति के चेहरे पर नासमझी का स्पष्ट भाव था और वे 
चौंककर उछल पड़े, जब एक तेज़ आवाज़ आई : “जल्दी करो/' हैरी ने 
कमरे में चारों तरफ़ देखा, तब कहीं जाकर उसे एहसास हुआ कि यह 
आवाज़ डीडेलस की जेबी घड़ी में से आई थी। 


“बिलकुल सही कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है,” डीडेलस ने 
अपनी घड़ी की तरफ़ सिर झुकाकर उसे वापस अपने वेस्टकोट में रखते हुए 
कहा। 'हैरी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस घर से तुम्हारे जाने और 
तुम्हारे परिवार के अंतर्ध्यान होने का समय एक ही हो, ताकि सम्मोहन तभी 
टूटे, जब पूरा परिवार सुरक्षित जगह के लिए रवाना हो।' वह डर्स्ली 
परिवार की ओर मुड़ा। 'तो, चलने के लिए तैयार हैं?” 


किसी ने भी उसकी वात का जवाब नहीं दिया। वरनॉन अंकल अब 
भी दहशत से डीडेलस के वेस्टकोट की उभरी जेब को घूरे जा रहे थे। 

'डीडेलस, शायद हमें हॉल में बाहर इंतज़ार करना चाहिए,” हेस्टिया 
बुदबुदाई। उसे स्पष्ट रूप से लग रहा था कि जब हैरी डर्स्ली परिवार से 
प्रेमपूर्ण, शायद आँसू भरी विदा लेगा, तो कमरे में रहना ठीक नहीं है। 


'इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,' हैरी बोला, लेकिन वरनॉन अंकल ने 


इस बात को अनावश्यक बनाते हुए ज़ोर से कहा, “अच्छा, तो अलविदा 
लड़के।' 


उन्होंने हैरी से हाथ मिलाने 
उठाया, लेकिन आखिरी मिनट पर यह 


40 


के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर 
ह काम उनसे नहीं हो पाया, इसलिए 


डसली परिवार की विदाई व्‌व 


उन्होंने अपनी मुट्ठी बाँध ली और उसे किसी पेंडुलम की तरह आगे-पीछे 
झुलाने लगे। 


“तैयार, डिडी ?' पेटूनिया आंटी ने पूछा और हैरी की तरफ़ देखने से 
बचने के लिए अपने हैंडबैग के बटन से खेलने लगीं। 

डडली ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वहीं पर मुँह खोले खड़ा 
रहा। हैरी को बरबस ग्रॉप नाम के दानव की याद आ गई। 

“तो फिर चलो,” वरनॉन अंकल बोले। 

डडली लिविंग रूम के दरवाज़े तक पहुँचकर बुदबुदाया, 'में समझ 
नहीं पाया।' 


“बेटा, क्या नहीं समझ पाए?” पेटूनिया आंटी ने अपने बेटे को 
निहारते हुए पूछा। 


डडली ने हैरी की तरफ़ अपना बड़ा, मोटा हाथ उठाया। 
“वह हमारे साथ क्यों नहीं चल रहा है ?' 


वरनॉन अंकल और पेटूनिया आंटी अपनी जगह पर स्थिर खड़े रह 
गए और डडली को ऐसे घूरने लगे, जैसे उसने अभी-अभी बैले डांसर बनने 
की इच्छा ज़ाहिर की हो। 


'क्या ?' वरनॉन अंकल ने ज़ोर से पूछा। 

“वह हमारे साथ क्यों नहीं चल रहा है ?' डडली ने पूछा। 

'देखो, वह - वह नहीं चाहता है,” वरनॉन अंकल ने कहा और हैरी 
को गुस्से से घूरते हुए पूछा, 'तुम नहीं चाहते हो, है ना ?' 

“बिलकुल नहीं,' हैरी ने कहा। 

'देखा,' वरनॉन अंकल ने डडली से कहा। 'अब चलो, हमें चलना 
चाहिए ।' 

वे तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गए। सभी को सामने वाले दरवाज़े 
के खुलने की आवाज़ आई, लेकिन डडली हिला तक नहीं। कुछ अटकते 
कदमों के बाद पेटूनिया आंटी भी रुक गई। 

“अब क्या हुआ ?' वरनॉन अंकल चिल्लाए और दोबारा दरवाज़े पर 
नज़र आए। 

ऐसा लग रहा था कि डडली के मन में ऐसे विचार आ रहे थे, जिन्हें 
वह शब्दों में नहीं कह पा रहा था। स्पष्ट रूप से मन ही मन कुछ पल 


जे हैरी पॉठर 
दर्दनाक संघर्ष करने के बाद वह बोला, ' लेकिन वह जा कहाँ रहा है ?' 
आंटी और वरनॉन अंकल ने एक-दूसरे की तरफ़ देखा। 
पेटूनिया आंटी और वर Edd हस्टिया जोन्स 
यह स्पष्ट था कि डडली की बातों से उन्हें डर लग रहा था। हस्टिया जीन्स 
ने खामोशी तोड़ी। 

उसने चकराते हुए पूछा, 'लेकिन ... बेशक आप जानते होंगे कि 
आपका भांजा कहाँ जा रहा है?' 

“बेशक जानते हैं,” वरनॉन डर्स्ली ने कहा। 'वह आप जैसे लोगों के 
साथ जाएगा, है ना? ठीक है, डडली, चलो कार में चलते हैं। तुमने उस 
आदमी की बात सुनी थी ना, हमें जल्दी चलना चाहिए।' 

एक बार फिर वरनॉन डर्स्ली सामने वाले दरवाज़े तक गए, लेकिन 
डडली उनके पीछे-पीछे नहीं गया। 

“हम जैसे लोगों के साथ ?' 

हेस्टिया नाराज़ दिख रही थी। हैरी इस तरह की घटना पहले भी 
देख चुका था। जादूगर यह देखकर स्तब्ध रह जाते थे कि हैरी के सबसे 
क़रीबी रिश्तेदार मशहूर हैरी पॉटर में कितनी कम दिलचस्पी लेते हैं। 

“ठीक है,' हैरी ने हेस्टिया को आश्वस्त किया। 'इससे सचमुच कोई 
फ़क़ नहीं पड़ता है।' 

'कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है?” हेस्टिया ने दोहराया। उसकी आवाज़ 
ख़तरनाक तरीके से तेज़ होने लगी। 'क्या इन लोगों को एहसास नहीं है कि 
तुमने कितना कुछ झेला है? तुम कितने बड़े खतरे में हो? ? वोल्डेमॉर्ट-विरोधी 
अभियान में तुम्हारी कितनी बड़ी भूमिका है ?' 

“अर - नहीं, वे नहीं जानते हैं,' हैरी ने कहा। 'दरअसल, वे सोचते 
हैं कि मैं धरती पर बोझ हूँ, लेकिन मुझे इसकी आदत -' 

'मैं नहीं सोचता हूँ कि तुम धरती पर बोझ हो |! 

अगर हैरी ने डडली के होंठों को हिलते नहीं देखा होता, तो शायद 
उसे इस पर यक़ीन नहीं होता। खैर, वह कई पल तक डडली को घूरता 
रहा, तब जाकर उसे तसल्ली हुई कि यह बात उसके कज़िन ने ही कही थी। 
डडली का चेहरा लाल हो गया था। हैरी खुद हैरानी और उलझन में था। 

“अर ... शुक्रिया, डडली।' 

एक बार फिर डडली ऐसे विचारों से जूझता नज़र आया, जिन्हें 
व्यक्त करने में उसे मुश्किल आ रही थी। फिर वह बुदबुदाया, “तुमने मेरी 


डसली परिवार की विदाई 43 


जान बचाई थी।' 


'ऐसा नहीं था,” हैरी ने कहा। 'दमपिशाच तो सिर्फ़ तुम्हारी आत्मा 
चूसना चाहते थे ...' 

उसने अपने कज़िन को जिज्ञासा से देखा। इस साल और पिछले 
साल की गर्मियों में उसका डडली से ज़्यादा पाला नहीं पड़ा था, क्योंकि हैरी 
प्रिविट ड्राइव में बहुत कम समय रहा था और वहाँ रहते समय भी उसने 
ज्यादातर वकत अपने कमरे में ही गुज़ारा था। बहरहाल, अब हैरी को 
एहसास हुआ कि ठंडी चाय के जिस कप से वह उस सुबह टकराया था, वह 
शायद इडली ने उसे फॅसाने के लिए नहीं रखा था। यह बात उसके दिल को 
छू गई, लेकिन उसे यह देखकर राहत मिली कि भावनाएँ व्यक्त करने की 
डडली की क्षमता अब ख़त्म हो चुकी थी। एक-दो बार फिर अपना मुँह 
खोलने के बाद डडली लाल चेहरे के साथ खामोश हो गया। 

पेटूनिया आंटी रोने लगीं। हेस्टिया जोन्स ने उनकी तरफ़ करुणा के 
भाव से देखा, जो फ़ौरन गुस्से में बदल गया, जब पेटूनिया आंटी ने आगे 
बढ़कर हैरी के वजाय डडली को गले लगा लिया। 

'बहुत बढ़िया, डडली ...' वे उसके विशाल सीने पर सिर रखकर 
सुबकने लगीं, “कितना प्यारा बच्चा है - धन्यवाद दे रहा है ...' 

“लेकिन उसने धन्यवाद कहाँ दिया है!' हेस्टिया ने गुस्से में कहा। 
“उसने तो सिर्फ़ इतना कहा है कि वह हैरी को धरती पर बोझ नहीं मानता 
है|” 


'हा, लेकिन डडली के मुँह से यह वात निकलना भी “मैं तुमसे प्यार 
करता हूँ” जैसी ही है,” हैरी ने कहा। वह इस बात पर चिढ़ भी रहा था 
और उसे हँसी भी आ रही थी कि पेटूनिया आंटी डडली को इस तरह जकड़े 
थीं, जैसे वह अभी-अभी हैरी को जलती हुई इमारत से बचाकर लाया हो। 

‘हम चल रहे हैं या नहीं ?' वरनॉन अंकल गरजते हुए एक बार फिर 
लिविंग रूम के दरवाज़े पर आ गए। 'मुझे लगा था कि हमारे पास बहुत 
कम समय है!” 

'हा - हाँ, सही कहा,” डीडेलस डिगल ने कहा, जो इस बातचीत को 
स्तब्ध अंदाज़ में देख रहा था और अब खुद को सँभाल रहा था। अच्छा 
हैरी, अब हमें सचमुच चलना चाहिए -' 

वह आगे बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथों से हैरी से हाथ मिलाया। 

'- शुभकामनाएँ। मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे। जादूगरों 


44 हैरी पॉटर 


की दुनिया की आशाएँ तुम्हारे कंधों पर टिकी हैं।' 

“ओह,” हैरी ने कहा, 'ठीक है। धन्यवाद ।' 

“अलविदा, हैरी,” हेस्टिया ने भी उसका हाथ थामते हुए कहा। 
“हमारी दुआएँ तुम्हारे साथ हैं।' 

“मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हैरी ने पेटूनिया 
आंटी और डडली पर निगाह डालते हुए कहा। 

“ओह, मुझे यक्रीन है कि हम सबसे अच्छे दोस्त बन जाएँगे,” डिगल 
ने उत्साह से कहा और कमरे से बाहर निकलते समय अपना हैट लहराया। 
उसके पीछे हेस्टिया निकल गई। 

डडली ने खुद को अपनी माँ के चंगुल से धीरे से छुड़ाया और हैरी की 
तरफ़ बढ़ा। हैरी ने जादू से उसे डराने की अपनी इच्छा पर क़ाबू किया। 
फिर डडली ने अपना बड़ा, गुलाबी हाथ आगे बढ़ाया। 

“ओह, डडली,' हैरी ने पेटूनिया आंटी की दोबारा शुरू हो गई 
सिसकियों के ऊपर से कहा, 'क्या दमपिशाचों ने तुम्हारे भीतर नई आत्मा 
डाल दी ?' 

“क्या पता,” डडली बुदबुदाया। 'मिलते हैं, हैरी।' 

“हाँ ...' हैरी ने डडली से हाथ मिलाते हुए कहा। 'मिलते हैं, डडली 
दादा, अपना ध्यान रखना।' 

डडली हल्के से मुस्कराकर कमरे से बाहर निकल गया। हैरी को 
गिट्टी भरे ड्राइव में उसके भारी क़दमों और फिर कार के दरवाज़े के धड़ाम 
से बंद होने की आवाज़ आई। 

पेटूनिया आंटी, जिनका चेहरा रूमाल में दफ़न था, उस आवाज़ को 
सुनकर मुड़ीं। शायद उन्हें यह उम्मीद बिलकुल नहीं थी कि वे हैरी के साथ 
अकेली रह जाएँगी। अपने गीले रूमाल को जल्दी से अपनी जेब में दूँसती 
हुई वे बोलीं, “अच्छा - तो विदा,' और फिर वे उसकी तरफ़ देखे बिना ही 
दरवाज़े की तरफ़ चल दीं। 

“अलविदा, हैरी ने कहा। 


वे रुकीं और उन्होंने पलटकर पीछे देखा। एक पल के लिए तो हैरी 
को लगा कि वे उससे कुछ कहना चाहती हैं : उन्होंने उसे अजीब अंदाज़ में 


देखा और कुछ बोलने के लिए मुँह खोला, लेकिन 
झटककर वे तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गईं। फिर हल्के से सिर 


अध्याप चार 


सात पॉटर 


हैरी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने बेडरूम में घुसा और खिड़की के पास 
पहुँच गया। उसने डर्स्ली परिवार की कार को ड्राइव से बाहर निकलकर 
सड़क पर पहुँचते देखा। पीछे वाली सीट पर पेटूनिया आंटी और डडली के 
बीच में डीडेलस का हैट दिख रहा था। प्रिविट ड्राइव के छोर पर पहुँचकर 
कार दाईं तरफ़ मुड़ गई। कार की खिड़कियाँ डूबते सूरज की रोशनी में पल 
भर के लिए लाल नज़र आईं और फिर कार ओझल हो गई। 

हैरी ने हेडविग का पिंजरा, फ़ायरबोल्ट और अपना बैग उठाया। 
उसने अपने अस्वाभाविक रूप से साफ़ बेडरूम पर आखिरी नज़र डाली 
और फिर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे हॉल की तरफ़ चल दिया। नीचे पहुँचकर 
' सीढ़ियों के मुहाने के पास उसने पिंजरा, झाडू और बैग रख दिए। रोशनी 
अब तेज़ी से कम हो रही थी। शाम की रोशनी में हॉल छायाओं से भर चुका 
था। यहाँ खामोशी में खड़े रहना बहुत अजीब लग रहा था, ख़ास तौर पर 
इस एहसास के बाद कि वह इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला 
है। बहुत साल पहले डर्स्ली परिवार जब भी सैर-सपाटे के लिए बाहर 
जाता था, तो हैरी को घर पर अकेला छोड़ दिया जाता था। अकेलेपन के 
वे घंटे बहुत दुर्लभ आनंद के होते थे। वह फ्रिज में से निकालकर कोई 
स्वादिष्ट चीज़ खाने लगता था, डडली के कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए 
भागकर ऊपर की मंज़िल पर पहुँच जाता था या फिर टेलीविज़न चलाकर 
जी भरकर चैनल बदलता था। उन मौक़ों की याद से उसे एक अजीब सा 
खालीपन महसूस हुआ। यह किसी छोटे भाई को याद करने जैसा था, जो 
अब इस दुनिया में नहीं हो। 

चिढ़ी हुई हेडविग अपना सिर पंखों के नीचे छिपाए थी। हैरी ने 


45 


46 हैरी पॉटर 


उससे कहा, 'क्या तुम इस जगह को आखिरी बार नहीं देखना चाहतीं ? अब 
इस यहाँ फिर कभी नहीं आएँगे। क्या तुम इतने सारे अच्छे लम्हों को याद 
नहीं करना चाहतीं ? मेरा मतलब है, इस डोरमैट को देखो। इसके साथ 
कितनी सुखद यादें जुड़ी हैं ... जब मैंने डडली को दमपिशाचों से बचाया था, 
तो उसने इसी पर उल्टी की थी ... मुझे अभी-अभी पता चला कि डडली 
मेरा एहसानमंद है। क्‍या तुम्हें इस पर यक्रीन होता है? ... और पिछली 
गर्मियों में डम्बलडोर उस सामने वाले दरवाज़े से आए थे ...' 


पल भर के लिए हैरी के दिमाग से विचारों का सूत्र खो गया और 
हेडविग ने उसे याद दिलाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि पंखों के नीचे 


सिर छिपाए बैठी रही। हैरी ने सामने वाले दरवाज़े की तरफ़ अपनी पीठ 
कर ली। 


“और हेडविग, यहाँ -' हैरी ने सीढ़ियों के नीचे एक दरवाज़ा खोला 
'- यहाँ मैं कभी सोता था! तब मैं तुमसे नहीं मिला था - ओह, यह जगह तो 
बहुत ही छोटी है, मैं तो भूल ही गया था ...' 


हैरी ने एक के ऊपर एक रखे जूतों और छातों को देखा तथा याद 
किया कि किस तरह हर सुबह जागने पर वह सीढ़ियों के निचले हिस्से को 
ताकता रहता था, जिस पर अक्सर एक-दो मकड़ियाँ घूमती रहती थीं। यह 
उन दिनों की बात है, जब उसे अपनी असलियत का पता नहीं चला था; 
जब उसे यह पता नहीं चला था कि उसके मम्मी-डैडी की मौत कैसे हुई थी 
या उसके आस-पास इतनी अजीव घटनाएँ क्यों होती थीं । लेकिन हैरी 
अब भी हरी रोशनी की चमक वाले उन दुविधापूर्ण सपनों को याद कर 
सकता था, जो उसे उन दिनों सताते थे। जब हैरी ने एक बार अपने एक 
ऐसे ही सपने का ज़िक्र किया था, जिसमें उसे उड़ती हुई मोटरसाइकल दिखी 
थी, तो वरनॉन अंकल की कार सामने वाली कार से टकराते-टकराते बची 
थी... 


अचानक पास में कहीं पर कानफोडू शोर हुआ। हैरी झटके से खड़ा 
हो गया, जिससे उसके सिर का ऊपरी हिस्सा दरवाज़े के फ़ेम से धम्म से 
टकरा गया। कुछ पल तक वरनॉन अंकल से सीखी चुनिंदा गालियाँ देने के 
बाद वह अपना सिर पकड़कर लड़खड़ाता आ किचन 
से पीछे के बगीचे में देखने लगा। _ ४7 केचन में गया और खिड़की 


उसे अंधेरा हिलता हुआ लग रहा था। हवा भी जैसे काँ 
आकृतियाँ वा भी जैसे काप रही थी। 
फिर एक-एक करके आकृतियाँ नज़र आने लगीं, जब उनके विभ्रम 


सात पॉटर 47 


सम्मोहन उठने लगे। सबसे बड़ी आकृति हैग्रिड की थी, जो हेलमेट और 
चश्मा पहने हुए एक विशाल मोटरसाइकल पर बैठा था, जिसमें एक काली 
साइडकार लगी थी। उसके चारों तरफ़ कई लोग झाडुओं से उतर रहे थे 
और दो लोग तो कंकाल जैसे काले पंखदार घोड़ों से उतर रहे थे। 

पीछे वाले दरवाज़े को झटके से खोलकर हैरी तेज़ी से उनके पास 
पहुँच गया। अभिवादन की आवाज़ें आईं, जब हर्माइनी ने उसके गले में 
अपनी बाँहें डालीं, रॉन ने उसकी पीठ ठोंकी और हैग्रिड ने कहा, 'सब ठीक 
है, हैरी चलने को तैयार हो ?' 


'बेशक,' हैरी ने उन सभी की ओर मुस्कराकर देखते हुए कहा। 
“लेकिन मुझे इतने सारे लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी!' 

“योजना बदल गई है,' बावरे-नैन गुर्राए, जिनके पास दो बड़े-बड़े, 
पूरी तरह भरे हुए झोले थे। उनकी जादुई आँख स्याह आसमान से मकान 
और बगीचे के बीच तूफ़ानी रफ्तार से घूम रही थी। “गोपनीयता को ध्यान 
में रखते हुए अंदर चलकर बात करते हैं।' 

हैरी उन सभी को किचन में ले गया, जहाँ हँसते और बतियाते हुए 
वे कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ पेटूनिया आंटी के किचन के चमकते हुए 
पत्थर के स्टैंड पर बैठ गए या उनकी बेदाग़ मशीनों से टिक गए। रॉन पहले 
जितना ही लंबा और दुबला था। हर्माइनी के झबरीले बाल एक लंबी चोटी 
में पीछे बंधे थे। फ़ेड और जॉर्ज एक जैसे अंदाज़ में मुस्करा रहे थे। बिल के 
चेहरे पर घाव के निशान साफ़ दिख रहे थे और उसके बाल अब भी लंबे 
थे। दयालु चेहरे वाले मिस्टर वीज़्ली गंजे हो रहे थे और उनका चश्मा थोड़ा 
तिरछा था। युद्ध में घायल, एक पैर वाले बावरे-नैन की चमकती नीली 
जादुई आँख अपने कोटर में घूमे जा रही थी। टौंक्स के छोटे बाल चमकीले 
गुलाबी रंग के थे, जो उसका प्रिय रंग था। ल्यूपिन के बाल अब ज़्यादा 
सफ़ेद दिख रहे थे और उनके चेहरे पर ज्यादा झुर्रियाँ नज़र आ रही थीं। 
दुबली और सुंदर फ्लर के लंबे बाल चाँदी जैसे रंग के थे। गंजे और सावले 
किंग्सले के चोड़े कंधे साफ़ नज़र आ रहे थे। खिचड़ी बालों और दाढी वाला 
हैग्रिड सिर झुकाकर खड़ा था, ताकि उसका सिर छत से न टकरा जाए। 
और नाटा मंडंगस फ्लेचर अपनी झुकी हुई आँखों तथा रूखे बालों में गंदा 
दिख रहा था। उन सभी को देखकर हैरी का दिल खुशी से फूल गया और 
चेहरे पर चमक आ गई। उसके मन में उन सभी के लिए प्रेम उमड़ने लगा, 
मंडंगस के लिए भी, जिससे हुई आख़िरी मुलाक़ात में हैरी ने उसका गला 
घोंटने की कोशिश की थी। 


48 हैरी पॉटर 


'किंग्सले, मुझे तो लग रहा था कि आप मगलू प्रधानमंत्री की 
रखवाली कर रहे होंगे ?” हैरी ने पूछा। आले 

'एक रात को मेरे बिना उनका काम चल सकता है, किग्सले ने 
कहा। “तुम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो।' 

“हैरी, देखो!” वॉशिंग मशीन से टिकी टौंक्स ने कहा और उसकी 
तरफ़ अपना बायाँ हाथ हिलाया, जिसमें एक अँगूठी चमक रही थी। 

“तुम्हारी शादी हो गई ?' हैरी कभी उसे, तो कभी ल्युपिन को देखते 
हुए चिल्लाया। 

'मुझे अफ़सोस है कि हम तुम्हें नहीं बुला पाए, हैरी। यह बहुत 
सादगी से हुई थी।' 

"यह बहुत अच्छा रहा, बधाइयाँ -' 

“ठीक है, ठीक है, बधाइयाँ देने के लिए बाद में बहुत वक्त पड़ा है!” 
मूडी गरजे और किचन में ख़ामोशी छा गई। अपने झोले अपने पैर के पास 
रखकर मूडी हैरी की ओर मुड़े। 'जैसा डीडेलस ने शायद तुम्हें बता दिया 
होगा, हमें अपनी पहली योजना बदलनी पड़ी। पायस थिकनेस दुश्मनों से 
मिल गया है, जिससे हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। उसने इस 
घर को छू नेटवर्क से जोड़ने, यहाँ आवागमन कुंजी का इस्तेमाल करने या 
अंतर्ध्यान होने या प्रकट होने को क्रानूनन अपराध घोषित कर दिया है। यह 
सारा काम तुम्हारी सुरक्षा के नाम पर किया गया है, ताकि तुम-जानते-हो-कौन 
तुम तक नहीं पहुँच पाए। बिलकुल ही गैर-ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी मा का 
सम्मोहन पहले से ही यह काम कर रहा है। दरअसल उसने यह इसलिए 
किया है, ताकि तुम यहाँ से सुरक्षित तरीके से बाहर न निकल पाओ | 


'दूसरी समस्या : तुम नावालिग हो, जिसका मतलब है क्रि तुम पर 
अब भी स्थितिसूचक सम्मोहन है।' 


“मैं समझा नहीं -! 

'स्थितिसूचक सम्मोहन, स्थितिसूचक सम्मोहन!” बावरे-नैन अधीरता 
से बोले। यह एक सम्मोहन होता है, जो सत्रह साल से कम बच्चों के 
आस-पास जादुई गतिविधि का पता लगाता है । इसी तरह से मंत्रालय 
नाबालिग जादूगरी का पता लगाता है! अगर तुम या तुम्हारे आस-पास 


का कोई भी व्यक्ति तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए 


सात पॉटर 49 


“हम स्थितिसूचक सम्मोहन के खत्म होने का इंतज़ार नहीं कर 
सकते, क्योंकि जिस पल तुम सत्रह साल के हो जाओगे, उसी पल तुम्हारी 
माँ की दी सारी सुरक्षा ख़त्म हो जाएगी। संक्षेप में, पायस थिकनेस सोचता 
है कि उसने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से फँसा दिया है।' 

हैरी अजनबी थिकनेस से सहमत होने के अलावा कुछ नहीं कर 
सकता था। 

“तो हम क्या करने वाले हैं?' 


“हम यातायात के उन साधनों का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनका 
पता स्थितिसूचक सम्मोहन नहीं लगा सकता, क्योंकि उनका प्रयोग करने के 
लिए हमें मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है : झाडू, थेस्ट्रॉल और हैग्रिड की मोटर 
साइकल।' 

हैरी को इस योजना में कई खामियाँ दिख रही थीं। बहरहाल, उसने 
अपनी ज़बान पर लगाम कसी, ताकि बावरे-नैन को आगे बोलने का मौक़ा 
मिल सके। 

'देखो, तुम्हारी माँ का सम्मोहन सिर्फ़ दो ही स्थितियों में टूटेगा : जब 
तुम सत्रह साल के हो जाओगे, या -' मूडी ने किचन में चारों तरफ़ देखा 
'- जब तुम इस जगह को अपना घर नहीं कह सकोगे। तुम और तुम्हारे 
अंकल-आंटी आज रात को अलग-अलग रास्ते पर जा रहे हो, और तुम 
सभी यह बात अच्छी तरह जानते हो कि अब तुम लोग कभी एक साथ नहीं 
रहोगे, ठीक है ?' 

हैरी ने सिर हिलाया। 

“तो इस बार तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद वापस लौटने का कोई 
सवाल नहीं होगा, इसलिए तुम्हारी माँ का सम्मोहन उसी पल टूट जाएगा, 
जिस पल तुम इस घर के दायरे से बाहर निकलोगे। हमने इसे जल्दी तोड़ने 
का विकल्प चुना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो तुम्हारे सत्रह 
साल के होते ही तुम-जानते-हो-कौन यहाँ आकर तुम्हें दबोच लेगा। 

'हमारे पक्ष में एक अच्छी बात यह है कि तुम-जानते-हो-कौन को 
पता नहीं है कि हम तुम्हें आज रात को यहाँ से ले जा रहे हैं। हमने मंत्रालय 
में एक झूठी ख़बर उड़ा दी है। वे सोचते हैं कि तुम तीस तारीख़ से पहले 
यहाँ से नहीं जाओगे। बहरहाल, हमारा सामना तुम-जानते-हो-कौन से है, 
इसलिए हम सिर्फ़ गलत तारीख़ के भरोसे ही नहीं बैठ सकते। उसने 
यक्रीनन इस इलाक़े के आसमान में कुछ प्राणभक्षियों को निगरानी पर 


50 हैरी पॉटर 


तैनात किया होगा। इसलिए हमने एक दर्जन अलग-अलग मकानों को 
चुनकर उन्हें हरसंभव सुरक्षा प्रदान की है। वे सभी मकान ऐसे लगते हैं, 
जैसे हम तुम्हें वहीं छिपाने जा रहे हैं। उन सभी का मायापंछी के समूह से 
कोई न कोई संबंध है : मेरा मकान, किंग्सले का मकान, मॉली की मुरियल 
आंटी का मकान - तुम समझ गए ना ?' 

हाँ,' हैरी ने कहा, जो पूरी तरह सच नहीं था, क्योंकि उसे अब भी 
योजना में एक बड़ी ख़ामी दिख रही थी। 

“तुम टौंक्स के माता-पिता के यहाँ जा रहे हो। हमने उनके मकान 
पर सुरक्षात्मक सम्मोहन कर रखे हैं। हमारे सम्मोहन के दायरे के भीतर 
पहुँचने के बाद तुम रॉन के घर जाने के लिए आवागमन कुंजी का इस्तेमाल 
कर सकते हो। कोई सवाल ?' 

'अर - हाँ,' हैरी ने कहा। “शायद यहाँ से चलते समय उन्हें यह पता 
न चले कि मैं बारह सुरक्षित मकानों में से किसकी तरफ़ जा रहा हूँ, लेकिन 
क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाएगा, जब -' उसने तत्काल लोगों की संख्या 
गिनी '- हम चौदह लोग टौंक्स के माता-पिता के घर की तरफ़ उड़कर 
जाने लगेंगे ?' 


“ओह,” मूडी ने कहा, “मैं खास बात बताना तो भूल ही गया। टौंक्स 
के माता-पिता के यहाँ हम चौदह लोग नहीं जाएंगे। आज रात को 
आसमान में सात हैरी पॉटर जाएँगे और उनमें से हर एक के साथ एक 
पहरेदार होगा। हर हैरी और उसका पहरेदार अलग-अलग सुरक्षित 
मकान की तरफ़ जाएँगे।' 


अब मूडी ने चोगे के नीचे से एक फ्लास्क निकाला, जिसमें कीचड़ 
जैसा पदार्थ भरा था। उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। हैरी बाक़ी की 
योजना तत्काल समझ गया। 


“नहीं!” उसने ज़ोर से कहा और उसकी आवाज़ गूँज 
“किसी सूरत में नहीं!' ७७0४-22 


'मैंने सबसे कह दिया था कि तुम ऐसी 
थोड़े घमंड से बोली। पी ही प्रतिक्रिया करोगे,' हर्माइनी 


“अगर आप सोचते हैं कि मैं छह 
डालने दूँगा -!' 


'- क्योंकि हम सभी ऐसा पहली बार कर रहे हैं,” रॉन बोला। 


लोगों को अपनी जान जोखिम में 


सात पॉटर 5] 


“यह अलग बात है, मेरा भेस बनाकर -' 

“देखो, हममें से कोई भी दरअसल यह काम नहीं करना चाहता है, 
हैरी,” फ़ेड ने गंभीरता से कहा। 'ज़रा सोचो, अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो 
गई और हम हमेशा के लिए चश्मे वाले, दुबले-पतले मूर्ख के भेस में रह 
गए, तो क्या होगा ?' 

यह सुनकर भी हैरी नहीं मुस्कराया। 

“अगर मैं सहयोग न करूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके 
लिए आपको मेरे कुछ बालों की ज़रूरत होगी।' 

“लो, हमारी योजना तो यहीं चौपट हो गई,” जॉर्ज बोला। 'ज़ाहिर 
है, जब तक तुम सहयोग नहीं करोगे, तब तक हम सब मिलकर तुम्हारे 
बाल कैसे ले पाएँगे ?' 

फ़ेड ने कहा, 'हाँ, हम तेरह लोग उस अकेले व्यक्ति के ख़िलाफ़ कुछ 
नहीं कर सकते हैं, जिसे जादू करने की इजाज़त नहीं है। हमारे पास ज़रा 
भी मौक़ा नहीं है।' 

'मज़ेदार है,' हैरी ने कहा। ‘सचमुच मज़ेदार ।' 

“अगर ज़बर्दस्ती करनी पड़ी, तो हम वह भी करेंगे,” मूडी गुर्राए। 
उनकी जादुई आँख कोटर में हल्के से हिली, जब उन्होंने हैरी को गुस्से से 
घूरा। 'पॉटर, यहाँ सभी लोग बालिग़ हैं और सभी यह जोखिम लेने के 
लिए तैयार हैं।' 

मंडंगस ने अपने कंधे उचकाए और मुँह बनाया। मूडी की जादुई 
आँख उनके सिर के एक तरफ़ पहुँचकर उसे गुस्से से घूरने लगी। 

“अब बहस छोड़ो। समय निकलता जा रहा है। लड़के, मुझे तुम्हारे 
कुछ बाल चाहिए, अभी।' 

“लेकिन यह पागलपन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं -' 

“कोई ज़रूरत नहीं!' मूडी गुर्राए। ' तुम-जानते-हो-कौन आज़ाद है 
और आधा मंत्रालय उसके साथ है! पॉटर, अगर क्रिस्मत अच्छी रही, तो 
उसने हमारी उड़ाई गलत ख़बर पर यक्रीन कर लिया होगा और वह तुम 
पर तीस तारीख़ को घात लगाने की योजना बना रहा होगा। लेकिन अगर 
उसने निगरानी के लिए एक-दो प्राणभक्षियों को यहाँ नहीं छोड़ा होगा, तो 
वह पागल है। मैं होता तो यही करता! हो सकता है, तुम्हारी माँ के 
सम्मोहन के कारण वे तुम तक या इस घर तक न पहुँच सकें, लेकिन सभी 


52 हैरी पॉटर 


है अब टूटने वाला है और यह घर किस इलाक़े में है। 
els Da संभावना बहुरूपियों का इस्तेमाल करना है। कि 
तक कि तुम-जानते-हो-कौन भी अपने सात टुकड़े नहीं कर सकता। 

हैरी की नज़रें हर्माइनी से मिलीं, लेकिन वह तत्काल दूसरी तरफ़ 
देखने लगा। 

“तो पॉटर - अपने कुछ बाल दो।' 

हैरी ने रॉन को देखा, जिसने उसकी तरफ़ मुस्कराकर इसे-कर-दो 
वाले अंदाज़ में देखा। 

“तुरंत!' मूडी गरजे। 

सभी लोगों की निगाहें उस पर टिकी थीं। हैरी ने अपने सिर की 
तरफ़ हाथ बढ़ाया और बालों के गुच्छे को पकड़कर खींच लिया। 

“बहुत बढ़िया,” मूडी ने कहा और लैंगड़ाते हुए आगे आकर काढ़े के 
फ्लास्क का ढक्‍कन खोल दिया। 'इसमें डाल दो।' 

हैरी ने अपने बाल कीचड़ जैसे द्रव में डाल दिए। जिस पल बाल 
काढ़े की सतह से टकराए, काढ़ा खदकने और धुआँ उड़ाने लगा, फिर यह 
तत्काल चमकते सोने जैसे रंग का हो गया। 

“ऊऊह, तुम तो क्रेब और गॉइल से ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हो, हैरी,' 
हर्माइनी ने कहा, तभी रॉन की चढ़ी हुई भौंह देखकर वह थोड़ा शरमाकर 
बोली, “ओह, मेरा मतलब है - गॉइल का काढ़ा तो लेंडी जैसा था ।’ 


'तो फिर ठीक है, नक़ली पॉटर लाइन बनाकर यहाँ खड़े हो जाएँ,' 
मूडी ने कहा। 


रॉन, हर्माइनी, फ़ेड, जॉर्ज और फ्लर पेटूनिया आंटी के चमचमाते 
सिंक के सामने लाइन में खड़े हो गए। 

“एक कम है,' ल्यूपिन ने कहा। 

“यह लो,, हैग्रिड ने रूखे स्वर में कहा और उसने मंडंगस का कॉलर 
पकड़कर उसे उठाया तथा फ्लर के पास पटक दिया। फ्लर ने अपनी नाक 
सिकोड़ी और वहाँ से हटकर फ़ेड तथा जॉर्ज के बीच खड़ी हो गई। 

'मैं अब भी कहता हूँ, मैं पहरेदार 
मंडंगस बोला। 


'चुप रहो,' मूडी गुर्राए। 'कायर कीड़े, जैसा में तुम्हें पहले ही बता 


चुका हूँ, हमारा सामना जिस भी प्राणभक्षी से होगा, वह पॉटर को मारने की 


र बनना ज़्यादा पसंद करूँगा,” 


सात पॉटर 53 


नहीं, पकड़ने की कोशिश करेगा। डम्बलडोर हमेशा कहते थे कि 
तुम-जानते-हो-कौन पॉटर को ख़ुद मारना चाहता है। पहरेदारों को ज़्यादा 
ख़तरा है, क्योंकि प्राणभक्षी उनकी जान लेना चाहेंगे।' ह 

यह सुनकर मंडंगस को कोई खास तसल्ली नहीं हुई, लेकिन तब तक 
मूडी अपने चोगे के भीतर से आधा दर्जन अंडाकार गिलास निकाल रहे थे। 
सबको एक-एक गिलास थमाकर उन्होंने सबमें थोड़ा-थोड़ा भेसबदल काढ़ा 
डाल दिया। 

“चलो, एक साथ ...' 

रॉन, हर्माइनी, फ़ेड, जॉर्ज, फ्लर और मंडंगस ने काढ़ा पी लिया। 
जब काढ़ा उनके गले से टकराया, तो सभी ने ऊह-आह की और मुँह 
बनाया : तत्काल उनके पूरे शरीर में बुलबुले उठने लगे और मांस गर्म मोम 
की तरह पिघलकर आकार बदलने लगा। हर्माइनी और मंडंगस लंबे हो रहे 
थे। रॉन, फ़ेड और जॉर्ज छोटे हो रहे थे। उनके बाल काले हो रहे थे। 
हर्माइनी और फ़्लर के बाल उनकी खोपड़ियों के भीतर जा रहे थे। 

मूडी इस तरफ़ ध्यान दिए बिना झुककर अपने बड़े झोलों की 
रस्सियाँ खोल रहे थे। जब वे दोबारा सीधे खड़े हुए, तो उनके सामने छह 
हैरी पॉटर हॉफते हुए खड़े थे। 

फ़ेड और जॉर्ज ने एक-दूसरे की ओर मुड़कर एक साथ कहा। 'वाह 
- हम तो एक जैसे हैं!” 

'क्या पता, वैसे मुझे लगता है कि मैं अब भी तुमसे ज़्यादा अच्छा 
दिखता हूँ,” फ़ेड ने केतली में अपना प्रतिबिंब देखते हुए कहा। 

'ओह,' फ्लर माइक्रोवेव ओवन में अपनी शक्ल देखते हुए बोली, 
‘बिल, मेरी तरफ़ मत देखना - मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ।' 

'जिनके कपड़े थोड़े ढीले हो गए हों, उनके लिए मेरे पास छोटे कपड़े 
हैं.” मूडी ने पहले झोले की तरफ़ इशारा किया, “और जिनके हम हो 
गए हों, उनके लिए ढीले कपड़े भी हैं। चश्मे मत भूलना। साइड पॉकेट में 
छह चश्मे हैं। और जब तुम लोग कपड़े बदल लो, तो दूसरे बोरे में रखा 
सामान उठा लेना।' 

असली हैरी ने सोचा कि यह शायद उसके द्वारा देखी गई सबसे 
विचित्र चीज़ थी, हालाँकि उसने बहुत अजीब चीज़ें देखी थीं। उसने अपने 
छह हमशक्लों को झोलों में से कपड़े बाहर निकालते, चश्मे लगाते और 
अपने असली कपड़ों को झोले में ठूँसते देखा। उसका यर्ह कहने का मन हो 


54 हैरी पॉटर 


रहा था कि वे बेशर्मी से कपड़े न बदलें, बल्कि उसके शरीर के प्रति थोड़ा 
सम्मान दिखाएँ। यह स्पष्ट था कि अपना शरीर दिखाने में उन्हें शर्म आती, 
लेकिन हैरी का शरीर दिखाने में उन्हें ज़रा भी संकोच नहीं हो रहा था। 

'मैं जानता था कि जिनी ने उस टैटू के बारे में झूठ बोला था,” रॉन 
ने अपने नंगे सीने की तरफ़ देखते हुए कहा। 

“हैरी, तुम्हारी आँखें तो बहुत ही कमज़ोर हैं,” हर्माइनी चश्मा लगाते 
हुए बोली। 

कपड़े बदलने के बाद नक़ली हैरियों ने दूसरे बोरे में से बैग और 
उल्लू के पिंजरे निकाले, जिनमें से हर एक में रुई से बना सफ़ेद उल्लू था। 

“अच्छी बात है,” मूडी ने कहा, जब आखिरकार सातों हैरी कपड़े 
पहनकर, चश्मा लगाकर और सामान उठाकर उनके सामने तैयार दिखने 
लगे। 'जोड़ियाँ इस तरह हैं : मंडंगस मेरे साथ जाएगा, झाडू पर -? 

'मैं आपके साथ क्यों जाऊँगा ?' पिछले दरवाज़े के सबसे क़रीब खड़े 
हैरी ने पूछा। 

'क्योंकि तुम पर निगरानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है,” मूडी गुर्राकर 
बोले और निश्चित रूप से उनकी जादुई आँख मंडंगस पर ही टिकी रही, 
जब उन्होंने आगे कहा, 'आर्थर और फ़ेड -' 

'में जॉर्ज हूँ,” उस जुड़वां भाई ने कहा, जिसकी तरफ़ मूडी इशारा 
कर रहे थे। 'हैरी बनने के वाद भी क्या आप हमें नहीं पहचान सकते हैं ?' 

“माफ़ करना, जॉर्ज -' 


'मैं तो मज़ाक़ कर रहा था, मैं दरअसल फ़ेड ही हूँ -' 


'मज़ाक़ छोड़ी!” मूडी गुर्राए। 'दूसरे जुड़वां भाई, तुम जॉर्ज या फ़ेड या 
जो भी हो - तुम रीमस के साथ रहोगे। मिस डेलाकोर -! 
'मैं फ़्लर को थेस्ट्रॉल पर लेकर जा रहा हैं ” विल “उसे 
की सवारी पसंद नहीं है।' ६ विल ने कहा। 'उसे झाडू 
फ्लर ने बिल के पास वाले स्टैंड 


तक जाकर उसे याचना और 
दासता भरे भाव से देखा। हैरी ने पूरे दिल से उसके 
चेहरे पर दोबारा कभी नज़र न आए। उम्मीद की कि यह भाव उसके 


'मिस ग्रेंजर किंग्सले के साथ, थेस्ट्रॉल पर ही -'! 


हर्माइनी ने आश्वस्त होकर किंग्सले की 


दी। हैरी जानता था कि हर्माइनी को भी झाड़ू तरफ़ देखा और मुस्करा 


की सवारी करने में ज़्यादा 


सात पॉटर 55 


आत्मविश्वास नहीं था। 

“तो अब तुम और मैं बचते हैं, रॉन!” टौंक्स ने उत्साह से कहा और 
रॉन की तरफ़ हाथ हिलाते समय एक मग-ट्री गिरा दिया। 

रॉन हर्माइनी जितना खुश नहीं दिख रहा था। 


“और तुम हमारे साथ रहोगे, हैरी। ठीक है? हैग्रिड ने थोड़े तनाव 
में दिखते हुए कहा। 'हम लोग बाइक पर चलेंगे। देखो, झाड़ू और थेस्ट्रॉल 
हमारा वज़न नहीं सँभाल सकते। सीट पर हमारे बैठने के बाद तुम्हारे लिए 
ज्यादा जगह नहीं बचेगी, इसलिए तुम साइडकार में बैठोगे।' 

“यह बहुत बढ़िया है,” हैरी ने कहा, हालाँकि यह पूरी तरह सच नहीं 
था। 

“हमें लगता है कि प्राणभक्षियों को तुम्हारे झाडू पर रहने की उम्मीद 
होगी,” मूडी ने कहा, जिन्हें अंदाज़ा हो गया था कि हैरी कैसा महसूस कर 
रहा था। 'स्नेप ने अब तक उन्हें तुम्हारे बारे में वह हर बात बता दी होगी, 
जो पहले नहीं बता पाया होगा। इसलिए मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर हम 
प्राणभक्षियों से टकराते हैं, तो वे उस पॉटर को चुनेंगे, जो झाडू पर उड़ने में 
माहिर दिख रहा होगा। तो फिर ठीक है,' उन्होंने नक़ली पॉटर के कपड़ों 
वाले बोरे को बाँधते हुए कहा और दरवाज़े तक सबसे आगे गए, “मैं तीन 
मिनट का समय देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। पीछे वाले दरवाज़े 
पर ताला लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर प्राणभक्षी तलाश करते हुए 
यहाँ आए, तो ताला उन्हें रोक नहीं पाएगा ... चलो ...' 

हैरी अपना बैग, फ़ायरबोल्ट और हेडविग का पिंजरा उठाने के 
लिए जल्दी से हॉल में गया, ताकि दूसरों के साथ पीछे वाले बगीचे में पहुँच 
सके। हर तरफ़ झाइुएँ निकल रही थीं। हर्माइनी किंग्सले की मदद से एक 
बड़े, काले थेस्ट्रॉल पर बैठ चुकी थी। दूसरे थेस्ट्रॉल पर फ्लर बिल के साथ 
बैठी थी। हैग्रिड चश्मा लगाकर मोटरसाइकल के पास तैयार खड़ा था। 

'क्या यही है? क्या यही सिरियस की बाइक है ?' 

'हाँ,' हैग्रिड ने हैरी से मुस्कराते हुए कहा। “और आख़िरी बार जब 
तुम इस पर सवार हुए थे, तब हम तुम्हें अपने एक हाथ की मुट्ठी में बंद 
कर सकते थे!' 

साइडकार में बैठते समय हैरी को थोड़े अपमान का एहसास ईआ। 
वह बाक़ी सबसे कई फ़ुट नीचे था। रॉन उसे साइडकार में बच्चे की तरह 
बैठा देखकर हँसा। बैग और झाडू को अपने पैरों के पास नीचे रखने के बाद 


56 हैरी पॉटर 


हैरी ने हेडविग का पिंजरा घुटनों के बीच रख लिया। यह बहुत परेशानी 
भरा था। 

'आर्थर ने इसमें थोड़ी छेड़छाड़ की है,' हैग्रिड ने कहा, जिसे हैरी की 
परेशानी का ज़रा भी एहसास नहीं था। वह मोटरसाइकल पर सवार हो 
गया, जो थोड़ी चरमराई और कुछ इंच नीचे ध॑स गई। “अब इसके हैंडलबार 
में कुछ नई करामातें आ गई हैं। यह वाला बटन हमारा विचार था।' 

उसने अपनी मोटी उँगली से स्पीडोमीटर के पास वाले एक बैंगनी 
बटन की तरफ़ इशारा किया। 

“ज़रा सावधानी से, हैग्रिड,” मिस्टर वीज़्ली ने कहा, जो पास ही 
अपनी झाडू पकड़े खड़े थे। 'मुझे अब भी यक़ीन नहीं है कि ऐसा करना 
ज़रूरी था। निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल सिर्फ़ आपातकालीन परिस्थितियों 
में ही किया जाना चाहिए।' 

“तो फिर ठीक है,” मूडी बोले। 'सभी लोग तैयार हैं? मैं चाहता हूँ 
कि हम सब एक ही समय पर चलें, वरना ध्यान भटकाने का लक्ष्य 
नाकामयाब हो जाएगा।' 

सभी तैयार हो गए। 

“कसकर पकड़ो, रॉन,' टौंक्स ने कहा और हैरी ने देखा कि टौंक्स 
की कमर कसकर पकड़ते समय रॉन ल्यूपिन की तरफ़ अपराधी भाव से 
देख रहा था। हैग्रिड ने किक मारकर मोटरसाइकल स्टार्ट कर दी : यह 
किसी ड्रैगन की तरह गरजी और साइडकार थरथराने लगी। 

'सभी को शुभकामनाएँ,” मूडी चिल्लाए। 'सभी लगभग एक घंटे 
बाद रॉन के घर मिलते हैं। तीन की गिनती पर। एक ... दो ... तीन।' 

मोटरसाइकल की भारी गर्जना हुई और हैरी की साइडकार में ज़ोर 
का झटका लगा। वह तेज़ी से हवा में उठ रहा था। उसकी आँखों में हल्का 
सा पानी आ रहा था। उसके बाल चेहरे से टकराकर पीछे की तरफ़ उड़ रहे 
थे। उसके चारों तरफ़ झाडुएँ ऊपर उठ रही थीं। एक थेस्ट्रॉल की लंबी 
काली पूँछ उसके पास से निकली। हेडविग के पिंजरे और बैग के कारण 
उसके पैर साइडकार में हिल तक नहीं सकते थे और उनमें अभी से दर्द होने 


सात पॉटर 57 


और ऊँचे उठते चले गए - 

और तभी, अचानक हवा में से, शुन्य में से कुछ लोग निकले और 
उन्हें घेर लिया। कम से कम तीस नक्राबपोश आकृतियों ने बीच हवा में एक 
बड़ा घेरा बना रखा था, जिनके बीच में मायापंछी का समूह हवा में उठा था, 
जिसे इस बात का पता नहीं था - 


हर तरफ़ चीखें सुनाई दे रही थीं और हरी रोशनी के धमाके हो रहे 
थे। हैग्रिड चीखा और मोटरसाइकल उल्टी हो गई। हैरी को ज़रा भी 
एहसास नहीं रहा कि वे कहाँ थे। उसके सिर के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स दिख 
रही थीं, उसके चारों ओर चीखें सुनाई दे रही थीं और वह जान बचाने के 
लिए साइडकार को कसकर पकड़े था। हेडविग का पिंजरा, फ़ायरबोल्ट 
और बैग घुटनों के नीचे से फिसलने लगे - 

“नहीं - हेडविग!' 

झाडू ज़मीन की तरफ़ गिरने लगी, लेकिन जब मोटरसाइकल 
लहराकर दोबारा सही स्थिति में आई, तो उसने समय रहते अपने बैग के 
फीते और पिंजरे के ऊपरी हिस्से को पकड़ लिया। एक सेकंड की राहत ... 
और फिर हरी रोशनी का एक और धमाका। उल्लू चीख़ी और पिंजरे में 
नीचे गिर गई। 

“नहीं - नहीं!” 

मोटरसाइकल तेज़ी से आगे बढ़ी। जब हैग्रिड उनके घेरे को धमाके 
से भेदता हुआ निकला, तो हैरी ने नक़ाबपोश प्राणभक्षियों को तितर-बितर 
होते देखा। 

'हेडविग - हेडविग -' 

लेकिन उल्लू अपने पिंजरे के फ़र्श पर किसी खिलौने की तरह स्थिर 
और बेजान पड़ी रही। हैरी उसे अंदर नहीं रख पाया और दूसरों की चिंता 
में दहशत में आ गया। उसने अपने कंधे के पीछे देखा। वहाँ उसे बहुत से 
लोग और हरी रोशनियाँ दिख रही थीं। झाडुओं पर दो जोड़ी लोग कुछ दूर 
उड़ रहे थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया - 

'हैग्रिड, हमें वापस लौटना होगा, वापस लौटना होगा!” इंजन की 
गरज के ऊपर से चिल्लाते हुए उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली, हेडविग 
के पिंजरे को दोबारा फ़र्श पर रखा और यह मानने से इंकार कर दिया कि 
वह मर गई है। 'हेग्रिड, मुड़ो!' 


58 हैरी पॉटर 


'हमारा काम तुम्हें सुरक्षित पहुँचाना है, हैरी!” हैग्रिड रफ़्तार बढ़ाते 
हुए चिंघाड़ा। 

'रुको - रुको!' हैरी चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वह पीछे देखने के 
लिए मुड़ा, हरी रोशनी की दो लपटें उसके बाएँ कान के पास से गुज़रीं। 
चार प्राणभक्षी घेरा छोड़कर उनका पीछा करने लगे थे। वे हैग्रिड की चौड़ी 
पीठ पर निशाना साध रहे थे। हैग्रिड इधर-उधर हटकर बच रहा था, 
लेकिन प्राणभक्षी बाइक के पीछे-पीछे उड़ रहे थे। उनके मारे शापों से बचने 
के लिए हैरी को साइडकार में नीचे झुकना पड़ा। जैसे-तैसे ऊपर होकर वह 
चिल्लाया, “स्तब्धो!” उसकी छड़ी से लाल लपट निकली, जिससे बचने के 
लिए जब पीछा करने वाले चारों प्राणभक्षी इधर-उधर हुए, तो उनके बीच 
में एक ख़ाली जगह बन गई। 

'कसकर पकड़ना, हैरी, इससे काम हो जाएगा!” हैग्रिड गरजा और 
उसने अपनी मोटी उँगली ईंधन की सुई के पास वाले हरे बटन पर रख दी। 

एक्ज़ॉस्ट पाइप में से ईट की एक ठोस दीवार बाहर निकली। गर्दन 
घुमाकर हैरी ने इसे बीच हवा में फैलते देखा। तीन प्राणभक्षी दिशा 
बदलकर इससे बच गए, लेकिन चौथा इतना खुशक्रिस्मत नहीं था। वह 
नज़रों से ओझल हो गया और फिर इसके पीछे किसी चट्टान की तरह 
गिर गया; उसकी झाड़ू चकनाचूर हो चुकी थी। उसके साथ वाला एक 
प्राणभक्षी उसे बचाने के लिए धीमा हो गया, लेकिन हवा में उठी दीवार के 
साथ वे भी अँधेरे में खो गए, जब हैग्रिड हैंडल की तरफ़ नीचे झुका और 
उसने बाइक की रफ्तार तेज़ कर दी। 


बाक़ी बचे हुए दो प्राणभक्षियों ने जानलेवा शाप मारे, जो हैरी के 
सिर के पास से उड़ते हुए गुज़र गए। वे हैग्रिड पर निशाना साध रहे थे। 
हैरी ने इसका जवाब स्तब्धीकरण मंत्रों से दिया लाल और हरी लपटें बीच 
हवा में टकराई, जिससे रंग-बिरंगी चिंगारियाँ निकलीं । हैरी को इससे 
पटाखों की याद आ गई। उसे लग रहा था कि नीचे देखने वाले मगलू भी 
इन्हें पटाखे ही मान रहे होंगे और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि दरअसल 
क्या हो रहा है। 


हि एक का फिर करते हैं, हैरी, पकड़े रहना!' हैग्रिड एक और 
बटन दबा हुए चिललाया। इस बार बाइक के एकज़ॉस्ट में से एक बड़ी 
जाली निकली, लेकिन प्राणभक्षी इसके लिए तैयार थे । वे घूमकर इससे 
बचने में कामयाब हो गए। उनका जो साथी बेहोश दोस्त को बचाने के लिए 


सात पॉटर 59 


पीछे रुक गया था, वह भी अब अचानक अँधेरे में से निकलकर उनके साथ 
आ गया। अब तीनों प्राणभक्षी मोटरसाइकल का पीछा कर रहे थे और 
धड़ाधड़ शाप मारे जा रहे थे। 

“इससे काम हो जाएगा, हैरी, कसकर पकड़ना!' हैग्रिड गरजा और 
हैरी ने देखा कि उसने अपना पूरा हाथ स्पीडोमीटर के पास वाले बैंगनी 
बटन पर दे मारा। 

एक भयंकर गरज के साथ एक्ज़ास्ट में से ड्रैगन की सफ़ेद-नीली 
आग निकली और मोटरसाइकल गोली की रफ़्तार से आगे बढ़ी। हैरी ने 
देखा कि प्राणभक्षी घातक लपट से बचने के लिए घूमकर ओझल हो गए। 
उसी समय उसे साइडकार में ख़तरनाक झटका महसूस हुआ। बाइक को 
साइडकार से जोड़ने वाला धातु का जोड़ अचानक बढ़ी तेज़ गति के झटके 
के कारण टूट गया था। 

“सब ठीक है, हैरी!” हैग्रिड चिल्लाया, जो अचानक बढ़ी गति के 
कारण मोटरसाइकल पर पीठ के बल लेटा था। अब गाड़ी अपने आप चल 
रही थी और इसके धुएँ के बीच साइडकार बुरी तरह घूमने लगी थी। 

“हम सँभालते हैं, हैरी, चिंता मत करो!' हैग्रिड चिल्लाया और उसने 
अपनी जैकेट की जेब से फूल वाली गुलाबी छतरी निकाली। 

'हैग्रिड! ठहरो! मैं करता हूँ!' 

'मरम्मतो!' 

एक कानफोडू धमाका हुआ और साइडकार बाइक से पूरी तरह 
अलग हो गई। मोटरसाइकल की तीव्र गति के झटके से हैरी आगे की 
तरफ़ उछल गया, फिर साइडकार की ऊँचाई कम होने लगी - 

हताशा में हैरी ने अपनी छड़ी साइडकार की तरफ़ की और 
चिल्लाया, 'विगार्डियम लेवियोसा!' 

साइडकार किसी कॉर्क की तरह उठी। इसे चलाना संभव नहीं था, 
लेकिन कम से कम यह हवा में तो थी। बहरहाल, यह राहत पल भर की ही 
थी, क्योंकि तभी बहुत से शाप उसके पास से गुज़रने लगे। तीनों प्राणभक्षी 
करीब आ रहे थे। 

'हम आ रहे हैं, हैरी!' हैग्रिड अँधेरे में से चिल्लाया, लेकिन साइडकार 
दोवारा नीचे हो रही थी : हैरी ने झुककर आने वाली आकृतियों पर छड़ी से 
निशाना साधा और चिल्लाया, “बाधितो!” 


60 हैरी पॉटर 


मंत्र बीच वाले प्राणभक्षी के सीने पर पड़ा। एक पल के लिए तो वह 
मूर्खतापूर्ण ढंग से बाज की तरह बीच हवा में तैरता दिखा, जैसे किसी 
अदृश्य बाधा से टकरा गया हो : उसका एक साथी उससे टकराते-टकराते 
बचा - 

फिर साइडकार तेज़ी से नीचे गिरने लगी और बचे हुए प्राणभक्षी ने 
हैरी पर इतना क़रीबी शाप मारा कि उसे साइडकार की किनारी के नीचे 
सिर झुकाना पड़ा, जिससे उसका एक दाँत टूटकर सीट के किनारे पर गिर 
गया - 

“हम आ रहे हैं, हैरी, हम आ रहे हैं!” 

एक विशाल हाथ ने हैरी के दुशालों को पीछे से पकड़ा और उसे 
नीचे गिरती साइडकार से बाहर निकाल लिया। मोटरसाइकल की सीट पर 
बैठते हुए हैरी ने साइडकार से अपना बैग खींचकर निकाल लिया। उसने 
पाया कि वह हैग्रिड की पीठ से पीठ टिकाकर बैठा है। जब वे बाक़ी बचे 
दोनों प्राणभक्षियों से दूर होकर ऊपर की तरफ़ उड़े, तो हैरी ने अपने मुँह से 
खून थूका और गिरती हुई साइडकार की तरफ़ छड़ी तानकर चिल्लाया, 
'अग्नि-विस्फोटम्‌।' | 

जब साइडकार में विस्फोट हुआ, तो उसे हेडविग के लिए भयंकर 
अफ़सोस हुआ। साइडकार के सबसे पास वाला प्राणभक्षी धमाके के कारण 
झाडू पर से गिर गया और ओझल हो गया। उसका साथी भी पीछे रह गया 
और नज़र नहीं आ रहा था। 

हैरी, हमें अफ़सोस है, हमें अफ़सोस है,' हैग्रिड कराहा। 'हमें खुद 
इसकी मरम्मत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी - तुम्हारे पास 
जगह नहीं है -' 

'कोई दिक्क़त नहीं, बस उड़ते रहो!' हैरी चिल्लाया 
प्राणभक्षी अंधेरे को चीरते हुए क़रीब आने लगे। 30००७ 


जब शाप दोबारा उड़कर उनकी ओर आने लगे, तो हैग्रिड दिशा 
बदलकर और लहराकर गाड़ी चलाने लगा । हैरी जानता था कि उसके 


बौछार करके उन्हें 
रखा। फिर उसने उन पर एक और के उन्‍हें बमुश्किल खुद से दूर 


बाधा मंत्र मारा 
प्राणभक्षी इससे बचने के लिए लहराया, जिससे हका ६४ 


सात पॉटर 6l 


और अगले स्तब्धीकरण मंत्र की लाल लपट में हैरी ने स्टैनले शनपाइक 
यानी स्टैन का अजीब सा भावहीन चेहरा देखा। 

'निरस्त्र भव/” हैरी चिल्लाया। 

“यही है, यही है, असली हैरी यही है!' 

मोटरसाइकल के इंजन की गरज के बावजूद नक्राबपोश प्राणभक्षी 
की चिल्लाहट हैरी तक पहुँच गई। अगले ही पल पीछा करने वाले दोनों 
प्राणभक्षी नीचे की ओर ओझल हो गए। 

“हैरी, क्या हुआ ?' हैग्रिड गरजा। 'वे कहाँ चले गए ?' 

“मुझे नहीं पता!” 

लेकिन हैरी को डर लगने लगा था। नक्राबपोश प्राणभक्षी ने 
चिल्लाकर कहा था, “असली हैरी यही है'; उसे कैसे पता चला? उसने 
अँधेरे में चारों तरफ़ घूरा और अनजान खतरे को महसूस किया। प्राणभक्षी 
कहाँ चले गए थे? 

अपनी सीट पर मुश्किल से घूमकर उसने अपना चेहरा आगे की 
तरफ़ कर लिया और हैग्रिड के जैकेट के पिछले हिस्से को खींचा। 

'हैग्रिड, दोबारा ड्रैगन की आग वाला बटन दबा दो। यहाँ से जल्दी 
चलो!” 

'कसकर पकड़ लो, हैरी!' 

एक बार फिर एक ज़ोरदार कानफोडू गरज हुई और एक्ज़ॉस्ट से 
सफ़ेद-नीली आग निकली। हैरी सीट पर बहुत कम जगह में बैठा था, 
इसलिए वह पीछे की तरफ़ फिसलने लगा। हैग्रिड खिसककर पीछे आ गया 
था और बड़ी मुश्किल से हैंडल को पकड़ पा रहा था - 

'हैरी, हमें लगता है कि हम उनसे बच निकले हैं। हमें लगता है कि 
हमने किला फ़तह कर लिया है।' हैग्रिड चिल्लाया। 

लेकिन हैरी को भरोसा नहीं था। पीछा करने वाले प्राणभक्षियों की 
तलाश में दाएँ-बाएँ देखते समय डर उस पर हावी हो गया। उसे यक़ीन था 
कि वे ज़रूर आएँगे ... वे पीछे क्यों रह गए? उनमें से एक के पास अब भी 
छड़ी थी ... जब हैरी ने स्टैन को निरस्त्र करने की कोशिश की थी, तो उसने 
कहा था ... असली हैरी यही है... 

“हम बस वहाँ पहुँच ही गए हैं, हैरी, हम बस पहुँच ही गए हैं!” हैग्रिड 
चिल्लाया। 


62 हैरी पॉटर 


मोटरसाइकल की ऊँचाई कुछ कम होने का एहसास हुआ, 
RP की रोशनियाँ अब भी सितारों जितनी दूर दिख रही थीं। 
फिर उसके माथे का निशान आग की तरह जलने लगा, जब बाइक 
के दोनों तरफ़ एक-एक प्राणभक्षी ने मोर्चा सँभाल लिया और पीछे से आए 
दो मारक शाप हैरी से बस कुछ मिलीमीटर दूर से निकल गए - 


और फिर हैरी ने उसे देख लिया। वोल्डेमॉर्ट झाडू या थेस्ट्रॉल के 
बिना हवा में धुएँ की तरह उड़ रहा था। उसका साँप जैसा चेहरा अँधेरे में 
चमक रहा था, उसकी सफ़ेद उंगलियों में छड़ी दबी थी - 


हैग्रिड दहशत में चीखा और उसने मोटरसाइकल की दिशा सीधे 
नीचे की ओर कर दी। जान बचाने के लिए हैरी ने घुमड़ती रात में 
स्तब्धीकरण मंत्रों की बौछार कर दी। उसने एक शरीर को अपने पास 
गिरते देखा और वह समझ गया कि एक प्राणभक्षी तो कम हुआ। 
बहरहाल, तभी उसे एक धमाका सुनाई दिया और इंजन से चिंगारियाँ 
निकलती दिखीं। मोटरसाइकल हवा में घूम रही थी और पूरी तरह नियंत्रण 
से बाहर हो चुकी थी - 


रोशनी की हरी लपटें उनके पास से फिर निकलीं। हैरी को ज़रा भी 
पता नहीं था कि आसमान किस तरफ़ था और ज़मीन किस तरफ़। उसका 
निशान अब भी जल रहा था। उसे लग रहा था कि बह किसी भी पल मर 
सकता है। झाडू पर एक नक़ाबपोश आकृति उससे कुछ फ़ुट दूर थी। हैरी ने 
उस आकृति को अपनी बाँह उठाते देखा - 

' नहीं!” 

आवेश भरी चीख के साथ हैग्रिड ने बाइक से कूदकर प्राणभक्षी पर 
छलांग लगा दी। दहशत में हैरी ने हैग्रिड और प्राणभक्षी को नीचे गिरकर 
ओझल होते देखा। उन दोनों का बोझ झाडू के लिहाज़ से बहुत ज्यादा था - 


गिरती मोटरसाइकल को अपने घुटनों से मुश्किल से पकड़ते समय 
हैरी ने वोल्डेमॉर्ट की चीख़ सुनी, 'मेरा शिकार!” है ह 


लक अब खेल ख़त्म हो गया था। वह यह देख या सुन नहीं सकता था कि 
वोल्डेमॉर्ट कहाँ था। उसे एक और प्राणभक्षी के रास्ते से हटने की झलक 

दिखाई दी और फिर उसने सुना, 'मृत्यु -” 
जब सिर के निशान के दर्द के कारण हेरी की आँखें बंद हो गईं, तो 


उसकी छड़ी ने अपने आप हरकत की । उसने महसूस किया 
या कि छड़ी किसी 
बड़े चुंबक की तरह उसके हाथ को ऊपर कर रही है। उसने आधी मुँदी 


सात पॉटर 63 


पलकों से सुनहरी आग की लपट देखी, एक तड़ाक की आवाज़ सुनी और | 
फिर गुस्से भरी चीख सुनी। वचा हुआ प्राणभक्षी चिल्लाया। वोल्डेमॉर्ट 
चीख़ा, “नहीं!” हैरी की नाक ड्रैगन की आग वाले बटन से एक इंच दूर थी। 
उसने अपने छड़ीविहीन हाथ से उस पर मुक्का मार दिया। तत्काल 
मोटरसाइकल ने हवा में लपटें निकालीं और सीधे ज़मीन की तरफ़ 
चल दी। 

'हैग्रिड!' हैरी मोटरसाइकल को पूरी ताक़त से पकड़ते हुए चिल्लाया, 
'हेग्रिड - आगमनो हैग्रिड।' 

मोटरसाइकल तेज़ी से ज़मीन की तरफ़ चल दी। हैंडल पर चेहरा 
रखकर हैरी दूर की रोशनियों को क़रीब आते देख सकता था। वह गिरने 
वाला था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। उसे पीछे से किसी की चीख 
सुनाई दी - 

“तुम्हारी छड़ी, सेल्विन, मुझे अपनी छड़ी दो!' 

उसने वोल्डेमॉर्ट को देखने से पहले उसे अपने पीछे महसूस किया। 
कनखियों से उसने लाल आँखों में घूरा और उसे यक़्रीन था कि वह ज़िंदगी 
में इसके वाद कुछ नहीं देख पाएगा : वोल्डेमॉर्ट उसे एक बार फिर शाप देने 
की तैयारी कर रहा था - 

लेकिन तभी वोल्डेमार्ट ओझल हो गया। हैरी ने नीचे देखा : हैग्रिड 
ज़मीन पर हाथ-पैर फैलाए पसरा पड़ा था। उससे टक्कर न हो जाए, इस 
कोशिश में हैरी ने हैंडल को कसकर खींचा और ब्रेक की तलाश की, 
लेकिन ज़मीन को हिलाने वाले कानफोडू धमाके के साथ वह कीचड़ भरे 
पोखर में गिर गया। 


अध्याय पाँच 


धराशायी योद्धा 


“हैग्रिड ?' 

हैरी धातु और चमड़े के कबाड़े के बीच पड़ा हुआ था। जब उसने 
खड़े होने की कोशिश की, तो उसके हाथ कीचड़ वाले पानी में कई इंच धस 
गए। वह यह नहीं समझ पाया कि वोल्डेमॉर्ट कहाँ चला गया। उसे लग रहा 
था कि वोल्डेमॉर्ट किसी भी पल अँधेरे में से निकलकर उस पर हमला कर 
देगा। कोई गर्म और गीली चीज़ उसके माथे से रिस रही थी और उसकी 
ठुड्डी से होती हुई नीचे फिसल रही थी! वह रेंगकर पोखर में से बाहर 
निकला और ज़मीन पर पड़ी हैग्रिड की विशाल, स्याह आकृति की तरफ़ 
लड़खड़ाते हुए बढ़ा। 

'हैग्रिड ? हैग्रिड, कुछ बोलो -' 

लेकिन हैग्रिड हिला तक महीं। 

“वहाँ कौन है? क्या पॉटर है? क्या तुम हैरी पॉटर हो ?' 

हैरी उस आदमी की आवाज़ नहीं पहचान पाया। तभी एक महिला 
चिल्लाई, 'टेड, उन लोगों के साथ दुर्घटना हो गई है! बगीचे में गिर गए हैं!' 

हैरी का सिर घूम रहा था। 
३ 'हैग्रिड,' उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से दोहराया और उसके घुटने जवाब 

गए। 

इसकं बाद जब उसे होश आया, तो वह तकियों पर पीठ के बल 

लेटा हुआ था और उसकी पसलियों तथा दाहिने हाथ में जलन हो रही थी। 


उसका टूटा हुआ दाँत फिर उग आया था, लेकिन उसके 
» जैकिन उसके माथे का निशान 
अब भी टीस मार रहा था। 


64 


धराशायी योद्धा 65 


“हैग्रिड ?! 

उसने अपनी आँखें खोलीं। वह लैंप से रोशन एक अनजान सिटिंग 
रूम में सोफ़े पर लेटा था। उसका गीला और कीचड़ में सना हुआ बैग फर्श 
पर कुछ दूर पड़ा था। सफ़ेद बालों और बड़ी तोंद वाला एक आदमी हेरी को 
चिंता से देख रहा था। 

'हैग्रिड ठीक है, बेटे,' उस आदमी ने कहा, 'मेरी पत्नी इस वक्त 
उसकी देखभाल कर रही है। तुम्हें कैसा लग रहा है? कोई और चीज़ 
टूटी-फूटी हो, तो बता दो। वैसे मैंने तुम्हारी पसलियों, दाँत और हाथ को 
ठीक कर दिया है। और हाँ, मैं टेड हूँ, टेड टौंक्स - डोरा का पिता।' 

हैरी तत्काल उठकर बैठ गया। उसकी आँखों के सामने सितारे 
नाचने लगे तथा उसे मतली और चक्कर आने का एहसास हुआ। 

'वोल्डेमॉर्ट -' 

“आराम से,' टेड टौंक्स ने हैरी के कंधे पर हाथ रखकर उसे दोबारा 
तकियों पर लिटाते हुए कहा। “तुम बहुत बुरी तरह गिरे थे। वैसे हुआ क्या 
था? क्या मोटरसाइकल में कोई गड़बड़ हो गई थी? आर्थर वीज्ली ने 
मगलुओं की मशीन में ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ कर दी थी? वो और 
उसकी अजीबोगरीब मगलू मशीनें ...” 

'नहीं,' हैरी ने कहा, जब उसके निशान में किसी खुले घाव की तरह 
टीस हुई। 'प्राणभक्षी, बहुत सारे - उन्होंने हमारा पीछा किया -? 

'प्राणभक्षी ?' टेड ने तीखी आवाज़ में पूछा। 'तुम्हारा क्या मतलब 
है, प्राणभक्षी ? मेरे ख्याल से उन्हें तो पता ही नहीं था कि तुम्हें आज रात 
को हटाया जा रहा है।' 

“उन्हें पता था,' हैरी ने कहा। 

टेड टौंक्स ने छत की तरफ़ ऊपर देखा, जैसे वे इसके पार ऊपर के 
आसमान को देख सकते हों। 

'अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारे सुरक्षात्मक सम्मोहन 
असरदार हैं, है ना? प्राणभक्षी किसी भी दिशा से इस जगह के सौ गज़ तक 
के दायरे के भीतर नहीं आ सकते।' 

अब हैरी समझ गया कि वोल्डेमॉर्ट क्यों ओझल हो गया था। ऐसा 
उस वक्त हुआ था, जब मोटरसाइकल मायापंछी के समूह के सम्मोहनों के 
दायरे में पहुँच गई थी। वह यही उम्मीद कर सकता था कि ये सम्मोहन आगे 


66 हैरी पॉटर 


रहेंगे। उसने सोचा कि इस वक्त, उनके बातचीत करते 
Ra ps सौ गज़ ऊपर होगा और उस चीज़ को भेदने का 
उपाय खोज रहा होगा, जिसकी कल्पना हैरी किसी विशाल, पारदर्शी 
बुलबुले की तरह कर रहा था। य 
उसने अपने पैर सोफ़े से नीचे झुलाए। जब तक वह अपनी आँखों 
से हैग्रिड को देख नहीं लेगा, तब तक वह यह यक़ीन कैसे कर सकता है कि 
वह ज़िंदा है। बहरहाल, वह अभी मुश्किल से खड़ा ही हुआ था कि तभी 
एक दरवाज़ा खुला और हैग्रिड उसमें से फॅसते-फँसाते जैसे-तैसे अंदर 
आया। उसका चेहरा कीचड़ तथा खून में लथपथ था और वह थोड़ा लँगड़ा 
रहा था, लेकिन चमत्कारिक रूप से ज़िंदा था। 

“हैरी!” 

दो नाजुक टेबलों और फूलदार पौधे वाले एक गमले को ठोकर से 
गिराते हुए उसने दो क़दमों में ही उनके बीच का फ़ासला तय कर लिया 
और हैरी को इतनी कसकर गले लगाया कि उसकी अभी-अभी ठीक हुई 
पसलियाँ दोबारा टूटते-टूटते बचीं। “ओह हैरी, तुम उस झमेले से बाहर 
कैसे निकले ? हमें तो लगा था कि हम दोनों का ही खेल खत्म हो गया।' 

'हॉ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। मुझे तो यक्रीन ही नहीं हो रहा था -' 

हैरी का वाक्य अधूरा ही रह गया। उसका ध्यान अभी-अभी उस 
महिला की तरफ़ गया था, जो हैग्रिड के पीछे-पीछे कमरे में दाख़िल हुई थी। 

'तुम!' वह चिल्लाया और उसने अपना हाथ जेब में डाला, लेकिन 
वह खाली थी। 

"तुम्हारी छड़ी यहाँ है, वेटे,' टेड ने हैरी की बाह पर छड़ी से 
थपथपाते हुए कहा। “यह तुम्हारे पास ही गिरी थी। मैंने इसे उठा लिया 
था। और जिस पर तुम चिल्ला रहे हो, वह मेरी पत्नी है।” 

“ओह, मुझे - मुझे अफ़सोस है।” 


जब मिसेज़ टौंक्स कमरे में आगे आई, तो हैरी ने देखा कि हालाँकि 
उनकी शक्ल उनकी बहन बेलाट्रिक्स से मिलती थी, लेकिन वे कई मायनों में 
अलग थीं : उनके बाल थोड़े भूरे थे और उनकी आँखें ज़्यादा चौड़ी तथा 
दयालु थीं। बहरहाल, हैरी के चिल्लाने से वे थोड़ी चिढ़ी हुई दिख रही थीं। 


« हमारी बेटी को क्या हुआ 2? उन्होंने 
पूछा। ' कि 
तुम पर हमला हुआ था। निम्फैडोरा कहाँ है ?” [। 'हैग्रिड बता रहा था 


घराशायी योद्धा 67 


'मुझे नहीं मालूम,” हैरी ने कहा। “हमें नहीं पता कि किसी और के 
साथ क्या हुआ है।' 

टेड और उनकी पत्नी ने एक-दूसरे को देखा। उनके चेहरे के भाव 
देखकर हैरी को डर और अपराधबोध का एहसास हुआ। अगर कोई भी 
मर जाता है, तो यह उसकी गलती होगी, पूरी तरह से उसी की गलती। 
उसने इस योजना पर हामी भरी थी, अपने बाल दिए थे ... 

'आवागमन-कुंजी,' उसने अचानक याद करते हुए कहा। 'हमें रॉन 
के घर जाकर पता लगाना होगा - फिर हम आपको संदेश भेज देंगे, या - 
या टोंक्स भेज देगी, जब वह -' 

ड्ोमेडा, डोरा ठीक-ठाक होगी,” टेड ने कहा। 'उसे जादू आता है। 
वह ऑरर्स के साथ पहले भी बहुत सी मुश्किलों का सामना कर चुकी है। 
आवागमन-कुंजी यहाँ है,” उन्होंने हैरी से कहा। 'यह लगभग तीन मिनट में 
यहाँ से जाने वाली है, अगर तुम इससे जाना चाहो।' 

“हा, हम जाना चाहते हैं,” हैरी ने कहा। उसने अपना बैग उठाकर 
कंधे पर लटका लिया। “मैं -' 

उसने मिसेज़ टौंक्स की तरफ़ देखा। वह माफ़ी मगना चाहता था 
कि उसके कारण वे इतना डर गई थीं। इसके लिए वह खुद को ज़िम्मेदार 
मान रहा था, लेकिन उसके दिमाग में तसल्ली देने वाले जितने भी शब्द 
आए, वे उसे खोखले और निरर्थक लगे। 

'में टौंक्स - डोरा - से संदेश भेजने को कह दूँगा, जब वह ... हमारी 
देखभाल करने के लिए धन्यवाद, हर चीज़ के लिए धन्यवाद। मैं -' 

वह कमरे से बाहर निकलकर खुश हुआ और टेड टोंक्स के 
पीछे-पीछे गलियारे में से होता हुआ बेडरूम तक पहुँच गया। हैग्रिड उनके 
पीछे आ रहा था। वह नीचे झुक गया, ताकि उसका सिर दरवाज़े की 
चौखट से न टकरा जाए। 

'लो बेटे। यह रही आवागमन-कुंजी।' 

मि. टौक्स ने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े बालों के एक छोटे, सफ़ेद ब्रश की 
तरफ़ इशारा किया। 

“धन्यवाद,” हैरी ने कहा और उस पर उँगली रखने के लिए हाथ 
तेढ़ाया। वह चलने के लिए तैयार था। 

'ज़रा ठहरो,' हैग्रिड ने चारों तरफ़ नज़र डालते हुए कहा। “हैरी, 


5 हेरी पॉटर 
हेडविग कहाँ है ?' 

“वह ... वह मंत्र का शिकार हो गई,' हैरी ने कहा। र 

यह एहसास अब उस पर पूरी तेज़ी से हावी हो गया। उसकी आँखों 
में आँसू आ गए, जिससे उसे थोड़ी शर्म आई। वह उल्लू उसकी साथी थी 
और डसली परिवार में रहते समय जादूगरों की दुनिया के साथ उसके संपर्क 
की एकमात्र महत्वपूर्ण कड़ी थी। 

हेग्रिड अपने बड़े हाथ से उसका कंधा थपथपाने लगा, जिससे उसे 
दर्द होने लगा। 

'दुख मत करो,' उसने रूखेपन से कहा। 'दुख मत करो। वह काफ़ी 
जी चुकी थी -' 

'हैग्रिङ!' टेड टौंक्स ने चेतावनी देते हुए कहा, जब बालों का ब्रश 
नीली रोशनी में चमकने लगा। हैग्रिड ऐन वक्त पर जैसे-तैसे उस पर 
अपनी एक उँगली रखने में कामयाब हो गया। 

हैरी को नाभि के पीछे एक झटका लगा, जैसे कोई अदृश्य हुक और 
रस्सी उसे आगे की तरफ़ खींच रहे हों। हैरी बेक़ाबू ढंग से घूमता रहा, 
उसकी उँगली आवागमन-कुंजी से चिपकी हुई थी। वह और हैग्रिड 
धड़धड़ाते हुए मिस्टर टौंक्स के घर से दूर जाने लगे। कुछ सेकंड बाद हैरी के 
पैर सख्त ज़मीन से टकराए और वह हाथ-पैर के बल रॉन के घर के अहाते 
में गिर गया। उसे चीखें सुनाई दीं। अव चमकविहीन हो चुके बालों के ब्रश 
को एक तरफ़ फेंकते हुए हैरी उठकर खड़ा हुआ और थोड़ा सा लहराया। 
उसने देखा कि मिसेज़ वीज्ली और जिनी भागकर पिछले दरवाज़े की 
सीढ़ियों से नीचे आ रही थीं। उधर उतरते समय गिर गया हैग्रिड मुश्किल 
से उठकर खड़ा हुआ। 


“हैरी तुम असली हैरी हो? क्या हुआ लोग कहाँ हैं ?' 
we हुआ? बाक़ी लोग कहाँ हैं? 


र 'क्या मतलब ? क्या बाक़ी लोग अब नहीं पहुँचे ?' 
कते एए पला तक यहाँ नहीं पहुँचे ?' हैरी ने 


जवाब मिसेज़ वीज्ली के पीले चेहरे पर साफ़ लिखा था। 


'प्राणभक्षी हमारा इंतज़ार कर रहे थे,' हैरी 
जैसे ही उड़ान भर » हरी ने उन्हें हम 
लोगों ने जैसे ही उड़ान भरी, उन्होंने हमें घेर लिया - वे जानते थे कि हा 


काम आज रात को ही होने वाला है - मुझे नहीं पता कि किसी और के 


धराशायी योद्धा 5 


साथ क्या हुआ। चार प्राणभक्षी हमारे पीछे लग गए थे। हम भुश्किल 
जान बचाकर निकले और फिर वोल्डेमॉर्ट ने हमें घेर लिया. मुश्किल से 


उसे अपनी आवाज़ में खुद को सही साबित करने वाला पुट सुनाई 
दे रहा था। वह मिसेज़ वीज़्ली को बताना चाहता था कि उसे क्यों नहीं 
मालूम कि उनके बेटों के साथ क्या हुआ था, लेकिन - 

I 'शुक्र है, त सही-सलामत हो,” उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, 
हालाकि हैरी को नहीं लगता था कि वह इसका हक़दार है। 

"तुम्हारे पास ब्रांडी होगी, मॉली ?' हैग्रिड ने थोड़ा कापते हुए पूछा। 
‘सिर्फ़ दवा की तरह ?' 

मिसेज़ वीज़्ली जादू से भी ब्रांडी की बोतल बुला सकती थीं, लेकिन 
जब वे उसे लेने के लिए जल्दी से घर की तरफ़ गईं, तो हैरी समझ गया कि 
वे अपना चेहरा छिपाना चाहती थीं। वह जिनी की ओर मुड़ा, जिसने उसके 
अनपूछे सवाल का जवाब तत्काल दे दिया। 

'रॉन और टौंक्स को यहाँ सबसे पहले पहुँचना था, लेकिन वे अपनी 
आवागमन कुंजी चूक गए और यह उनके बिना ही यहाँ आ गई,” उसने 
ज़मीन पर पास में ही पड़े ज़ंग लगे तेल के डिब्बे की तरफ़ इशारा किया। 
“और वह वाली आवागमन कुंजी,” उसने एक पुराने कैनवास शू की तरफ़ 
इशारा किया, 'डैडी और फ़ेड की थी, उन्हें दूसरे नंबर पर आना था। तुम 
और हैग्रिड तीसरे थे और,” उसने अपनी घड़ी देखी, 'अगर वे ऐसा कर 
पाए, तो जॉर्ज और ल्यूपिन एक मिनट में यहाँ आने वाले होंगे।' 

मिसेज़ वीज्ली ब्रांडी की बोतल लेकर वापस लौटीं और हैग्रिड को दे 
दी। उसने बोतल खोली और एक ही घूँट में इसे पूरी पी गया। 

“मम्मी!” जिनी चिल्लाई और कई फ़ुट दूर इशारा करने लगी। 

अंधेरे में एक नीली रोशनी दिखने लगी थी। यह ज़्यादा बड़ी और 
चमकदार होती गई। ल्यूपिन और जॉर्ज घूमते हुए दिखे और फिर गिर 
गए। हैरी तत्काल समझ गया कि कुछ गड़बड़ थी। ल्यूपिन बेहोश जॉर्ज को 
सहारा दे रहे थे, जिसका चेहरा ख़ून में लथपथ था। 

हैरी आगे की तरफ़ भागा और उसने जॉर्ज के पैर पकड़ लिए। वह 
और ल्यूपिन जॉर्ज को उठाकर मकान के अंदर ले गए। किचन से होते हुए 
वे सिटिंग रूम में पहुँचे, जहाँ उन्होंने जॉर्ज को सोफ़े पर लिटा दिया। जैसे ही 

की रोशनी जॉर्ज के सिर पर पड़ी, जिनी की आह निकल गई और हैरी 
का पेट हिचकोले खाने लगा : जॉर्ज का एक कान गायब था। उसके सिर 


हैरी पॉटर 
का हिस्सा लाल ख़ून में लथपथ था। 
ऊपर झुकीं, ल्यूपिन हैरी की 
मिसेज़ वीज़्ली अपने बेटे के ऊपर झु pai 
बाह Ms किचन में ले गए, जहाँ हैग्रिड अब भी अपने भारी-भरकम 
शरीर को पीछे वाले दरवाज़े से निकालने की कोशिश कर रहा था। 
“ओए!' हैग्रिड ने गुस्से से कहा। 'उसे छोड़ दो! हैरी को छोड़ दो!' 


ल्यूपिन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। 

“जब हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स में पहली बार मेरे ऑफ़िस में आया था, 
तो कोने में कौन सा प्राणी था ?' उन्होंने हैरी को थोड़ा सा हिलाते हुए पूछा। 
“जवाब दो!' 

'टैंक में ग्रिंडिलो था, है ना ?' 

ल्यूपिन ने हैरी को छोड़ दिया और किचन की अलमारी से टिककर 
खड़े हो गए। 

हैग्रिड गरजा, 'यह क्यों किया ?' 

“हैरी, मुझे अफ़सोस है, लेकिन मुझे जाँच करनी थी,” ल्यूपिन ने 
सपाट अंदाज़ में कहा। 'हमारे साथ धोखा हुआ है। वोल्डेमॉर्ट को पता था 
कि तुम्हें आज रात हटाया जा रहा है और उसे यह जानकारी सिर्फ़ योजना 
में शामिल लोग ही दे सकते थे। तुम बहुरूपिए भी हो सकते थे, इसलिए 
मुझे जाँच करनी पड़ी।' 

'तो फिर हमारी जाँच क्यों नहीं कर रहे हो?” हैग्रिड ने हॉफते हुए 
कहा, जो अब भी दरवाज़े में से निकलने के लिए जूझ रहा था। 

'तुम अर्ध-दानव हो,' ल्यूपिन ने हैग्रिड की तरफ़ देखते हुए कहा। 
'भेसबदल काढ़ा सिर्फ़ इंसानों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है।” 

'मायापंछी के समूह के किसी भी सदस्य ने वोल्डेमॉर्ट को यह नहीं 
बताया होगा कि हम आज रात को जाने वाले हैं,” हैरी ने कहा। उसके लिए 
तो यह सोचना भी भयंकर था। वह उनमें से किसी पर भी शक नहीं कर 
सकता था। वोल्डेमॉर्ट आख़िर में ही मेरे पास आया था। शुरू में वह नहीं 
जानता था कि असली हैरी मैं ही हूँ। अगर उसे योजना मालूम होती, तो 
उसे शर से ही मालूम होता कि में हैग्रिड के साथ हैं।' , 


'वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें 
पूछा। 'क्या हुआ? त अर क था?' ल्यूपिन ने तीखी आवाज़ में 


70 


और गर्दन का एक तरफ़ 


® 


हैरी ने सं बताया 
संक्षेप में बताया कि उसका पीछा करने वाले प्राणभक्षियों ने 


धराशायी योद्धा प्‌ 


किस तरह उसे पहचान लिया था, किस तरह उन्होंने उसका पीछा छोड़ 
दिया, किस तरह वे वोल्डेमॉर्ट को बुलाकर ले आए, जो उसके और हैग्रिड 
के टौंक्स के माता-पिता के घर पहुँचने के ठीक पहले वहाँ आ गया था। 

'प्राणभक्षियों ने तुम्हें पहचान लिया? लेकिन कैसे? तुमने क्या 
किया था ?' 

मैंने ...' हैरी ने याद करने की कोशिश की। पूरी यात्रा दहशत और 
दुविधा के बवंडर जैसी लग रही थी। “मैंने स्टैन शनपाइक को देखा ... 
आपको याद है, वह लड़का जो नाइट बस में कंडक्टर था? मैंने उसे स्तब्ध 
करने के बजाय निरस्त्र करने की कोशिश की - देखिए, वह नहीं जानता 
था कि वह क्या कर रहा था। वह ज़रूर सम्मोहन शाप के अधीन काम कर 
रहा होगा!' 

ल्यूपिन सदमे में दिखने लगे। 

'हैरी, निरस्त्र करने का वक्त निकल चुका है! वे लोग तुम्हें पकड़ने 
और मारने की कोशिश कर रहे थे! अगर मारते नहीं, तो कम से कम स्तब्ध 
तो कर सकते थे!' 

“हम ज़मीन से सैकड़ों फुट ऊपर थे! स्टैन अपने होशो-हवास में नहीं 
था। अगर मैं उसे स्तब्ध कर देता, तो वह ज़मीन पर गिरकर मर जाता, 
यानी स्तब्ध करने और मृत्युदंशम्‌ शाप देने में कोई फ़क़ नहीं था! निरस्त्रीकरण 
मंत्र ने दो साल पहले मुझे वोल्डेमॉर्ट से बचाया था,” हैरी ने आवेश में कहा। 
ल्यूपिन को देखकर उसे मेहनतकश के ज़कारियस स्मिथ का ताना याद आ 
रहा था, जिसने हैरी की हँसी उड़ाई थी क्योंकि वह डम्बलडोर की सेना को 
निरस्त्र करना सिखा रहा था। 

'हाँ, हैरी,” ल्यूपिन ने दुख भरे संयम से कहा, “और बहुत से 
प्राणभक्षियों ने इसे होते देखा था! देखो, मौत के मुँह में निरस्त्रीकरण मंत्र का 
प्रयोग करना बहुत असामान्य काम था। उसी काम को आज रात उन 
प्राणभक्षियों के सामने दोहराना लगभग आत्मघाती था, जिन्होंने उस पहले 
मौक्रे को या तो देखा था या उसके बारे में सुना था!' 

“तो आपको लगता है कि मुझे स्टैन शनपाइक को मार देना चाहिए 
था ?” हैरी ने गुस्से में पूछा। ५ 

'ज़ाहिर है नहीं,” ल्यूपिन ने कहा, 'लेकिन प्राणभक्षी - सच कई, तो 
ज्यादातर लोग - ऐसे में तुमसे जवाबी हमले की उम्मीद करते। देखो 

हैरी, निरस्त्र भव एक उपयोगी मंत्र है, लेकिन लगता है, प्राणभक्षी इसे 


72 हैरी पॉटर 
तुम्हारा ट्रेडमार्क मानने लगे हैं और मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम ऐसा 
मत होने दो!' 

ल्यूपिन की बातों से हैरी को लग रहा था कि उससे मूर्खता हो गई 
थी, लेकिन इसके बावजूद उसे गुस्सा आ रहा था। 

“मैं लोगों को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनकी जान नहीं लूँगा,” 
हैरी ने कहा। 'यह वोल्डेमॉर्ट का काम है।' 

ल्यूपिन का जवाब खो गया : आख़िरकार हैग्रिड दरवाज़े में से घुसने 
में कामयाब हो गया और लड़खड़ाते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी टूट 
गई। हैग्रिड की गालियों और माफ़ियों को नज़रअंदाज़ करते हुए हैरी ने 


एक बार फिर ल्यूपिन को संबोधित किया। 
'जॉर्ज ठीर्क तो हो जाएगा ?' 


यह सवाल सुनते ही हैरी के प्रति ल्यूपिन की सारी कुंठा गायब हो 
गई । 

'लगता तो है, वैसे उसके कान के जुड़ने की कोई संभावना नहीं है, 
क्योंकि इसे शाप से उड़ाया गया है -! 


बाहर क़दमों की आवाज़ें आई। ल्यूपिन पीछे वाले दरवाज़े की तरफ़ 
भागे। हैरी ने भी हैग्रिड के पैर के ऊपर से छलॉग लगाकर अहाते में दौड़ 
लगा दी। 


अहाते में दो आकृतियाँ प्रकट हुई थीं। उनकी तरफ़ भागते समय 
हैरी को एहसास हो गया कि वे हर्माइनी और किंग्सले थे, जो एक मुड़े हुए 
कोट हैंगर को पकड़े थे। हर्माइनी हैरी की बाँहों में झूल गई, लेकिन किंग्सले 
ने उनमें से किसी को भी देखकर किसी भी तरह की खुशी ज़ाहिर नहीं की। 


हर्माइनी के कंधे के ऊपर से हैरी ने उसे ल्यूपिन के सीने की तरफ़ छड़ी 
तानते देखा। 


थे?! 'एल्बस डम्बलडोर ने हम दोनों से जो आख़िरी शब्द कहे थे, वे क्या 


ल्यूपिन धीरे से बोले, 'हैरी ही हमारी सर्वश्रेष्ठ आशा है। उस पर 
भरोसा रखना।' 

किंग्सले ने अपनी छड़ी हैरी की 
“हैरी असली है। मैंने जाँच कर ली है।' 


“ठीक है, ठीक है!' किंग्सले ने अपनी छड़ी वापस चोगे में रखते हुए 


तरफ़ तानी, लेकिन ल्यूपिन ने कहा, 


धराशायी योद्धा 73 


कहा। “लेकिन किसी ने गद्दारी की है! उन्हें पता था, उन्हें पता था कि हम 
यह काम आज रात को करने वाले हैं!' 


'ऐसा ही लगता है,' ल्यूपिन ने कहा, “लेकिन ज़ाहिर है, उन्हें यह 
पता नहीं था कि सात हैरी होंगे।' 

“इसमें तसल्ली की क्या बात है?! किंग्सले गुर्राया। 'और कौन 
लौटा है ?' 

“सिर्फ़ हैरी, हैग्रिड, जॉर्ज और मैं।' 

हर्माइनी अपने हाथ के पीछे से हल्के से कराही। 

“तुम लोगों के साथ क्या हुआ ?' ल्यूपिन ने किग्सले से पूछा। 

'पाँच दुश्मनों ने पीछा किया, जिनमें से दो को घायल किया, शायद 
एक को मार डाला,' किंग्सले ने कहा, “और हमने तुम-जानते-हो-कौन को 
भी देखा था। आधे रास्ते में वह हमारे पीछे आ गया, लेकिन अचानक बड़ी 
जल्दी में कहीं चला गया। रीमस, वह -' 

“उड़ सकता है,” हैरी ने उसकी बात पूरी की। “मैंने भी उसे देखा था। 
वह हैग्रिड और मेरे पीछे आया था।' 

'तो इसीलिए वह हमें छोड़कर चला गया था - तुम्हारा पीछा करने 
के लिए!” किग्सले ने कहा। 'मुझे समझ में नहीं आया था कि वह गायब क्यों 
हुआ। लेकिन उसने निशाना क्यों बदल दिया ?' 

'हैरी ने स्टैन शनपाइक पर थोड़ी ज़्यादा दया दिखा दी थी,” ल्यूपिन 
ने कहा। 

“स्टैन ?” हर्माइनी बोली। 'लेकिन मुझे तो लगता था कि वह 
अज्काबान में है ?' 

किग्सले रूखी हँसी हँसा। 

'हर्माइनी, अज्काबान से क्रैदी बड़ी संख्या में भाग चुके हैं और 
मंत्रालय ने इस बात को गोपनीय रखा है। मेरे शाप देते समय ट्रैवर्स का 
नक़ाब गिर गया था। उसे भी अज्काबान के भीतर होना चाहिए था। 
लेकिन तुम्हें क्या हुआ, रीमस ? जॉर्ज कहाँ है ?' 

“उसका एक कान चला गया,,' ल्यूपिन ने कहा। 

“कान ?' हर्माइनी ने ऊँची आवाज़ में दोहराया। 

“स्नेप का काम था, ल्यूपिन ने कहा। 


74 हैरी पॉटर 


“स्नेप ?' हैरी चिल्लाया। “आपने बताया नहीं -' 

“हमारा पीछा करते समय उसका नक़ाब उतर गया था। वैसे भी 
सेक्टमसेम्परा स्नेप का पसंदीदा मंत्र है। काश मैं उसे धूल चटा पाता, 
लेकिन घायल जॉर्ज को झाड़ू पर बैठाए रखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। 
बहुत तेज़ी से खून बह रहा था।' 


उन चारों के बीच खामोशी छा गई, जब उन्होंने आसमान की तरफ़ 
देखा। किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिख रही थी। उदासीन सितारे 
टिमटिमा रहे थे। सितारों के नीचे उनके उड़ते दोस्त नज़र नहीं आ रहे थे। 
रॉन कहाँ था? फ़ेड और मिस्टर वीज्ली कहाँ थे? बिल, फ्लर, टौंक्स, 
बावरे-नैन और मंडंगस कहाँ थे? 

“हैरी, अपना हाथ देना! हैग्रिड ने दरवाज़े से भर्राई आवाज़ में कहा, 
जिसमें वह एक बार फिर फँस गया था। हैरी को खुशी हुई कि उसे करने के 
लिए कोई काम मिल गया। हेग्रिड को आज़ाद करके वह खाली किचन से 
होते हुए सिटिंग रूम में गया, जहाँ मिसेज़ वीज़्ली और जिनी अब भी जॉर्ज 
की देखभाल कर रही थीं। मिसेज़ वीज्ली ने अब उसका खून बहना रोक 
दिया था। लैंप की रोशनी में हैरी ने जॉर्ज के कान की जगह पर साफ़ खुला 
छेद देखा। 


“वह कैसा है ?' 
मिसेज़ वीज्ली ने मुडकर देखा और कहा, “मैं इसे दोबारा नहीं उगा 


सकती, क्योंकि इसे शैतानी जादू से काटा गया है। लेकिन इससे भी बुरा हो 
सकता था ... कम से कम वह ज़िंदा तो है।' 


“हा,” हैरी ने कहा। “भगवान का शुक्र है।' 
'मुझे अहाते में किसी की आवाज़ सुनाई दी थी,' जिनी ने कहा। 
'हर्माइनी और किंग्सले आ चुके हैं,” हैरी ने कहा। 


भगवान का शुक्र है,' जिनी ने फुसफुसाकर कहा उन्होंने एक- 
की तरफ़ देखा। हैरी जिनी को गले लगाना चाहता RR 
के वहाँ होने की ज़्यादा परवाह नहीं ह 


8 इससे पहले कि वह अपने 
मन में आई इस भावना पर अमल कर पाता, किचन की तरफ़ से ज़ोरदार 
धमाके की आवाज़ आई। का 

'किंग्सले, मैं अपनी 


साबित कर हैँ 


धराशायी योद्धा 75 


होगा!” 

हैरी ने पहले कभी मिस्टर वीज़ली को इस तरह चिल्लाते हुए नहीं 
सुना था। वे लिविंग रूम में धड्धड़ाते हुए आए। उनके गंजे सिर पर पसीना 
चमक रहा था, उनका चश्मा तिरछा था और फ़ेड उनके ठीक पीछे था। 
दोनों के ही चेहरे पीले थे, लेकिन वे सही-सलामत थे। 

'आर्थर!' मिसेज़ वीज्ली सुबकीं। “ओह, भगवान का शुक्र है! 

“वह कैसा है ?' 

मिस्टर वीज़्ली जॉर्ज के पास घुटनों के बल बैठ गए। हैरी ने पहली 
बार फ़ेड को शब्दों के लिए संघर्ष करते देखा। उसने सोफ़े के पीछे से अपने 
जुड़वाँ भाई के घाव को देखा, जैसे उसे अपनी आँखों पर यक़ीन नहीं हो 
रहा हो। 

फ़ेड और मिस्टर वीज़्ली के आने की आवाज़ों से जागकर जॉर्ज 
थोड़ा हिला। 

“कैसा लग रहा है, जॉर्ज?” मिसेज़ वीज़्ली ने फुसफुसाकर पूछा। 

जॉर्ज की उँगलियाँ अपने सिर के एक तरफ़ कुछ टटोलने लगीं। 

'संत जैसा,” वह बुदबुदाया। 

“उसके साथ क्या गड़बड़ है ?' फ़ेड ने दहशत में आते हुए पूछा। 'क्या 
उसके दिमाग पर असर हुआ है ?' 

'संत जैसा,” जॉर्ज ने आँखें खोलकर अपने भाई को देखते हुए कहा। 
'देखो ... मैं छिद्रान्वेषी हूँ। छिद्र, फ़ेड, समझ गए ?' 

मिसेज़ वीज्ली पहले से ज़्यादा तेज़ी से सुबकने लगीं। फ़ेड के पीले 
चेहरे पर रंगों की बाढ़ आ गई। 

'बकवास,' उसने जॉर्ज से कहा। ‘बकवास! जब तुम्हारे सामने कान 
संबंधी हास्य का पूरा भंडार था, तब भी तुमने छिद्रान्वेषी को चुना ?' 

'ओह ठीक है,” जॉर्ज ने अपनी आँसुओं में डूबी माँ से मुस्कराते हुए 
कहा। 'ख़ैर मम्मी, अब तो आप हम लोगों में फ़र्क़ कर सकेंगी।' 

उसने चारों तरफ़ देखा। 

“हाय हैरी - तुम हैरी हो, है ना ?' 

'हॉ,' हैरी ने सोफ़े के क़रीब पहुँचते हुए कहा। 

'देखो, कम से कम हम तुम्हें मंज़िल तक सही-सलामत लाने में 


कामयाब हो गए,' जॉर्ज ने कहा। 'रॉन और बिल मेरे आस-पास क्यों 
नहीं हैं?” 

“वे लोग अब तक लौटे नहीं हैं, जॉर्ज,' मिसेज़ वीज़्ली ने कहा। जॉर्ज 
की मुस्कान ग़ायब हो गई। हैरी ने जिनी की तरफ़ देखा और इशारे से 
बाहर बुलाया। किचन से गुज़रते समय जिनी धीमी आवाज़ में बोली, 'रॉन 
और टौंक्स को अब तक आ जाना चाहिए था। उन्हें ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं 
करनी थी। मुरियल आंटी का घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है।' 

हैरी कुछ नहीं बोला। रॉन के घर पहुँचने के बाद से वह डर को खुद 
से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब यह उस पर हावी हो 
गया, उसकी चमड़ी पर रेंगने लगा, उसके सीने में धड़कने लगा, उसके गले 
को जकड़ने लगा। जब हैरी जिनी के साथ अँधेरे में डूबे अहाते की सीढ़ियाँ 
उतरने लगा, तो जिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। 

किंग्सले इधर से उधर चहलक़दमी कर रहा था और मुड़ते समय हर 
बार आसमान की तरफ़ देख रहा था। हैरी को लिविंग रूम में वरनॉन 
अंकल की चहलक़दमी याद आ गई, जो अब जैसे दस लाख साल पहले की 
बात लग रही थी। हैग्रिड, हर्माइनी और ल्यूपिन खामोशी में ऊपर देख रहे 
थे। जब उनकी ख़ामोश टोह में हैरी और जिनी शामिल हो गए, तो उनमें से 
किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा। 

मिनट खिंचकर जैसे बरसों की तरह लंबे हो गए थे। हवा की हल्की 
सी सरसराहट सुनकर भी वे सभी उछल पड़ते थे और सरसराती झाड़ी या 
पेड़ की तरफ़ इस उम्मीद में मुड़ जाते थे कि शायद मायापंछी के समूह का 
कोई सदस्य उसकी पत्तियों के बीच से कूदकर प्रकट हो सकता है - 

कम और फिर उन्हें ऊपर एक झाड़ू दिखी, जो ज़मीन की तरफ़ आने 
लगी - 

“वही हैं!” हर्माइनी चीख़ी। 

टौंक्स ज़मीन पर आने के बाद थोड़ी दूर तक फिसली जिससे हर 
तरफ़ धूल और कंकड़ उड़ने लगे। | 


“रीमस!” टौंक्स चिल्लाई, जब वह झाड़ू से सीधी ल्यूपिन की बाँहों में 
कूदी। ल्यूपिन का चेहरा सख्त और सफ़ेद था; ऐसा लग रहा था, जैसे 


और हर्माइनी की तरफ़ अंधों की 
तरह चलने लगा। 


“तुम ठीक हो,” वह बुदबुदाया, जब हर्माइनी ने उस पर छलाँग लगा 


धराशायी योद्धा 77 


दी और उसे कसकर गले लगा लिया। 

“मुझे लगा था - मुझे लगा था -' 

'मैं ठीक हूँ,” रॉन ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। "मैं ठीक हूँ।' 

'रॉन ने बढ़िया काम किया,” टौंक्स ने ल्यूपिन को छोड़ते हुए उत्साह 
से कहा। 'अद्भुत। उसने एक प्राणभक्षी को स्तब्ध कर दिया, सीधे सिर 
पर मंत्र मारा। झाडू पर उड़ने वाले आदमी पर निशाना लगाना बहुत बड़ी 
बात है -? 

“तुमने ऐसा कर दिया?” हर्माइनी ने कहा। वह रॉन के गले में बाँहें 
डालकर उसे निहार रही थी। 

“हमेशा हैरानी का अंदाज़ रहता है,' रॉन ने थोड़ा चिढ़कर कहा और 
खुद को आज़ाद कर लिया। 'क्या हम सबसे आख़िर में आए हैं ?' 

“नहीं,” जिनी ने कहा, “हम लोग अब भी बिल, फ्लर, बावरे-नैन 
और मंडंगस का इंतज़ार कर रहे हैं। रॉन, मैं मम्मी-डैडी को बताकर आती 
हूँ कि तुम सही-सलामत आ गए हो -' 

वह भागकर अंदर चली गई। 

“तुम कहाँ रह गई थीं ? कया हुआ था?' ल्यूपिन टौंक्स पर लगभग 
गुस्सा होते हुए बोले। 

'बेलाट्रिक्स,' टौंक्स बोली। 'रीमस, वह मुझे भी मारने के लिए 
उतनी ही बेताब थी, जितनी कि हैरी को। उसने मुझे मारने की बहुत 
कोशिश की। काश मैं उसे ख़त्म कर पाती, मेरे मन में उसे मारने की हसरत 
थी। लेकिन हमने निश्चित रूप से रोडोल्फ़स को घायल कर दिया ... फिर 
हम रॉन की मुरियल आंटी के घर पहुँच गए। हमारी आवागमन कुंजी छूट 
गई और उन्होंने बड़बड़ करके हमें देर करा दी -' 

ल्यूपिन के जबड़े की एक मांसपेशी फड़क रही थी। उन्होंने सिर 
हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। 

किंग्सले 'तुम लोगों के साथ क्‍या हुआ?” टौंक्स ने हैरी, हर्माइनी और 
किंग्सले की ओर मुड़ते हुए पूछा। 

उन्होंने अपनी यात्राओं का हाल सुनाया, लेकिन पूरे समय बिल, 
जिर, बावरे-नैन और मंडंगस की अनुपस्थिति कोहरे की तरह हावी रही। 


इसकी बर्फ़ीली चुभन इतनी पैनी थी कि इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा 
सकता था| .., 


78 हैरी पॉटर 


“मुझे डाउनिंग स्ट्रीट लौटना होगा। मुझे एक घंटे पहले ही प्रधानमंत्री 
के पास र चाहिए था,” किंग्सले ने आसमान में आखिरी बार नज़र 
दौड़ाते हुए कहा। 'उन लोगों के लौटने पर मुझे ख़बर कर देना। क 

ल्यूपिन ने सिर हिलाया। बाक्रियों की तरफ़ हाथ हिलाकर किंग्सले 
अँधेरे में गेट की तरफ़ चल दिया। जब किंग्सले रॉन के घर की सीमा के 
बाहर निकलकर अंतर्ध्यान हुआ, तो हैरी को खट्ट की हल्की सी आवाज़ 
सुनाई दी। 

मिस्टर और मिसेज़ वीज्ली पीछे की सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे 
आए। जिनी उनके पीछे थी। मिस्टर और मिसेज़ वीज्ली ने रॉन को गले 
लगाया और फिर ल्यूपिन तथा टौंक्स की ओर मुड़े। 


“हमारे बेटों को सही-सलामत लाने के लिए धन्यवाद,” मिसेज़ 
वीज्ली बोलीं। 


टौंक्स ने तत्काल जवाब दिया, 'बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो, 
मॉली ।' 

‘जॉर्ज कैसा है ?' ल्यूपिन ने पूछा। 

'उसे क्या हुआ है ?' रॉन ने पूछा। 

“उसका -! 


लेकिन मिसेज़ वीज़्ली का वाक्य शोर में गुम हो गया। एक थेस्ट्रॉल 
उनसे कुछ फ़ुट दूर उतर गया था। बिल और फ़्लर इसकी पीठ से फिसले। 
उनके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन वे घायल नहीं थे। 

“बिल! भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है -' 


मिसेज़ वीज्ली आगे की तरफ़ भागीं, लेकिन बिल ने उन्हें बस ज़रा 
सा गले लगाया, फिर अपने पिता की ओर सीधे देखते हुए बोला 
'बावरे-नैन मारे गए।' [ 
कोई कुछ नहीं बोला, कोई हिला तक नहीं। हैरी हुआ 
उसके भीतर कोई चीज़ गिर रही थी, ज़मीन के नीचे जा इजा 
हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी 


'हमने देखा था, बिल ने कहा । फ़्लर ने सिर 
र हिलाया। किचन की 
खिड़की से आती रोशनी में उसके गालों पर आँसुओं के Ail ba 
रहे थे। 'जब हम घेरा तोड़कर बाहर उसके ठीक बाद ही यह हुआ 
था : बावरे-नैन और मंडंगस हमारे क़रीब थे। बाद ही यह हुअ 


हम भी उत्तर दिशा में जा रहे 


धराशायी योद्धा 79 


थे। वोल्डेमॉर्ट उड़ सकता है। वह सीधे उनकी तरफ़ लपका। मंडंगस दहशत 
में आ गया। मैंने उसकी चीख़ सुनी। बावरे-नैन ने उसे रोकने की कोशिश 
की, लेकिन वह अंतर्ध्यान हो गया। वोल्डेमॉर्ट का शाप सीधे बावरे-नैन के 
चेहरे पर पड़ा। वे अपनी झाड़ू पर से पीछे की तरफ़ गिर गए और - हम 
कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं, आधा दर्जन प्राणभक्षी हमारे पीछे 
पड़े थे -' 

बिल की आवाज़ टूट गई। 

“ज़ाहिर है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते थे,” ल्यूपिन ने कहा। 

वे सभी एक-दूसरे की तरफ़ देखते हुए खड़े रहे। हैरी को यह बात 
पूरी तरह समझ नहीं आई। बावरे-नैन मर गए; यह नहीं हो सकता ... 
बावरे-नैन, इतने सख्तजान, इतने बहादुर, इतने कुशल योद्धा ... 

हालाँकि किसी ने यह कहा नहीं, लेकिन आखिरकार हर एक को 
समझ में आ गया कि अब अहाते में इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है। 
खामोशी से वे मिस्टर और मिसेज वीज्ली के पीछे-पीछे घर की तरफ़ चल 
दिए। वे लिविंग रूम में पहुँचे, जहाँ फ़ेड और जॉर्ज हँस रहे थे। 

दाखिल होते समय उनके चेहरे देखकर फ़ेड ने पूछा, 'क्या गड़बड़ हो 
गई ? क्या हुआ कौन - ?! 

'बावरे-नैन,' मिस्टर वीज्ली ने कहा। 'मर गए।' 

जुड़वाँ भाइयों की मुस्कान सदमे भरी खिसियाहट में बदल गई। 
किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना है। टौंक्स ख़ामोशी से रूमाल में 
मुंह छिपाकर रो रही थी : हैरी जानता था, वह बावरे-नैन के क़रीब थी, 
जादू मंत्रालय में उनकी प्रिय शिष्या। हैग्रिड एक कोने में फ़र्श पर बैठा था, 
जहाँ उसके पास पर्याप्त जगह थी। वह टेबलक्लॉथ जितने बड़े रूमाल से 
अपनी आँखें पोंछ रहा था। 

बिल ने साइडबोर्ड तक जाकर फ़ायरव्हिस्की की बोतल और कुछ 
गिलास निकाले। 

'यह लो,' उसने अपनी छड़ी लहराकर बारह भरे गिलास कमरे में 
हर एक की तरफ़ उड़ाकर भेजे, फिर तेरहवें गिलास को ख़ुद उठाकर कहा। 
'बावरे-नैन के नाम।' 

'बावरे-नैन,' उन सबने कहा और पी गए। 

'बावरे-नैन,' हैग्रिड ने हिचकी लेते हुए कहा। 


80 हैरी पॉटर 


फ़ायरव्हिस्की से हैरी का गला जलने लगा। इसकी जलन से वह 
होश में आ गया और अवास्तविकता का सुन्न एहसास दूर हो गया। उसके 
भीतर साहस जैसी कोई चीज़ आग की तरह सुलगने लगी। 

“तो मंडंगस भाग खड़ा हुआ?” ल्यूपिन ने कहा, जिन्होंने अपना 
गिलास एक साँस में ख़त्म कर दिया था। 


माहौल तत्काल बदल गया। हर कोई तनाव भरे अंदाज़ में ल्यूपिन 
को देख रहा था। हैरी को लगा कि सभी उनकी बात सुनना तो चाहते थे, 
लेकिन साथ ही थोड़े डरे हुए भी थे कि वे जाने क्या कहेंगे। 


'मैं जानता हूँ, तुम क्या सोच रहे हो,' बिल ने कहा, “और यहाँ आते 
समय पूरे रास्ते मैं भी यही बात सोच रहा था। वे हमारी घात में बैठे थे, है 
ना? लेकिन मंडंगस हमें धोखा नहीं दे सकता था। प्राणभक्षियों को यह 
मालूम नहीं था कि सात हैरी होंगे। इससे वे दुविधा में पड़ गए थे और मैं 
आपको याद दिला दूँ कि मंडंगस ने ही सात हैरी वाला सुझाव दिया था। 
उसने उन्हें यह महत्वपूर्ण बात क्यों नहीं बताई ? मुझे लगता है, बात सिर्फ़ 
यह थी कि मंडंगस दहशत में आ गया था। वह तो इसमें शामिल भी नहीं 
होना चाहता था, लेकिन बावरे-नैन ने उसे मजबूर किया था और 


तुम-जानते-हो-कौन सबसे पहले उन्हीं पर लपका था : इससे कोई भी 
दहशत में आ जाता।' 


'तुम-जानते-हो-कौन ने ठीक वही किया, जिसकी बावरे-नैन को 
उम्मीद थी,” टौंक्स ने कहा। 'वावरे-नैन ने कहा था कि तुम-जानते-हो-कौन 
को असली हैरी के सबसे अनुभवी, सबसे कुशल ऑरर्स के साथ होने की 
उम्मीद होगी। उसने सबसे पहले बावरे-नैन का पीछा किया और जब 
मंडंगस ने भांडा फोड़ दिया, तो वह किंग्सले की तरफ़ लपका ...' 


“हाँ, यह बहुत अच्छा हुआ, फ्लर ने कहा, 'लेकिन इससे यह पता 
नहीं चलता है कि उन्हें यह कैसे मालूम था कि हम आज रात को ही हैरी को 
हटाने वाले हैं, है ना? किसी न किसी से तो लापरवाही हुई है। किसी के मुँह 
से बाहरी व्यक्ति के सामने तारीख निकल गई 


ई होगी। इस तरह उन्हें 

तारीख़ तो पता चल गई, लेकिन पूरी योजना पता नहीं चल पाई।' 
उसने उन सभी को गुस्से से घूरा। उसके सुंदर चेहरे पर अब भी 
आँसुओं के निशान नज़र आ रहे थे। वह इस मुद्रा में थी कि कोई उसकी 
बात काटकर तो देखे। किसी ने भी ऐसा नहीं किया। खामोशी को तोड़ने 
वाली इकलौती आवाज़ हैग्रिड की थी, जो अपने रूमाल के पीछे हिचकियाँ 


धराशायी योद्धा 8I 


ले रहा था। हैरी ने हैग्रिड की तरफ़ देखा, जिसने हैरी की जान बचाने के 
लिए अभी-अभी अपनी जान जोखिम में डाली थी - हैग्रिड, जिससे वह 
प्यार करता था, जिस पर वह भरोसा करता था, जिसे वोल्डेमॉर्ट ने एक 
बार चकमा देकर ड्रैगन के अंडे के बदले में उससे महत्वपूर्ण जानकारी 
निकलवा ली थी ... 


'नहीं,' हैरी ने ज़ोर से कहा और सभी उसे हैरानी से देखने लगे। 
लगता था, फ़ायरव्हिस्की पीने के बाद उसकी आवाज़ तेज़ हो गई थी। 
'मेरा मतलब है ... अगर किसी से गलती हो भी गई हो,' हैरी ने आगे 
कहा, “और उसके मुँह से कुछ निकल भी गया हो, तो मैं जानता हूँ कि 
उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं 
है,” उसने सामान्य से ज्यादा ऊँची आवाज़ में बोलना जारी रखा। 'हमें 
एक-दूसरे पर भरोसा करना होगा। मुझे आप सभी पर भरोसा है। मुझे 
नहीं लगता कि इस कमरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति मुझे कभी वोल्डेमॉर्ट को 
बेचेगा।' 

उसके शब्दों से एक बार फिर खामोशी छा गई। सभी उसकी तरफ़ 
देख रहे थे। हैरी को एक बार फिर गर्मी का एहसास हुआ। सिर्फ़ कुछ करने 
के लिए उसने थोड़ी फ़ायरव्हिसकी और पी ली। उसे पीते-पीते उसने 
बावरे-नैन के बारे में सोचा। बावरे-नैन हमेशा डम्बलडोर की लोगों पर 
भरोसा करने की आदत का मज़ाक़ उड़ाते थे। 

“बहुत बढ़िया बात कही, हैरी,” फ़ेड ने अप्रत्याशित रूप से कहा। 

“वाह, वाह, जॉर्ज ने फ़ेड की तरफ़ देखते हुए कहा, जिसके मुँह का 
कोना थिरका। 

ल्यूपिन ने अजीब भाव से हैरी की तरफ़ देखा। यह दया से 
मिलता-जुलता भाव था। 

“आपको लगता है, मैं मूर्ख हूँ?” हैरी ने पूछा। 

'नहीं, मुझे लगता है कि तुम जेम्स जैसे हो,' ल्यूपिन ने कहा, 'जिसे 
अपने दोस्तों पर अविश्वास करना सबसे बड़ा अपमान लगता था।' 

हेरी जानता था कि ल्यूपिन क्या कहना चाहते हैं : यही कि उसके 
पिता के दोस्त पीटर पेटिग्रू ने उनके साथ गद्दारी की थी। जाने क्यों उसे 
गुस्सा आने लगा। वह बहस करना चाहता था, लेकिन ल्यूपिन मुड़कर उससे 
दूर चल दिए और अपना गिलास बगल वाली टेबल पर रखकर बिल से 
बोले, 'एक काम करना है। मैं किंग्सले से पूछता हूँ कि क्या - 


पॉटर 
82 हैरी पाटर 


“नहीं,” बिल ने तत्काल कहा, वह काम मैं करूँगा। में साथ चलता 
'तुम लोग कहाँ जा रहे हो ?” टौंक्स और फ्लर ने एक साथ पूछा। 
'बावरे-नैन की लाश,” ल्यूपिन ने कहा। 'हमें उसे ढूँढना होगा।' 
“क्या यह काम -?' मिसेज़ वीज़्ली ने कहना शुरू किया और बिल 
को आग्रह भरी नज़रों से देखा। 

'बाद में नहीं हो सकता ?” बिल ने उनकी बात को पूरा करते हुए 
कहा। 'नहीं, जब तक कि आप यह न चाहें कि प्राणभक्षी उनकी लाश पर 
क़ब्ज़ा कर लें ?! 

कोई कुछ नहीं बोला। ल्यूपिन और बिल चले गए। 


बाक़ी सभी अब कुर्सियों पर बैठ गए। सिर्फ़ हैरी खड़ा रहा। 
अचानक हुई मौत जैसे उनके बीच मौजूद थी। 


हैरी ने कहा, 'मुझे भी जाना है।' 

दस जोड़ी हैरान आँखें उसे देखने लगीं । 

'बेवकूफ़ मत बनो, हैरी,” मिसेज़ वीज़्ली बोलीं। 'तुम यह क्या कह 
रहे हो ?! 
“मैं यहाँ नहीं रुक सकता।' 
उसने अपना माथा मला। यह दोबारा दुखने लगा था। उसे इतना 
दर्द एक साल से नहीं हुआ था। 

'जब तक मैं यहाँ रहूँगा, आप सभी ख़तरे में रहेंगे। मैं नहीं चाहता -' 

'इतने बेवकूफ़ मत वनो!' मिसेज़ वीज्ली ने कहा। “आज रात की 
सारी जद्दोजेहद का मक़सद तुम्हें यहाँ सुरक्षित लाना था और ईश्वर का 
शुक्र है कि हम इसमें कामयाब हो गए। और फ्लर भी फ़ांस के बजाय यहीं 
शादी करने के लिए तैयार हो गई है। हमने सारा इंतज़ाम कर लिया है, 
ताकि हम सभी एक साथ रह सर्के और तुम्हारी देखभाल कर सकें -' 

वे समझ नहीं रही थीं। वे इसे बेहतर नहीं, बदतर बना रही थीं। 

'अगर वोल्डेमॉर्ट को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ -' 

'लेकिन उसे कैसे पता चलेगा ?' मिसेज़ वीज़्ली ने पूछा। 


“हैरी, इस वक्‍त तुम एक दर्जन जगहों 
| गहों में से कहीं पर भी हो सकते 
हो,” मिस्टर वीज़्ली ने कहा । 'उसे किसी तरह यह पता चल ही नहीं सकता 


धराशायी योद्धा 83 


कि तुम किस सुरक्षित घर में हो।' 

“मुझे अपनी चिंता नहीं है!” हैरी ने कहा। 

'हम जानते हैं,” मिस्टर वीज्ली ने धीरे से कहा, 'लेकिन अगर तुम 
यहाँ से चले गए, तो आज रात के हमारे सारे किए-धरे पर पानी फिर 
जाएगा।' 

'तुम कहीं नहीं जा रहे हो, हैग्रिड गुर्राया। 'हे भगवान, हैरी, हम 
सबने तुम्हें यहाँ लाने के लिए इतना कुछ किया, इसके बाद तुम ऐसा सोच 
भी कैसे सकते हो ?! 

“हाँ, और मेरे गायब कान का बलिदान ?' जॉर्ज ने तकिए से उठते 
हुए कहा। 

'में जानता हूँ -' 

'बावरे-नैन यह नहीं चाहते -' 

'मैं जानता हूँ!” हैरी चिंघाड़ा। 

वह बुरी तरह फँसा हुआ महसूस कर रहा था : क्‍या वह यह नहीं 
जानता था कि उन्होंने उसके लिए कितना कुछ किया है। क्या ये लोग यह 
नहीं समझते हैं कि इसी कारण तो वह जाना चाहता था, ताकि उन्हें उसके 
कारण आगे कष्ट न उठाना पड़े? एक लंबी और अजीब ख़ामोशी छाई 
रही, जिस दौरान उसका निशान दुखता और टीस मारता रहा। आखिरकार 
मिसेज़ वीज़्ली ने ख़ामोशी तोड़ी। 

“हैरी, हेडविग कहाँ है?” उन्होंने उसे मनाते हुए पूछा। 'हम उसे 
पिगविजियन के साथ रख वेते हैं और कुछ खाने को दे देते हैं।' 

उसके अंदर मरोड़ सी उठने लगी। वह उन्हें सच्चाई नहीं बता 
सकता था। जवाब देने से बचने के लिए वह अपनी बची हुई फ़ायरव्डिस्की 
एक ही घूँट में पी गया। 

'तब तक ठहरो, जब तक लोगों को यह पता न चल जाए कि तुमने 
यह काम एक बार फिर कर दिया है, हैरी,” हैग्रिड बोला। 'उससे बच निकले 
और उससे लड़े, जबकि वह ठीक तुम्हारे ऊपर था!' 

'इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था,” हैरी ने सपाट अंदाज़ में कहा। 
“वह तो मेरी छड़ी का कमाल था। मेरी छड़ी ने अपने आप यह काम 
किया था।' 

कुछ पल बाद हर्माइनी धीरे से बोली, “लेकिन यह संभव नहीं है, 


Fe हैरी पॉटर 


हैरी। शायद तुम्हारा मतलब यह है किं तुमने अनजाने में जादू कर दिया, 


तुमने सहज बुद्धि से प्रतिक्रिया की।' 
i “नहीं,” हैरी ने कहा। “मोटरसाइकल गिर रही थी। मैं नहीं जानता 
था कि वोल्डेमॉर्ट कहाँ है, लेकिन मेरी छड़ी मेरे हाथ में घूमी और उसे 
खोजकर उसकी तरफ़ एक मंत्र मारा और उस मंत्र को र तो मैं जानता तक 
नहीं था। मैंने पहले कभी सुनहरी लपटें नहीं निकाली हैं।' 


मिस्टर वीज्ली बोले, ‘अक्सर जब कोई तनावपूर्ण स्थिति में होता है, 
तो वह बिना जाने ही जादू कर सकता है। छोटे बच्चे अक्सर जादू का 
प्रशिक्षण मिलने से पहले ऐसा करते रहते हैं -' 


“यह बात नहीं थी,' हेरी ने दाँत भींचकर कहा। उसका निशान जल 
रहा था। वह नाराज़ और कुंठित था। वह उनके इस विचार से चिढ़ रहा था 
कि उसमें वोल्डेमॉर्ट जितनी शक्ति है। 


किसी ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि उन्हें उसकी बात पर 
यक्रीन नहीं था। वैसे जब वह इस बारे में सोचने लगा, तो उसने भी कभी 
किसी छड़ी के बारे में नहीं सुना था, जो अपने आप जादू करती हो। 


उसका निशान दर्द से फटने लगा। वह कराहने से बचने के लिए 


जूझने लगा। ताज़ी हवा के बारे में बुदबुदाते हुए उसने अपना गिलास नीचे 
रखा और कमरे से बाहर निकल गया। 


जब उसने अँधेरे अहाते को पार किया, तो विशाल कंकाल जैसे 
थेस्ट्रॉल ने ऊपर देखा, अपने विशाल चमगादड़ जैसे पंख हिलाए, फिर 
दोबारा चरने लगा। हैरी बगीचे के गेट पर जाकर रुक गया और इसके 
ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुके पौधों को घूरने लगा। वह अपने टीस मारते माथे 
को मल रहा था और डम्बलडोर के बारे में सोच रहा था। 


वह जानता था कि डम्बलडोर उसकी बात पर 
डम्बलडोर को यह पता होता कि हैरी की छड़ी ने अपने आए कप जोर के 
काम किया था। डम्बलडोर के पास हमेशा जवाब रहते थे। वे छड़ियों के बारे 
में जानते थे। उन्होने हैरी को उसकी और वोल्डेमॉर्ट की छड़ी के बीच के 
अजीब संबंध के बारे में बताया था ... लेकिन बावरे-नैन, सिरियस, उसके 
माता-पिता, उसकी उल्लू की तरह ही डम्बलडोर भी वहाँ पहुँच चुके थे, 
जहाँ हैरी उनसे दोबारा कभी बात नहीं कर सकता था। हैरी को गले में 
जलन का एहसास हुआ, जिसका फ़ायरव्हिस्की से कोई लेना-देना नहीं था ... 

और फिर, अचानक उसके माथे का दर्द बहुत तेज़ हो गया। जब 


धराशायी योद्धा 85 


उसने अपना माथा पकड़ा और आँखें बंद कीं, तो उसके दिमाग के भीतर 
एक आवाज़ चिल्लाई। 

(तुमने मुझसे कहा था कि किसी दूसरे की छड़ी के इस्तेमाल से 
समस्या सुलझ जाएगी! 

उसके दिमाग में एक दुबले बूढ़े आदमी की छवि आई, जो पत्थर के 
फ़र्श पर चिथड़ों में पड़ा था और भयंकर ढंग से चीख़ रहा था, असहनीय 
दर्द की चीख ... 

“नहीं! नहीं! मैं दया की भीख मागता हूँ, में दया की भीख मागता 


ww 


'ऑलिवैन्डर, तुमने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से झूठ बोला!” 

“नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला था ... क़सम खाता हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला 
था ...' 

'तुम पॉटर की मदद करना चाहते थे, तुम उसे मुझसे बचाना चाहते 
थे!” 


“मैं कसम खाता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता था ... मुझे यक्रीन था कि 
दूसरी छड़ी से काम बन जाएगा ...' 

“तो बताओ, क्या हुआ। लूसियस की छड़ी टूट क्यों गई ?! 

“मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ... संबंध ... सिर्फ़ ... आप दोनों 
की छड़ियों के बीच है ...' 

शूठ!” 

मेहरबानी करें ... रहम करें ...' 

हैरी ने सफ़ेद हाथ को छड़ी उठाते देखा और वोल्डेमॉर्ट के गुस्से के 
तूफ़ान को महसूस किया। उसने कमज़ोर बूढ़े आदमी को फर्श पर तड़पते 
हुए देखा - 

“हैरी ?” 

यह जितनी जल्दी शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी ख़त्म हो गया। 
हैरी अँधेरे में कापता हुआ बगीचे के गेट को पकड़े रहा। उसका दिल 
सरपट दौड़ रहा था, उसके माथे के निशान में अब भी चुभन हो रही थी। 
कुछ पल तक उसे एहसास ही नहीं हुआ कि रॉन और हर्माइनी उसके पास 
आ चुके थे। 

'हैरी, अंदर चलो,” हर्माइनी फुसफुसाकर बोली। “तुम यहाँ से जाने 


हैरी पॉटर 
86 (७७७ 


में अब भी तो नहीं सोच रहे हो ?' 
के बारे jo तुम्हें रकना होगा,” रॉन ने हैरी की पीठ थपथपाते हुए 


कहा। 

“तुम ठीक तो हो?” हर्माइनी ने पूछा, जो अब इतनी क़रीब आ गई 
थी कि हैरी के चेहरे को देख सकती थी। 'तुम भयंकर दिख रहे हो!” 

हैरी ने कापती आवाज़ में कहा, “मेरी हालत शायद ऑलिवैन्डर से 
ज्यादा अच्छी है ...' 

जब उसने उन लोगों को बताया कि उसने क्या देखा था, तो रॉन 
सदमे में और हर्माइनी दहशत में आ गई। 

'लेकिन यह तो बंद हो जाना चाहिए था! तुम्हारा निशान - इसे तो 
अब नहीं दुखना चाहिए था! तुम्हें उस संबंध को दोबारा खुलने नहीं देना 
चाहिए - डम्बलडोर चाहते थे कि तुम अपना दिमाग बंद कर लो!' 

जब उसने जवाब नहीं दिया, तो हर्माइनी ने उसकी बाह थाम ली। 


“हैरी, वह मंत्रालय, अख़बारों और आधी जादूगर दुनिया पर क़ब्ज़ा 
जमा रहा है! उसे अपने दिमाग पर क़ब्ज़ा मत जमाने दो!' 


आध्याय छह 


पाजामे वाला पिशाच 


बावरे-नैन की मौत का सदमा आने वाले कई दिनों तक पूरे घर पर छाया 
रहा। हैरी को अब भी उम्मीद थी कि वे भी ठक-ठक करते हुए उसी तरह 
पीछे वाले दरवाज़े से चले आएँगे, जिस तरह मायापंछी के समूह के बाक़ी 
सदस्य ख़बरें देने-लेने आते थे। हैरी को यह एहसास हुआ कि काम के 
अलावा कोई चीज़ अपराधबोध और दुख की उसकी भावनाओं पर मरहम 
नहीं लगा सकती। वह जानता था कि उसे अब होरक्रक्स खोजने और उन्हें 
नष्ट करने के अपने लक्ष्य की ओर जल्दी से जल्दी कूच करना चाहिए। 

रॉन ने होरक्रक्सों शब्द को बिना आवाज़ किए मुँह से बोलते हुए 
आगे कहा, “- के वारे में तुम सत्रह साल का होने तक कुछ नहीं कर सकते। 
तुम्हारे ऊपर अब भी स्थितिसूचक सम्मोहन है। जहाँ तक योजना बनाने का 
सवाल है, यह जगह भी हमारे लिए किसी दूसरी जगह जितनी ही अच्छी है, 
है ना?” उसने अपनी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल ली, “या फिर तुम्हें 
उनका पता-ठिकाना मालूम है?' 

'नहीं,' हैरी ने स्वीकार किया। 

“मुझे लगता है कि हर्माइनी इस बारे में थोड़ी छानबीन कर रही है, 
रॉन बोला। 'उसने कहा था कि वह तुम्हारे यहाँ आने के बाद इस बारे में 
बताएगी।' 

प वे नाशते की टेबल पर बैठे थे। मिस्टर वीज़्ली और बिल अभी-अभी 
फेस के लिए निकले थे। मिसेज़ वीज्ली हर्माइनी और जिनी को जगाने 
के लिए ऊपर की मंज़िल पर गई थीं, जबकि फ्लर नहा रही थी। 

'स्थितिसूचक सम्मोहन इकतीस तारीख़ को खत्म होगा,” हैरी ने 


87 


की हैरी पॉटर 

कहा। 'इसका मतलब है कि मुझे यहाँ सिर्फ़ चार दिन और रहना पड़ेगा। 
क चाच दिन,” रॉन दृढ़ता से उसकी बात काटते इए बोला। 'हमें शादी 
के लिए रुकना पड़ेगा। अगर हम उसमें शामिल नहीं हुए, तो वे दोनों हमारी 
जान ले लेंगी।' 

हैरी समझ गया कि “वे दोनों” से रॉन का मतलब फ़्लर और मिसेज़ 
वीज़ली से था। 

जब हेरी विद्रोह के मूड में नज़र आया, तो रॉन बोला, 'एक दिन की 
ही तो बात है।' 

'क्या उन्हें यह एहसास नहीं है कि यह कितना महत्वपूर्ण है - ?” 

‘ज़ाहिर है, उन्हें नहीं है,” रॉन बोला। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। 
और अब जब इस बात का ज़िक्र छिड़ ही गया है, तो मैं तुमसे इस बारे में 
एक बात कहना चाहता था।' 

रॉन ने हॉल के दरवाज़े की तरफ़ देखकर तसल्ली की कि मिसेज़ 
वीज़्ली लौट तो नहीं रही हैं, फिर वह हैरी के क़रीब झुक गया। 

“मम्मी हर्माइनी और मुझसे उगलवाने की कोशिश कर रही थीं। वे 
जानना चाहती थीं कि हम क्या करने जा रहे हैं। वे तुम पर भी कोशिश 
करेंगी, इसलिए तैयार रहना। डैडी और ल्यूपिन ने भी पूछा था, लेकिन जब 
हमने बताया कि डम्बलडोर ने तुम्हें हमारे सिवाय किसी और को बताने से 


मना किया है, तो उन्होंने कोशिश छोड़ दी। लेकिन मम्मी ऐसी नहीं हैं। वे तो 
जैसे ज़िद पकड़ चुकी हैं।' 


रॉन की भविष्यवाणी कुछ ही घंटों में सच हो गई। लंच के कुछ ही 
पहले मिसेज़ वीज़ली ने हैरी को यह कहकर सबसे अलग बुलाया कि वह 
एक मोज़े को पहचानने में उनकी मदद करे, जो उनके ख्याल से उसके बैग 


में से गिरा था। उसे कपड़े धोने की छोटी जगह के पास घेरने के बाद वे 
शुरू हो गई। 


'रॉन और हर्माइनी कह रहे थे कि हॉगवर्ट्स की पढ़ाई 
| तुम तीनों {स की पढ 
छोड़ रहे हो, उन्होंने हल्के, सामान्य अंदाज़ में कहा | 


हैरी बोला, “ओह हाँ, हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं।' 


मशीन 
बनियान निचोड़ने लगी. में अपने आप घूमी और मिस्टर वीज़्ली की 


पाजामे वाला पिशाच 89 


'क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ रहे 
हो ?” मिसेज़ वीज़्ली ने पूछा। | 

'देखिए, डम्बलडोर मेरे लिए ... एक काम छोड़कर गए हैं,” हेरी 
बुदबुदाया। 'रॉन और हर्माइनी भी इसके बारे में जानते हैं और वे भी मेरे 
साथ आना चाहते हैं।' 

“किस तरह का “काम” ?' 

“मुझे अफ़सोस है, लेकिन मैं बता नहीं -' 

'देखो सच कहूँ, तो मुझे लगता है कि आर्थर और मुझे जानने का 
हक़ है। और मुझे यक़रीन है कि मिस्टर व मिसेज़ ग्रेंजर भी इस बात से 
सहमत होंगे!” मिसेज़ वीज़ली ने कहा। हैरी को 'अभिभावकों' के संयुक्त 
हमले का अंदेशा था। उसने कोशिश करके मिसेज़ वीज्ली से नज़रें मिलाई। 
उनकी आँखों का रंग भी जिनी की आँखों की तरह भूरा था। इससे कोई 
मदद नहीं मिली। 

'मिसेज़ वीज्ली, डम्बलडोर नहीं चाहते थे कि किसी और को इस 
बारे में पता चले। मुझे अफ़सोस है। वैसे रॉन और हर्माइनी को साथ जाने 
की ज़रूरत नहीं है, यह उनका फैसला है -' 

“मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जाने की भी ज़रूरत नहीं है!” उन्होंने 
सारा नाटक छोड़ते हुए तपाक से कहा। “तुम मुश्किल से सत्रह साल के हो, 
तुम तीनों ही! यह बिलकुल बकवास है। अगर डम्बलडोर को कोई काम 
करवाना था, तो मायापंछी का पूरा समूह उनके आदेश का पालन करने के 
लिए तैयार था! हैरी, तुमने उनकी बात गलत समझ ली होगी। शायद वे 
तुमसे यह कह रहे होंगे कि वे कोई काम करवाना चाहते हैं और तुमने 
गलती से यह समझ लिया होगा कि वे वह काम तुमसे करवाना चाहते हैं -' 

“मुझसे समझने में कोई गलती नहीं हुई है,' हैरी ने सपाट अंदाज़ में 
कह दिया। “यह काम मुझे ही करना है।' 

हैरी ने मिसेज़ वीज्ली को सुनहरे पैटर्न वाला वह मोज़ा थमा दिया, 
जिसे पहचानने के बहाने से उन्होंने उसे बुलाया था। 

'यह मोज़ा मेरा नहीं है। मैं पडलमियर यूनाइटेड का फैन नहीं हूँ।' 

“ओह, ज़ाहिर है नहीं है,” मिसेज़ वीज़्ली अचानक एक बार फिर 
सामान्य होकर बोलीं। “मुझे यह बात पता होनी चाहिए थी। अच्छा हैरी, 
तुम्हें बिल और फ़्लर की शादी की तैयारी में मदद करने में तो कोई दिक्क़त 


90 हैरी पॉटर 
नहीं होगी, है ना? बहुत सारा काम पड़ा है।' 
“नहीं - मैं - ज़ाहिर है नहीं,” हैरी ने कहा, जो अचानक विषय 


बदलने से चकरा गया था। , 

'तुम कितने अच्छे हो,” मिसेज़ वीज़्ली ने जवाब दिया और वहाँ से 
जाते समय मुस्कराई। 

उस पल के बाद से मिसेज़ वीज़ली ने हैरी, रॉन और हर्माइनी को 
शादी की तैयारियों में इतना व्यस्त रखा कि उन्हें सोचने का समय भी 
मुश्किल से मिल पाया। इस व्यवहार का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण यह हो 
सकता था कि मिसेज़ वीज्ली उन सभी का ध्यान बावरे-नैन और उनकी 
दहशत भरी यात्रा की तरफ़ से हटाना चाहती थीं। जब दो दिन तक बर्तन 
साफ़ करने, फूल और रिबन सजाने, बगीचे से बौनों का सफ़ाया करने और 
ढेर सारा भोजन पकाने में मिसेज़ वीज्ली की मदद करने का सिलसिला 
लगातार चलता रहा, तो हैरी को शक होने लगा कि शायद मिसेज़ वीज़्ली 
का असली मक्रसद कुछ और था। वे उन्हें ऐसे काम बताती थीं, ताकि वह, 
रॉन और हर्माइनी एक-दूसरे से दूर रहें। पहली रात के बाद से उन तीनों 
को मिलने का मौक़ा नहीं मिला था, जब उसने उन्हें बताया था कि वोल्डेमॉर्ट 
ऑलिवैन्डर को यातना दे रहा है। 

'मेरे ख्याल से मम्मी सोचती हैं कि अगर वे तुम तीनों को मिलने 
और योजना बनाने का मौका नहीं देंगी, तो तुम लोगों को यहाँ से जाने में 
देर करा सकती हैं,” जिनी ने हैरी से धीमे स्वर में कहा, जब हैरी के आने के 
बाद की तीसरी रात को वे दोनों डिनर की टेबल लगा रहे थे। 

“और वे क्या सोचती हैं, इसके वाद क्या होगा?' हैरी बुदबुदाया। 
'जब वे हमसे यहाँ घरेलू काम कराएँगी, तब क्या कोई और वोल्डेमॉर्ट को 
मार डालेगा ?' 


उसने बिना सोचे-समझे वोल दिया था सुनकर 
जिनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। र प सा 


> 'तो यह सच है,' उसने कहा। 'तुम यही करने की कोशिश कर रहे 

es - मैं i कर रहा था, हैरी ने बचते हुए कहा। 
एक-दूसरे को घूरा। जिनी के चेहरे पर सदमे के अलावा भी 
pa अचानक हैरी एहसास हुआ कि हॉगवर्टस के मैदान के 
उन चुराए हुए घंटों के बाद वह पहली बार जिनी के साथ 


पाजामे वाला पिशाच छा 
४  सयॉिओ अ क्‍ क्‍अचघछघछघधढढघ  ससबडआ्बक्‍ खअर चप च ि 


अकेला है। उसे यक्रीन था कि जिनी भी वही लम्हे याद कर रही थी। दोनों 
ही उछल पड़े, जब दरवाज़ा खुला और मिस्टर वीज़्ली, किंग्सले तथा बिल 
अंदर आए। 

समूह के बाक़ी सदस्य भी डिनर पर अक्सर वहाँ आते रहते थे, 
क्योंकि अब बारह, ग्रिमॉल्ड चौक की जगह रॉन का घर मुख्यालय बन गया 
था। मिस्टर वीज्ली ने बताया कि रहस्य-रक्षक डम्बलडोर की मौत के बाद 
ऐसा करना ज़रूरी था, क्योंकि डम्बलडोर ने जितने भी लोगों को ग्रिमॉल्ड 
चौक के बारे में बताया था, अब वे सभी रहस्य-रक्षक बन गए थे। 

“हम बीस लोग हैं, इसलिए रहस्य-रक्षक सम्मोहन की शक्ति काफ़ी 
कम हो जाती है। प्राणभक्षियों के लिए किसी से रहस्य उगलवाने की बीस 
गुनी संभावना है। हम इसके ज़्यादा समय तक गोपनीय रहने की उम्मीद 
नहीं कर सकते।' 

“लेकिन वैसे भी स्नेप ने तो अब तक प्राणभक्षियों को उस जगह का 
पता बता दिया होगा?” हैरी ने पूछा। 

'देखो, बावरे-नैन ने स्नेप के खिलाफ़ दो-तीन शाप लगाए थे, 
ताकि उसे दोबारा वहाँ आने से रोक सकें। उम्मीद है कि वे शाप इतने 
शक्तिशाली होंगे कि उसे बाहर रख सकें और अगर वह उस जगह के बारे 
में बोलने की कोशिश करे, तो उसकी जीभ बाँध दें, लेकिन हम इस बारे में 
यक्रीन से कुछ नहीं कह सकते। उस जगह की सुरक्षा अब कमज़ोर लगती 
है, इसलिए मुख्यालय के रूप में उसका प्रयोग करना पागलपन होगा।' 

उस शाम किचन में इतनी भीड़ थी कि छुरी-काँटे का इस्तेमाल 
करना भी मुश्किल था। हैरी ने खुद को जिनी के पास बैठा पाया। उनके 
बीच उभरी अनकही बातों के बाद वह चाहता था कि काश उनके बीच कुछ 
और लोग होते। उसकी बाह छूने से बचने की वह इतनी ज़्यादा कोशिश कर 
रहा था कि चिकन काटने में भी मुश्किल हो रही थी। 

'बावरे-नैन के बारे में कोई ख़बर ?' हैरी ने बिल से पूछा। 


'कोई नहीं,' बिल ने जवाब दिया। 

वे लोग मूडी की अंत्येष्टि नहीं कर पाए थे, क्योंकि बिल और 
ल्यूपिन को मूडी की लाश ही नहीं मिली थी। उनके गिरने की जगह का 
ठीक-ठीक पता नहीं था, क्योंकि उस वक्त अँधेरा था और युद्ध की दुविधा 
भी थी। 

'दैनिक जादूगर में उनकी मौत या लाश मिलने के बारे में एक शब्द 


Go हैरी पॉटर 


भी नहीं छपा है,” बिल ने कहा। लेकिन इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। 
यह अख़बार आजकल बहुत खामोश है।' हर 

“और उन्होंने उस नाबालिग जादू के बारे में भी सुनवाई की ख़बर 
नहीं दी है, जो मैंने प्राणभक्षियों से बचने के लिए किया था,' हैरी ने टेबल 
के पार बैठे मिस्टर वीज्ली से कहा, जिन्होंने अपना सिर हिलाया। “क्योंकि 
वे जानते हैं कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, या इसलिए क्योंकि वे 
दुनिया को यह पता नहीं चलने देना चाहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने मुझ पर 
हमला किया था?! 

'मुझे लगता है कि दूसरा अंदाज़ा सही है। दरअसल स्क्रिमग्योर यह 
स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि तुम-जानते-हो-कौन इतना शक्तिशाली 
बन गया है। वे यह भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि अज्काबान से क्रैदी 
सामूहिक रूप से फ़रार हो गए हैं।' 

“हाँ, जनता को सच्चाई क्यों बताना ?” हैरी ने कहा और अपना 
चाकू इतनी ज़ोर से भींचा कि उसके दाहिने हाथ के पीछे के हल्के निशान 
उसकी चमड़ी पर सफ़ेद उभर आए : मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। 

'क्या मंत्रालय में कोई उनका विरोध करने को तैयार नहीं है ?” रॉन 
ने गुस्से से कहा। 

'ज़ाहिर है, रॉन, हैं। लेकिन लोग दहशत में हैं,” मिस्टर वीज्ली ने 
जवाब दिया। 'इस बात पर दहशत में हैं कि अगली बार वे गायब हो जाएँगे 
या उनके बच्चों पर हमला हो जाएगा! बुरी-बुरी अफ़वाहें फैल रही हैं। 
जैसे, मुझे तो यक़ीन नहीं है कि हॉगवर्ट्स की मगलू अध्ययन की प्रोफ़ेसर ने 
इस्तीफ़ा दे दिया है। वे कई हफ्तों से नज़र नहीं आई हैं। इन दिनों 


स्क्रिमग्योर सारा दिन अपने ऑफ़िस में बंद रहते हैं : काश वे कोई बेहतरीन 
योजना बना रहे हों।' 


कुछ समय के लिए खामोशी छा गई, जिसमें मिसेज़ वीज्ली ने जादू 
से ख़ाली प्लेटें उत्पन्न करके उनमें एप्पल टार्ट परोसा। | 


जब सबको पुडिंग मिल गई, तो फ्लर बोली, 'हेरी, हमें यह फैसला 
करना होगा कि तुम्हारा भेस कैसे बदला जाए।' जब हैरी दुविधा में नज़र 


आया, तो उसने आगे कहा, 'शादी के लिए! ज़ाहिर 
को न्योता नहीं देंगे, लेकिन हम लिए | ३. है, हम किसी प्राणभक्षी 


पीने के बाद किसी की ज़बान Eh फिसलेगी त की ण नहीं दे सकते कि शैंपेन 


एरु सुनकर हैरी ने अंदाज़ा लगा लिया कि उसे अब भी हैग्रिड पर 


र सिला 93 
शक है। 

'हाँ, अच्छी बात है,” मिसेज़ वीज्ली ने टेबल के सिरे से 
उनका चश्मा उनकी नाक ठ कोने पर टिका था और वे एक कार jo 
चर्मपत्र पर लिखे कामों की लंबी सूची को देख रही थीं। 'रॉन, क्या तुमने 
अपना कमरा साफ़ कर लिया है?” 

क्यों ?” रॉन ने चौंकते हुए कहा। उसने चम्मच नीचे पटककर 
अपनी मम्मी को गुस्से से देखा। 'मेरे कमरे की सफ़ाई की क्या ज़रूरत है? 
वह जिस हाल में है, उससे हैरी और मुझे कोई दिक्क़्त नहीं है!” 

“कुछ दिनों बाद तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, लड़के -' 

“क्या उनकी शादी मेरे बेडरूम में होगी?” रॉन ने तैश में आकर 
पूछा। “नहीं ना! तो फिर आखिर मर्लिन की बाई -' 

“अपनी मम्मी से इस तरह बात मत करो,” मिस्टर वीज्ली ने दृढ़ता 
से कहा। 'और उन्होंने जो काम बताया है, चुपचाप कर दो।' 

रॉन ने अपने माता-पिता को गुस्से से घूरा, फिर अपनी चम्मच 
उठाकर बचे हुए एप्पल टार्ट पर हमला कर दिया। 

“मैं भी मदद करता हूँ, उसमें से कुछ कचरा मेरा है,” हैरी ने रॉन से 
कहा, लेकिन मिसेज़ वीज्ली बीच में ही बोल पड़ीं। 

“नहीं, हैरी बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम आर्थर के साथ जाकर मुर्गियों 
के दड़बे की सफ़ाई करो और हर्माइनी, तुम जाकर मिस्टर और मिसेज़ 
डेलाकोर के लिए चादरें बदल दो। तुम जानती हो वे कल सुबह ग्यारह बजे 
आ रहे हैं।' | 

लेकिन जैसा कि पता चला, मुर्गियों के दड़बे में ज़्यादा कुछ नहीं 
करना था। 

'मॉली से इस बात का ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है,' मिस्टर 
वीज्ली ने हैरी को दड़बे से थोड़ी दूर रोकते हुए कहा, 'टेड टौंक्स ने सिरियस 
की दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकल मुझे भेज दी है और मैं उसे यहाँ पर छिपा - 
नहीं, मेरा मतलब है - रख रहा हूँ। बहुत ज़ोरदार चीज़ है। उसमें एग्ज़ॉस्ट 
गैसकिन भी है, मुझे लगता है शायद उसका यही नाम है। बहुत ही बढ़िया 
बैटरी है और यह इस बात का पता लगाने का बहुत अच्छा मौक़ा होगा कि 
ब्रेक किस तरह काम करते हैं। मैं इसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करेगा, 
जब मॉली यहाँ नहीं - मेरा मतलब है, जब मेरे पास समय होगा। 


94 हैरी पॉटर 


जब वे घर में लौटे, तो मिसेज़ वीज़्ली कहीं नहीं दिख रही थीं, 
इसलिए हैरी चुपचाप रॉन के अटारी वाले बेडरूम में पहुँच गया। 

'मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ! ओह, तुम हो,' रान ने राहत के साथ 
कहा, जब हैरी कमरे में दाखिल हुआ। रॉन अपने पलंग पर वापस लेट 
गया, जिससे वह उसी समय उठा था। कमरा उतना ही गंदा था, जितना पूरे 
हफ्ते रहा था। इकलौता परिवर्तन यह था कि हमाइनी इस वक्त ह दूर वाले 
कोने में बैठी थी और उसकी रोऐँदार बिल्ली क्रुकशैंक्स उसके पैरों के पास 
बैठी थी। हर्माइनी कुछ किताबें छाँट रही थी, जिनमें से कुछ हैरी की थीं। 
वह किताबों को दो बड़े ढेरों में लगा रही थी। 

'हाय हैरी,” उसने कहा, जब हैरी अपने पलंग पर बैठा। 

“तुम बचकर कैसे आ गई?' 

“ओह, रॉन की मम्मी भूल गई थीं कि उन्होंने कल ही जिनी और 
मुझसे चादरें बदलवाई थीं,” हर्माइनी बोली। उसने न्यूमरोलॉजी एंड ग्रैमेटिका 
को एक ढेर पर फेंका तथा गुप्त कलाओं का उत्थान और पतन को दूसरे 
ढेर पर। 

“हम लोग अभी बावरे-नैन के बारे में बात कर रहे थे,” रॉन ने हैरी 
से कहा। 'मुझे तो लगता है कि वे बच गए होंगे।' 

“लेकिन बिल ने उन पर मारक शाप पड़ते देखा था,' हैरी बोला। 

हाँ, लेकिन बिल पर भी तो हमला हो रहा था,” रॉन ने कहा। 'वह 
इतने यक्रीन से कैसे कह सकता है कि उसने सही देखा था ?' 

“अगर मारक शाप चूक भी गया हो, तो भी बावरे-नैन कम से कम 
हज़ार फुट ऊपर से गिरे होंगे,” हर्माइनी ने कहा, जो अब अपने हाथ में 
ब्रिटेन और आयरलैंड की क्विडिच टीमें पुस्तक को तौल रही थी। 

“उन्होंने कवच सम्मोहन का इस्तेमाल कर लिया होगा -' 
की 'फ्लर ने बताया था कि उनकी छड़ी उनके हाथ से छूट गई थी,' हैरी 

“अच्छा तो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो कि वे मर जाएँ,' रॉ 

मर जाएँ,' रॉन 
हक किया। और अपने तकिए पर मुक्का मारकर उसे आरामदेह 

'ज़ाहिर है, हम यह नहीं चाहते हैं कि वे मर जाएँ 

हुए 'उनका र जाएँ!” हर्माइनी ने सदमे 
में आते हुए कहा। 'उनका मरना बहुत दुखद है! लेकिन हमें यथार्थवादी 


पाजामे वाला पिशाच 95 
sso bid nb 


होना चाहिए! 


हैरी ने पहली बार यह कल्पना की कि बावरे-नैन का शरीर 
डम्बलडोर जितना ही टूट-फूट गया था, लेकिन उनकी एक आँख अब भी 
अपने कोटर में घूम रही थी। उसके मन में हिक्रारत के भाव के साथ हसने 
की अजीब इच्छा भी हुई। 

'प्राणभक्षियों ने शायद उनकी लाश छिपा दी होगी, ताकि वह किसी 
को मिल न पाए,' रॉन ने समझदारी से कहा। 

'हाँ,' हैरी बोला। 'बार्टी क्राउच की तरह, जिसे हड्डी में बदलकर 
हैग्रिड के सामने वाले बगीचे में दफ़ना दिया गया था। उन्होंने शायद मूडी का 
रूप-परिवर्तन कर दिया होगा और उन्हें कहीं पर दफ़ना -' 

“नहीं!” हर्माइनी चीखी। हैरी ने हैरान होकर देखा कि वह स्पेलमैन्स 
सिलेबरी किताब के ऊपर आँसू बहाने लगी थी। 

ओह नहीं, हैरी ने पुराने पलंग से उठने के लिए जूझते हुए कहा। 
'हर्माइनी, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था -' 

लेकिन ज़ंग लगे स्प्रिंग की चरमराहट के साथ रॉन ने अपने पलंग 
से छलॉग लगाई और हर्माइनी के पास पहले पहुँच गया। उसने हर्माइनी के 
कंधों पर हाथ रखकर अपनी जीन्स की जेब में से एक गंदा सा रूमाल 
निकाला, जिससे उसने कुछ समय पहले ओवन साफ़ किया था। जल्दी से 
उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और रूमाल की ओर तानते हुए बोला, 
'स्वच्छो। ! 

रूमाल का ज्यादातर कचरा साफ़ हो गया। रॉन ने हल्का सा धुआ 
उड़ाता रूमाल हर्माइनी को थमा दिया। 

हर्माइनी ने अपनी नाक सुड़की और हिचकी लेते हुए बोली, “ओह ... 
धन्यवाद, रॉन ... मुझे अफ़सोस है ... यह बहुत भयंकर है, है ना? 
इम्बलडोर के ठीक बाद ... मैंने - कभी - कल्पना भी न - नहीं की थी कि 
बावरे-नैन मर जाएँगे। वे बहुत सख्तजान लगते थे! 

'हाँ, मैं जानता हुँ,” रॉन ने उसका हाथ दबाते हुए कहा। “लेकिन तुम 
जानती हो, अगर वे यहाँ होते, तो हम लोगों से क्या कहते ?' 

'पू - पूर्ण सावधानी,” हर्माइनी ने अपनी आँखें पोंछते हुए कहा। 


'सही कहा,' रॉन ने सिर हिलाते हुए कहा। 'वे हमसे कहते कि हम 
उनके साथ हुई घटना से कुछ सीखें। और इससे मैंने यह सीखा है कि उस 


96 हैरी पॉटर 


कायर घटिया मंडंगस पर कभी भरोसा नहीं करना है।' 

हर्माइनी ने कँपकँपाती हुई हैंसी निकाली और wb दो पुस्तकं उठाने के 
लिए आगे झुकी। एक सेकंड बाद रॉन ने उसके we के ऊपर से अपना 
हाथ हटा लिया। हर्माइनी के हाथ से भयंकर प्राणियों की भयकर पुस्तक 
छूटकर रॉन के पैरों पर गिर गई। पुस्तक पर बेधा बेल्ट खुल गया और 
पुस्तक ने रॉन के टखने पर मुँह मारा। 

'मुझे अफ़सोस है, मुझे अफ़सोस है!” हमाइनी चीख़ी, जब हैरी ने 
पुस्तक रॉन के पैर से दूर खींचकर दोबारा बाँध दी। 

“वैसे तुम इतनी सारी पुस्तकों का कर क्या रही हो ?” रॉन ने अपने 
पलंग की ओर लँगड़ाकर जाते हुए पूछा। 

हर्माइनी बोली, 'बस यह तय करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब 
हम होरक्रक्सों की तलाश करने जाएँगे, उस वक्त हमें कौन सी पुस्तकें 
अपने साथ ले जानी चाहिए।' 

“ओह, ज़ाहिर है,” रॉन ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। “में 
तो भूल ही गया था कि हमें वोल्डेमॉर्ट को चलित लाइब्रेरी में खोजना 
होगा।' 

“हा हा,' हर्माइनी ने स्पेलमैन्स सिलेबरी को देखते हुए कहा। “मैं सोच 
रही हूँ ... क्या हमें पुरातन लिपियों के अनुवाद की ज़रूरत पड़ेगी? यह 
संभव है ... मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से हमें इसे ले चलना 
चाहिए ।' 

उसने सिलेबरी पुस्तक बड़े वाले ढेर पर रख दी और हॉगवर्ट्स : 
एक इतिहास पुस्तक उठा ली। 

हैरी ने कहा, 'सुनो।' 


वह सीधा बैठ गया था। रॉन और हर्माइनी ने 
और अवज्ञा के मिले-जुले भाव से देखा। इनी ने उसकी तरफ़ सब्र 


'मैं जानता हूँ कि डम्बलडोर की अंत्येष्टि के बाद कहा 
था कि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो,' हैरी ने कहना बे किया, न 
'लो वह शुरू हो गया, रॉन ने आँखें चढ़ाकर हर्माइनी से कहा। 


'जैसा हम जानते थे कि वह करेगा हर्माइनी 
,' हम 
दोबारा अपनी पुस्तकों को देखने लगी। 'देखो, मुझे bh 


हॉगवर्ट्स : एक इतिहास भी रख लूँ। भले ही हम हॉगवर्टस नहीं लौट रहे 


पाजामे वाला पिशाच 97 
mens 


हों, लेकिन इसे छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा -? 

“सुनो!” हैरी ने एक बार फिर कहा। 

“नहीं, हैरी, तुम सुनो,” हमाइनी ने कहा। 'हम तुम्हारे साथ चल रहे 
हैं। यह फ़ैसला महीनों पहले - दरअसल बरसों पहले हो गया था।' 

“लेकिन -! 

“चुप रहो,' रॉन ने उसे सलाह दी। 

“- क्या तुम्हें यक्रीन है, तुमने इस बारे में अच्छी तरह से सोच लिया 
है?” हैरी ने कहा। 

'देखते हैं,” हर्माइनी ने कहा और वैत्यों के साथ यात्राएँ पुस्तक थोड़े 
गुस्से के साथ नहीं ले जाने वाले ढेर पर पटक दी। “मैं कई दिनों से सामान 
पैक करने में जुटी हूँ, ताकि हम किसी भी समय तत्काल चल सकें। तुम्हारी 
जानकारी के लिए बता दूँ कि इसके लिए मुझे काफ़ी मुश्किल जादू करना 
पड़ा है। इसके अलावा, हमने रॉन की मम्मी की नाक के नीचे से बावरे-नैन 
के भेसबदल काढ़े का पूरा स्टॉक भी चुरा लिया है। 

'मैंने अपने मम्मी-डैडी की यादों को भी सुधार दिया है। अब उन्हें 
यह विश्‍वास हो गया है कि उनके नाम दरअसल वेंडेल और मोनिका 
विलकिन्स हैं तथा उनके जीवन की महत्वाकांक्षा ऑस्ट्रेलिया में रहने की है, 
जहाँ वे अब रहने भी लगे हैं। इससे वोल्डेमॉर्ट के लिए उन्हें खोजकर मेरे - 
या तुम्हारे बारे में पूछना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुर्भाग्य से, मैं 
उन्हें तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। 

“अगर मैं होरक्रक्सों की खोज में बच जाती हूँ, तो मम्मी-डैडी को 
खोजकर जादू हटा दूँगी। अगर मैं नहीं बच पाती हूँ - तो मुझे लगता है, 
मैंने इतना अच्छा सम्मोहन किया है कि वे सुरक्षित और खुश रहेंगे। जानते 
हो, वेंडल और मोनिका विलकिन्स को यह पता ही नहीं है कि उनकी कोई 
बेटी भी है।' 

हर्माइनी की आँखों में एक बार फिर आँसू तैरने लगे। रॉन ने पलंग 
से उतरकर एक बार फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और हैरी को त्योरियाँ 
चढ़ाकर देखने लगा, जैसे व्यवहारकुशलता की कमी के लिए उसे दोष दे 
रहा हो। हैरी सोच नहीं पाया कि क्या कहे। इसका एक कारण यह भी था 

रॉन के लिए किसी दूसरे को व्यवहारकुशलता का पाठ पढ़ाना बहुत 
असाधारण बात थी। 


98 हैरी पॉटर 


'मैं - हर्माइनी, मुझे अफ़सोस है - मुझे का ' नम लक 

एहसास नहीं था कि रॉन और में तुम्हारे साथ जा 
का es हैं? हम जानते हैं। रॉन, हैरी को दिखाओ कि तुमने क्या 
किया है।' 

“नहीं, उसने अभी-अभी खाना खाया है,” रॉन बोला। 

'छोड़ो भी, उसे दिखा दो!' 

“ओह, ठीक है। हैरी, यहाँ आओ।' 

रॉन ने दूसरी बार हर्माइनी के कंधे से अपना हाथ हटाया और 
दरवाज़े की तरफ़ बढ़ा। 

“आओ ।' 


'क्यों ?' हैरी ने पूछा और रॉन के पीछे-पीछे कमरे से बाहर पहुँच 
गया। 


'अधोगमन,” रॉन अपनी छड़ी नीची छत की तरफ़ करते हुए 
बुदबुदाया। उनके सिर के ऊपर छत में छोटा सा दरवाज़ा खुल गया और 
उसमें से एक सीढ़ी निकलकर उनके पैर तक आई। चौकोर छेद में से आधी 


चूसने, आधी कराहने वाली एक भयंकर आवाज़ आई। इसके साथ ही 
खुली नाली जैसी बदबू भी आई। 


'यह तुम्हारा पिशाच है, है ना ?” हैरी ने पूछा, हालाकि वह कभी उस 


प्राणी से नहीं मिला था, जो कई बार रात की खामोशी में खलल डालता 
था। 


“हाँ, वही है,' रॉन ने सीढ़ी चढ़ते हुए कहा। “आकर देखो।' 


हैरी रॉन के पीछे-पीछे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ा। छोटी सी अटारी में सिर 


और कंधे पहुँचने के बाद उसे वह प्राणी दिखा, जो कुछ फ़ुट दूर अँधेरे में 
गहरी नींद में सो रहा था। उसका बड़ा मुंह खुला हुआ था। 
“लेकिन यह तो . 


पहनते हैं ?' ° यह तो ... क्या पिशाच आम तौर पर पाजामा 


, 'नहीं,'रॉन ने कहा। “आम तौर पर उनके बाल भी लाल नहीं होते 
हैं और शक चेहरे पर इतने ज़्यादा मवाद भरे फोडे भी नहीं होते हैं।' 

री ने पिशाच को थोड़ी हिक़ारत से देखा। वह इ दिख 

रहा था और जब हैरी की आँखें अंधेरे में देखने की हा heer नज़र 

आया कि वह रॉन का पुराना पाजामा पहने था। उसे यह यक्रीन भी था किं 


पाजामे वाला पिशाच 99 
० 56. 8:./ 0408, 


आम तौर पर पिशाच थोड़े गंदे और गंजे होते हैं, जबकि 

बाल थे और उसका चेहरा बैंगनी फोड़ों से ढँका था। ४७४४ 
“वह मैं हूँ, समझे ?” रॉन ने कहा। 
“नहीं,” हैरी बोला। 'नहीं समझा।' 


'कमरे में लौटने के बाद समझाता हूँ। यहाँ की बदबू मुझसे 
नहीं हो रही है,” रॉन बोला। वे सीढ़ी से नीचे उतरे, जिसे रॉन ने hi 
छत पर पहुंचा दिया। फिर वे हर्माइनी के पास पहुँच गए, जो अब भी 
पुस्तकें छाट रही थी। 

“हमारे जाने के बाद पिशाच मेरे कमरे में रहेगा,” रॉन ने कहा। ' मुझे 
लगता है कि वह दरअसल ऐसा करने के लिए बहुत उतावला है - अंदाज़ा 
लगाना मुश्किल है, क्योंकि वह सिर्फ़ कराह सकता है और लार टपका 
सकता है - लेकिन इस बात के ज़िक्र पर वह सिर बहुत हिलाता है। चाहे 
जो हो, वह मेरा रूप रखने वाला है, जिसे स्पैटरग्रॉइट हो गया है। ठीक है, 
है ना?! 

हैरी दुविधा में दिखने लगा। 

“यह ठीक है!” रॉन ने कहा, जो स्पष्ट रूप से कुंठित था कि हैरी इस 
योजना की चतुराई नहीं समझ पाया था। 'देखो, जब हम तीनों दोबारा 
हॉगवर्ट्स नहीं लौटेंगे, तो हर कोई सोचेगा कि हर्माइनी और मैं तुम्हारे साथ 
हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि प्राणभक्षी सीधे हमारे घर आकर देखेंगे 
कि क्या परिवार वालों को तुम्हारे पते-ठिकाने की कोई जानकारी है।' 

हर्माइनी बोली, 'लेकिन उम्मीद है, उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं अपने 
मम्मी-डैडी के साथ कहीं चली गई हूँ। मगलू परिवार में पैदा हुए बहुत से 
जादूगर इस वक्त छिपने की योजनाएँ बना रहे हैं।' न 

'मेरे परिवार को तो छिपाया नहीं जा सकता। यह बहुत ही संदिग्ध 
लगेगा और वे अपनी नौकरियाँ नहीं छोड़ सकते,” रॉन बोला। ‘इसलिए हम 
यह कहानी सुनाने वाले हैं कि स्पैटरग्रॉइट बीमारी का शिकार होने के 
कारण मैं स्कूल नहीं जा सकता। अगर कोई जाँच करने आता है, तो मम्मी 
या डैडी उन्हें मेरे पलंग पर लेटा पिशाच दिखा देंगे, जिसका चेहरा मवाद 
भरे फोड़ों से ढैँका होगा। स्पैटरग्रॉइट बहुत संक्रामक hubs है, इसलिए वे 
उसके ज़्यादा क़रीब नहीं जाएँगे। इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है कि वह र 

बोल नहीं सकता है, क्योंकि संक्रमण के गले तक पहुँचने के बाद इस बीमा 
में कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है।' 


I00 हैरी पाटर 


“और तुम्हारे मम्मी-डैडी भी इस योजना में शामिल हैं?” हैरी ने 


पूछा। जॉर्ज 
'हैडी हैं। उन्होंने पिशाच का रूप बदलने में फ़ेड और जॉर्ज की मदद 
की है। मम्मी ... देखो, तुम तो जानते ही हो कि वे कैसी हैं। जब तक हम 
यहाँ से चले ही नहीं जाएँगे, तब तक वे यह मानने को तैयार नहीं होंगी कि 
हम जा रहे हैं।' 

कमरे में खामोशी छा गई, जो सिर्फ़ हल्की धम्म की आवाज़ से ही 
टूटती थी, जब हर्माइनी पुस्तकों को किसी ढेर पर फेंकती थी। रॉन बैठकर 
उसे देखता रहा। हैरी कभी एक को, तो कभी दूसरे को देखता रहा, लेकिन 
उसके मुँह से कोई शब्द नहीं निकला। उन दोनों ने अपने परिवारों को 
बचाने के लिए जो इंतज़ाम किए थे, उनसे उसे यह एहसास हो गया कि वे 
सचमुच उसके साथ जा रहे हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि यह काम 
कितना खतरनाक है। वह उन्हें बताना चाहता था कि यह उसके लिए बहुत 
मायने रखता था, लेकिन उसे पर्याप्त सशक्त शब्द नहीं मिल पाए। 

खामोशी में चार मंज़िल नीचे से मिसेज़ वीज्ली के चिल्लाने की दबी 
आवाज़ सुनाई दी। 

'जिनी ने शायद पॉक्सी नैपकिन रिंग पर धूल छोड़ दी है,” रॉन 


बोला। 'क्या पता, डेलाकोर परिवार शादी के दो दिन पहले से यहाँ क्यों 
धमक रहा है।' 


'फ्लर की बहन दुल्हन की सखी है। उसे यहाँ रिहर्सल के लिए रहना 
होगा और वह इतनी छोटी है कि अकेली नहीं आ सकती,' हर्माइनी ने 


कहा, जब वह ख़तरनाक परी को भगाना पुस्तक को अनिश्चित निगाहों से 
देख रही थी। 


बोला 'देखो, मेहमानों के आने से मम्मी का तनाव कम तो होगा नहीं,” रॉन 
| 2 
“हमें यह फैसला करना होगा ” हर्माइनी ने 
सिद्धांत ’ कहा, जब उसने रक्षात्मक 
erro कि he फॅकते हुए यूरोप में जादुई शिक्षा का 
तुमने कहा था कि तुम सबसे पहले गॉडरिक्स हेलो ह I 
इसका कारण समझती हूँ, लेकिन ... देखो क्या हमें क्रक है 
पहली प्राथमिकता नहीं बनाना चाहिए ?' । ह्मे होरक्रक्सों को अपनी 


अगर हमें होरक्रक्सों का पता 


ठिकाना मालूम होता, तो मैं तुम्हारी 


पाजामे वाला पिशाच ॥0 


बात से सहमत हो जाता,' हैरी ने कहा, जिसे यक्रीन नहीं था कि हर्माइनी 
गॉडरिक्स हॉलो जाने की उसकी इच्छा को सचमुच समझ पाई थी। उसके 
माता-पिता की क़ब्रें तो सिर्फ़ आंशिक आकर्षण थीं। उसके मन में एक 
प्रबल, हालाँकि अस्पष्ट, भाव था कि उस जगह उसे अपने सवालों के 
जवाब मिल जाएँगे। शायद ऐसा इसलिए था, क्योंकि वहीं पर वह वोल्डेमॉर्ट 
के मारक शाप से बचा था। अब हैरी उस कारनामे को दोहराने की तैयारी 
कर रहा था, इसलिए वह उस जगह के प्रति आकर्षित हुआ, जहाँ यह 
पहली बार हुआ था। 


“तुम्हें नहीं लगता कि वोल्डेमॉर्ट गॉडरिक्स हॉलो पर नज़र रख रहा 
होगा ?” ह्माइनी ने पूछा। “शायद वह उम्मीद कर रहा होगा कि जब तुम 
अपनी मनमरज़ी से घूमने-फिरने के लिए आज़ाद हो जाओगे, तो तुम अपने 
माता-पिता की क़ब्र देखने जाओगे!” 

यह तो हैरी के दिमाग में आया ही नहीं था। जब वह इसके जवाब में 
तर्क खोज रहा था, तभी रॉन बोला, जो अपने विचारों में ही खोया लग 
रहा था। 


“यह आर.ए.बी. आदमी,” उसने कहा। “वही, जिसने असली लॉकेट 
चुराया था?” 

हर्माइनी ने सिर हिलाया। | 

“उसने अपने संदेश में लिखा था कि वह इसे नष्ट करने वाला है, है 
ना?' 

हैरी ने अपने बैग को पास खींचकर वह नक़ली होरक्रक्स बाहर 
निकाला, जिसमें अब भी आर.ए.बी. की मुड़ी हुई चिट्ठी थी। 


'मैंने असली होरक्रक्स चुरा लिया है और मैं इसे जल्दी से जल्दी 
नष्ट करने का इरादा रखता हूँ, हैरी ने उसे पढ़ा। 


'अगर उस आदमी ने इसे नष्ट कर दिया होगा, तो ?' रॉन ने कहा। 
'या उस औरत ने,” हर्माइनी बीच में बोली। 
'चाहे जो हो,' रॉन बोला, ‘हमारा एक काम कम हो जाएगा!' 


'हाँ, लेकिन फिर भी हमें असली लॉकेट को तो खोजना ही होगा, है 


ना? र बोली। 'यह पता लगाने के लिए कि उसे नष्ट किया गया है 
या नहीं।? 


“और होरक्रक्स को खोजने के बाद हम उसे नष्ट कैसे करेंगे ?” रॉन 


02 हैरी पॉटर 


ने पूछा। , 
'देखो,' हर्माइनी बोली, 'मैं इस बारे में छानबीन कर रही हूँ। 
'कैसे ? हैरी ने कहा। 'मुझे नहीं लगता था कि लाइब्रेरी में 
होरक्रक्सों पर कोई पुस्तक थी ?' 


'नहीं थी,' हर्माइनी ने कहा, जिसका चेहरा गुलाबी हो गया था। 
'डम्बलडोर ने उन सारी पुस्तकों को हटा दिया था, लेकिन उन्होंने - उन्होंने 
उन पुस्तकों को नष्ट नहीं किया था।' 


रॉन तनकर बैठ गया। उसकी आँखें फैल चुकी थीं। 


'मर्लिन की दाढ़ी, तुम उन होरक्रक्स वाली पुस्तकों को चुराने में कैसे 
कामयाब हुई ?' 


“यह - यह दरअसल चोरी नहीं थी!” हर्माइनी ने कहा, जो हताशा से 
कभी हैरी को, तो कभी रॉन को देख रही थी। “वे लाइब्रेरी की पुस्तकें थीं, 
भले ही डम्बलडोर ने उन्हें लाइब्रेरी से हटा दिया हो। चाहे जो हो, अगर वे 
सचमुच किसी को उन्हें नहीं पढ़ने देना चाहते, तो मुझे यक्रीन है कि वे मुझे 
इतनी आसानी से नहीं मिल पातीं -' 

“मुद्दे की बात पर आओ! रॉन बोला। 


'देखो ... यह बहुत आसान था,' हर्माइनी ने धीरे से कहा। “मैंने बस 
एक आव्हान मंत्र का इस्तेमाल किया - आगमनो। और - वे डम्बलडोर की 
स्टडी की खिड़की से सीधे लड़कियों के कमरे में आ गई।' 


“लेकिन तुमने यह काम किया कब?' हैरी ने पूछा, जो हर्माइनी को 
प्रशंसा और हैरत के मिले-जुले भाव से देख रहा था | हे 


“उनकी - डम्बलडोर की अंत्येष्टि के ठीक बाद,' हर्माइनी ने और 
भी धीमी आवाज़ में कहा। 'जब हमने यह फसला किया था कि हम स्कूल 
छोड़कर होरक्रक्सों की तलाश करने जाएँगे। जब मैं अपना सामान लाने के 
लिए ऊपर की मंज़िल पर गई, तो मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि हमें 
होर्रक्सों के वारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हासिल होगी उतना ही 
अच्छा रहेगा ... मैं वहाँ पर अकेली थी .. इसलिए मैंने कोशिश की 
और मेरी कोशिश कामयाब हो गई। वे खुली खिड़की से उड़ती हुई अंदर 
आ गईं और मैंने - मैंने उन्हें पैक कर लिया।' | बे 
उसने थूक निगला नहीं 
कि डम्बलडोर र होते।. करती हुई बोली, “मुझे नहीं 


लगता 
ते। हम लोग इस जानकारी का 


पाजामे वाला पिशाच 03 


इस्तेमाल होरक्रक्स बनाने के लिए तो कर नहीं रहे हैं, है ना ?' 

“हम इस बारे में शिकायत थोड़े ही कर रहे हैं,” रॉन ने कहा। 'वैसे वे 
पुस्तकें हैं कहाँ ?' 

हर्माइनी ने एक पल के लिए खोजा और फिर ढेर में से एक बड़ी सी 
पुस्तक निकाली, जिस पर धुँधले हो चुके काले चमड़े की जिल्द चढ़ी थी। 
हर्माइनी ने मुंह बनाकर उसे इस तरह पकड़ा, जैसे वह कोई ऐसी चीज़ हो, 
जो हाल ही में मर गई हो। 

“यही वह किताब है, जिसमें होरक्रक्स बनाने के बारे में विस्तृत 
निर्देश दिए गए हैं। सबसे शैतानी जादू के रहस्य - यह पुस्तक भयंकर है। 
इसमें सचमुच बहुत भयानक, बुरा जादू भरा है। में सोच रही हूँ कि 
डम्बलडोर ने इसे लाइब्रेरी से कब हटाया होगा ... अगर उन्होंने हेडमास्टर 
बनने के बाद इसे हटाया है, तो मैं शर्त लगाती हूँ कि वोल्डेमॉर्ट को इसी में 
अपनी ज़रूरत के सारे निर्देश मिल गए होंगे।' 

रॉन ने पूछा, 'अगर उसने सब कुछ पहले ही पढ़ लिया था, तो फिर 
उसने स्लगहार्न से होरक्रक्स बनाने का तरीक़ा क्यों पूछा ?' 

“वह तो स्लगहार्न के पास सिर्फ़ यह पता लगाने गया था कि आत्मा 
के सात टुकड़े करने पर क्या होगा?” हैरी ने कहा। 'डम्बलडोर को यक़ीन 
था कि जब रिडल ने स्लगहार्न से होरक्रक्स के बारे में पूछा था, उससे पहले 
ही वह होरक्रक्स बनाने का तरीका जान चुका था। मुझे लगता है, तुम्हारा 
कहना सही है, हर्माइनी। उसे इस पुस्तक से सारी जानकारी आसानी से 
मिल सकती थी।' 

'और मैंने उनके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ा,' हर्माइनी ने कहा, “वे 
मुझे उतने ही ज्यादा भयंकर लगे और मुझे उतना ही कम यक़ीन हुआ कि 
उसने दरअसल छह होरक्रक्स बना लिए हैं। इस पुस्तक में चेतावनी दी गई 
है कि आत्मा के टुकड़े करने के बाद आप बहुत अस्थिर बन सकते हैं और 
वह भी सिर्फ़ एक होरक्रक्स बनाने के बाद!' 

हैरी को याद आया, डम्बलडोर ने कहा था कि वोल्डेमॉर्ट “सामान्य 
बुराई' की हद पार कर गया था। है 

'क्या आत्मा के टुकड़ों को फिर से जोड़ने का कोई तरीक़ा है ?” रॉन 

पूछा। 

'हाँ,' हर्माइनी ने खोखली मुस्कान से कहा, 'लेकिन यह बहुत ही दर्द 
भरा होगा।' 


क्यों? ऐसा कैसे किया जा सकता है?” हैरी बोला। 

“पश्चाताप से,” हर्माइनी बोली। “आपको सचमुच अपनी गलती को 
महसूस करना होगा। यह फुटनोट में लिखा है। ज़ाहिर है, इसका दर्द 
आपको नष्ट कर सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वोल्डेमॉर्ट पश्चाताप 
करने की कोशिश करेगा, है ना?' 

'नहीं,' हैरी के जवाब देने से पहले ही रॉन बोल उठा। 'क्या इस 
पुस्तक में होरक्रक्सों को नष्ट करने का तरीक़ा दिया है ?' 

'हा,' हर्माइनी ने कहा, जो अब कमज़ोर पन्नों को इस तरह पलट 
रही थी, जैसे सड़ी हुई आँतों की जाँच कर रही हो, क्योंकि यह शैतानी 
जादूगरों को चेतावनी देती है कि उन्हें होरक्रक्सों पर कितने सशक्त 
सम्मोहन करने चाहिए। मैंने जितना पढ़ा है, उसके आधार पर हैरी ने रिडल 
की डायरी के साथ जो किया था, वह होरक्रक्स को नष्ट करने के सबसे 
अचूक तरीकों में से एक था।' 

'कालदृष्टि के ज़हरीले दाँतों से वार करना ?' हैरी ने पूछा। 

“ओह, अच्छी बात है। कितनी अच्छी क्रिस्मत है कि हमारे पास 
कालदृष्टि के ज़हरीले दाँतों का ढेर सारा स्टॉक है,' रॉन बोला। “मैं तो सोच 
रहा था कि हम इतने सारे दाँतों का क्या करेंगे।' 

“ज़रूरी नहीं है कि यह कालदृष्टि का ज़हरीला दाँत ही हो,” हर्माइनी 
ने धैर्यपूर्वक कहा। 'यह कोई भी इतनी विनाशक चीज़ होनी चाहिए, ताकि 
होरक्रक्स खुद अपनी मरम्मत न कर पाए। कालदृष्टि के ज़हर का सिर्फ़ 
एक ही इलाज है और वह इतना दुर्लभ है -” 

'- मायापंछी के आँसू,” हैरी ने सिर हिलाते हुए कहा। 

'बिलकुल,' हर्माइनी बोली। “हमारी समस्या यह है कि कालदृष्टि के 
ज़हर जितनी विनाशक चीज़ें बहुत कम हैं और उन्हें साथ रखना खतरनाक 
भी है। हमें इस समस्या को सुलझाना होगा, क्योंकि होरक्रक्स को तोड़ने-फोड़ने 


या चकनाचूर करने से काम नहीं चलेगा। आपको इसे इस तरह नष्ट करना 
होता है, ताकि इसकी जादुई मरम्मत न हो पाए।' 


'लेकिन अगर हम उस चीज़ को नष्ट कर दें, जिसमें आत्मा का वह 


टुकड़ा रहता है,' रॉन ने कहा, “तो वह टुकड़ा किसी 
| जाकर 
क्यों नहीं रह सकता ?' ४७७७७, 


“क्योंकि होरक्रक्स इंसान से बिलकुल विपरीत होता है।' 


पाजामे वाला पिशाच 05 


हैरी और रॉन को पूरी तरह दुविधा में देखकर हर्माइनी ने जल्दी से 
आगे कहा, 'देखो रॉन, अगर मैं इस समय एक तलवार उठाकर तुम्हारे पार 
कर दूँ, तो तुम्हारी आत्मा को ज़रा सा भी नुक्सान नहीं होगा।” 


'जो मेरे लिए बहुत राहत की बात होगी, मुझे यक्रीन है,” रॉन 
बोला। 


हैरी हँस दिया। 


“दरअसल यही होना चाहिए! मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे 
शरीर को चाहे जो हो, तुम्हारी आत्मा बच जाएगी,” हर्माइनी बोली। 
“लेकिन होरक्रक्स के मामले में बात विपरीत है। इसके भीतर की आत्मा 
का टुकड़ा बचाव के लिए इसके पात्र, यानी सम्मोहित पदार्थ, पर निर्भर है। 
यह इसके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता।' 

'जब मैंने डायरी में ज़हरीला दाँत गड़ाया था, तो यह एक तरह से 
मर गई थी,” हैरी ने कहा और उसे याद आया कि इसके बाद पन्नों से स्याही 
खून की तरह बही थी और गायब होते समय वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के टुकड़े 
की चीखें सुनाई दी थीं। 

“और जब डायरी सही तरह से नष्ट हो गई, तो उसके भीतर बंद 
आत्मा का टुकड़ा भी नष्ट हो गया। जिनी ने तुमसे पहले डायरी को पानी 
में बहाकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश की थी, लेकिन ज़ाहिर है, वह 
जैसी की तैसी वापस लौट आई थी।' 

'ज़रा ठहरो,' रॉन ने त्योरियाँ चढ़ाते हुए कहा। “उस डायरी में 
आत्मा का जो टुकड़ा था, उसने जिनी को अपने वश में कर लिया था, है 
ना? यह कैसे हो गया ?' 


'उस समय तक जादुई पात्र सही-सलामत था, लेकिन किसी व्यक्ति 
के ज़्यादा क़रीब पहुँचने पर पात्र के भीतर की आत्मा का टुकड़ा उसके 
अंदर-बाहर आ-जा सकता था। मेरा मतलब उसे ज्यादा देर तक पकड़ने से 
नहीं है। इसका उस वस्तु को छूने से कोई संबंध नहीं है,” हमाइनी ने रॉन के 
बोलने से पहले ही कह दिया। 'मेरा मतलब भावनात्मक निकटता से है। 
जिनी ने उस डायरी में अपना दिल निकालकर रख दिया था। उसने खुद को 
बहुत कमज़ोर बना दिया था। अगर आप होरक्रक्स को बहुत पसंद करने 
लगें या उस पर निर्भर हो जाएँ, तो मुश्किल में पड़ सकते हैं।' 

'मैं सोच रहा हूँ कि डम्बलडोर ने उस अँगूठी को कैसे नष्ट किया 
होगा? हैरी ने कहा। “मैंने उनसे यह बात क्यों नहीं पूछी ? मैंने कभी भी ... 


I06 हैरी पॉटर 


आवाज़ डूब गई। वह उन सारी चीज़ों ह बारे में सोच रहा 
था, जो edad से पूछनी चाहिए थीं। पता नहीं क्यों, हेडमास्टर की 
मौत के बाद से हैरी को लग रहा था कि उसने ज़्यादा पता लगाने के बहुत 
सारे मौक़े गँवा दिए थे ... हर चीज़ का पता लगाने के ... 
खामोशी तभी टूटी, जब बेडरूम का दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके के 
साथ खुला, जिससे दीवारें हिल गईं। हर्माइनी की चीख़ निकल गई और 
उसके हाथ से सबसे शैतानी जादू के रहस्य पुस्तक छूट गई। ्रुकशैंक्स 
छलाग लगाकर पलंग के नीचे घुस गई और गुस्से से गुरानि लगी। रॉन 
पलंग से कूदा और ज़मीन पर पड़ी चॉकलेट मेंढक की पन्‍नी पर फिसल 
गया, जिससे उसका सिर सामने वाली दीवार से टकरा गया। हैरी ने अपनी 
छड़ी की तरफ़ छलाँग लगा दी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि सामने 
मिसेज़ वीज़्ली थीं, जिनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गुस्से से भिंचा 
हुआ था। 


'इस आरामदेह मीटिंग में खलल डालने के लिए माफ़ी चाहती हूँ,' 
उन्होंने थर्राती आवाज़ में कहा। “मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को आराम की 
ज़रूरत है ... लेकिन मेरे कमरे में शादी के तोहफ़े भरे पड़े हैं, जिन्हें छाटना 
है और तुम लोगों ने मदद करने के लिए हाँ की थी।' 


“ओह हाँ,' हर्माइनी ने दहशत में आते हुए कहा और उछलकर खड़ी 
हो गई, जिससे पुस्तकें हर दिशा में उड़ने लगीं। 'हम आते हैं ... हमें 
अफ़सोस है ...' 


हैरी और रॉन को दुख भरी निगाह से देखने के बाद हर्माइनी जल्दी 
से मिसेज़ वीज़्ली के पीछे-पीछे कमरे से बाहर निकल गई। 


'यह तो घरेलू जिन्न जैसा हाल है,' रॉन ने अपना सिर मलते हुए 
धीमे स्वर में शिकायत की, जब वह और हैरी पीछे-पीछे गए। 'सिवाय 
इसके कि इस काम में हमें कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। यह शादी जितनी 
जल्दी निबट जाए, उतना ही अच्छा है।' 

हाँ,” हैरी ने कहा, 'फिर हम लोगों को होरक्रक्स खोजने 

जने के अलावा 
कुछ नहीं करना ह “" यह तो पिकनिक मनाने जैसा होगा, है ना ?' 

रान हसने लगा, लेकिन मिसेज़ वीज्ली के 
तोहफ़ों के विशाल ढेर को देखकर उसकी हँसी haa गा ह 
डेलाकोर परिवार अगली सुबह ग्यारह गँ 

रह बजे आ गया। हैरी, रॉन, 

ह्माहनी और जिनी अब तक फ्लर के परिवार से कोड से से थे, 


पाजामे वाला पिशाच 07 


पोशाक के रंग से मिलते-जुलते मोज़े पहनने के लिए रॉन मुँह बनाकर और 
पैर पटकता हुआ ऊपर की मंज़िल पर गया। हैरी ने अपने बाल जमाने की 
कोशिश की। तैयार होने के बाद वे डेलाकोर परिवार का स्वागत करने के 
लिए पीछे के धूप भरे अहाते में पहुँच गए। 

हैरी ने पहले कभी उस जगह को इतना साफ़ नहीं देखा था। पीछे के 
दरवाज़े के पास आम तौर पर ज़ंग लगी कड़ाहियाँ और पुराने वेलिंगटन 
जूतों के ढेर पड़े रहते थे। अब दरवाज़े के दोनों तरफ़ दो नई कंपायमान 
झाड़ियाँ बड़े गमलों में खड़ी थीं। हालाकि हवा बिलकुल नहीं चल रही थी, 
लेकिन उनकी पत्तियाँ धीरे-धीरे हिल रही थीं और आकर्षक प्रभाव डाल 
रही थीं। मुर्गियों को दड़बे में बंद कर दिया गया था, अहाते में झाडू लगा दी 
गई थी और पास वाले बगीचे को तराश दिया गया था, काट-छाँट दिया 
गया था तथा उसकी कायापलट कर दी गई थी। हैरी को बगीचे का पुराना, 
बिखरा हुआ स्वरूप ही ज़्यादा पसंद था। उसने सोचा कि मँडराते बौनों के 
आम तौर पर दिखने वाले झुंड के बिना यह थोड़ा सुनसान लग रहा था। 

वह नहीं जानता था कि रॉन के मकान पर मायापंछी के समूह और 
मंत्रालय ने मिलकर कितने सारे सुरक्षात्मक सम्मोहन किए थे। वह तो बस 
इतना जानता था कि अब किसी के लिए जादू से सीधे यहाँ आना संभव 
नहीं था। इसलिए मिस्टर वीज्ली डेलाकोर परिवार को लाने के लिए पास 
की पहाड़ी तक गए थे, जहाँ वे आवागमन-कुंजी से पहुँचने वाले थे। उनके 
आने का संकेत एक ज़ोरदार हँसी ने दिया। बाद में पता चला कि यह हँसी 
मिस्टर वीज्ली की थी, जो कुछ पल बाद ही गेट पर नज़र आए। वे सामान 
से लदे थे और सुनहरे बालों वाली एक सुंदर महिला के साथ आ रहे थे। यह 
महिला पत्तियों जैसे हरे रंग के लंबे दुशाले पहने थी और फ्लर की माँ ही हो 
सकती थी। 

“मम्मी!” फ्लर चिल्लाई और उनसे गले मिलने भागी। 'पापा!' 

मिस्टर डेलाकोर अपनी पत्नी जितने आकर्षक नहीं थे। उनकी 
लंबाई उनकी पत्नी से एक फ़ुट कम होगी। वे काफ़ी मोटे थे और उनकी 
दाढ़ी छोटी, नुकीली एवं काली थी। बहरहाल, वे हॅसमुख स्वभाव वाले 
दिखते थे। वे ऊँचे हील के जूतों में फुदकते हुए मिसेज़ वीज़्ली की तरफ़ गए 
और उन्होंने उनके दोनों गाल चूम लिए, जिससे वे शर्मा गई। 

“आपको बहुत दिक्क़त हुई होगी,” मिस्टर डेलाकोर ने गहरी 
आवाज़ में कहा। 'फ्लर ने हमें बताया था कि आप बहुत मेहनत कर रही 


08 हैरी पॉटर 
हैं।' नहीं 

“ओह, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है!” मिसेज़ वीज़्ली बोलीं। 
“कोई दिक्क़त नहीं!' 

रॉन ने अपनी भड़ास निकालने के लिए एक बौने पर लात मारी, 
जो नई कंपायमान झाडी के पीछे से झाक रहा था। 

“प्यारी महिला!” मिस्टर डेलाकोर ने कहा, जो अब भी अपने दोनों 
मोटे हाथों के बीच मिसेज़ वीज़्ली का हाथ थामे थे और मुस्कराए जा रहे थे। 
“हमारे परिवारों के एक होने से हम बहुत गौरवान्वित हैं! आइए, मैं आपका 
परिचय अपनी पत्नी अपोलाइन से करवाता हूँ।' 

मैडम डेलाकोर आगे बढ़ीं और उन्होंने भी झुककर मिसेज़ वीज़्ली 
को चूम लिया। 

“बेहतरीन, ” उन्होंने कहा। “आपके पति हमें बड़ी मज़ेदार कहानियाँ 
सुना रहे थे!' 

मिस्टर वीज़ली पागलों की तरह हँसे। मिसेज़ वीज्ली ने उन्हें आँखें 
तरेरकर देखा, जिस पर वे तत्काल खामोश हो गए। अब उनके चेहरे पर 
ऐसा भाव आ गया, जैसे वे किसी क़रीबी दोस्त के बीमार होने पर उसे 
देखने आए हों। 

“और, ज़ाहिर है, आप मेरी छोटी बेटी गैब्रील से तो मिल ही चुकी 
हैं!” मिस्टर डेलाकोर ने कहा। गैब्रील फ्लर का ही छोटा रूप थी। उसकी उम्र 
ग्यारह साल थी और उसके कमर तक लंबे बाल चाँदी जैसे सुनहरे थे। 
उसने मिसेज़ वीज़्ली को प्यारी मुस्कान दी और उनके गले लगी। फिर उसने 


हैरी की तरफ़ उत्साह से देखकर पलकें झपकाई। जिनी ज़ोर से खखारकर 
गला साफ़ करने लगी। 


'अच्छा, तो अंदर चलें!” मिसेज़ वीज्ली ने दमकते हुए कहा और वे 
डेलाकोर परिवार को घर के अंदर ले गईं, हालाँकि चलते समय “पहले 
आप', 'बिलकुल नहीं', हाँ, हाँ, क्यों नहीं' जैसे वाक्य बहुत बार बोले गए। 


जल्दी ही यह पता चल गया कि डेलाकोर दंपति वाले 
खुशनुमा मेहमान थे। वे हर चीज़ पर खुशी ज़ाहिर करते Rnd 


तैयारी में मदद करने के लिए उत्सुक 
से लेकर दुल्हन की सखियों की रा मिस्टर डेलाकोर ने बैठक व्यवस्था 


पल भर ओवन को सही तरीके के से साफ़ कर दिया। गैब्रील अपनी बड़ी 


पाजामे वाला पिशाच I09 
बहन के पीछे-पीछे घूमती थी, हर तरह से उसकी मदद करने को तत्पर 
रहती थी और फ़रटिदार फ़ेंच बोलती रहती थी। 


दिक्कत सिफ़ यह थी कि रॉन के घर में इतने सारे लोगों के रहने के 
लिए जगह नहीं थी। मिस्टर और मिसेज़ वीज़्ली अब सिटिंग रूम में सो रहे 
थे। मिस्टर और मैडम डेलाकोर इसके लिए राज़ी नहीं हो रहे थे, लेकिन 
वीज़्ली दंपति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वे उनके बेडरूम में ही सोएँ। 
गैब्रील फ़्लर के साथ पर्सी के पुराने कमरे में सो रही थी। चार्ली, जो बिल 
का बेस्ट मैन बनने वाला था, रूमानिया से अब तक नहीं आया था और 
आने के बाद वह बिल के साथ सोने वाला था। मिलकर अकेले में योजनाएँ 
बनाने के अवसर अब लगभग खत्म हो चुके थे। हताशा में हैरी, रॉन और 
हर्माइनी ने भीड़ भरे मकान से दूर रहने के लिए मुर्गियों को दाना डालने 
जाने का प्रस्ताव रखा। 

'लेकिन वे अब भी हमें अकेला नहीं छोड़ रही हैं!” रॉन गुर्राया, जब 
अहाते में मीटिंग करने की उनकी दूसरी कोशिश को मिसेज़ वीज्ली ने 
नाकाम कर दिया, जो अपने हाथ में कपड़ों की एक बड़ी बाल्टी उठाकर 
उनकी तरफ़ चली आ रही थीं। 

“ओह, अच्छा हुआ, तुमने मुर्गियों को दाना डाल दिया,” वे उनके 
पास आने पर बोलीं। “अब अच्छा यही रहेगा कि हम उन्हें दोबारा बंद कर 
दें, इससे पहले कि कल शादी का तंबू लगाने वाले आएँ,” उन्होंने मुर्गियों के 
दड़बे से टिकते हुए कहा। वे थकी हुई लग रही थीं। 'मिलामैंट के जादुई तंबू 
.. वे बहुत अच्छे होते हैं। बिल उन्हें लेकर आएगा ... उन लोगों के आने 
पर तुम अंदर ही रहना, हैरी। मैं तो यही कहूँगी कि इतने सारे सुरक्षा 
सम्मोहनों के कारण शादी के आयोजन में बहुत दिक्क़त हो रही है।' 

“मुझे अफ़सोस है,' हैरी ने कातरता से कहा। 

“ओह, नादानों जैसी बातें मत करो, बेटे!” मिसेज़ वीज़्ली फ़ौरन 
बोलीं। 'मेरा यह मतलब नहीं था - देखो, तुम्हारी सुरक्षा बहुत ज्यादा 
महत्वपूर्ण है! दरअसल हैरी, मैं तुमसे यह पूछना चाहती थी कि तुम अपना 
ठ कैसे मनाना चाहते हो। आख़िर सत्रहवाँ जन्मदिन बहुत ख़ास 

ता है... 

'मैं कोई ताम-झाम नहीं चाहता,” हैरी ने जल्दी से कहा और यह 
कल्पना की कि इससे उन सभी पर काम का दबाव बढ़ जाएगा। 'देखिए 

मिसेज़ वीज़्ली, सामान्य डिनर अच्छा रहेगा ... जन्मदिन के एक दिन बाद 


ii0 हैरी पॉटर 


ही तो शादी है ...' 

“ओह, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। मैं रीमस और टौंक्स को क्री 
बुला लेती हूँ, ठीक है ना ? और हैग्रिड को भी ?' 

“यह बहुत बढ़िया रहेगा,” हैरी ने कहा। “लेकिन मेहरबानी करके 
ज्यादा कष्ट न उठाएँ।' 

“बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं... इसमें कष्ट की क्या बात है... 

मिसेज़ वीज्ली ने लंबी, टटोलती हुई निगाह से उसे देखा, फिर थोड़े 
दुख से मुस्कराकर दूर चली गईं। हैरी देखता रहा, जब उन्होंने कपड़े सुखाने 
के तार के पास अपनी छड़ी लहराई और गीले कपड़े सूखने के लिए हवा में 
अपने आप टँगने लगे। अचानक हैरी के दिल में पश्चाताप की एक बड़ी 
लहर उठी कि वह उन्हें कितनी असुविधा और दुख दे रहा है। 


अध्याय सात 


एल्बस डम्बलडोर की वसीयत 


वह भोर की ठंडी, नीली रोशनी में एक पहाड़ी सड़क पर जा रहा था। बहुत 
नीचे एक छोटे कस्बे की छाया धुंध में लिपरी हुई थी। उसे जिस आदमी की 
तलाश थी, क्या वह इसी क़स्बे में रहता होगा? उसे उस आदमी की इतनी 
बुरी तरह ज़रूरत थी कि वह किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं 
सकता था। उस आदमी के पास उसकी समस्या का जवाब था ... 

‘ओए, जाग जाओ।' 

हैरी ने अपनी आँखें खोलीं। वह रॉन के अटारी वाले कमरे में पलंग 
पर लेटा था। सूरज अभी तक उगा नहीं था और कमरे में अब भी थोड़ा 
अँधेरा था। पिगविजियन अपने छोटे पंख के नीचे सिर रखकर सो रहा था। 
हैरी के माथे का निशान टीस मार रहा था। 

“तुम नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे।' 

“अच्छा ?' 

'हा। “ग्रेगरोविच।” तुम बार-बार “ग्रेगरोविच” कह रहे थे।' 

हैरी चश्मा नहीं पहने था, इसलिए उसे रॉन का चेहरा थोड़ा धुंधला 
नज़र आ रहा था। 

'ग्रेगरोविच कौन है?” 

'मुझे क्या पता? उसका नाम तो तुम ले रहे थे।' 

हैरी ने अपना सिर मला और सोचने लगा। उसे हल्का सा ध्यान 
आया कि उसने यह नाम पहले कहीं सुना था, लेकिन वह यह नहीं सोच 
पाया कि कहाँ। 


॥77 


हैरी पॉटर 

i2 lo 
'मुझे लगता है, वोल्डेमॉर्ट उसकी तलाश कर रहा है।' 
'बेचारा,' रॉन ने भावुक होकर कहा। 
हैरी उठकर बैठ गया। वह अभी भी अपने निशान को मल रहा था, 
लेकिन अब पूरी तरह जाग चुका था। उसने ठीक-ठीक याद करने की 
कोशिश की कि उसने सपने में क्या देखा था, लेकिन उसे बस पहाड के 
ऊपर के आसमान और काफ़ी नीचे घाटी में बसे छोटे गाँव की आकृति ही 
याद आई। 

'मुझे लगता है, वह विदेश में है।' 

“कौन, ग्रेगरोविच ?' 

“नहीं, वोल्डेमॉर्ट। मुझे लगता है, वह किसी दूसरे देश में ग्रेगरोविच 
की तलाश कर रहा है। वह ब्रिटेन जैसी जगह नहीं लग रही थी।' 

“तुम दोबारा उसके दिमाग में देख रहे थे?” 

रॉन चिंतित दिख रहा था। 


हेरी बोला, 'मेहरबानी करके हर्माइनी को मत बताना। वैसे वह यह 
उम्मीद कैसे कर सकती है कि मैं नींद में ये चीज़ें न देखूँ ...' 

उसने पिगविजियन के पिंजरे को निहारा और सोचने लगा ... 
'ग्रेगरोविच' नाम इतना जाना-पहचाना क्यों लग रहा था? 


'मुझे लगता है,' उसने धीरे से कहा, 'उसका क्विडिच से कोई संबंध 
है। कोई हे कोई संबंध है, लेकिन मुझे याद - मुझे याद नहीं आ रहा है कि 
यह क्या है।' 


'क्विडिच ?' रॉन ने कहा। “कहीं तुम गोर्गोविच के बारे में तो नहीं 
सोच रहे थे ?! 


“कौन ?' 


'ड्रेगोमिर गोगोंविच, धावक, जिसे दो साल पहले रिकॉर्ड फीस में 


चडले कैनन्स में लिया गया था। किसी सीज़न में तूफ़ान गेंद 
गिराने का रिकॉर्ड उसी के नाम है।' सबसे ज़्यादा तूः 


हि 'नहीं,' हैरी। “मैं निश्चित रूप से गोर्गोविच के बारे में नहीं सोच रहा 
T।' 


| मैं भी ऐसी ही कोशिश करता हूँ,” रॉन ने कहा। “खैर, हैप्पी बर्थडे।' 
अरे - मैं तो भूल ही गया था! मैं सत्रह साल का हो गया!' 


एल्बस डम्बलडोर की वसीयत 443 
hahaa ashes isle. 


हैरी ने अपने पलंग के पास रखी छड़ी उठाई, उसे डेस्क की ओर 
ताना, जहाँ उसने अपना चश्मा उतारा था और बोला, 'आगमनो चश्मा!” 
हालाँकि चश्मा सिर्फ़ एक फ़ुट दूर था, लेकिन चश्मे को अपनी तरफ़ उड़कर 
आते देखने से उसे बहुत संतोष मिला, जब तक कि यह उसकी आँख से 
नहीं टकरा गया। 

“बहुत अच्छे,' रॉन मुस्कराया। 

स्थितिसूचक सम्मोहन हटने के जश्न में हैरी रॉन के सामान को पूरे 
कमरे में उड़ाता रहा। इससे पिगविजियन जाग गया और रोमांचित होकर 
पिंजरे में पंख फड़फड़ाने लगा। हैरी ने जादू से अपने जूते के लेस भी बाधने 
की कोशिश की (इससे लगी गठान को हाथ से खोलने में कई मिनट लग 
गए) और सिर्फ़ मज़े के लिए रॉन के चडले कैनन्स के पोस्टरों के नारंगी 
दुशालों को चमकीले नीले दुशालों में बदल दिया। 

“वैसे मैं ज़िप हाथ से लगाता,” रॉन ने हँसते हुए हैरी से कहा, जब 
हैरी ज़िप की जाँच करने के लिए उधर देखने लगा। “यह रहा तुम्हारा 
तोहफ़ा। इसे यहीं खोलकर देख लो, मम्मी को नहीं दिखना चाहिए।' 

“पुस्तक ?' हैरी ने आयताकार पार्सल लेते हुए कहा। “परंपरा से 
हटकर है, है ना ?! 

“यह कोई ऐसी-वैसी पुस्तक नहीं है,” रॉन बोला। यह तो अनमोल 
है : जादूगरनियों को मोहित करने के बारह अचूक तरीक़े। इसमें वह हर 
जानकारी दी गई है, जो हमें लड़कियों के बारे में पता होना चाहिए। अगर 
यह पिछले साल मेरे पास होती, तो मैं जान जाता कि लैवेंडर से पीछा कैसे 
छुड़ाना है और मैं यह भी जान जाता कि हर्माइनी के साथ कैसे ... खैर, फ़ेड 
और जॉर्ज ने मुझे यह पुस्तक दी थी। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। तुम तो 
हैरान रह जाओगे। इसमें सिर्फ़ जादू की तरकीबें ही नहीं हैं।' 

किचन में पहुँचकर उन्होंने देखा कि टेबल पर तोहफ़ों का ढेर रखा 
था। बिल और मिस्टर डेलाकोर अपना नाश्ता ख़त्म कर रहे थे, जबकि 
मिसेज़ वीज़ली कड़ाही के पास खड़ी होकर उनसे बात कर रही न 

'हेरी, आर्थर कहकर गए हैं कि मैं उनकी तरफ़ से भी तुम्ह सत्रह 
जन्मदिन की शुभकामनाएँ दे दूँ,” मिसेज़ वीज्ली ने उसकी ओर मुस्कराकर 
देखते हुए कहा। 'उन्हें जल्दी ऑफ़िस जाना पड़ा, लेकिन वे डिनर के वक्त 
तक लौट आएँगे। सबसे ऊपर वाला तोहफ़ा हमारा ही है।' 

हैरी बैठ गया और उसने वह चौकोर पार्सल उठा लिया, जिसकी 


I4 हैरी पॉटर 
मिसेज़ वीज्ली ने इशारा किया था। भीतर एक घड़ी थी। यह वैसी ही 
थी, जैसी मिस्टर और मिसेज़ वीज़्ली ने रॉन को उसके उ जन्मदिन पर 
दीथी । इस सुनहरी घड़ी में काँटों के बजाय सितारे गोलाई में घूम रहे थे। 
'जादूगर के बालिग होने पर उसे घड़ी देने का रिवाज़ है,” मिसेज़ 
वीज्ली ने कहा और कुकर के पास से उसे चिंता से देखा। “मुझे अफ़सोस है 
कि यह रॉन जैसी नई नहीं है। दरअसल यह मेरे भाई फ़ेबियन की है और 
वह अपने सामान की ठीक से देखभाल नहीं करता था। पीछे की तरफ़ कुछ 
निशान हैं, लेकिन -' 


उनकी बाक़ी बात अधूरी ही रह गई। हैरी ने उठकर उन्हें गले लगा 
लिया। हैरी ने उस आलिंगन में बहुत सी अनकही बातें भरने की कोशिश 
की और शायद मिसेज़ वीज्ली समझ भी गई, क्योंकि उसे छोड़ते समय 
उन्होंने उसका गाल थोड़े अटपटे ढंग से थपथपाया। फिर उन्होंने अपनी 
छड़ी थोड़ी लापरवाही से लहराई, जिससे आधा बेकन कड़ाही से उछलकर 
फर्श पर गिर गया। 


'हैप्पी बर्थडे, हैरी!” हर्माइनी ने जल्दी से किचन में आते हुए और 
तोहफ़ों के ढेर के ऊपर अपना तोहफ़ा रखते हुए कहा। “कुछ खास नहीं है, 
लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। तुमने उसे क्या दिया ?' उसने 
रॉन से पूछा, लेकिन रॉन ने उसकी बात न सुनने का नाटक किया। 

'चलो, हर्माइनी का तोहफ़ा खोलकर देखो!” रॉन बोला | 


हमईनी ने उसे नया मुख़बिर यंत्र दिया था। बिल और फ्लर ने 
जादुई रेज़र दिया था (“ओह हाँ, इससे तुम्हारी दाढ़ी बिलकुल चिकनी हो 
जाएगी,” मिस्टर डेलाकोर ने उसे आश्वस्त किया, 'लेकिन तुम्हें इसे 
बिलकुल स्पष्टता से बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो ... वरना तुम्हारे 
शरीर पर बह बहुत कम बाल बचेंगे और तुम्हें परेशानी हो सकती है ...)। 
डेलाकोर दंपति ने चॉकलेट दी थी और फ़ेड तथा जॉर्ज ने अपनी दुकान के 
नवीनतम सामानों से भरा एक बड़ा बॉक्स दिया था। 


हैरी, रॉन और हर्माइनी टेबल पर नहीं रुके, क्योंकि मैडम डेलाकोर, 
फ़्लर और गैब्रील के आ जाने से किचन बहुत भर गया था। 


“मैं यह सामान भी पैक कर देती हैं. हर्माइनी और 
हैरी के तोहफ़े उसके हाथों से ले लिए, जब वे ann की 
ओर हा रहे थे। 'मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। रॉन, अब मैं बस 
तुम्हारे पैंटों के धुलकर आने का इंतज़ार कर रही f 


एल्बस डम्बलडोर की वसीयत i5 


पहली मंज़िल के एक दरवाज़े के खुलने के कारण रॉन जवाब नहीं दे 
पाया। 

“हैरी, क्या तुम एक मिनट के लिए अंदर आओगे ?” 

यह जिनी थी। रॉन अचानक रुक गया, लेकिन हर्माइनी ने उसकी 
कोहनी पकड़ी और उसे खींचती हुई सीढ़ियों से ऊपर ले गई। थोड़ा 
घबराया हुआ हैरी जिनी के पीछे-पीछे उसके कमरे में पहुँच गया। 

वह पहले कभी यहाँ नहीं आया था। कमरा छोटा, लेकिन बहुत 
साफ़ था। एक दीवार पर वीयर्ड सिस्टर्स के बैंड का बड़ा पोस्टर लगा था 
और दूसरी दीवार पर हॉलीहेड हार्पीज़ नामक जादूगरनियों की क्विडिच 
टीम की कप्तान ग्वेनॉंग जोन्स की तस्वीर थी। खुली खिड़की के सामने एक 
डेस्क रखी थी, जहाँ से बगीचा दिखता था। इसी बगीचे में हैरी और जिनी 
कभी रॉन तथा हर्माइनी के साथ दो-दो की टीम बनाकर क्विडिच खेले थे। 
अब बगीचे में मोती जैसा सफ़ेद बड़ा तंबू लगा था और तंबू के सबसे ऊपर 
लगा सुनहरा झंडा जिनी की खिड़की जितनी ऊँचाई पर था। 

जिनी ने हैरी के चेहरे की तरफ़ देखा और गहरी साँस लेकर बोली, 
'सत्रहवें जन्मदिन की शुभकामनाएँ।' 

'ओह ... धन्यवाद।' 

वह उसकी तरफ़ एकटक देख रही थी। बहरहाल, हैरी उससे नज़रें 
नहीं मिला पाया। यह चौंधियाती रोशनी की तरफ़ देखने जैसा था। 

“अच्छा नज़ारा दिखता है,' हैरी ने खिड़की की तरफ़ इशारा करते 
हुए कमज़ोरी से कहा। 

जिनी ने इस बात को नज़रअंदाज़ कर दिया और वह उसे दोष नहीं 
दे सकता था। 

जिनी ने कहा, 'मैं यह नहीं सोच पाई कि तुम्हें क्या दूँ।' 

तुम्हें मुझे कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है।' 

उसने इसे भी नज़रअंदाज़ कर दिया। 

'मैं नहीं जानती थी कि कया उपयोगी होगा। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ 
तो दे नहीं सकती थी, क्योंकि तुम उसे साथ नहीं ले जा पाते।' 

हैरी ने उस पर एक नज़र डाली। उसकी आँखों में आँसू नहीं थे। यह 
जिनी के बारे में बहुत अच्छी चीज़ थी। वह बहुत कम रोती थी। हैरी ने कई 
बार सोचा था कि शायद छह भाइयों के होने से वह मज़बूत हो गई होगी। 


II6 हैरी पॉटर 


जिनी एक क़दम बढ़ाकर उसके क़रीब भ 

'फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ दूँ, जिससे तुम मुझे याद रख 
सको, hs अपने काम के सिलसिले में किसी मोहिनी से मिलो |’ 

'ईमानदारी से कहा जाए, तो उस काम के दौरान डेटिंग की 
संभावनाएँ बहुत कम हैं।' 

“मेरे मन में भी यही सुखद विचार है,” जिनी फुसफुसाई और फिर 
वह उसे इस तरह चूमने लगी, जिस तरह उसने पहले कभी नहीं चूमा था। 
हैरी भी उसे चूमने लगा और सब कुछ भूल गया। यह सुखद विस्मृति 
फ़ायरव्हिस्की से भी ज़्यादा मदहोश करने वाली थी। जिनी ही दुनिया की 
इकलौती सच्चाई थी, उसका एहसास, उसकी पीठ पर एक हाथ और दूसरा 
उसके लंबे, खुशबू भरे बालों में - 

तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुला और वे कूदकर अलग हो गए। 

“ओह,” रॉन ने चुभते स्वर में कहा। 'सॉरी।' 

'रॉन!' हर्माइनी उसके ठीक पीछे आई। उसकी साँस थोड़ी फूल रही 


थी। तनाव भरी ख़ामोशी छाई रही, फिर जिनी ने सपाट धीमी आवाज़ में 
कहा, “अच्छा, तो हैप्पी बर्थडे, हैरी ।' 


रॉन के कान लाल थे और हर्माइनी घबराई हुई दिख रही थी। हैरी 
उन्हें बाहर निकालकर दरवाज़ा धड़ाम से बंद करना चाहता था, लेकिन 
ऐसा महसूस हुआ, जैसे दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका कमरे में 
दाखिल हो गया था और उसकी ख़ुशी का गुब्बारा साबुन के बुलबुले की 
तरह फूट गया था। जिनी के साथ उसके संबंध ख़त्म करने के सभी कारण, 
उससे दूर रहने के सभी कारण, रॉन के साथ-साथ कमरे में दाखिल हो गए 
थे और सुखद विस्मृति जा चुकी थी। 

उसने जिनी की तरफ़ देखा। वह 


उसे पता नहीं था कि क्या कहे। बहरहाल, जिनी ने उसकी तरफ़ पीठ कर 


ली थी। उसने सोचा, शायद जिनी अब आँसुओं में डूबी होगी। वह उसे 
तसल्ली देने के लिए रॉन के सामने कुछ नहीं कर ei था। | 


बाद में मिलते हैं,' हैरी ने कहा -पीछे 

बेडरूम से बाहर निकल गया और बाळी दोनों के पीछे-पी 
रॉन सीढ़ियाँ उतरने लगा और भीड़ भरे आ 

अहाते में पहुँच गया। हैरी भी उसके साथ क़दम से ba से 


कुछ कहना चाहता था, हालाँकि 


एल्बस डम्बलडोर की वसीयत 7 
र 


चलता रहा और हर्माइनी घबराई हुई सी उनके पीछे चलती रही। 

ताज़ी कटी लॉन के वीराने में पहुँचकर रॉन हैरी की तरफ़ मुड़ा। 

'तुमने तो उसे छोड़ दिया था। फिर अब उसके साथ गड़बड़ क्यों कर 
रहे हो ?' 

'मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ,” हैरी ने कहा, जब हर्माइनी उनके 
क़रीब आई। 

'रॉन - ' हर्माइनी ने कुछ कहना चाहा। 

लेकिन रॉन ने एक हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। 

“तुम्हारे संबंध ख़त्म कर लेने से उसका दिल सचमुच टूट गया था -' 

“मेरा भी। तुम जानते ही हो, मैंने इसे क्यों ख़त्म किया था। में ऐसा 
करना नहीं चाहता था।' 

'हा, लेकिन अब तुम उसे चूम रहे हो। इससे उसकी उम्मीदें फिर बढ़ 
जाएंगी -' 

'वह मूर्ख नहीं है। वह जानती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसे यह 
उम्मीद नहीं है कि अंत में हमारी शादी हो जाएगी, या -' 

यह बात कहते समय हैरी के दिमाग में जिनी की स्पष्ट तस्वीर आई, 
जिसमें वह दुल्हन वाली सफ़ेद पोशाक पहनकर एक लंबे, बिना चेहरे वाले 
और अप्रिय अजनबी से शादी कर रही थी। पल भर को उभरी इस तस्वीर 
से उसका दिल छलनी हो गया। जिनी का भविष्य आज़ाद और खुला था, 
जबकि हैरी ... उसे भविष्य में वोल्डेमॉर्ट के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। 

“अगर तुम मौक्रा मिलते ही उसे गले लगाने लगोगे -' 

“यह दोबारा नहीं होगा,” हैरी ने रूखेपन से कहा। आसमान में एक 
भी बादल नहीं था, लेकिन हैरी को महसूस हुआ, जैसे सूरज ढल गया हो। 
'ठीक है?! 

रॉन आधा चिडचिडा, आधा झेंपा दिखने लगा। पल भर के लिए 
पैरों पर आगे-पीछे झूलकर वह बोला, “अच्छा तो फिर ठीक है ... हों। 

जिनी ने बाक़ी दिन हैरी से अकेले में मिलने की कोई इच्छा ज़ाहिर 
नहीं की। न ही किसी भाव या मुद्रा से उसने दिखाया कि उसने अपने कमरे 
में हैरी से विनम्रतापूर्ण बातचीत के अलावा कुछ किया था। बहरतात, 
चाली के आने से हैरी को राहत मिली। इससे एक सुखद व्यवधान पैदा हो 
गया, क्योंकि मिसेज़ वीज्ली ने चारली को एक कुर्सी पर जबरन बैठाया और 


I8 हैरी पॉटर 


अपनी छड़ी खतरनाक तरीक़े से लहराकर यह घोषणा की कि अब उसके 
बाल सही तरीके से कटने वाले हैं। ना 

हैरी के बर्थडे डिनर से रॉन के घर का किचन ढह कगार पर 
` पहुँच जाता। वह भी तब, जब चालीं, ल्यूपिन, टौंक्स और हैग्रिड नहीं आए 
थे। इसलिए बगीचे में कई टेबलें जोड़कर लगा दी गईं। फ़ेड और जॉर्ज ने 
कई बैंगनी लालटेनों पर जादू कर दिया था और उन सभी में '77' का अंक 
रोशनी दे रहा था। उन्होंने इन लालटेनों को अतिथियों के बैठने की जगह 
के ऊपर बीच हवा में लटका दिया था। मिसेज़ वीज्ली की देखभाल के बाद 
जॉर्ज का घाव अब साफ़ हो चुका था, मगर हैरी को अभी भी उसके सिर के 
बगल में स्याह छेद देखने की आदत नहीं पड़ी थी, हालाँकि जुड़वाँ भाई 
इसके बारे में अक्सर मज़ाक़ करते रहते थे। 

हर्माइनी ने अपनी छड़ी की नोक से बैंगनी और सुनहरी झंडियाँ 
बनाकर कलात्मक रूप से पेड़ों और झाड़ियों पर लपेट दीं। 

“बहुत बढ़िया,' रॉन ने कहा, जब हर्माइनी ने अपनी छड़ी को 
आखिरी बार लहराकर क्रैब-एप्पल के पेड़ की पत्तियों को सुनहरा किया। 
“तुम तो सचमुच कमाल का सजाती हो।' 


धन्यवाद, रॉन!' हर्माइनी ने कहा। वह खुश और थोड़ी दुविधा में 
दिख रही थी। हैरी मुस्कराकर उनसे दूर मुड़ गया। उसने सोचा कि जब वह 
जादुगरनियों को मोहित करने के बारह अचूक तरीके पुस्तक पढ़ेगा, तो 
वहाँ उसे प्रशंसा पर एक अध्याय मिलेगा। वह जिनी की तरफ़ देखकर 
मुस्कराया, लेकिन तभी उसे रॉन से किया वादा याद आ गया और वह 
जल्दी से मिस्टर डेलाकोर से बातचीत करने चला गया। 


रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ!' मिसेज़ वीज्ली ने कहा। वे 
अपने सामने एक विशाल, बीच-बॉल के आकार की सुनहरी गेंद जैसी चीज़ 


आखिरकार टेबल के बीच 
बढ़िया दिख रहा है, मिसेज़ वीज्ली।” 


“ओह, कुछ नहीं है, बेटे,' उन्होंने प्यार से कहा। उनके कंधे के पीछे 


से रॉन ने अँगूठा उठाकर हैरी 
खामोशी से होंठ हिलाकर कहा, eo और बगैर कोई शब्द बोले 


एल्बस डम्बलडोर की वसीयत lI9 


सात बजे तक सारे मेहमान आ चुके थे। गली के मोड़ पर उनका 
इंतज़ार कर रहे फ़ेड और जॉर्ज उन्हें घर ला चुके थे। हैग्रिड ने इस मौक़े पर 
अपना सबसे अच्छा और बालों वाला भयंकर भूरा सूट पहना था। हैरी से 
हाथ मिलाते समय ल्यूपिन मुस्कराए, लेकिन हैरी को वे थोड़े नाखुश लगे। 
यह बहुत अजीब था। टौंक्स तो बेहद खुश लग रही थी। 

'हेप्पी बर्थडे, हैरी,' टौंक्स ने कहा और उसे कसकर गले लगा 
लिया। 

'सत्रह के हो गए!” हैग्रिड ने कहा, जब उसने फ़ेड से बाल्टी के 
आकार का शराब का गिलास लिया, 'हैरी, छह साल पहले आज ही के 
दिन हमारी पहली मुलाक़ात हुई थी, तुम्हें याद है?” 

'थोडा-थोड़ा,' हैरी ने मुस्कराते हुए कहा। 'तुमने सामने वाला 
दरवाज़ा तोड़ दिया था, डडली में सुअर की पुँछ उगा दी थी और मुझे 
बताया था कि मैं जादूगर हूँ।' 

“हमें पूरी बात याद नहीं है कि क्या-क्या हुआ था,' हैग्रिड ने कहा। 
“ठीक हो, रॉन, हर्माइनी ?' 

“हम अच्छे हैं,' हर्माइनी ने कहा। “तुम कैसे हो ?' 

'ओह, बुरे नहीं हैं। बस व्यस्त हैं। हमें कुछ नवजात यूनिकॉर्न मिल 
गए हैं। तुम लोग जब हॉगवर्ट्स आओगे, तो दिखाएँगे -' हैरी ने रॉन और 
हर्माइनी से निगाहें नहीं मिलाई, जब हैग्रिड ने अपनी जेब टटोली। “यह लो, 
हैरी - हम सोच नहीं पाए कि तुम्हें क्या दें, लेकिन फिर हमें यह याद आ 
गया।' उसने एक छोटा, फ़र जैसा पाउच निकाला, जिसमें एक लंबा धागा 
था। यह गले में लटकाने के लिए था। 'मोकस्किन का है। इसमें कुछ भी 
छिपा दो, मालिक के सिवा कोई और उसे बाहर नहीं निकाल सकता। ये 
दुर्लभ होते हैं।' 

'हेग्रिड, धन्यवाद! 

'कोई बात नहीं,” हैग्रिड ने कूड़ेदान के ढक्‍्कन जितना बड़ा हाथ 
लहराते हुए कहा। “अरे, चाली भी आ गया! हमें हमेशा से पसंद है - सुनो! 
चार्ली!” 

चार्ली थोड़े अफ़सोस के साथ अपने बहुत छोटे बालों पर हाथ फेरता 
हुआ पास आया। वह रॉन से नाटा और तगड़ा था। उसकी मांसपेशियों 
भरी बाँहों पर जलने और घाव के निशान थे। 


I20 हैरी पॉटर 


“हाय हैग्रिड, क्या चल रहा है ?' 

'काफ़ी समय से तुम्हें चिट्ठी लिखना चाहते थे। नॉरबर्ट कैसा है?' 

'नॉरबर्ट ?' चार्ली हँसा। “नॉर्वे का ड्रैगन ? हम अब उसे नॉरबर्टा 
कहते हैं।' 

'क्या - नॉरबर्ट मादा है?' 

“ओह हाँ,” चारली ने कहा। 

“तुम्हें कैसे पता चला?” हर्माइनी ने पूछा। 

“वे ज़्यादा दुष्ट होती हैं,' चार्ली ने कहा। उसने अपने कंधे के ऊपर 
से देखा और उसकी आवाज़ डूब गई। 'काश डैडी जल्दी से आ जाएँ! मम्मी 
बेचैन हो रही हैं।' 

उन सभी ने मिसेज़ वीज्ली की तरफ़ देखा। वे मैडम डेलाकोर से 
बातचीत करते समय बार-बार गेट की तरफ़ देखे जा रही थीं। 

'मुझे लगता है कि हमें आर्थर के बिना ही शुरू कर देना चाहिए, 
उन्होंने एक-दो पल बाद कहा। “लगता है, वे कहीं अटक गए हैं - ओह!' 

सभी ने इसे एक साथ देखा : रोशनी की एक लपट, जो अहाते के 
पार उड़ती हुई आई और टेबल पर टकराई, जहाँ यह चाँदी जैसे चमकीले 
रंग के नेवले में बदल गई, जो अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर मिस्टर 
वीज़्ली की आवाज़ में बोलने लगा। 

“मेरे साथ जादू मंत्री भी आ रहे हैं।' 


पितृदेव हवा में गायब हो गया। फ़्लर का परिवार आश्चर्य में उस 
जगह को ताकता रहा, जहाँ यह गायब हुआ था। 


'हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए,' ल्यूपिन ने तत्काल कहा। 'हेरी - मुझे 
अफ़सोस है - कारण बाद में बताऊँगा -” 


er की a कक और उसे खींचकर ले गए। वे फ़ेंस 
तक पहुंचे, उसे लॉघकर पार किया और गए 
esa र ओझल हो गए। मिसेज़ वीज़्ली 


'मत्रीजी - लेकिन क्यों -? मैं समझ नहीं पाई -' 


लेकिन इस बारे में बातचीत करने 
का वक्त ही नहीं मिला। एरक 
सेकंड बाद मिस्टर वीज़्ली हवा में से प्रकट होकर गेट पर आ गए थे। उनके 


साथ र्यूफस स्क्रिमग्योर थे, जो खिचड़ी बालों वाली अयाल से फ़ौरन 


एल्बस डम्बलडोर की वसीयत ॥शा 


पहचान में आ गए। 

दोनों आगे वाले अहाते के पार निकलकर बगीचे और लालटेनों से 
रोशन टेबल की तरफ़ आए, जहाँ बैठा हर व्यक्ति खामोश होकर उन्हें 
आते हुए देख रहा था। जब स्क्रिमग्योर लालटेन की रोशनी के दायरे में 
आए, तो हैरी ने देखा कि वे पिछली बार से ज़्यादा बूढ़े दिख रहे थे। इसके 
अलावा, वे ज़्यादा दुबले ओर गंभीर भी लग रहे थे। 

“बाधा डालने के लिए अफ़सोस है, स्क्रिमग्योर ने कहा, जब वे टेबल 
के सामने लँगड़ाते हुए रुक गए। 'खास तौर पर जब मैं देख सकता हूँ कि 
मैंने एक पार्टी के बीच में खलल डाला है।' 

उनकी नज़रें पल भर के लिए सुनहरी गेंद के आकार के केक पर 
ठहरीं। 

'जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।' 

“धन्यवाद,” हैरी ने कहा। 

“मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ,” स्क्रिमग्योर 
ने आगे कहा। “मि. रोनाल्ड वीज्ली और मिस हमईइनी ग्रेंजर के साथ भी।' 

“हमसे ?' रॉन ने हैरानी भरी आवाज़ में कहा। 'हमसे क्यों ?' 

'मैं तुम्हें अकेले में बताऊँगा,' स्क्रिमग्योर ने कहा। 'क्या ऐसी कोई 
जगह है?” उन्होंने मिस्टर वीज़्ली से पूछा। 

हाँ, बिलकुल है,” मिस्टर वीज़ली ने कहा, जो घबराए हुए दिख रहे 
थे। 'सिटिंग रूम है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते ?' 

“तुम रास्ता दिखाओ,” स्क्रिमग्योर ने रॉन से कहा। 'आर्थर, तुम्हें 
साथ चलने की ज़रूरत नहीं है।' 

हैरी ने देखा कि जब वह, रॉन और हर्माइनी उठकर खड़े हुए, तो 
मिस्टर और मिसेज़ वीज्ली चिंता भरी नज़रों से एक-दूसरे को देखने लगे। 
जब वे खामोशी में घर के अंदर जाने लगे, तो हैरी जानता था कि बाक़ी 
दोनों के दिमाग में भी उसी जैसे विचार आ रहे होंगे। स्क्रिमग्योर को जाने 
कैसे यह पता चल गया होगा कि वे तीनों हॉगवर्ट्स छोड़ने वाले हैं। 

जब वे लोग अस्त-व्यस्त किचन से होते हुए सिटिंग रूम में पहुँचे, 
तो स्क्रिमग्योर कुछ नहीं बोले। हालाकि बगीचा शाम की हल्की, सुनहरी 
रोशनी से भरा था, लेकिन अंदर अँधेरा था। दाखिल होते समय हैरी ने 
अपनी छड़ी लालटेनों की तरफ़ लहराई। उनके जलने से अस्त-व्यस्त, 


कमरे में रोशनी हो गई। स्क्रिमग्योर उस धंसी हुई कुर्सी 
wa पर आम तौर पर मिस्टर वीज़्ली बैठते थे। हैरी, रॉन 
और हर्माइनी सोफ़े पर ठसकर पास-पास बैठ गए। सभी के बैठने के बाद 
स्क्रिमग्योर ने बोलना शुरू किया। 

'मैं तुम तीनों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे लगता है, 
अच्छा यही रहेगा कि मैं तुम सभी से एक-एक करके अकेले में पूछूँ। अगर 
तुम दोनों,” उन्होंने हैरी और हर्माइनी की तरफ़ इशारा किया, 'ऊपर की 
मंजिल पर इंतज़ार करो, तो मैं रॉन से शुरू करता हूं।' 

“हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं,' हैरी ने कहा, जबकि हर्माइनी ने 
अपना सिर तेज़ी से हिलाया। “आप हमसे या तो एक साथ बात करें, वरना 
न करें।' 

स्क्रिमग्योर ने हैरी पर ठंडी, तौलती हुई नज़र डाली। हैरी को लगा, 
मंत्रीजी सोच रहे होंगे कि क्या इतनी जल्दी दुश्मनी का मोर्चा खोलना ठीक 
रहेगा। 

“तो फिर ठीक है, एक साथ ही कर लेते हैं,' उन्होंने कंधे उचकाते 
हुए कहा और फिर अपना गला साफ़ किया। 'मुझे यक्रीन है, तुम यह 
जानते होगे कि मैं यहाँ पर एल्बस डम्बलडोर की वसीयत के कारण आया 
हूं।' 

हैरी, रॉन और हर्माइनी एक-दूसरे की तरफ़ देखने लगे। 


'ज़ाहिर है, तुम लोग यह सुनकर हैरान हो! तो तुम लोगों को पता 
नहीं था कि डम्बलडोर तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर गए हैं ?' 


से 'ह - हम सभी के लिए?' रॉन ने कहा। 'मेरे और हर्माइनी के लिए 
'हॉ, तुम सभी के लिए -' 
लेकिन हैरी बीच में बोल पड़ा। 


'डम्बलडोर की मौत को एक महीना अगर उन्होंने 
लिए कोई चीज़ छोड़ी थी, तो उसे महीना हो चुका है। हमारे 


गया है! हम तक पहुँचाने में इतना वक्त क्यों लग 


'क्या यह स्पष्ट नहीं है?' स्क्रिमग्योर के पहले ही 
का बोल पड़ी। 'डम्बलडोर हमारे लिए जो भी बज जो ये 
ऊतक जाच करना चाहते थे। आपको ऐसा करने का कोई हक़ नहीं धा! 


एल्बस डम्बलडोर की वसीयत I23 
उ ८8,898 8.3 


उसने हल्की सी कॉपती हुई आवाज़ में कहा। 


'मुझे पूरा हक़ था,' स्क्रिमग्योर ने उसकी आपत्ति को हवा में उड़ाते 
हुए कहा। “वैधानिक ज़ब्ती क़ानून के तहत मंत्रालय के पास यह शक्ति है 
कि यह वसीयत की सामग्री को ज़ब्त कर सकता है -'! 

'वह क्रानून इसलिए बनाया गया था, ताकि जादूगर वसीयत में 
शैतानी चीज़ें न छोड़ें,” हर्माइनी ने कहा, “और ज़ब्त करने से पहले मंत्रालय 
के पास इस बात का पर्याप्त सबूत होना चाहिए कि मरने वाले की संपत्ति 
गैर-क़्ानूनी है! क्या आपको यह लगा था कि डम्बलडोर किसी शापित चीज़ 
को हम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे?” 

“मिस ग्रेंजर, क्या तुम जादुई क़ानून में कैरियर बनाने वाली हो?” 
स्क्रिमग्योर ने पूछा। 

“नहीं,” हर्माइनी ने कहा। “मैं दुनिया में कोई भला काम करना चाहती 
हू! 

रॉन हँस दिया। स्क्रिमग्योर की आँखें उसकी तरफ़ पहुँच गई और 
एक बार फिर छिटक गईं, जब हैरी बोला। 

“तो अब आपने हमें हमारी चीज़ें देने का फैसला क्यों कर लिया? 
उन्हें रखने का कोई और बहाना नहीं सोच पाए ?' 

“नहीं, ऐसा तो इसलिए है, क्योंकि इकतीस दिन हो चुके हैं,' हर्माइनी 
तत्काल बोल उठी। 'वे इससे ज्यादा समय तक चीज़ों को नहीं रख सकते, 
जब तक कि वे उन्हें खतरनाक साबित न कर सकें। सही है ना?' 

स्क्रिमग्योर ने हर्माइनी को नज़रअंदाज़ करते हुए रॉन से पूछा, 
“रोनालड, क्या तुम्हें लगता है कि तुम डम्बलडोर के क़रीब थे ?” रॉन हैरान 
था। 

'मैं ? नहीं - सचमुच नहीं ... हमेशा हैरी ही ...' 

रॉन ने घूमकर हैरी और हर्माइनी की तरफ़ देखा। हमाइनी उसकी 
तरफ़ चुप-रहो/ वाली नज़र से देख रही थी, लेकिन तब तक नुक़सान हो 
चुका था। स्क्रिमग्योर को देखकर लग रहा था, जैसे उन्हें ठीक वही सुनने 
को मिला था, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वे रॉन के जवाब पर शिकारी पक्षी 

तरह झपटे। 

'अगर तुम इम्बलडोर के बहुत क़रीब नहीं थे, तो फिर उन्होंने 
अपनी वसीयत में तुम्हारा नाम क्यों लिया है? उन्होंने बहुत कम व्यक्तिगत 


i24 हैरी पॉटर 


सामान किसी के नाम छोड़ा है। वे अपनी ज़्यादातर चीज़ें - निजी लाइब्रेरी, 
जादुई यंत्र और अन्य व्यक्तिगत सामान - हॉगवर्ट्स के नाम छोड़कर गए 
हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्यों चुना गया ?' | 

“मुझे... नहीं पता,' रॉन ने कहा। “मैं ... जब मैं कहता हूँ कि हम क़रीब 
नहीं थे ... मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि वे मुझे पसंद करते थे ...' 

“इतना शर्मा क्यों रहे हो, रॉन,' हर्माइनी बोली। 'डम्बलडोर तुम्हें 
बहुत पसंद करते थे।' 

यह सच्चाई से बहुत दूर था। जहाँ तक हैरी जानता था, रॉन और 
डम्बलडोर कभी अकेले में नहीं मिले थे तथा उनके बीच सीधा संपक तो न 
के बराबर था। बहरहाल, ऐसा लग रहा था, जैसे स्क्रिमग्योर सुन ही नहीं 
रहे थे। उन्होंने अपना हाथ चोगे के भीतर डालकर धागे वाला पर्स 
निकाला। यह उस पर्स से ज़्यादा बड़ा था, जो हैग्रिड ने हैरी को दिया था। 


इसमें से उन्होंने एक चर्मपत्र निकाला, उसे सीधा किया और ज़ोर से पढ़ने 
लगे । 


_ ““एल्बस पर्सिवल वुलफ़िक ब्रायन डम्बलडोर की अंतिम वसीयत” 
--- हॉ, यह रहा ... “रोनाल्ड बिलियस वीज्ली के नाम मैं अपना बत्तीबंद यंत्र 


ळी रहा हूँ, इस उम्मीद में कि इसका इस्तेमाल करते समय वह मुझे याद 
क़ गा 2} 2 


स्क्रिम्योर ने अपने पाउच से एक चीज़ निकाली, जिसे हैरी पहले 
भी देख चुका था : यह चाँदी के सिगरेट लाइटर जैसी दिख रही थी, लेकिन 
वह जानता था कि इसमें एक क्लिक से किसी भी जगह की सारी रोशनी 
चूसने और वापस लौटाने की शक्ति थी। स्क्रिमग्योर आगे झुके और रॉन 
को बत्तीबंद यंत्र दे दिया, जिसने इसे लिया और अपनी उँगलियों में घुमाने 
लगा। वह स्तब्ध दिख रहा था। 

यह मूल्यवान है,' स्क्रिमग्योर ने रान को देखते हुए कहा। “शायद 


अनूठा भी। निश्चित रूप से इसे डम्बलडोर 
दुर्लभ चीज़ तुम्हारे नाम क्यों छोड़ी ?' ने खुद बनाया है। उन्होंने इतनी 


अपनी वसीयत में सिर्फ़ चीज़ें 
छोड़ी हैं। ऐसा क्यों है? उन्होंने झे तुम तीनों के नाम ची 
से क्या करोगे, मि. वीज्ली ?' क्या सोचा होगा कि तुम उनके बत्तीबंद यर 


एल्बस डम्बलडोर की वसीयत I25 


'मुझे लगता है, बत्तियाँ बुझाऊँगा,' रॉन बुदबुदाया। “इसके अलावा 
मैं इससे कर भी क्या सकता हूँ ?' 

ज़ाहिर है, स्क्रिमग्योर के पास इस बारे में कोई सुझाव नहीं था। रॉन 
को एक-दो पल तक घूरने के बाद वे दोबारा डम्बलडोर की वसीयत की 
ओर मुड़े। 

' “मिस हमाईनी जीन ग्रेंजर के लिए मैं अपनी बीडल की कहानियाँ 
ह इस आशा में छोड़ रहा हूँ कि उसे यह मनोरंजक और शिक्षाप्रद 
लगेगी।'” 

स्क्रिमग्योर ने अपने पाउच में से एक छोटी पुस्तक निकाली, जो 
ऊपर की मंज़िल पर रखी सबसे शैतानी जादू के रहस्य जितनी पुरानी दिख 
रही थी। इसकी जिल्द दागदार थी और कई जगहों से उखड़ रही थी। 
हर्माइनी ने बिना कुछ कहे इसे स्क्रिमग्योर से ले लिया। पुस्तक को अपनी 
गोद में रखकर वह उसे देखने लगी। हैरी ने देखा कि पुस्तक का शीर्षक 
पुरातन लिपि में था। उसने कभी इसे पढ़ना नहीं सीखा था। उसके देखते 
ही देखते उभरे हुए शब्दों पर एक आँसू टपक गया। 

'मिस ग्रेंजर, तुम्हें क्या लगता है, यह पुस्तक डम्बलडोर ने तुम्हारे 
लिए क्यों छोड़ी है?” स्क्रिमग्योर ने पूछा। 

'वे ... वे जानते थे कि मुझे पुस्तकें पसंद हैं,” हर्माइनी ने भारी 
आवाज़ में कहा और आस्तीन से अपनी आँखें पोंछीं। 

“लेकिन यही पुस्तक क्यों ?' 

'मुझे नहीं मालूम। उन्हें लगा होगा कि यह मुझे अच्छी लगेगी।' 

'क्या तुम्हारी कभी डम्बलडोर से गुप्त संकेतों या गुप्त संदेश 
पहुँचाने के तरीकों के बारे में बात हुई थी ?' 

“नहीं, कभी नहीं,” हर्माइनी ने कहा, जो अब भी आस्तीन से अपनी 
आँखें पोंछ रही थी। 'और अगर मंत्रालय इकतीस दिन में इस पुस्तक में 
गुप्त संकेत नहीं खोज पाया है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी खोज 
पाऊंगी।' 

उसने अपनी सुबकी रोकी। वे इतने सटकर बैठे थे कि रॉन को 
अपनी बाह निकालकर हर्माइनी के कंधों पर रखने में मुश्किल आई। 
स्करिमग्योर फिर से वसीयत पढ़ने लगे। 

“हैरी जेम्स पॉटर के नाम,” उन्होंने पढ़ा और हैरी का पेट 


I26 हैरी पॉटर 


अचानक रोमांच में सिकुड़ गया, ' “मैं वह सुनहरी गेंद छोड़े जाता हूँ, जो 
उसने हॉगवर्ट्स में अपने पहले क्विडिच मैच में पकड़ी थी ... लगन और 
योग्यता के पुरस्कार की याद के रूप में।”' 

स्क्रिमग्योर ने अखरोट के आकार की छोटी सी सुनहरी गेंद 
निकाली। इसके चाँदी जैसे पंख थोड़े कमज़ोर अंदाज़ में फड़फड़ाए और हैरी 
को निराशा का एहसास हुआ। 

'डम्बलडोर ने तुम्हारे लिए यह सुनहरी गेंद क्यों छोड़ी है ?' स्क्रिमग्योर 
ने पूछा। 

“पता नहीं,” हैरी ने कहा। 'मुझे लगता है, उन्हीं कारणों से छोड़ी 
होगी, जो आपने अभी पढ़े हैं ... मुझे यह याद दिलाने के लिए कि आप क्या 
पा सकते हैं, अगर आप में ... लगन और वह चाहे जो हो।' 

“तो, तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ़ प्रतीकात्मक उपहार है?' 

“मुझे ऐसा ही लगता है,” हैरी ने कहा। ‘और क्या हो सकता है?! 

“सवाल मैं पूछ रहा हूँ,” स्क्रिमग्योर ने कहा और अपनी कुर्सी सोफ़े 
के थोड़े क़रीब खिसका ली। बाहर अब अँधेरा छाने लगा था। खिड़कियों के 
पार वाला सफ़ेद तंबू हेज के ऊपर भुतहा नज़र आ रहा था। 

“तुम्हारा बर्थडे केक सुनहरी गेंद के आकार का है,” स्क्रिमग्योर ने 
हैरी से पूछा। 'ऐसा क्यों है?” 

हर्माइनी अपमानजनक अंदाज़ में हँस पड़ी। 

“ओह, यह इस कारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि हैरी क्विडिच का 
बहुत अच्छा खोजी है। यह बहुत ज़्यादा स्पष्ट है,' उसने कहा। 'आइसिंग में 
ज़रूर डम्बलडोर का कोई गोपनीय संदेश छिपा होगा!” 

“मुझे नहीं लगता कि केक की आइसिंग में कोई चीज़ छिपी होगी,” 
स्क्रिमग्योर ने कहा, 'लेकिन सुनहरी गेंद किसी छोटी चीज़ को छिपाने की 
बहुत अच्छी जगह हो सकती है। मुझे यक्रीन है कि तुम्हें इसका कारण 
मालूम होगा ?' 


हैरी ने कंधे उचका दिए। बहरहाल, जवाब हर्माइनी ने दिया : हैरी 
को लगा कि सही जवाब देना उसकी इतनी गहरी ञौ हि बन 
चुकी थी कि वह इस इच्छा को रोक नह सेकसी प्रबल आदत 


क्योंकि सुनहरी द में मांस की यादें होती हैं,” वह बोली। 
क्या ?” हैरी और रॉन ने एक साथ कहा। दोनों को लगता था कि 


एल्बस डम्बलडोर की वसीयत I27 


हर्माइनी को क्विडिच का ज़रा भी ज्ञान नहीं है। 

“सही कहा,' स्क्रिमग्योर ने कहा। “सुनहरी गेंद को मैच में छोड़े जाने 
से पहले हाथ से कोई नहीं छूता है। बनाने वाला भी नहीं, क्योंकि वह इसे 
ग्लव्ज़ पहनकर बनाता है। इस पर एक सम्मोहन होता है, जिससे यह इसे 
छूने वाले पहले व्यक्ति को पहचान सकती है, ताकि विवाद न हो सके।' 
उन्होंने छोटी सी सुनहरी गेंद को ऊपर उठाया, “इस सुनहरी गेंद को तुम्हारा 
स्पर्श याद होगा, पॉटर। मुझे लगता है कि डम्बलडोर में बाकी चाहे जितने 
दोष हों, लेकिन वे बहुत योग्य जादूगर थे, इसलिए उन्होंने इस गेंद पर ऐसा 
सम्मोहन कर दिया होगा, ताकि यह सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही खुले।' 

हैरी का दिल अब बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसे यक़रीन था कि 
स्क्रिमग्योर सही कह रहे थे। वह उनसे सुनहरी गेंद अपने हाथ में लेने से कैसे 
बच सकता था? 

“तुमने कुछ कहा नहीं ?! स्क्रिमग्योर ने कहा। ‘शायद तुम पहले से ही 
जानते हो कि सुनहरी गेंद के भीतर क्या है?' 

“नहीं,” हैरी ने कहा। वह अब भी सोच रहा था कि वह सुनहरी गेंद 
को छुए बिना उसे लेने का नाटक कैसे कर सकता है। अगर वह गुप्तविद्या 
जानता, तो हर्माइनी के मन की बात पढ़कर जान सकता था कि उसके 
दिमाग में क्या विचार आ रहा था। 

“इसे ले लो,' स्क्रिमग्योर ने धीरे से कहा। 

हैरी ने मंत्रीजी की पीली आँखों में देखा। वह जानता था कि उसके 
पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपना हाथ 
बढ़ाया। स्क्रिमग्योर ने आगे की तरफ़ झुककर सुनहरी गेंद सावधानी से 
हैरी की हथेली पर रख दी। 

कुछ नहीं हुआ। जब हैरी की ऊँगलियाँ सुनहरी गेंद पर कस गई, तो 
इसके थके हुए पंख फड़फड़ाए और यह स्थिर हो गई। स्क्रिमग्योर, रॉन और 
हर्माइनी आंशिक रूप से छिपी हुई गेंद को उत्सुकता से लगातार निहारते 
रहे, जैसे उम्मीद कर रहे हों कि किसी तरह से इसका रूप बदल जाएगा। 

“बहुत नाटकीय था, हैरी ने ठंडेपन से कहा। रॉन और हर्माइनी 
दोनों हँस पड़े। 

'तो फिर इतना ही था, है ना?” हमाइनी ने पूछा और सोफ़े से उठने 
की कोशिश की। 


I28 हैरी पॉटर 


'नहीं,' स्क्रिमग्योर ने कहा, जो अब थोड़े चिड़चिड़े दिख रहे थे। 
'इम्बलडोर ने तुम्हारे लिए एक और चीज़ छोड़ी है, पॉटर।' 

“वह क्या ?' हैरी ने कहा और उसका रोमांच दोबारा जाग गया। 

. स्क्रिमग्योर ने इस बार वसीयत से पढ़ने की ज़हमत नहीं उठाई। 

“गौरव गरुड्द्वार की तलवार,” उन्होंने कहा। 

हर्माइनी और रॉन दोनों तनकर बैठ गए। हैरी ने चारों तरफ़ 
माणिक जड़ी मूठ की तलाश की, लेकिन स्क्रिमग्योर ने चमड़े के पाउच में से 
तलवार नहीं निकाली। वैसे भी पाउच इतना छोटा दिख रहा था कि उसमें 
तलवार नहीं आ सकती थी। 

“तो तलवार कहाँ है?” हैरी ने संदेह से पूछा। 

स्क्रिमग्योर ने कहा, 'दुर्भाग्य से वह तलवार डम्बलडोर की व्यक्तिगत 
संपत्ति नहीं थी, इसलिए वे उसे वसीयत में किसी को नहीं दे सकते थे। 
गौरव गरुड़द्धार की तलवार एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तु है और यह -' 

“वह हैरी की है!” हर्माइनी ने गुस्से से कहा। “तलवार ने हैरी को 
चुना था। यह उसे ही मिली थी। यह बोलती टोपी के भीतर से हैरी के पास 
आई थी -' 

“विश्वसनीय ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार तलवार गरुड्द्वार हाउस 
के किसी भी काबिल विद्यार्थी के सामने प्रकट हो सकती है,” स्क्रिमग्योर ने 
कहा। 'इससे यह मि. पॉटर की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बन जाती है, भले 
ही डम्बलडोर ने कुछ भी फ़ैसला किया हो।' स्क्रिमग्योर ने अपने बुरी तरह 
सी बनाए गाल को खरोंचा और हैरी को गौर से देखा। 'तुम्हें क्या लगता 

_?१ 
'डम्बलडोर मुझे तलवार क्यों देना चाहते थे ?' हैरी ने कहा, जो अब 


अपने संयम को क्रायम रखने के लिए जूझ रहा था। 'शायद उन्हें लगा होगा 
कि यह मेरी दीवार पर सुंदर लगेगी।' 


अह मजाक नहीं है, पॉटर!' स्क्रिमग्योर गुर्राए। 'क्या ऐसा इसलिए 
गौरव गरुड्द्वार की तलवार 
देना चाहते थे, पॉटर, क्योंकि बाक़ी बहुत | 
hr क्रो बहुत से 

कि तुम-जानते-सो-कौन को ख़त्म करना तुम्हारी तक़दीर में लिखा है ?' 
दिलचस्प अंदाज़ा है,” हैरी ने कहा। “क्या किसी ने कभी वोल्डेमॉर्ट 


एल्बस डम्बलडोर की वसीयत 29 
क) त 


के सीने में तलवार उतारने की कोशिश की है? शायद मंत्रालय को बत्तीबंद 
यंत्रों को खोलने और अज़्काबान के कैदियों की सामूहिक फ़रारी को ढॅकने 
के बजाय अपने कुछ आदमी इस काम में लगा देने चाहिए। तो मंत्रीजी, 
आप अपने ऑफ़िस में बंद होकर यह काम कर रहे थे? सुनहरी गेंद खोलने 
की कोशिश कर रहे थे? लोग मर रहे हैं। मैं भी मरते-मरते बचा हूँ। 
वोल्डेमॉर्ट ने तीन काउंटियों तक मेरा पीछा किया है। उसने बावरे-नैन मूडी 
को मार डाला, लेकिन मंत्रालय ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, है 
ना? और इसके बाद भी आप हमसे सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं!” 

“तुम बहुत आगे जा रहे हो!” स्क्रिमग्योर चिल्लाते हुए खड़े हो गए। 
हैरी भी उछलकर खड़ा हो गया। स्क्रिमग्योर लँगड़ाते हुए हैरी की तरफ़ बढ़े 
और अपनी छड़ी की नोक उसके सीने में कसकर चुभा दी। इससे हैरी की 
टी-शर्ट में जली हुई सिगरेट जैसा छेद हो गया। 

'ओए!' रॉन ने कहा, जिसने उछलकर अपनी छड़ी उठा ली, लेकिन 
हैरी ने कहा, “नहीं! तुम इन्हें हमें गिरफ्तार करने का कोई बहाना मत देना!' 

“याद आ गया कि तुम स्कूल में नहीं हो, है ना ?' स्क्रिमग्योर ने हैरी 
के चेहरे पर साँस छोड़ते हुए कहा। 'याद आ गया कि मैं डम्बलडोर नहीं हूँ, 
जो तुम्हारी अवज्ञा और उद्दंडता को माफ़ कर दूँगा? पॉटर, तुम अपने 
निशान को मुकुट की तरह शौक से पहने रहो, लेकिन मैं किसी सत्रह साल 
के लड़के के मुँह से यह नहीं सुनना चाहता कि मुझे अपना काम कैसे करना 
है! अब समय आ गया है कि तुम सम्मान करना सीख लो!' 

“अब समय आ गया है कि आप सम्मान लायक़ बनना सीख लें,' 
हैरी ने कहा। 

फ़र्श काँपने लगा और भागते हुए क़दमों की आवाज़ आई। फिर 
सिटिंग रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुला तथा मिस्टर और मिसेज़ वीज्ली 
भागते हुए अंदर आए। 

“हमें - हमें लगा कि हमने -' मिस्टर वीज़्ली ने कहना शुरू किया, जो 
हैरी और मंत्रीजी को लगभग नाक से नाक सटाए देखकर दहशत में आ 
गए थे। 

, `“ ऊँची आवाजें सुनी थीं,” मिसेज़ वीज़्ली ने अपने पति की बात 
हॉफते हुए पूरी की। 

स्क्रिमग्योर हैरी से दो क़दम पीछे हटे और हैरी की टी-शर्ट में हुए 
छद को देखा। उन्हें अब अपने गुस्से पर अफ़सोस हो रहा था। 


30 हैरी पॉटर 


४ _ आ था,' वे गुर्राए | 'मुझे ढंग तुम्हारे नज़रिए पर 
कक हक al और हैरी के चेहरे को एक बार फिर देखा। 
'शायद तुम सोच रहे हो कि मंत्रालय वह नहीं चाहता है, जो तुम - जो 
डम्बलडोर - चाहते थे। हमें मिलकर काम करना चाहिए। 

'मुझे आपके तरीक़े पसंद नहीं हैं, मंत्रीजी,' हैरी ने कहा। 'याद है?! 

उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी ऊपर करके स्क्रिमग्योर को वे निशान 
दिखाए, जो इसके पीछे की तरफ़ अब भी सफ़ेद चमक रहे थे, मुझे झूठ नहीं 
बोलना चाहिए। स्क्रिमग्योर के चेहरे का भाव सख्त हो गया। वे चुपचाप मुड़े 
और लँगड़ाते हुए कमरे से बाहर चले गए। मिसेज़ वीज्ली तेज़ी से उनके 
पीछे गईं। हैरी ने मिसेज़ वीज्ली को पीछे वाले दरवाज़े पर रुकते सुना। 
एकाध मिनट बाद वे चिल्लाई, “वे चले गए!' 


'वे क्‍या चाहते थे ?” मिस्टर वीज्ली ने हैरी, रॉन और हर्माइनी की 
तरफ़ देखते हुए पूछा, जब मिसेज़ वीज्ली तेज़ी से वापस उनके पास आईं। 

“हमें वह देने आए थे, जो डम्बलडोर हमारे लिए छोड़ गए थे,' हैरी ने 
कहा। “उन्होंने अभी-अभी डम्बलडोर की वसीयत सार्वजनिक की है।' 

बाहर बगीचे में डिनर टेबलों पर सभी लोगों ने वे चीज़ें देखीं, जो 
स्क्रिमग्योर ने उन तीनों को दी थीं। सभी ने बत्तीबंद यंत्र और बीडल की 
कहानियाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया। सभी ने इस बात पर अफ़सोस ज़ाहिर 
किया कि स्क्रिमग्योर ने तलवार नहीं दी। लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं 
समझ पाया कि डम्वलडोर ने हैरी के नाम पुरानी सुनहरी गेंद क्यों छोड़ी थी। 
जब मिस्टर वीज़्ली ने वत्तीवंद यंत्र की तीसरी-चौथी बार जाँच की, तो 
मिसेज़ वीज़्ली धीरे से बोलीं, 'हैरी बेटा, सभी लोग बहुत भूखे हैं। हम 
तुम्हारे बिना शुरू नहीं करना चाहते थे ... मैं डिनर लगा दूँ ?' 


उन सभी ने फटाफट खाया और फिर ' हैप्पी बर्थडे” के जल्दी से गाए 
गए कोरस और केक को खाने के बाद पार्टी खत्म हो गई। हैग्रिड को अगले 
दिन शादी में आने का आमंत्रण भी मिला था, लेकिन वह इतना भीमकाय 


था कि रॉन के मकान में नहीं सो सकता था. उह 
वह पड़ोस के मैदान में तंबू लगाने चला वा तये हता जह 


'ऊपर की मंज़िल पर मिलो.” 
जब उन्होंने बगीचे को न णनी से tr 


की। 'जब सब सोने चले जाएँ।' में लाने में मिसेज़ वीज्ली की मदद 
अटारी वाले कमरे में रॉन ने अपने बत्तीबंद यंत्र की जाँच की औरं 


एल्बस डम्बलडोर की वसीयत I3I 


हैरी ने हैग्रिड के मोकस्किन पर्स में सोना नहीं, बल्कि वे चीज़ें भरीं, जिन्हें वह 
सबसे मूल्यवान मानता था, हालाँकि उनमें से कुछ तो बेकार थीं : हॉगवर्टस 
का नक्शा, सिरियस के जादुई आईने का टुकड़ा और आर.ए.बी. वाला 
लॉकेट। उसने डोरी को कसकर खींचा और पर्स गले में लटका लिया। 
इसके बाद वह सुनहरी गेंद को पकड़कर बैठ गया और इसके धीरे-धीरे 
फड़फड़ाते हुए पंखों को देखता रहा। आखिरकार, हर्माइनी ने दरवाज़े पर 
धीमे से दस्तक दी और पंजों के बल चलकर अंदर आ गई। 


'ध्वनिदमन,' वह फुसफुसाई और उसने सीढ़ियों की दिशा में अपनी 
छड़ी लहराई। 


“तुम्हें तो यह मंत्र पसंद नहीं था ?' रॉन ने कहा। 

“समय के साथ पसंद भी बदल जाती है,' हर्माइनी ने कहा। “अब हमें 
अपना बत्तीबंद यंत्र दिखाओ।' 

रॉन ने तत्काल उसका इस्तेमाल कर दिया। उसे सामने करके उसने 
क्लिक किया। उन्होंने जो इकलौता लैंप जला रखा था, वह तत्काल बुझ 
गया। 

“बात यह है,” हर्माइनी अँधेरे में बोली, 'कि हम पेरू के तत्काल 
अंधकार चूर्ण से भी यह काम कर सकते थे।' 

एक और क्लिक हुई। लैंप की रोशनी की गेंद उड़कर वापस छत 
पर पहुंच गई और एक बार फिर पहले जैसी रोशनी फेंकने लगी। 

'फिर भी यह बहुत अच्छा है,” रॉन ने थोड़े रक्षात्मक अंदाज़ में 
कहा। “और उन्होंने कहा था कि डम्बलडोर ने खुद इसका आविष्कार किया 
है!” 

'मैं जानती हूँ, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने तुम्हें अपनी वसीयत 
में यह इसलिए तो दिया नहीं होगा, ताकि हमें बत्तियाँ बुझाने में मदद मिले!' 

'क्या वे जानते होंगे कि मंत्रालय उनकी वसीयत पर क़ब्ज़ा कर 
लेगा और उनके द्वारा हमारे लिए छोड़ी हर चीज़ की जाँच करेगा?” हैरी ने 
पूछा । 

'यक्रीनन,' हर्माइनी ने कहा। 'वे हमें वसीयत में नहीं बता सकते थे 
कि वे हमारे लिए ये चीज़ें क्यों छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यह 
स्पष्ट नहीं होता है ...' 


'... कि उन्होंने ज़िंदा रहते समय हमें इनके बारे में कुछ क्यों नहीं 


हैरी पॉटर 
i32 म्ल | 


बताया ?' रॉन ने कहा। भा 

“बिलकुल,” हर्माइनी ने कहा, जो अब बीडल की कहानियाँ उलट-पलर 
रही थी। 'अगर ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि मंत्रालय की नाक के नीचे से 
हम तक पहुँचाई जा रही हैं, तो उन्हें हमें यह तो बता देना चाहिए था कि 
क्यों ... जब तक कि उन्होंने यह न सोचा हो कि इनका मतलब बिलकुल 
स्पष्ट है ?! 

“तब तो उन्होंने गलत सोचा था, है ना ?' रॉन ने कहा। "मैं हमेशा 
कहता था कि वे सरके हुए थे। महान जादूगर थे, लेकिन चटके हुए थे। हैरी 
के लिए एक पुरानी सुनहरी गेंद छोड़ना - वह किसलिए ?' 

'मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है,” हर्माइनी ने कहा। 'हैरी, जब 
स्क्रिमग्योर ने तुम्हें वह गेंद दी थी, तो मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ तो 
होगा!” 

हा, देखो,' हैरी ने कहा, उसकी नब्ज़ तेज़ चलने लगी, जब उसने 
सुनहरी गेंद अपनी उँगलियों में उठाई। “मैं स्क्रिमग्योर के सामने ज्यादा 
कोशिश नहीं करने वाला था, है ना ?' 

“तुम्हारा क्या मतलब है ?” हर्माइनी ने पूछा। 

'मैंने अपने सबसे पहले क्विडिच मैच में जो सुनहरी गेंद पकड़ी थी?” 
हैरी ने कहा। “क्या तुम्हें याद नहीं है?” 

हर्माइनी दुविधा में दिखने लगी। बहरहाल, रॉन ने थूक गटका, हैरी 
से उ गेंद तक इशारा किया, जब तक कि उसकी आवाज़ लौट नहीं 
आई। 

“तुमने उसे लगभग निगल लिया था!' 


'बिलकुल,' हैरी ने कहा और तेज़ी से धड़कते दिल के साथ उसने 
सुनहरी गेंद पर अपना मुँह लगाया। 


यह नहीं खुली। उसके भीतर कुंठा और कटु निराशा उमड़ने लगी। 
उसने सुनहरी गेंद नीचे कर ली, लेकिन तभी हर्माइनी चिल्लाई। [ 


'कुछ लिखा है! उस पर कुछ लिखा है, जल्दी से, देखो!” 


हैरानी और रोमांच के कारण हैरी के हाथ से सुनहरी गेंद गिरते-गिरते 


eh न सही कहा था। चिकनी सुनहरी सतह पर कुछ 
पतली घुमावदार लिखाई लेकिन अब वहाँ पर पाँच शब्द नज़र आ रहे थे। 
खाई में थे। हैरी जानता था कि यह डम्बलडोर 


एल्बस डम्बलडोर की वसीयत 33 
त 0. ल 


लिखाई है। 

मैं अंत में खुलती हूँ। 

उसने इन शब्दों को पढ़ा ही था कि वे ओझल होने लगे। 

““मैं अत में खुलती हूँ ...” इसका क्या मतलब हो सकता है ?' 

हर्माइनी और रॉन ने अपने सिर हिलाए। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं 
आ रहा था। 

'मैं अंत में खुलती हूँ ... अत में .... में अंत में खुलती हूँ ...' 

उन्होंने ये शब्द कई बार दोहराए, अलग-अलग शब्दों पर ज़ोर 
देकर दोहराए, लेकिन फिर भी वे उनका कोई मतलब निकालने में कामयाब 
नहीं हो पाए। 

'और तलवार,” आख़िर रॉन बोला, जब उन्होंने सुनहरी गेंद के 
शब्दों का मतलब खोजने की कोशिश छोड़ दी। 'वे हैरी को तलवार क्यों 
देना चाहते थे ?' 

“और उन्होंने मुझे यह बताया क्यों नहीं,” हैरी ने धीरे से कहा। 'यह 
वहाँ हमेशा मौजूद थी! पिछले साल हमारी बातचीत के दौरान यह उनके 
ऑफ़िस की दीवार पर टँगी रहती थी! अगर वे मुझे तलवार देना ही चाहते 
थे, तो तभी क्यों नहीं दे दी?” 

उसने महसूस किया, जैसे उसके सामने परीक्षा का कोई सवाल हो, 
जिसका जवाब उसे मालूम होना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग धीमा चल 
रहा था और कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। क्या कोई ऐसी चीज़ थी, जो 
पिछले साल डम्बलडोर के साथ हुई लंबी चर्चाओं में छूट गई थी? क्या उसे 
इस सबका मतलब पता होना चाहिए था? क्या डम्बलडोर को यह उम्मीद 
थी कि वह समझ लेगा? 

'और जहाँ तक इस पुस्तक, हर्माइनी ने कहा, 'बीडल की कहानियाँ 
का सवाल है ... मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना!” 

'तुमने बीडल की कहानियाँ के बारे में नहीं सुना ?” रॉन ने अविश्वास 
के साथ पूछा। “तुम मज़ाक़ कर रही हो, है ना ?' 
नहीं, मैं मज़ाक़ नहीं कर रही हूँ!” हमाइनी ने आश्चर्य के साथ कहा। 
तो तुम इसके बारे में जानते हो ?' 

ज़ाहिर है, मैं जानता हूँ!” 

हैरी ने भौहें उठाकर ऊपर देखा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि 


34 हैरी पॉटर 
रॉन ने कोई पुस्तक पढ़ी हो और हर्माइनी ने न पढ़ी हो। बहरहाल, रॉन 
उनकी हैरानी देखकर दुविधा में दिख रहा था। 

“ओह, छोड़ो भी। बच्चों की सारी पुरानी कहानियाँ बीडल की होती 
हैं, है ना? खुशक्रिस्मती का फव्वारा ... जादूगर और कूदता मटका ... 
बैबिटी रैबिटी और ठहाका लगाती छड़ी ...' 

'माफ़ करना ?” हमाइनी ने हँसते हुए पूछा। “आख़िरी वाली कौन 
सी थी?' 

'छोड़ो भी!' रॉन ने कहा, जो अविश्वास से हैरी और हर्माइनी को 
देख रहा था। 'तुमने बैबिटी रैबिटी के बारे में ज़रूर सुना होगा -! 

'रॉन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हैरी और मुझे मगलुओं ने 
पाला है!” हर्माइनी ने कहा। 'बचपन में हमने इस तरह की कहानियाँ नहीं 
सुनी हैं। हमने तो स्नो व्हाइट और सात बौने तथा सिड़ेला पढ़ी थीं -' 

“सिंड्रेला क्या है, कोई बीमारी ?” रॉन ने पूछा। 

'तो ये बच्चों की कहानियाँ हैं?” हर्माइनी ने पुरातन लिपियों के 
शीर्षक पर झुकते हुए पूछा। 


हा,” रॉन ने अनिश्‍चितता से कहा, 'मेरा मतलब है, यह तो कहने 
की बात है कि ये सारी कहानियाँ बीडल ने लिखी हैं। मैं नहीं जानता कि वे 
मूल संस्करण में कैसी होंगी।' 


'लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि डम्बलडोर ने ऐसा क्यों सोचा 
कि मुझे यह पुस्तक पढ़नी चाहिए ?! 


नीचे की मंज़िल पर किसी चीज़ के चरमराने की आवाज़ आई। 


'शायद चार्ली होगा, जो मम्मी के सो जाने के बाद दबे पाँव अपने 
बाल दोबारा उगाने जा रहा होगा?” रॉन घबराकर बोला। 

'चाहे जो हो, हमें सो जाना चाहिए,” हर्माइनी ने फुसफुसाकर कहा। 
'कल देर तक सोना अच्छा नहीं रहेगा |! 

'बिलकुल नहीं,” रॉन ने सहमत होते हुए ष अगर 
तीन लोगों की नृशंस हत्या कर देगी adel 
हनाव है। ' तो पूरी शादी पर पानी फिर जाएगा। 


जब हर्माइनी कमरे 
बत्तीबंद यंत्र को क्लिक कर वि परनि पाखर फि 


अध्याय आह 


शादी 


अगले दिन दोपहर तीन बजे हैरी, रॉन, फ़ेड और जॉर्ज बगीचे में लगे बड़े 
सफ़ेद तंबू के बाहर खड़े थे। वे शादी में आने वाले मेहमानों की राह देख रहे 
थे। हैरी ने बहुत सारा भेसबदल काढ़ा पी लिया था और अब वह स्थानीय 
ओटरी सेंट कैचपोल गाँव के लाल बालों वाले मगलू लड़के का हमशक्ल 
बन गया था, जिसके सिर के बाल फ़ेड ने आव्हान मंत्र का प्रयोग करके 
चुराए थे। योजना यह थी कि हैरी का परिचय “कज़िन बार्नी” नाम से दिया 
जाए और उसकी पहचान छिपाने के लिए ढेर सारे वीज्ली रिश्तेदारों पर 
भरोसा किया जाए। 

उन चारों के हाथ में बैठक व्यवस्था का चार्ट था और उन्हें लोगों को 
सही जगह पर बैठाना था। सफ़ेद दुशालों वाले वेटर एक घंटे पहले आ गए 
थे। उनके साथ ही सुनहरे जैकेट वाला बैंड भी आ गया था। ये सभी 
जादूगर इस वक्त थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। हैरी को वहाँ से पाइप 
के धुएँ की नीली धुंध दिख रही थी। 

हैरी के पीछे तंबू के प्रवेश द्वार से गद्दीदार सुनहरी कुर्सियों की 
क़ृतारें दिख रही थीं, जो लंबे, बैंगनी गलीचे के दोनों ओर लगी थीं। तंबू 
को सहारा देने वाले खंभों पर सफ़ेद और सुनहरे फूल लिपटे थे। बिल और 
लर कुछ समय बाद जिस जगह पर पति-पत्नी बनने वाले थे, वहाँ पर फ़ेड 
और जॉर्ज ने हवा में ढेर सारे सुनहरे गुब्बारे लगा दिए थे। बाहर घास और 
वागड़ के ऊपर तितलियाँ और मधुमक्खियाँ आलस से मंडरा रही थीं। हैरी 

नै परेशानी में था। जिस मगलू लड़के का उसने भेस बनाया था, वह 

उससे थोड़ा मोटा था । इस वजह से गर्मी के धूप भरे दिन में उसे अपने ड्रेस 
इशाले तंग महसूस हो रहे थे और गर्मी लग रही थी। 


35 


I36 हैरी पॉटर 


“जब मेरी शादी होगी,” फ़ेड ने अपने दुशालों का कॉलर खींचते हुए 
कहा, “तो मैं ऐसी किसी बकवास में नहीं पडूगा। तुम सभी जो चाहो, वह 
पहन सकते हो; मैं शादी ख़त्म होने तक मम्मी को पूर्ण शरीर-बंधन शाप से 
बाँध दूँगा।' i कल 

'देखा जाए तो वे आज सुबह ज़्यादा बुरी सो थीं,' जॉर्ज ने कहा, 
'हालाँकि वे इस बात पर थोड़ा रोई थीं कि पर्सी नहीं आया, लेकिन उसे 
चाहता कौन है? ओह, ओह, कमर कस लो - वे लोग आ गए, देखो।' 

चमकीले रंगों वाली आकृतियाँ एक-एक करके अहाते की दूर वाली 
सरहद पर हवा में से प्रकट हो रही थीं। कुछ ही मिनटों में एक क़ाफ़िला सा 
बन गया, जो बगीचे में धीरे-धीरे रेंगता हुआ तंबू की ओर आने लगा। 
जादूगरनियों के हैट पर अनोखे फूल और फड़फड़ाते हुए सम्मोहित पक्षी थे, 
जबकि कई जादूगरों की टाई में क़ीमती रत्न चमक रहे थे। रोमांचित 
गपशप की आवाज़ धीरे-धीरे तेज़ होती जा रही थी और भीड़ के तंबू के 
पास आने पर मधुमक्खियों की आवाज़ दब गई। 

“बहुत बढ़िया। मुझे कुछ फ़ेंच मोहिनियाँ दिख रही हैं,' जॉर्ज ने उन्हें 
अच्छे से देखने के लिए अपनी गर्दन थोड़ी ऊँची की। “उन्हें हमारी 
परंपराओं को समझने में मदद चाहिए होगी। मैं उन्हें सँभालता हूँ ...' 

फ़ेड ने कहा, 'इतनी जल्दी नहीं, कनकटे।' फिर वह क्राफ़िले में 
सबसे आगे आ रही अधेड़ जादूगरनियों के समूह के पास से भागता हुआ 
गया और दो सुंदर फ़ेंच लड़कियों से बोला, “मादाम, मैं आपकी क्या मदद 
कर सकता हूँ ?” लड़कियाँ हसती हुई उसके साथ अंदर चली गईं। जॉर्ज 
अधेड़ जादूगरनियों को जगह बताने लगा। रॉन ने मिस्टर वीज्ली के 


मंत्रालय के पुराने सहकर्मी पर्किन्स को संभाला, जबकि हैरी के पल्ले थोड़े 
बहरे बूढ़े दंपति पड़े। 


जब हैरी दोबारा तंबू से बाहर निकला, तो उसने एक परिचित 
आवाज़ सुनी, 'वाह।' टौंक्स और ल्यूपिन क्रतार में सबसे आगे थे। इस 
मौक़े पर टौंक्स ने अपने बाल सुनहरे कर लिए थे। जब हैरी उन्हें उनकी 
कुर्सी तक ले गया, तो टौंक्स फुसफुसाकर बोली, 'आर्थर ने हमें बताया था 
कि तुम घुँघराले बालों वाले हो। कल रात के लिए माफ़ करना। इस वकत 


मंत्रालय का रुख़ नरभेड़िया-विरोधी है और वह 
रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा।” हमने सोचा कि हमारा वह 


“कोई बात नहीं, मैं समझता हँ” हैरी ने कहा, हालाकि उसने यह 


शादी !97 


बात टौंक्स से कम, ल्यूपिन से ज़्यादा कही थी। ल्यूपिन उसकी तरफ़ 
देखकर हल्के से मुस्कराए, लेकिन उनके मुड़ते समय हैरी ने देखा कि उनका 
चेहरा एक बार फिर से दुखी हो गया था। वह इस बात को नहीं समझ 
पाया, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का वक्त भी नहीं था। हैग्रिड काफ़ी 
परेशानियाँ खड़ी कर रहा था। फ़ेड के निर्देश गलत समझने के कारण वह 
पीछे वाली क़तार में रखी जादुई रूप से बड़ी की गई कुर्सी पर नहीं बैठा था, 
जो ख़ास तौर पर उसके लिए रखी गई थी। इसके बजाय वह पाँच कुर्सियों 
पर बैठ गया था, जो इस वक्त पिचककर माचिस की सुनहरी डिब्बियों जैसी 
दिख रही थीं। 

जब मिस्टर चीज्ली ने कुर्सियों की मरम्मत कर दी और हैग्रिड ने हर 
सुनने वाले से ऊँचे स्वर में माफ़ी माँग ली, तो हैरी जल्दी से प्रवेशद्वार पर 
आ गया। वहाँ रॉन एक बहुत अजीब दिखने वाले जादूगर के सामने खड़ा 
था। यह जादूगर थोड़ा भेंगा था, उसके सफ़ेद बाल कंधे तक लंबे थे, उसकी 
टोपी का फुंदना उसकी नाक के सामने लटक रहा था। उसके दुशाले का रंग 
अंडे की जर्दी जैसा पीला था, जिससे आँखों में पानी आ रहा था। उसके 
गले में एक सुनहरी चेन चमक रही थी, जिस पर त्रिकोणीय आँख जैसा 
अजीब प्रतीक बना हुआ था। 

'ज़ेनोफ़िलियस लवगुड,' उसने हैरी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, 
'मेरी बेटी और मैं पहाड़ी पर रहते हैं। वीज्ली परिवार का आमंत्रण पाकर 
हम सम्मानित हुए। लेकिन मुझे लगता है, तुम मेरी लूना को जानते हो!' 
उन्होंने रॉन से पूछा। 

हाँ,' रॉन ने कहा। “क्या वह आपके साथ नहीं आई ?' 

“वह सुंदर से छोटे बगीचे में बौनों से हैलो कहने के लिए रुक गई है। 
कितना बढ़िया समूह है! बहुत कम जादूगरों को यह एहसास है कि हम इन 
समझदार बौनों से कितना कुछ सीख सकते हैं - या, उन्हें उनके सही नाम 
जरनुम्बली गार्डनसी से पुकार सकते हैं।' 

'हमारे बौने बहुत बढ़िया गालियाँ जानते हैं,” रॉन ने कहा, 'लेकिन 
मुझे लगता है कि वे उन्हें फ़ेड और जॉर्ज ने सिखाई हैं।' 

जब रॉन जादूगरों के एक समूह को तंबू के भीतर ले जा रहा था, तो 
लूना भागती हुई आई। 

'हैलो, हैरी!' उसने कहा। | 

'अर - मेरा नाम बार्नी है,' हैरी ने हैरान होते हुए कहा। 


I38 हैरी पॉटर 


“ओह, तो तुमने नाम भी बदल लिया है ?” उसने उत्साह से पूछा। 


“तुम्हें कैसे पता चला -?' 

“ओह, तुम्हारे चेहरे के भाव से,' लूना ने कहा। 

अपने पिता की तरह लूना भी चमकीले पीले दुशाले पहने थी, 
जिसके साथ उसने अपने बालों में सूर्यमुखी का बड़ा फूल लगा लिया था। 
इसकी चमक का आदी होने के बाद सामान्य प्रभाव काफ़ी सुखद था। कम 
से कम उसके कानों से गाजरें तो नहीं लटक रही थीं। 


ज़ेनोफ़िलियस एक परिचित से गहरी चर्चा में डूबे थे, इसलिए 
उन्होंने लूना और हैरी की बातचीत नहीं सुनी। उस जादूगर से विदा लेने के 
बाद वे अपनी बेटी की ओर मुड़े। लूना ने अपनी उँगली दिखाते हुए कहा, 
'डैडी, देखिए - मुझे एक बौने ने काट लिया!” 


“बहुत अच्छा हुआ! बौनों की लार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है!' 
मि. लवगुड ने कहा और लूना की ऊँगली को पकड़कर घाव को देखा। 
'लूना, मेरी बच्ची, अगर आज तुम्हें अपने भीतर कोई प्रतिभा ज़ोर मारती 
महसूस हो - शायद ऑपेरा गाने की अप्रत्याशित इच्छा या जलभाषा में 


भाषण देने की इच्छा - तो उसे दबाना मत! हो सकता है, बौनों ने तुम्हें यह 
प्रतिभा दी हो!' 


उनकी विपरीत दिशा में जा रहा रॉन ज़ोर से हँस दिया। 


'रॉनि को हँसने दो,' लूना ने शांति से कहा, जब हैरी उसे और 


ज़ेनोफ़िलियस को उनकी कुर्सियों की ओर ले गया, 'डैडी ने बौनों के जादू 
पर काफ़ी शोध किया है।' 


सचमुच ?' हैरी ने कहा, जिसने काफ़ी समय पहले ही यह फसला 
कर लिया था कि वह लूना या उसके पिता के अजीब विचारों का विरोध 


नहीं करेगा । क्‍या तुम्हें यक्रीन है कि तुम नहीं 
लगवाना चाहतीं ?' तुम इस घाव पर मरहम तो नहीं 


“ओह, यह ठीक है,” लूना ने कहा, जो | 
का ’ » जो सपनीले अंदाज़ में अपनी 
उंगली चूस रही थी ई हैरी को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। ie 


पहनेंगे, लेकिन उनका मानना जपादातर लोग शायद ड्रेस दुशाले 
चाहिए, खुशक्रिसती के लिए है कि शादी में सूरज के रंग के कपड़े पहनना 


जब 
वह अपने पिता के पीछे चली गई, तो रॉन दोबारा प्रकट हुआ। 


शादी 39 


वह एक बूढ़ी जादूगरनी को लेकर जा रहा था, जो उसकी बाँह पकड़े थी। 
चोंच जैसी नाक, लाल फ़ेम वाले चश्मे और पंखों वाले गुलाबी हैट के 
कारण वह जादूगरनी किसी बदमिज़ाज फ्लैमिंगो जैसी दिख रही थी। 

*... और तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, रोनाल्ड। एक पल के लिए तो 
मैं तुम्हें जिनी समझी थी। मर्लिन की दाढ़ी, ज़ेनोफ़िलियस लवगुड यह क्या 
पहने है वह तो ऑमलेट जैसा दिख रहा है। और तुम कौन हो ?' उन्होंने 
हैरी से तेज़ स्वर में पूछा। 

“ओह हाँ, मुरियल आंटी, यह हमारा कज़िन बार्नी है।' 


“एक और वीज्ली? तुम लोग तो बौनों की तरह बच्चे पैदा करते 
हो। हैरी पॉटर नहीं आया? मैं उससे मिलने की उम्मीद कर रही थी। 
रोनाल्ड, मुझे लगा था कि वह तुम्हारा दोस्त है, या फिर तुम यूँ ही डींगें हाँक 
रहे थे ?' 

“नहीं - वह नहीं आ पाया -' 


'हूँ। बहाना बना दिया, है ना? उतना बेवकूफ़ नहीं है, जितना 
अख़बार में छपे फ़ोटो में दिखता है। मैं अभी दुल्हन को बता रही थी कि मेरे 
मुकुट को सबसे अच्छी तरह कैसे पहनना है,” उन्होंने हैरी से चिल्लाकर 
कहा। 'जानते हो, पिशाचों का बनाया हुआ है और सदियों से मेरे खानदान 
में है। दुल्हन सुंदर है, लेकिन फिर भी - फ्रांसीसी है। अच्छा, अच्छा, मेरे 
लिए कोई अच्छी कुर्सी खोज दो, रोनाल्ड, मैं एक सौ सात साल की हो चुकी 
हूँ और मुझे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए।' 

रॉन ने जाते-जाते हैरी पर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली और कुछ समय 
तक नहीं लौटा। जब वे अगली बार प्रवेशद्वार पर मिले, तब तक हैरी एक 
दर्जन लोगों को उनकी जगह दिखा चुका था। तंबू अब अच्छी तरह भर 
चुका था और पहली बार बाहर लोगों की क़तार नहीं थी। 


'मुरियल तो बुरे सपने की तरह हैं,' रॉन ने आस्तीन से माथा पोंछते 
हुए कहा। 'वे हर साल क्रिसमस पर आ धमकती थीं, लेकिन भगवान का 
शुक्र है, फिर वे बुरा मान गईं, क्योंकि डिनर पर फ़ेड और जॉर्ज ने उनकी 
कुर्सी के नीचे गोबरबम फोड़ दिया था। डैडी हमेशा कहते हैं कि वे उन दोनों 
को अपनी वसीयत में कुछ नहीं देंगी - जैसे उन लोगों को इसकी परवाह 
हो। वे जिस तरह प्रगति कर रहे हैं, उससे वे जल्दी ही परिवार में सबसे 
अमीर बन जाएँगे ... वाह,” उसने आगे कहा और पलकें थोड़ी तेज़ 
झपकाई, जब हर्माइनी तेज़ी से उनकी तरफ़ आई। “तुम बहुत बढ़िया दिख 


पॉठर 
I40 हैरी पॉटर 


रही हो!! किस 
“हमेशा हैरानी का अंदाज़ रहता है,' हर्माइनी ने कहा, हालाँकि वह 


उसने गुलाबी-जामुनी रंग की तैरती हुई सी पोशाक पहनी थी, 

के ऊँची जूतियों से मेल खा रही थी। उसके बाल रेशमी और 
चमकीले थे। 'मुरियल आंटी को ऐसा नहीं लगता है। में अभी उनसे ऊपर 
की मंज़िल पर टकराई थी, जब वे फ्लर को मुकुट दे रही थीं। मुझे देखकर 
उन्होंने कहा, “हे भगवान, यह मगलू लड़की है ?” और फिर बोलीं, “बुरा 
हुलिया और पतले टखने”।' 

“बुरा मत मानना, वे सबकी बुराई करती रहती हैं,” रॉन ने कहा। 

'मुरियल के बारे में बात कर रहे हो ?” जॉर्ज ने पूछा, जो फ़ेड के 
साथ तंबु में से निकलकर आ गया था। “हाँ, उन्होंने अभी-अभी मुझे 
बताया है कि मेरे कान तिरछे हैं। बूढ़ी चमगादड़। काश अंकल बिलियस 
अब भी हमारे साथ होते! वे शादियों में रंग जमा देते थे।' 

'क्या ये वही नहीं हैं, जो ग्रिम देखने के चौबीस घंटे के भीतर मर 
गए थे ?' हर्माइनी ने पूछा। 

“हाँ वही, वे अंत में थोड़े अजीब हो गए थे,” जॉर्ज ने कहा। 

“लेकिन अजीब होने से पहले वे पार्टी की जान थे,' फ़ेड ने कहा। “वे 
फ़ायरव्हिस्की की पूरी बोतल खत्म कर देते थे, फिर डांस फ्लोर तक 
भागकर जाते थे, अपने दुशाले ऊपर कर लेते थे और अंदर से फूलों के 
गुच्छे निकालने लगते थे -' 


'वे बहुत मज़ेदार लगते हैं,' हर्माइनी ने कहा, जबकि हैरी हँसते-हँसते 
दोहरा हो गया। 

'किसी कारण उन्होंने कभी शादी नहीं की,” रॉन बोला। 

“बड़ी हैरानी की बात है,” हर्माइनी ने कहा। 


वे इतना ज़्यादा हँस रहे थे कि उनमें से किसी ने भी देर से आने 
र से आने वाले 
ओर व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। मुड़ी हुई बड़ी नाक, मोटी काली भौंहों 
र काले बालों वाला एक युवक आ गया था। उसने रॉन की तरफ़ अपना 


आमंत्रण बढ़ाया तरफ 

दिख रही हो।' और हरमाइनी की तर देखते हुए बोला, 'तुम शानदार 

हैंडबैग ह Fd चीखी और उसके हाथ से उसका छोटा सा 
| +'म की बहुत तेज़ आवाज़ हुई, जो बैग के 


शादी ]4] 


आकार के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। शर्माकर उसे उठाते हुए वह बोली 
'मुझे पता नहीं था कि तुम भी - कितना अच्छा हुआ - तुमसे मिलकर 
खुशी हुई - कैसे हो ?' 

रॉन के कान एक बार फिर लाल हो गए। उसने क्रम के आमंत्रण 
पत्र पर इस तरह निगाह डाली, जैसे उसे इसके एक शब्द पर भी यक्रीन 
नहीं हो रहा हो। फिर उसने ज़ोर से पूछा, 'तुम यहाँ कैसे ?' 

'फ्लर ने मुझे आमंत्रित किया है,” क्रम ने भौंहें उठाकर कहा। 

हैरी को क्रम से कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए उसने क्रम से हाथ 
मिलाया। फिर उसने यह महसूस किया कि क्रम को रॉन से दूर रखने में ही 
समझदारी है, इसलिए वह उसे उसकी कुर्सी दिखाने ले गया। 

जब वे अच्छी तरह भर चुके तंबू में दाखिल हुए, तो क्रम ने कहा, 
“तुम्हारा दोस्त मुझे देखकर खुश नहीं हुआ। या फिर वह तुम्हारा रिश्तेदार 
है ?' उसने हैरी के लाल, धुंघराले बालों पर नज़र डालते हुए कहा। 

'कज़िन है,” हैरी बुदबुदाया, लेकिन क्रम दरअसल सुन नहीं रहा था। 
उसके आने से हलचल पैदा हो गई थी, खासकर मोहिनियों में। आखिर वह 
मशहूर क्विडिच खिलाड़ी था। जब लोग उसे अच्छे से देखने के लिए अपनी 
गर्दन ऊँची कर रहे थे, तो रॉन, हर्माइनी, फ़ेड और जॉर्ज जल्दी से रास्ते से 
हट गए। 

'अब बैठने का समय है,” फ़ेड ने हैरी से कहा, 'वरना दुल्हन हमें 
कुचल डालेगी।' 

हैरी, रॉन और हर्माइनी फ़ेड तथा जॉर्ज के पीछे दूसरी क़तार में 
अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। हर्माइनी का चेहरा थोड़ा गुलाबी दिख रहा था 
और रॉन के कान अब भी लाल थे। कुछ पल बाद उसने हैरी से बुदबुदाकर 
कहा, 'तुमने देखा, उसने मूर्खतापूर्ण छोटी दाढ़ी रख ली है ?' 

हैरी ने बगैर कुछ कहे हाँ कर दी। 

गर्म तंबू में उम्मीद भरा एहसास था। बुदबुदाहट भरी बातचीत के 
वीच लोगों की हँसी सुनाई दे रही थी। मिस्टर और मिसेज़ वीज़्ली 
रिश्तेदारों की ओर देखकर मुस्कराते और हाथ हिलाते हुए मच तक 
चलकर गए। मिसेज़ वीज़्ली जामुनी रंग के नए दुशाले और इसी रंग का 
हैट पहने थीं। 

एक पल बाद बिल और चार्ली तंबू के सामने खड़े हो गए। दोनों ने 


ड्रेस दुशाले पहन रखे थे और उनके बटन के छेद में बड़े, सफ़ेद गुलाब लगे 
थे। फ़ेड ने सीटी बजाई और मोहिनियाँ हँसने लगीं। फिर जब सुनहरे 
गुब्बारों से संगीत निकलने लगा, तो भीड़ ख़ामोश हो गई। 

हर्माइनी ने अपनी सीट पर मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर देखा और 
बोली, ‘ऊऊऊह! 

बैठे हुए जादूगर और जादूगरनियों की आह निकल गई, जब मि. 
डेलाकोर और फ्लर मंच पर चढ़े। फ़्लर जैसे हवा में तैरती हुई जा रही थी 
और मि. डेलाकोर उछलते तथा मुस्कराते हुए जा रहे थे। फ़्लर ने बहुत 
सादी सफ़ेद पोशाक पहनी थी और उसमें से बहुत तेज़ सफ़ेद चमक 
निकलती दिख रही थी। हालाँकि आम तौर पर उसकी चमक के आगे सभी 
लोग फीके दिखते थे, लेकिन आज उसकी चमक से आस-पास वालों की 
सुंदरता बढ़ रही थी। जिनी और मैब्रील सुनहरी पोशाक पहने थीं और 
सामान्य से ज्यादा सुंदर लग रही थीं। जब फ्लर बिल के पास पहुँच गई, तो 
बिल को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था, जैसे वह कभी फ़ेनरिर ग्रेबैक से 
मिला हो। 

'देवियो और सज्जनो,' एक थोड़ी सुरीली सी आवाज़ आई। हैरी को 
यह देखकर थोड़ा सदमा लगा कि गुच्छेदार बालों वाले जिस नारे जादूगर ने 
डम्बलडोर की अंत्येष्टि कराई थी, वही अब बिल और फ्लर के सामने खड़ा 
था। “आज हम यहाँ दो निष्ठावान आत्माओं के मिलन का जश्न मनाने के 
लिए एकत्रित हुए हैं ...” 

'हाँ, मेरे मुकुट के कारण हर चीज़ बढ़िया हो गई है,' मुरियल आंटी 
थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलीं। 'लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगी कि जिनी ने काफ़ी 
नीचे गले वाली ड्रेस पहनी है।' 


जिनी ने मुस्कराते हुए पलटकर देखा और हैरी को आँख मारी, 
लेकिन तुरंत ही सामने की तरफ़ देखने लगी। हैरी का दिमाग तंबू से दूर 
चला गया। वह उन दोपहरों को याद करने लगा, जो उसने जिनी के साथ 
स्कूल के मैदान के वीरान हिस्सों में बिताई थीं। यह बहुत पुरानी बात लग 
रही थी। ऐसा लगता था त वे दिन असली नहीं हो सकते थे, जैसे उसने 
किसी सामान्य व्यक्ति की ज़िंदगी से कुछ सुनहरे घंटे चुरा लिए थे, जिसके 
माथे पर बिजली गिरने जैसा निशान नहीं था . द [ 

“विलियम आर्थर, क्या तुम फ्लर इज़ाबेल को ...?' 


सामने वाली करतार में मिसेज़ वीज्ली और मैडम डेलाकोर दोनों ही 


. शादी 43 


लेस लगे रूमालों में सुबक रही थीं। तंबू के पीछे से ट्रम्पेट जैसी 
आवाज़ें आ रही थीं, जिससे सबको पता चल गया कि हैग्रिड ने अपना 
टेबलक्लॉथ जितना बड़ा रूमाल निकाल लिया था। हर्माइनी मुड़ी और हैरी 
की तरफ़ देखकर मुस्कराई। उसकी आँखों में भी आँसू थे। 

‘तो मैं तुम्हारे आजीवन बंधन में बँधने की घोषणा करता हूँ।' 


गुच्छेदार बालों वाले जादूगर ने अपनी छड़ी बिल और फ़्लर के 
ऊपर उठाई। उन पर चाँदी जैसे सितारों की बारिश हो गई, जो उनकी जुड़ी 
हुई आकृतियों के चारों ओर चमकने लगे। फ़ेड और जॉर्ज के तालियाँ 
बजाते ही ऊपर टँगे सुनहरे गुब्बारे फूट गए। उनमें से सुंदर चिड़ियाँ और 
छोटी, सुनहरी घंटियाँ उड़ीं। कोलाहल में चिड़ियों के गीत और घंटियों की 
आवाज़ भी शामिल हो गई। 

'देवियो और सज्जनो!' गुच्छेदार बालों वाले जादूगर ने कहा। 
“मेहरबानी करके खड़े हो जाएँ!' 

वे सभी खड़े हो गए, हालाँकि मुरियल आंटी ज़ोर से बड़बड़ाने 
लगीं। जादूगर ने अपनी छड़ी लहराई। जिन कुर्सियों पर वे बैठे थे, वे हवा 
में उठी और तंबू की कैनवास की दीवारें ओझल हो गई। अब वे सुनहरे 
खंभों पर टिके शामियाने के नीचे खड़े थे। धूप से चमकते बगीचे और पास 
की हरियाली का सुंदर दृश्य दिख रहा था। इसके बाद तंबू के बीच से पिघले 
सोने का लावा फैलने लगा, जिससे एक चमकता हुआ डांस फ्लोर बन 
गया। छोटी, सफ़ेद कपड़ों वाली टेबलों के आस-पास कुर्सियाँ धीरे से 
तैरती हुई ज़मीन तक आईं और जम गईं। सुनहरे जैकेट वाला बैंड मंच की 
तरफ़ आ गया। 

“बहुत बढ़िया,” रॉन ने तारीफ़ के स्वर में कहा, जब वेटर्स सभी 
तरफ़ खाने-पीने का सामान सर्व करने लगे। कुछ कद्दू के जूस, बटरबियर 
और फ़ायरव्हिस्की की चाँदी की ट्रे लिए थे; बाक़ी टार्ट्स और सैंडविच के 
ढेर लेकर आ रहे थे। 

'हमें चलकर उन्हें बधाई देनी चाहिए!” हर्माइनी ने पंजे के बल खड़े 
होकर उस तरफ़ देखते हुए कहा, जहाँ बिल और फ़्लर बधाइयाँ देने वालों 
की भीड़ के बीच छिप से गए थे। 

'हमें बाद में काफ़ी समय मिलेगा,” रॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा 
और पास से गुजरती ट्रे से तीन बटरबियर उठाकर एक हैरी को दे दी। 
'हर्माइनी, चलकर एक टेबल झपट लेते हैं ... वहाँ नहीं! मुरियल के 


आस-पास नहीं -' 

रॉन खाली डांस फ्लोर के पार आगे-आगे चल दिया और चलते 
वक्त दाएँ-बाएँ देखता रहा। हैरी को यक्रीन था कि वह क्रम को खोज रहा 
था। जब तक वे तंबू के दूसरी ओर पहुँचे, ज़्यादातर टेबलें भर चुकी थीं। 
सबसे खाली वही थी, जिस पर लूना अकेली बैठी थी। 

“अगर हम तुम्हारे पास बैठ जाएँ, तो कोई दिक्क्रत तो नहीं है?” 
रॉन ने पूछा। 

'बैठ जाओ,” उसने चहकते हुए कहा। 'डैडी अभी-अभी बिल और 
फ्लर को तोहफ़ा देने गए हैं।' 

रॉन ने व्यंग्य से कहा, 'तोहफ़ा क्या है, गर्डीरूट्स की ज़िंदगी भर की 
खुराक ?! 

हर्माइनी ने टेबल के नीचे से उसे लात मारी, लेकिन गलती से वह 
हैरी के पैर पर पड़ गई। दर्द के कारण हैरी की आँखों में पानी आ गया 
और वह कुछ पल तक बातचीत नहीं सुन पाया। 

बैंड दोबारा बजने लगा। बिल और फ़्लर सबसे पहले डांस फ्लोर 
पर पहुँचे, जिस पर काफ़ी तालियाँ बजीं। कुछ समय बाद मिस्टर वीज्ली 
मैडम डेलाकोर को डांस फ्लोर पर ले गए और उसके बाद मिसेज़ वीज़्ली 
और फ्लर के डैडी भी डांस करने लगे। 


'मुझे यह गाना पसंद है,” लूना ने वाल्ट्ज़ जैसी धुन पर लहराते हुए 
कहा। कुछ पल बाद वह खड़ी होकर डांस फ्लोर तक तैरती हुई सी गई और 
अकेली ही अपनी जगह पर घूमने लगी। उसकी आँखें बंद थीं और हाथ 
लहरा रहे थे। 

“वह ज़ोरदार है, है ना?” रॉन ने प्रशंसा से कहा। 'हमेशा क़ीमत 
वसूल हो जाती है।' 

लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत ही गायब हो गई। लूना की 
ख़ाली सीट पर विक्टर क्रम आकर बैठ गया था। हर्माइनी खुशी से 
बौखलाई दिख रही थी, लेकिन इस बार क्रम उसकी तारीफ़ करने नहीं 


आया था। उसने गुस्से भरी त्योरी 
आदमी कौन है ?' री चढ़ाकर पूछा, “पीले कपड़ों वाला वह 


'वे ज़ेनोफ़िलियस लवगुड हैं। उनकी बेटी ' रॉन ने 
कहा। उसके आक्रामक अंदाज़ से यह स्पष्ट था छे po के 


शादी 45 


बावजूद ज़ेनोफ़िलियस पर हँसेंगे नहीं। फिर उसने हर्माइनी से तत्काल कहा 
“चलो, चलकर डांस करते हैं।' 

हमइनी हैरान, लेकिन खुश दिखने लगी। वे उठकर खड़े हुए और 
डांस फ्लोर पर बढ़ती भीड़ में गायब हो गए। 

“आह, वे अब एक साथ घूमने लगे हैं ?' क्रम ने पूछा, जो पल भर के 
लिए विचलित हो गया था। 

'अर - एक तरह से,' हैरी ने कहा। 

“तुम कौन हो ?' क्रम ने पूछा। 

'बार्नी वीज्ली।' 

उन्होंने हाथ मिलाया। 

'बार्नी, तुम - तुम इस लवगुड को अच्छी तरह से जानते हो ?' 

“नहीं, में उनसे आज ही मिला हूँ। क्यों ?' 

क्रम ने अपने ड्रिंक के गिलास के ऊपर से ज़ेनोफ़िलियस को गुस्से से 
घूरा, जो डांस फ्लोर की दूसरी तरफ़ कुछ जादूगरों से बतिया रहे थे। 

क्रम ने कहा, 'अगर वह फ्लर का मेहमान नहीं होता, तो मैं उसके 
साथ यहीं पर द्वंदवयुद्ध करता, क्योंकि उसने सीने पर वह गंदा निशान 
लटका रखा है।' 

“निशान ?' हैरी ने भी ज़ेनोफ़िलियस की ओर देखते हुए कहा। 
उनके सीने पर अजीब सी त्रिकोणीय आँख चमक रही थी। 'क्यों? उसमें 
क्या बुराई है ?' 

'ग्रिन्डेलवाल्ड। वह ग्रिन्डेलवाल्ड का निशान है।' 

'ग्रिन्डेलवाल्ड ... वह शैतानी जादूगर, जिसे डम्बलडोर ने हराया था !' 

'वही।' 

क्रम के जबड़े की मांसपेशियाँ इस तरह हिल रही थीं, जैसे वह कुछ 
चबा रहा हो। फिर वह बोला, 'ग्रिन्डेलवाल्ड ने कई लोगों को मारा था, 
जिनमें मेरे दादाजी भी शामिल थे। ज़ाहिर है, वह इस देश में कभी ज़्यादा 
ताक़तवर नहीं बन पाया। लोग कहते थे कि वह डम्बलडोर से डरता था - 
जो सही भी था, क्योंकि अंत में उन्होंने ही उसे हराया। लेकिन यह 7 उसने 

भेनोफ़िलियस की ओर उँगली उठाते हुए कहा। 'यह उसी का निशान है। मैं 
इसे एकदम पहचान गया था : जब ग्रिन्डेलवाल्ड डर्मस्ट्रैंग में पढ़ता था, तो 


I46 हैरी पॉटर 
उसने इसे वहाँ की दीवार पर बना दिया था। बाद में कई मूर्खो ने इसे अपनी 
worse ale पर बना लिया, क्योंकि वे दूसरों को सदमा पहुँचाना 
चाहते थे और खुद को प्रभावशाली दिखाना चाहते थे - जब तक कि 
ग्रिन्डेलवाल्ड के शिकार परिवारों ने उन्हें सबक़ नहीं सिखा दिया।' 

क्रम ने खतरनाक तरीके से अपनी उँगलियाँ चटकाई और ज़ेनोफ़िलियस 
को गुस्से से घूरने लगा। हैरी उलझन में पड़ गया। यह बहुत ही अविश्वसनीय 
लगता था कि लूना के डैडी शैतानी जादू के समर्थक हों और तंबू में किसी ने 
भी उस त्रिकोणीय, पुरातन लिपि जैसे आकार को नहीं पहचाना हो। 

'क्या तुम्हें अर - पक्का यक़ीन है कि यह ग्रिन्डेलवाल्ड का निशान 

है -?' 

“गलती का सवाल ही नहीं है,” क्रम ने ठंडे स्वर में कहा। 'मैं कई 
साल तक इसके पास से गुज़रा हूँ। मैं इसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ।' 

“देखो, एक संभावना है,' हैरी ने कहा, “शायद ज़ेनोफ़िलियस को इस 
निशान का मतलब पता नहीं होगा। लवगुड परिवार ... थोड़ा असामान्य 
है। हो सकता है, उन्होंने सोचा हो कि यह क्रपल-हॉर्न्ड स्नोरकैक के सिर की 
आकृति या ऐसी ही कोई चीज़ है।' 

“किसके सिर की आकृति?” 

'देखो, मुझे नहीं मालूम कि स्नोरकैक क्या बला हैं, लेकिन लवगुड 
और उनकी बेटी छुट्टियों में उनकी तलाश में जाते हैं ...' 


हैरी को महसूस हुआ कि वह लूना और उसके पिता के बारे में 
ज़्यादा अच्छा स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। 


'वह उनकी बेटी है,' उसने लूना की ओर इशारा करते हुए कहा, जो 
अकेली नाच रही थी और अपने सिर के ऊपर अपनी बाँहें लहरा रही थी, 
जैसे कीड़ेमकोड़ों को भगाने की कोशिश कर रही हो। 


“वह ऐसा क्यों कर रही है?' क्रम ने पूछा। 

'शायद चकरधिन्नी कीटों से छुटकारा 
हैरी ने कहा, जिसने लक्षण पहचान लिए थे। कल आज कब कह 

क्रम दुविधा में था कि कहीं 
उसने दुशाले के भीतर से अपनी 


अपनी जौंघ पर ठोंकी। इसके सिरे से चिंगारियाँ => लगीं 
'ग्रेगरोविच!' हैरी ज़ोर या उड़ने लगीं। 


शादी 47 


रोमांचित था कि उसे परवाह ही नहीं थी। क्रम की छड़ी देखकर उसे याद 
आ गया था : त्रिकोणीय टूर्नामेंट के पहले ऑलिवैन्डर इसे लेकर इसकी 
जाँच कर रहा था। 

“उसके बारे में क्या ?' क्रम ने संदेह से पूछा। 

“वह छड़ी बनाता है!” 

'मैं जानता हूँ,” क्रम ने कहा। 

'उसने तुम्हारी छड़ी बनाई है! इसीलिए मेरे दिमाग में क्विडिच का 
विचार आया था ...' 

क्रम का शक अब गहरा हो गया। 

'तुम्हें कैसे पता चला कि ग्रेगरोविच ने मेरी छड़ी बनाई है ?' 

“मैंने ... मैंने कहीं पढ़ा था,' हैरी ने कहा। प्रशंसकों की कि - किसी 
मैगज़ीन में,' उसने तत्काल झूठ गढ़ा, जिससे क्रम थोड़ा संतुष्ट दिखने लगा। 

उसने कहा, 'मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी अपने प्रशंसकों को 
अपनी छड़ी के बारे में बताया है।' 

'तो ... अर ... ग्रेगरोविच आजकल कहाँ है ?' 

क्रम हैरान दिखने लगा। 

'वह कुछ साल पहले रिटायर हो गया है। मैं ग्रेगरोविच से छड़ी 
ख़रीदने वाले आखिरी लोगों में से था। वे सबसे अच्छी होती हैं - हालाँकि 
मैं जानता हूँ, ब्रिटेन के लोग ऑलिवैन्डर को ज़्यादा अच्छा मानते हैं।' 

हैरी ने जवाब नहीं दिया। वह भी क्रम की तरह नाचने वालों को 
देखने का नाटक करने लगा, लेकिन वह तेज़ी से सोच रहा था। तो 
वोल्डेमॉर्ट मशहूर छड़ीसाज़ की तलाश कर रहा था और इसका कारण 
खोजने के लिए हैरी को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा : निश्चित रूप से 
वोल्डेमॉर्ट जानना चाहता होगा कि जब उसने उस रात को आसमान में हैरी 
का पीछा किया था, तो हैरी की छड़ी ने वह अजीब हरकत क्यों की थी। 
हॉली और मायापंछी के पंख वाली छड़ी उधार की छड़ी से जीत गई थी, 
जिसकी ऑलिवैन्डर को उम्मीद भी नहीं थी और जिसका वह कारण भी 
नहीं समझ पाया था। क्या ग्रेगरोविच ऑलिवैन्डर से ज़्यादा जानता होगा ? 
क्या वह वास्तव में ऑलिवैन्डर से ज़्यादा निपुण होगा? क्या वह छड़ियों के 
बारे में ऐसे रहस्य जानता होगा, जो ऑलिवैन्डर नहीं जानता है ? 

'वह लड़की बहुत अच्छी दिख रही है,” क्रम ने कहा और हैरी को 


I48 हैरी पॉटर 
खींच लिया। क्रम जिनी की ओर इशारा कर रहा था, जो 

rl पक के पास आई थी। 'क्या वह भी तुम्हारी रिश्तेदार है?” 

“हाँ,” हैरी ने अचानक चिढ़ते हुए कहा, “और उसका किसी के साथ 
चक्कर चल रहा है। वह लड़का बहुत ईर्ष्यालु है। लंबा-चौड़ा है। उससे 
टकराने में समझदारी नहीं है।' 

क्रम ने हुंकार भरी। 

उसने अपना प्याला खाली किया और खड़े होते हुए कहा, ' अंतराष्ट्रीय 
क्विडिच खिलाड़ी होने का क्या फ़ायदा, अगर सभी अच्छी दिखने वाली 
लड़कियाँ पहले से ही किसी के साथ घूम रही हों?” 

वह चल दिया। हैरी ने पास से गुज़रते वेटर से एक सैंडविच ले 
लिया और भीड़ भरे डांस फ्लोर के किनारे-किनारे चलने लगा। वह रॉन 
को ग्रेगरोविच के बारे में बताना चाहता था, लेकिन रॉन डांस फ्लोर के 
बीचोबीच हर्माइनी के साथ डांस कर रहा था। हैरी एक सुनहरे खंभे से 
टिककर जिनी को देखता रहा, जो अब फ़ेड और जॉर्ज के दोस्त ली जॉर्डन 
के साथ डांस कर रही थी। हैरी रॉन से किए वादे के बारे में सोचकर अपनी 
जलन पर क्राबू पाने की कोशिश करने लगा। 


उसने पहले कभी कोई शादी नहीं देखी थी, इसलिए वह यह फैसला 
नहीं कर पाया कि शादी के जादूगरों के जशन और मगलुओं के जश्न में क्या 
अंतर होता है। वैसे उसे पूरा यक्रीन था कि मगलुओं के जश्न में शादी के 
केक के ऊपर दो मायापंछी नहीं होते होंगे, जो केक कटते ही उड़ जाते 
होंगे। उसमें भीड़ के बीच हवा में उड़ती शैंपेन की बोतलें भी नहीं होती 
होंगी। जब रात क़रीब आने लगी और तैरती सुनहरी लालटेनों से चमकते 
शामियाने के नीचे पतंगे मँडराने लगे, तो जश्न बेक्राबू हो गया। फ़ेड और 
ह 884 Be उ द क की हा कज़िन्स के साथ अँधेरे में गायब हो चुके 
। चाली, हैग्रिड और बैंगनी हैट वाला एक मोटा जादूगर एक में 
बैठकर “ओडो द हीरो” वाला गीत गा रहे थे । ७४०७४ ७७ 


हैरी रॉन के नशे में चूर एक अंकल से बचने के लिए भीड़ में से 
गुज़रा, जो यह तय नहीं कर पा रहे थे कि हैरी उनका बेटा है या नहीं। हैरी 
ने एक बूढ़े जादूगर को एक टेबल पर अकेला बैठा देखा। सफ़ेद बालों के 


बादल के कारण वह किसी पुरानी पीली 
ऊपर दीमक खाया फ़ेल्ट हैट था। ग ञो जैसा दिख रहा था और सबसे 


दिमाग़ पर ज़ोर डालने के बाद 


43 49 


डोज हैं, जो मायापंछी के समूह 
re की श्रद्धांजलि लिखी थी। घर के ` के और त 
हैरी उनके क़रीब गया। 

'क्या मैं बैठ सकता हूँ ?' 

'बिलकुल, बिलकुल,' डोज ने कहा। उनकी आवाज़ ऊँचे सुर वाली 
और घरघराई हुई थी। 

हैरी उनकी तरफ़ झुका। 

“मि. डोज, मैं हैरी पॉटर हूँ।' 

डोज के मुंह से आह निकल गई। 

“प्यारे बच्चे! आर्थर ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर हो और 
तुमने भेस बदल रखा है ... में बहुत खुश, बहुत सम्मानित हुआ! 

खुशी की बौखलाहट में डोज ने हैरी के लिए शैंपेन का एक प्याला 
भर दिया। 

'मैं तुम्हें चिट्ठी लिखने के बारे में सोच रहा था,” वे फुसफुसाकर 
बोले, 'डम्बलडोर के जाने के बाद ... सदमा ... और तुम्हारे लिए तो यह 
बहुत बड़ा रहा होगा, मुझे यक्रीन है ...” 

डोज की छोटी आँखों में अचानक आँसू भर आए। 

'मेंने दैनिक जादूगर में आपकी लिखी श्रद्धांजलि पढ़ी थी,' हैरी ने 
कहा। “मुझे पता ही नहीं था कि आप प्रोफ़ेसर डम्बलडोर को इतनी अच्छी 
तरह से जानते थे।' 

सबसे अच्छी तरह से,' डोज ने अपनी आँखें रूमाल से पॉछते हुए 
कहा। “निश्चित रूप से मैं उन्हें सबसे लंबे समय से जानता हूँ, अगर तुम 
एबरफ़ोर्थ को न गिनो - और जाने क्यों लोग एबरफ़ोर्थ को नहीं गिनते हैं।' 

‘दैनिक जादूगर के बारे में ... मैं नहीं जानता कि क्या आपने उसमें 
देखा, मि. डोज - ?! | 

“ओह, मुझे एल्फ़ियस कहो, प्यारे बच्चे।' 

'एल्फ़ियस, मुझे नहीं पता कि क्या आपने डम्बलडोर के बारे में रीटा 
स्कीटर का इंटरव्यू पढ़ा था ?' 

डोज के चेहरे पर गुस्से के रंग आ गए। 

'ओह हाँ, हैरी, मैंने उसे देखा था। वह औरत या इससे ज़्यादा सटीक 


i50 हैरी पॉटर 
शब्द होगा, वह गिद्ध मुझे लगातार परेशान करती रही कि मैं उससे बात 

कर लूँ। ह कहते हुए शर्म आती है कि मैं थोड़ा असभ्य हो गया और 
उसे परेशान करने वाली ट्राउट मछली कह दिया, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि उसने मेरी अक्ल को ही शंका के कटघरे में खड़ा कर दिया।' 

हैरी ने आगे कहा, 'देखिए, उस इंटरव्यू में रीटा स्कीटर ने यह संकेत 
दिया था कि प्रोफ़ेसर डम्बलडोर युवावस्था में गुप्त कलाओं के प्रयोग करते 
थे।' 

“उसके एक शब्द पर भी यक़ीन मत करना!” डोज ने तत्काल कहा। 
'एक शब्द पर भी नहीं, हैरी! किसी चीज़ को एल्बस डम्बलडोर से जुड़ी 
अपनी यादों पर कालिख मत मलने देना!' | 

हैरी ने डोज के गंभीर, दर्द भरे चेहरे को देखा, लेकिन आश्वस्त होने 
के बजाय वह कुंठित महसूस करने लगा। क्या डोज सचमुच सोचते हैं कि 
हैरी इतनी आसानी से विशवास न करने का विकल्प छुन सकता था? क्या 
डोज यह नहीं समझ पाए कि हैरी पक्का करना चाहता था, हर चीज़ जानना 
चाहता था? 

शायद डोज ने हैरी की भावनाओं का अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि वे 
चिंतित दिखने लगे और जल्दी से आगे बोले, “हैरी, रीटा स्कीटर एक 
भयंकर -' 

लेकिन एक तीखी हँसी ने बीच में बाधा डाल दी। 

'रीटा स्कीटर ? ओह, वह कितना अच्छा लिखती है! मैं तो हमेशा 
उसके लेख पढ़ती हूँ!” 

हैरी और डोज ने ऊपर देखा। वहाँ मुरियल आंटी खड़ी थीं। उनके 
हैट पर पंख नाच रहे थे और उनके हाथ में शैपेन का प्याला था । “पता है, 
उसने डम्बलडोर पर एक पुस्तक लिखी है।” 


हक हैलो, मुरियल,' डोज ने कहा। “हाँ, हम अभी इसी बारे में बात कर 


'सुनो, लड़के! मुझे अपनी कुर्सी दो। मेरी उम्र एक सौ सात साल है!' 
लाल बालों वाला एक वीज्ली कज़िन दहशत में अपनी कुर्सी से 


उछला। मुरियल आंटी ने आश्चर्यजनक हज 
तथा हैरी के बीच में जमकर बैठ गई। ताक़त से कुर्सी घुमाई और डोज 


'हैलो एक बार फिर, बैरी, या तुम्हारा जो भी नाम हो,” उन्होंने हैरी 


शादी i5I 


से कहा। 'तो एल्फ़ियस, तुम रीटा स्कीटर के बारे में क्या कह रहे थे? 
जानते हो, उसने डम्बलडोर की जीवनी लिखी है? मैं उसे पढ़ने के लिए 
बेताब हूँ। मुझे याद से फ़्लरिश एंड ब्लॉटस को इसका ऑर्डर देना होगा!” 

डोज यह सुनकर सख्त और गंभीर दिखने लगे, लेकिन मुरियल 
आंटी ने अपना प्याला खाली कर दिया और गुज़रते हुए एक वेटर को 
बुलाने के लिए अपनी पतली उंगलियाँ चटकाईं, ताकि वह भरा हुआ 
प्याला थमा दे। उन्होंने शैंपेन का एक और बड़ा घूँट लिया तथा डकार 
लेकर बोलीं, 'भरवाँ मेंढक जैसे दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल्बस के 
इतने सम्मानित और सम्मानजनक बनने से पहले उनके बारे में बहुत सारी 
अजीब अफ़वाहें फैली थीं!' 

'अज्ञानियों की आलोचना,” डोज ने कहा, जिनका चेहरा अचानक 
एक बार फिर गाजर जैसे रंग का हो गया था। 

'तुम तो यह कहोगे ही, एल्फ़ियस,' मुरियल आंटी ने कहा। “मैंने 
देखा था कि तुम अपनी श्रद्धांजलि में कीचड़ भरे गड्ढों को लॉघकर कैसे 
निकले थे।' 

'मुझे अफ़सोस है कि आप ऐसा सोचती हैं,” डोज ने और भी ठंडे 
स्वर में कहा। 'मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं दिल से लिख रहा था।' 

“ओह, हम सभी जानते हैं कि तुम डम्बलडोर की पूजा करते थे। मै 
तो कहूँगी कि तुम तो डम्बलडोर को हमेशा संत मानोगे, भले ही यह पता 
चल जाए कि उन्होंने अपनी नाकारा बहन की हत्या की थी!' 

'मुरियल!” डोज ने आवेश में कहा। 

हैरी के सीने में ठंडेपन का एहसास भर गया, जिसका शैंपेन में डली 
बफ़ से कोई लेना-देना नहीं था। 

“आपका क्या मतलब है?” उसने मुरियल से पूछा। “कौन कहता है 
कि उनकी बहन नाकारा थी? मुझे तो लगता था कि वह बीमार थी?” 

'तब तो तुम्हें गलत लगता था, है ना बैरी!' मुरियल आंटी ने कहा 
और उन्हें इस बात में मज़ा आ रहा था कि वे कैसा असर छोड़ रही हैं। 'खैर 
चाहे जो हो, तुम इसके बारे में क्या जानो ? यह सब बरसों पहले हुआ था। 
तब तो तुम्हारे इस दुनिया में आने की कोई संभावना भी नहीं थी। सच्चाई 
तो यह है कि हममें से ज्यादातर लोग भी, जो तब ज़िंदा थे, कभी नहीं जान 
पाए कि सचमुच क्या हुआ था। इसीलिए तो मैं यह पता लगाने के लिए 
बेताब हूँ कि स्कीटर ने कौन से गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। डम्बलडोर ने अपनी 


52 हैरी पॉटर 


नाकारा बहन को काफ़ी समय तक क़ेद रखा था! 
'झूठ!' डोज ने घरघराती आवाज़ में कहा। 'सरासर झूठ! 


“उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उनकी बहन नाकारा थी,' हैरी 
बिना सोचे-समझे बोल उठा। उसके भीतर अब भी ठंडक का एहसास भरा 
हुआ था। 


'वे तुम्हें क्यों बताते ?' मुरियल ने कहा और हैरी को ठीक से देखने 
की कोशिश में अपनी सीट पर थोड़ा सा लहराई। 


'एल्बस ने एरियाना के बारे में कभी कुछ इसलिए नहीं कहा, 
एल्फ़ियस ने भावना से भरी आवाज़ में कहा, 'क्योंकि मेरे ख्याल से इसका 
कारण बिलकुल स्पष्ट था। वे उसकी मौत से इतने टूट गए थे -' 

“तो फिर वह लड़की कभी किसी को दिखी क्यों नहीं, एल्फ़ियस ?' 
मुरियल चीख़ती हुई बोलीं। 'हममें से आधे लोगों को उसके ज़िंदा होने का 
तब तक पता क्यों नहीं चला, जब तक कि उसका कफ़न मकान से बाहर 
नहीं निकला और उसकी अंत्येष्टि नहीं हुई ? तुम्हारे संत एल्वस तब कहाँ 
थे, जब एरियाना कोटरी में बंद थी? हॉगवर्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखा रहे 
थे और अपने घर में हो रहे घपले पर ध्यान नहीं दे रहे थे!' 


"आपका क्या मतलब है, “कोठरी में बंद थी” ?” हैरी ने पूछा। 
“मामला क्या था?” 


डोज दुखी दिख रहे थे। मुरियल आंटी एक बार फिर हँसीं और हेरी 
की बात का जवाब देने लगीं। 


'डम्बलडोर की माँ भयंकर औरत थी, सचमुच भयंकर। मगलू घर में 
पैदा हुई थी, हालाँकि मैंने सुना हे थी 


है कि वह शुद्ध खून का नाटक करती थी -' 
उन्होने इस तरह का कभी कोई नाटक नहीं किया केंड्रा बहुत भली 


महिला थीं,' डोज ने दुखी स्वर में आंटी 
ने उनकी बात को नज़रअंदाज़ कर दिखे ४४०७४ ७+ 


'- घमंडी और बहुत दबंग जो 
होने पर दहशत में आ गई -! । ऐसी जादूगरनी, जो नाकारा बच्ची पैदा 


णा "णारा नहीं थी!” डोज ने घरघराती आवाज़ में कहा। 
वह की हॉग श होगे ही, एल्फियस, लेकिन यह तो बताओ कि फिर 
की ओर मुड़ीं। * 3 १8; यो नहीं गई!” मुरियल आंटी ने कहा। वे हैरी 
ˆ मारे जमाने में नाकारा लोगों को अक्सर छिपाकर रखा 


शादी 53 


जाता था। हालाँकि किसी छोटी लड़की को घर में क़ैद करना और यह 
नाटक करना कि वह ज़िंदा ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादतीपूर्ण था -' 


'में कहे देता हूँ, ऐसा नहीं हुआ था!” डोज ने कहा, लेकिन मुरियल 
आंटी बुलडोज़र की तरह आगे चलती रहीं और अब भी हैरी को संबोधित 
करती रहीं। 

'नाकारा लोगों को आम तौर पर मगलू स्कूलों में भेजा जाता था 
और मगलू समुदाय में घुलने-मिलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था 
... यह जादूगरों की दुनिया में भेजने से ज्यादा दयालुतापूर्ण था, जहाँ वे 
हमेशा दूसरे दर्जे के ही रहते। लेकिन ज़ाहिर है, केंड्रा उम्बलडोर अपनी 
बेटी को किसी मगलू स्कूल में भेजने की बात तो सपने में भी नहीं सोच 
सकती थी -' 

'एरियाना की हालत बहुत नाज़ुक थी!' डोज ने हताशा में कहा। 
“उसकी सेहत हमेशा ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से वह -' 

“घर से बाहर नहीं निकल सकती थी?” मुरियल आंटी ने ठहाका 
मारते हुए कहा। 'लेकिन फिर भी उसे कभी सेंट मंगोज़ अस्पताल नहीं ले 
जाया गया या उसे देखने के लिए किसी उपचारक को घर नहीं बुलाया 
गया!” 

“सचमुच, मुरियल, आपको यह कैसे पता चल सकता है कि -' 

“तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, एल्फियस, मेरा कज़िन लैंसलॉट 
उस वक्त सेंट मंगोज़ में उपचारक था और उसने मेरे परिवार को विश्वास 
में लेकर यह रहस्य बताया था कि एरियाना को वहाँ कभी नहीं ले जाया 
गया था। लैंसलॉट को यह बहुत संदिग्ध लगा था!' 

डोज आँसुओं की कगार पर दिख रहे थे। लग रहा था, मुरियल 
आंटी को बड़ा मज़ा आ रहा था। और शैंपेन बुलवाने के लिए उन्होंने 
अपनी उँगलियाँ चटकाईं। हैरी ने सोचा कि डर्स्ली परिवार ने उसे किस 
तरह एक बार क्रैद करके ताले में बंद रखा था, सबसे छिपाकर रखा था, 
सिर्फ़ जादूगर होने के अपराध के लिए। क्या डम्बलडोर की बहन को यही 
सब विपरीत कारण से झेलना पड़ा था : जादू न आने के कारण? और क्या 
इम्बलडोर सचमुच अपनी बहन को उसके हाल पर छोड़कर अपनी प्रतिभा 
पथा योग्यता साबित करने हॉगवर्ट्स चले गए थे? 

'देखो, अगर केंड्रा पहले नहीं मरी होती, मुरियल ने आगे कहा, “तो 
मैं तो यही कहती कि उसी ने एरियाना को मारा होगा -' 


“आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, मुरियल ?” डोज ने दर्द भरी आवाज़ 
में कहा। wd अपनी बेटी को कैसे मार सकती है? ज़रा सोचिए तो 
सही, आप कह क्या रही हैं!” 

“अगर वह माँ अपनी बेटी को बरसों तक क़ैद रख सकती है, तो 
क्यों नहीं,' मुरियल आंटी ने कंधे उचकाते हुए कहा। “लेकिन जैसा मैं कह 
रही हूँ, यह जमता नहीं है, क्योंकि कंडरा एरियाना से पहले मर गई थी - 
ज़ाहिर हे, किसी को भी पक्का पता नहीं है -' 

'ओह, कोई शक नहीं कि एरियाना ने उनकी हत्या की होगी,' डोज 
ने व्यंग्य की साहसिक कोशिश करते हुए कहा। 'है ना ?' 

हा, एरियाना ने आज़ाद होने की कोशिश की होगी और इस संघर्ष 
में केंड्रा को मार डाला होगा,' मुरियल आंटी ने सोचते हुए कहा। 'अपना 
सिर चाहे जितना हिलाओ, एल्फ़ियस! तुम एरियाना की अत्येष्टि में गए थे, 
है ना?” 

हाँ, मैं गया था,” डोज ने काँपते हुए होंठों से कहा। “और इससे 
ज़्यादा दुखद अवसर मुझे याद नहीं है। एल्बस का दिल टूट गया था -' 

'सिफ़ दिल ही नहीं टूटा था। क्या एबरफ़ोर्थ ने अंत्येष्टि के दौरान 
एल्बस की नाक नहीं तोड़ी थी ?' 

अगर डोज पहले दहशत में दिख रहे थे, तो यह उसकी तुलना में 
कुछ नहीं था, जैसे वे अब दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था, जैसे मुरियल ने 
उनके सीने में छुरा भोंक दिया हो। मुरियल ने ज़ोर से ठहाका मारा और 
शैंपेन का एक घूँट लिया, जो उनकी ठुड्डी पर बहने लगा। 

“आप कैसे - ?' डोज ने टूटी आवाज़ में कहा। 


'मेरी माँ बाथिल्डा बैगशॉट की पुरानी सहेली थीं,” मुरियल आंटी ने 
चहकते हुए कहा। “बाथिल्डा ने माँ को पूरी बात बताई। उस वक्त मैं 
दरवाज़े पर कान लगाकर सुन रही थी। कफ़न के पास झगड़ा! बाथिल्डा ने 
बताया कि एवरफ़ोर्थ ने चिल्ला-चिल्लाकर कहा था कि एल्बस की गलती 
के कारण ही एरियाना की मौत हुई है और फिर उसने एल्बस की नाक पर 
मुक्का जमा दिया था। बाथिल्डा के अनुसार एल्बस ने खुद को बचाने की 
कोशिश भी नहीं की थी और यह अपने आप में अजीब बात है। एल्बस 


पीछे a होने के बाद भी।' आसानी से हरा सकता था, दोनों हाथ पीठ के 
मुरियल ने और शैंपेन पी । इन पुराने स्कैंडलों के बारे में बात करने 


शादी 55 


से वे उतनी ही खुश दिख रही थीं, जितने कि डोज दहशत में दिख रहे थे। 
हैरी नहीं जानता था कि क्या सोचे या किसकी बात पर यक्रीन करे। वह तो 
सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन डोज बस चुपचाप बैठे थे और कमज़ोर 
ढंग से यही राग अलापे जा रहे थे कि एरियाना बीमार थी। हैरी को इस 
बात पर यक़ीन करने में मुश्किल हो रही थी कि अपने घर में इस तरह की 
क्रूरता के बावजूद डम्बलडोर ने हस्तक्षेप नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी 
कहानी में कोई अजीब बात तो थी। 

'में तुम्हें एक और बात बता दूँ,” मुरियल ने हिचकी लेकर अपना 
प्याला नीचे करते हुए कहा। 'मुझे लगता है कि बाथिल्डा ने रीटा स्कीटर 
के सामने डम्बलडोर का भांडा फोड़ दिया है। स्कीटर के इंटरव्यू में 
डम्बलडोर परिवार के एक करीबी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बहुत सारे 
संकेत हैं - बाथिल्डा एरियाना वाले मामले में पूरे समय वहीं थी और यह 
सटीक बैठता है!' 

'बाथिल्डा रीटा स्कीटर से कभी बात नहीं करेगी!” डोज ने फुसफुसाकर 
कहा। 

'बाथिल्डा बैगशॉट ?' हैरी ने कहा। 'जादू का इतिहास की लेखिका ?' 

यह शीर्षक हैरी की एक पुस्तक पर छपा था, हालाँकि सच तो यह 
था कि उसने पुस्तक को एक बार भी ध्यान से नहीं पढ़ा था। 

“हा,” डोज ने कहा और हैरी के सवाल को ठीक उसी तरह पकड़ 
लिया, जिस तरह कोई डूबता हुआ आदमी लाइफ़बेल्ट को पकड़ता है। 'एक 
बहुत ही योग्य जादू इतिहासकार और एल्बस की पुरानी मित्र।' 

'मैंने सुना है, इन दिनों उसका दिमाग चल गया है,' मुरियल आंटी ने 
चहकते हुए कहा। 

डोज बोले, 'अगर ऐसा है, तो स्कीटर ने इसका फ़ायदा उठाकर 
बहुत गलत किया है और तब हमें बाथिल्डा की बातों पर ज़रा भी भरोसा 
नहीं करना चाहिए!' 

'ओह, यादें लौटाने के तरीके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि रीटा 
स्कीटर उन सबके बारे में जानती है,' मुरियल आंटी ने कहा। ' लेकिन अगर 
वाधिल्डा पूरी तरह सठिया भी गई हो, तो भी मुझे यक़ीन है कि उसके पास 
पुरानी तस्वीरें होंगी, शायद चिद्ठियाँ भी होंगी। वह डम्बलडोर परिवार को 
बरसों से जानती थी ... मुझे तो लगता है कि रीटा की गॉडरिक हॉलो की 
यात्रा सार्थक रही होगी।' 


iE हैरी पॉटर 


गले में बटरबियर का धूँट अटक गया और वह दी खाँसने 

लगा। क न उसकी पीठ पर हाथ मारा। हैरी ने पानी भरी आँखों से 
मुरियल आंटी को देखा। आवाज़ लौटने पर उसने पूछा, ' बाथिल्डा बैगशॉट 
गॉडरिक्स हॉलो में रहती हैं?” 

“ओह हाँ, वह शुरू से वहीं रहती है! पर्सिवल के क्रैद होने के बाद 
डम्बलडोर परिवार भी उसके पड़ोस में रहने लगा था।' 

'डम्बलडोर परिवार गॉडरिक्स हॉलो में रहता था ?' 

"हाँ, बैरी, मैंने अभी-अभी बताया तो था,” मुरियल आंटी चिढ़कर 
बोलीं । 

हैरी सन्न रह गया। छह साल में एक बार भी डम्बलडोर ने हैरी को 
यह नहीं बताया था कि वे दोनों गॉडरिक्स हॉलो में रह चुके थे और वहाँ 
अपने प्रियजनों को खो चुके थे। क्‍यों क्या लिली और जेम्स डम्बलडोर की 
माँ तथा बहन के पास दफ़न थे? क्या डम्बलडोर उनकी कृब्रों की यात्रा 
करते समय लिली और जेम्स की क़ब्रों के पास से चलकर जाते होंगे? और 


उन्होंने हैरी को एक बार भी नहीं बताया था ... कभी बताने की ज़हमत 
नहीं उठाई थी ... 


यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था, हैरी यह स्पष्ट नहीं कर सकता था, 
खुद अपने आपसे भी नहीं! बहरहाल, उसे महसूस हुआ कि इस बात को 
छिपाना लगभग झूठ के समान था कि उनके बीच वह जगह और वे 
अनुभव साझे थे। हैरी शून्य में ताक रहा था। उसका ध्यान इस तरफ़ गया 
ही नहीं कि उसके आस-पास क्या हो रहा है। उसे यह एहसास ही नहीं था 
कि हमाइनी भीड़ में से निकलकर आ गई थी, जब तक कि उसने उसके 
पास एक कुर्सी नहीं खींच ली। 


'में अब बिलकुल भी डांस नहीं कर सकती,” उसने हाफते हुए कहा 
और अपनी जूती उतारकर अपने पैर के तलवे मलने लगी। 'रॉन 
बटरबियर लेने गया है। बड़ी अजीब बात है, मैंने विक्टर को लूना के डैडी 


के पास से गुस्से में जाते देखा था। ऐसा लग रहा था, जैसे वे बहस कर रहे 


थे -' उसने अपनी आवाज़ नीची 
'हैरी, तुम ठीक तो हो?” कर ली और उसकी तरफ़ घूरकर देखा। 


हैरी नहीं जानता था कि बात 
फ़क़ नहीं पड़ा। उसी पल, कोई बड़ी 
से डांस फ्लोर पर गिरी। एक चम 


कहाँ से शुरू करे, लेकिन इससे कोई 
और चाँदी जैसे रंग की चीज़ शामियाने 
चमकता हुआ वनबिलाव हैरान नाचने वालों 


शादी 57 


के बीच में हल्के से उतरा। इसके सबसे क़रीब के लोग नाचते-नाचते 
एकदम रुक गए। फिर पितृदेव का मुँह खुला और किंग्सले शैकलबोल्ट की 
तेज़, गहरी, धीमी आवाज़ आई। 


"मंत्रालय पर क़ब्ज़ा हो गया है। स्क्रिमग्योर मारे गए हैं। प्राणभक्षी 
आ रहे हैं।' 


~ 


अध्याय नौ 
छिपने को जगह 


हर चीज़ धुंधली और धीमी लग रही थी। हैरी और हर्माइनी उछलकर खड़े 
हो गए। उन्होंने अपनी छड़ियाँ निकाल लीं। कई लोगों को अब जाकर यह 
एहसास हो रहा था कि कोई अजीब चीज़ हो गई है। लोगों के सिर चाँदी 
जैसे सफ़ेद वनबिलाव के ओझल होते समय भी उसकी ओर घूम रहे थे। 
जहाँ पितृदेव उतरा था, वहाँ से खामोशी ठंडी लहरों में फैलने लगी। फिर 
कोई चीखा। 

हैरी और हर्माइनी तेज़ी से दहशतज़दा भीड़ में शामिल हो गए। 
मेहमान सभी दिशाओं में भाग रहे थे। कई अंतर्ध्यान हो रहे थे। रॉन के घर 
पर लगे सुरक्षात्मक सम्मोहन टूट चुके थे। 

'रॉन!' हर्माइनी चिल्लाई। 'रॉन, तुम कहाँ हो ?' 

जब उन्होंने धक्का मारकर डांस फ्लोर की तरफ़ रास्ता बनाया, तो 
हैरी ने भीड़ में चोगे वाली नक्रावपोश आकृतियों को प्रकट होते देखा। फिर 
उसने ल्यूपिन और टौंक्स को छड़ी उठाकर 'रक्षाकवच” चिल्लाते सुना। यह 
आवाज़ सभी तरफ़ गूँज गई - 


'रॉन! रॉन!' हर्माइनी ने कहा और वह थोड़ी सुबकने लगी, जब 
आतंकित मेहमानों ने उसे और हैरी को धक्का मारकर दबा दिया । अलग 
होने से बचने के लिए हैरी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जब उनके 
सिर के ऊपर से एक रोशनी की लकीर घर्र करती हुई निकली। वह नहीं 
जानता था कि यह सुरक्षात्मक सम्मोहन था या कोई बुरी चीज़ थी - 

और तभी रॉन वहाँ आ गया। उसने हर्माइनी का ख़ाली हाथ पकड़ 
लिया। हैरी ने महसूस किया कि हर्माइनी उसी जगह पर घूम गई। आवाज़ 


l58 


छिपने की जणह 59 
थम गईं और सब कुछ अँधेरे में डूब गया। वह सिर्फ़ हर्माइनी के हाथ को 
महसूस कर सकता था, जब वह स्थान और समय के भवर में घूमता हुआ 
रॉन के घर से दूर जाने लगा, उतरते प्राणभक्षियों से दूर, शायद वोल्डेमॉर्ट 
से भी दूर... 

“हम कहाँ हैं ?' रॉन की आवाज़ आई। 

हैरी ने आँखें खोलीं। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वे शादी 
वाली जगह पर ही थे। अभी भी उनके आस-पास बहुत सारे लोग थे। 

'टोटेनहैम कोर्ट रोड,” हर्माइनी हॉफते हुए बोली। 'चलते रहो, बस 
चलते रहो। हमें कोई ऐसी जगह खोजनी होगी, जहाँ तुम कपड़े बदल 
सको।' 

हैरी ने उसकी बात मान ली। वे उस चौड़ी अँधेरी सड़क पर आधे 
चले, आधे भागे। वहाँ पर देर रात को मौज-मस्ती करने वाले लोगों की 
भीड़ थी और दोनों तरफ़ की दुकानें बंद हो चुकी थीं। उनके ऊपर सितारे 
टिमटिमा रहे थे। एक डबल-डेकर बस क़रीब से निकल गई और शराबखाने 
जाने वाले लोगों के समूह ने उनकी तरफ़ घूरा, जब वे पास से निकले। हैरी 
और रॉन अब भी ड्रेस दुशाले पहने थे। 

'हर्माइनी, हमारे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं हैं,” रॉन ने उससे 
कहा, जब एक युवती उसे देखकर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। 

'मैंने अपने पास अदृश्य चोगा क्यों नहीं रखा ?” हैरी ने कहा और 
अपनी मूर्खता पर मन ही मन ख़ुद को कोसने लगा। “पिछले साल मैं हर 
वकत उसे अपने साथ रखता था और -' 

'चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास चोगा है, मेरे पास तुम दोनों 
के कपड़े हैं,” हर्माइनी ने कहा। 'बस सहज बनने का नाटक करो, जब तक 
कि - हाँ यह ठीक रहेगा।' 

वह उन्हें एक बगल वाली सड़क पर ले गई, जहाँ से वे एक अँधेरी 
गली में पहुँच गए। 

“जब तुम कहती हो कि तुम्हारे पास चोगा और कपड़े हैं ...' हैरी ने 
कहा और हर्माइनी को त्योरियाँ चढ़ाकर देखा, जिसके पास उसके छोटे 

के सिवाय कुछ नहीं था, जिसके अंदर वह इस समय टटोल रही थी। 

“हाँ, ये रहे,' हर्माइनी ने कहा। हैरी और रॉन दंग रह गए, जब उसने 
उस बैग में से जीन्स, शर्ट, कुछ गहरे लाल रंग के मोज़े और आखिरकार 


I60 हैरी पॉटर 
चाँदी जैसा अदृश्य चोगा बाहर निकाला। 

“आखिर तुमने कैसे - ?' 

“अटूट विस्तार सम्मोहन,” हर्माइनी ने कहा। “मुश्किल है, लेकिन 
मुझे लगता है कि मैंने इसे ठीक तरह से किया है। खैर, मैंने इसमें ज़रूरत 
की हर चीज़ रख ली है।' उसने नाज़ुक से दिखने वाले वैग को थोड़ा 
हिलाया। अंदर बहुत सी भारी चीज़ों के टकराने की आवाज़ गूँजी। “ओह, 
ये पुस्तकें होंगी,' उसने इसके अंदर झाँकते हुए कहा, “और मैंने उन सभी 
को विषय के हिसाब से जमाया था ... ओह ठीक है ... हैरी, बेहतर होगा 
कि तुम अदृश्य चोगा ओढ़ लो। रॉन, जल्दी करो, कपड़े बदल लो ...' 

“तुमने यह सब काम कब किया?” हैरी ने पूछा, जब रॉन ने अपने 
दुशाले उतारे। 

‘मैने तुम्हें रॉन के घर बताया तो था। जानते हो, मैंने कई दिनों से 
ज़रूरत का सामान पैक कर रखा था, ताकि अगर हमें तत्काल भागना पड़े, 
तो काम आए। हैरी, मैंने आज सुबह ही तुम्हारे कपड़े बदलने के बाद 
तुम्हारा बैग पैक करके इसमें रख लिया था ... न जाने क्यों मुझे लगा था ...' 

“तुम कमाल की हो, सचमुच,” रॉन ने उसे अपने दुशाले थमाते हुए 
कहा। 

“धन्यवाद,” हर्माइनी ने हल्के से मुस्कराते हुए दुशालों को बैग में रख 
लिया। 'हैरी, चोगा ओढ़ लो!' 

हैरी ने अदृश्य चोगे को अपने कंधों पर डाल लिया और उसे सिर के 
ऊपर तक खींचकर ओझल हो गया। वह अभी-अभी यह समझना शुरू 
कर रहा था कि क्या हुआ था। 

'बाक़ी लोग - शादी में मौजूद लोग -' 
| “हम अभी उनके बारे में चिंता नहीं कर सकते,” हर्माइनी ने 

फुसफुसाते हुए कहा। “हैरी, प्राणभक्षी तुम्हारे पीछे पड़े हैं और अगर हम 
वहाँ लौटकर गए, तो उन सबको और भी ज्यादा खतरे में डाल देंगे।' 

'वह सही कह रही है,” रॉन ने कहा, जिसे हैरी का चेहरा नहीं दिख 
के था, लेकिन वह जानता था कि हैरी बहस करने वाला होगा। 'मायापंछी 

समूह के ज़्यादातर लोग वहाँ थे। वे सब संभाल लेंगे।' 


हैरी ने सिर हिलाया, लेकिन तभी उसे छः 
उसे याद आया कि वे उसे 
नहीं सकते हैं, इसलिए उसने कह दिया, 'हाँ।' लेकिन फिर उसने 


छिपने की जगह i6I 


बारे में सोचा और डर उसके पेट में एसिड की तरह बुलबुले उठाने लगा। 
हर्माइनी ने कहा, “आगे वढ़ो, मुझे लगता है कि हमें चलते रहना 
चाहिए।' 

वे बगल वाली सड़क से होकर एक बार फिर मुख्य सड़क पर पहुँच 
गए, जहाँ दूसरी तरफ़ फुटपाथ के पार कुछ आदमी गा रहे थे और मस्ती 
कर रहे थे। 

रॉन ने हर्माइनी से पूछा, “मैं सिर्फ़ दिलचस्पी की खातिर पूछ रहा हूँ, 
तुमने टोटेनहैम कोर्ट रोड को ही क्यों चुना ?' 

“मुझे नहीं पता। यह जगह तो बस यूँ ही मेरे दिमाग में आ गई थी, 
लेकिन मुझे यक्रीन था कि हम मगलू दुनिया में ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। उन्हें 
हमारे यहाँ होने की उम्मीद नहीं होगी।' 

'सच कहा,' रॉन ने चारों तरफ़ देखते हुए कहा, 'लेकिन क्या तुम्हें 
यह नहीं लगता कि हम यहाँ थोड़े खुले में हैं?” 

“हमारे पास जाने के लिए और जगह ही कौन सी है?” हर्माइनी ने 
कहा और चिहुँक गई, जब सड़क के दूसरी तरफ़ के लोग उसे देखकर सीटी 
बजाने लगे। “हम रिसती कड़ाही में तो कमरा ले नहीं सकते हैं, है ना ? और 
ग्रिमॉल्ड चौक का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि स्नेप वहाँ घुस सकता 
है ... मुझे लगता है कि हम मेरे माता-पिता के घर में रहने की कोशिश कर 
सकते हैं, हालाँकि इस बात की संभावना है कि वे वहाँ भी जाँच कर सकते 
हैं ... ओह, काश वे लोग चुप हो जाते!' 

'सुनो, डालिंग ?” दूसरी तरफ़ के फुटपाथ पर सबसे ज़्यादा मदमस्त 
आदमी चिल्ला रहा था। 'एक गिलास लोगी? लाल बाल वाले को छोड़ दो 
और हमारे पास आकर मज़े करो!' 

'चलो चलकर कहीं बैठते हैं,” हर्माइनी ने जल्दी से कहा, जब रॉन ने 
उस आदमी को जवाब देने के लिए अपना मुँह खोला। 'देखो, यह ठीक 
रहेगा। इसके अंदर चलते हैं!” 

यह एक छोटा और गंदा सा दिखने वाला कैफ़े था, जो रात भर 
खुला रहता था। सभी टेबलों पर तेल की हल्की परत थी, लेकिन कम से 
कम कैफे खाली था। हैरी सबसे पहले एक केबिन में घुसा और रॉन उसके 
पास हर्माइनी के सामने बैठ गया। कैफ़े के दरवाज़े की तरफ़ हर्माइनी की 

पीठ थी और उसे यह बात पसंद नहीं आई। वह इतनी जल्दी-जल्दी मुड़कर 
देख रही थी, जैसे उसे कोई तकलीफ़ हो। हैरी को स्थिर रहना पसंद 


02 हैरी पॉटर 
{ 304 200 /%44 

नहीं चलने से यह भ्रम तो था कि उनके पास कोई लक्ष्य है। चोगे इ 
मदर उसे महसूस हुआ कि भेसबदल काढ़े के आख़िरी अवशेष ख़त्म हो हि 
हैं। उसके हाथों की लंबाई और आकार सामान्य होने लगा। उसने अपनी 
जेब में से चश्मा निकालकर पहन लिया। 

एक-दो मिनट बाद रॉन बोला, “जानते हो, हम रिसती कड़ाही से 
ज्यादा दूर नहीं हैं। चेअरिंग क्रॉस में ही तो है -' 

'रॉन, हम ऐसा नहीं कर सकते!” हर्माइनी ने तत्काल कहा। 

“वहाँ ठहरने के लिए नहीं, बल्कि यह पता लगाने के लिए कि क्या 
हो रहा है!' 

“हम जानते हैं कि क्या हो रहा है! वोल्डेमॉर्ट ने मंत्रालय पर क़ब्ज़ा 
कर लिया है। इसके अलावा हमें और जानना भी क्या है?” 

“ठीक है, ठीक है, में तो बस सोच रहा था!' 

र opened Rola ee र 
वेट्रेस आई और हम उ फ़ी का ओं या। चें 
अदृश्य था, इसलिए तीसरी कॉफ़ी का ऑर्डर देना अजीब लगता। तभी दो 
हट्टे-कट्टे मज़दूर कैफ़े में आकर अगले केबिन में बैठ गए। हर्माइनी ने 
अपनी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल ली। 

'मैं कहती हूँ कि हमें अंतर्ध्यान होकर देहाती इलाक़े में चलने के लिए 
किसी शांत जगह की ज़रूरत है। वहाँ पहुँचने के बाद हम मायापंछी के समूह 
को संदेश भेज सकते हैं।' 

“तो, क्या तुम बोलने वाला पितृदेव उत्पन्न कर सकती हो ?' रॉन ने 
पूछा। 

'मैंने इसका अभ्यास किया है और मुझे लगता है कि मैं कर सकती 
हूँ” हर्माइनी ने कहा। 

“अच्छा, बशर्ते इसके कारण वे मुश्किल में न पड़ जाएँ। हालौंकि ह 
सकता है कि अब तक उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया हो। है हल्के, 
हि ततो ३४०३७ हि ' रॉन ने आगे कहा, जब hr भ 

| एक धूट पिया। वेट्रेस ने रॉन की बात सुन ली और नए 
ऑर्डर लेने जाते समय उसकी तरफ़ बुरी निगाह से देखा। सुनहरे जिया 
वाले विशालकाय मज़दूर ने हाथ हिलाकर वेट्रेस को दूर भगा विय 
बुरा मान गई और घूरने लगी। 


छिपने की जगह न 
. “चलो, चलते हैं। मैं इस गटर के पानी को नहीं पीना "रॉ 
ने कहा। 'हर्माइनी, तुम्हारे पास मगलुओं के पैसे हैं ?' OE आफ 

'हाँ, तुम्हारे घर आने से पहले मैंने अपनी बिल्डिंग सोसायटी की 
बचत में से पैसे निकाल लिए थे। मैं शर्त लगाती हूँ कि सारी चिल्लर नीचे 
होगी, हर्माइनी ने आह भरकर कहा और अपने बैग की तरफ़ हाथ 
बढ़ाया। 

दोनों मज़दूरों ने भी उसी जैसी हरकत की और हैरी ने बिना कुछ 
सोचे-समझे उनकी नक़ल की। तीनों की छड़ियाँ बाहर निकल आई। रॉन 
को यह समझने में कुछ सेकंड लग गए कि क्या हो रहा था। उसने टेबल के 
पार हाथ बढ़ाकर हर्माइनी को उसकी बेंच पर एक तरफ़ कर दिया। 
प्राणभक्षियों के मंत्रों की शक्ति से टाइल वाली दीवार उसी जगह पर तड़क 
गई, जहाँ कुछ समय पहले रॉन का सिर था। हैरी अदृश्य रहते हुए 
चिल्लाया, 'स्तब्धो!' | 

लाल रोशनी की लहर सुनहरे बालों वाले विशालकाय प्राणभक्षी के 
चेहरे पर पड़ी। वह बेहोश होकर एक तरफ़ गिर गया। उसके साथी को 
पता नहीं था कि मंत्र किसने मारा है। उसने रॉन पर एक और मंत्र मारा। 
उसकी छड़ी की नोक से चमकती काली रस्सियाँ उड़ीं, जिन्होंने रॉन को 
सिर से पैर तक बाँध दिया - वेट्रेस चीखती हुई दरवाज़े की तरफ़ भागी। 
हैरी ने रॉन को बाँधने वाले प्राणभक्षी पर स्तब्धीकरण मंत्र मारा, लेकिन 
मंत्र चूक गया और खिड़की से टकराकर वेट्रेस पर पड़ा, जो दरवाज़े के 
सामने ढेर हो गई। | 

'निष्कासितो!” प्राणभक्षी गरजा और जिस टेबल के पीछे हैरी खड़ा 
था, वह टूट गई। विस्फोट की शक्ति से हैरी दीवार से टकरा गया। उसकी 
छड़ी उसके हाथ से छूट गई और चोगा फिसल गया। 

'पूर्ण शरीर-बंधन!” हर्माइनी चीख़ी और प्राणभक्षी किसी मूर्ति की 
तरह ज़मीन पर कप-प्लेट, टेबल और कॉफ़ी के मलबे पर धम्म से गिर 
गया। हर्माइनी बेंच के नीचे से रेंगकर बाहर निकली। उसने अपने बालों से 
एशटरे के काँच के टुकड़े हिलाकर हटाए। वह बुरी तरह काप रही थी। _ 

'वि - विभक्तो,” उसने रॉन की तरफ़ छड़ी तानते हुए कहा। हि 
दर्द से बुरी तरह चिंघाड़ा, जब उसकी जीन्स के घुटने पर गहरा घान र 
कि मुझे बहुत अफ़सोस है, रॉन, मेरा हाथ हिल रहा था: 

|| | ८ 


64 हैरी पॉटर 

रस्सियाँ टूटकर गिर गई। रॉन उठकर खड़ा हो गया और अपनी 
बाँहें हिलाई, ताकि उनके एहसास को लौटाया जा सके। हैरी ने अपनी ह 
उठा ली और मलबे को लाँघता हुआ वहाँ पहुँचा, जहाँ सुनहरे बालों वाला 
विशालकाय प्राणभक्षी बेंच पर पसरा हुआ था। 

उसने कहा, “मुझे उसे पहचान जाना चाहिए था। वह डम्बलडोर की 
मौत वाली रात को वहीं था।' फिर उसने सॉवले प्राणभक्षी को पैर से ठोकर 
मारकर उसका चेहरा ऊपर किया। उस आदमी की आँखें तेज़ी से हैरी, रॉन 
और हर्माइनी के बीच घूमीं। 

'यह डोलोहोव है,” रॉन ने कहा। “मैंने उसका चेहरा उन पोस्टरों में 
देखा था, जो अज़्काबान से उनके फ़रार होने पर लगे थे। मुझे लगता है कि 
बड़ा वाला प्राणभक्षी थोरफ़िन राउल है।' 

“उनके नाम को छोड़ो!” हर्माइनी ने बौखलाकर कहा। 'उन्हें हमारा 
पता कैसे चला ? अब हम क्या करेंगे ?' 

न जाने क्यों हर्माइनी को दहशत में देखकर हैरी का दिमाग काम 
करने लगा। 

“दरवाज़ा लॉक कर दो,” उसने हर्माइनी से कहा, “और रॉन, वत्तियाँ 
बंद कर दो।” 

उसने अवाक डोलोहोव की तरफ़ देखा और तेज़ी से सोचने लगा, 
जब लॉक में क्लिक की आवाज़ आई और रॉन ने बत्तीबंद यंत्र का इस्तेमाल 
करके कैफ़े को अँधेरे में डुबा दिया। हैरी उन आदमियों की आवाज़ सुन 
सकता था, जिन्होंने कुछ समय पहले हर्माइनी को छेड़ा था और इस वकत 
चिल्लाकर किसी दूसरी लड़की को छेड़ रहे थे। 

“हम इन दोनों का क्या करें ?' रॉन ने अँधेरे में हैरी से फुसफुसाकर 
52 फिर उसने ज़्यादा शांति से आगे कहा, 'मार डालें ? वे हमें मार देते। 
उन्होंने अभी-अभी इसकी कोशिश भी की थी।' 

हर्माइनी कॉपकर एक क़दम पीछे हट गई। हैरी ने अपना सिर 
हिलाया। 

“हमें बस उनकी यादें मिटा देनी चाहिए, हैरी ने कहा। “यह ज़्यादा 
अच्छा रहेगा। इससे उन लोगों को पता नहीं चल पाएगा। अगर हम 
मार डालते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम यहाँ पर थे।' न 
'जैसा तुम कहो,' रॉन ने गंभीरता से राहत में कहा। 'लेकिंग 


छिपने की जगह I65 


कभी विस्मृति सम्मोहन नहीं किया है।' 
'मैंने भी नहीं, हर्माइनी ने कहा। 'लेकिन मैं इसका तरीक़ा जानती 


हूं।' 

उसने एक गहरी, शांत करने वाली साँस 
डोलोहोव के सिर की तरफ़ करके बोली, pe ४७७७७ 

तत्काल डोलोहोव की आँखें भेंगी और सपनीली हो गईं। 

“बहुत बढ़िया!” हैरी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। 'दूसरे 
प्राणभक्षी और वेट्रेस के साथ भी यही करो, तब तक रॉन और मैं सब कुछ 
दोबारा जमा देते हैं।' 

“जमा देते हैं?” रॉन ने आंशिक रूप से ध्वस्त कैफ़े को देखते हुए 
कहा। क्यों ?' 

'क्या तुम्हें नहीं लगता कि जागने पर वे ख़ुद को ऐसी जगह पर 
देखकर हैरान होंगे, जिसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई बम गिरा होगा!' 

“ओह हाँ, ठीक है ...” 

रॉन को जेब से छड़ी निकालने के लिए एक पल तक संघर्ष करना 
पड़ा। 

'हर्माइनी, कोई हैरानी नहीं कि मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। 
तुमने मेरी पुरानी जीन्स पैक कर ली है। यह कस गई है।' 

'ओह, मुझे अफ़सोस है,” हर्माइनी ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा 
और जव वह वेट्रेस को खिड़कियों से दूर ले जा रही थी, तो हैरी ने उसे 
बड़बड़ाते हुए सुना। वह रॉन को सुझाव दे रही थी कि रॉन को अपनी छड़ी 
जेब के बजाय कहाँ घुसा लेनी चाहिए थी। भ 

जब कैफ़े पुरानी हालत में आ गया, तो उन्होंने प्राणभक्षियों को 
उनके केविन तक खींचा और एक-दूसरे के सामने बैठा दिया। 

“लेकिन उन्हें हमारा पता कैसे लगा ?” हमनी ने उनकी ओर देखते 


हुए पूछा। 'उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं ?' 


वह हैरी की ओर मुड़ी। 
तुम्हें - तुम्हें यह तो नहीं लगता कि तुम पर अब भी स्थितिसूचक 


सम्मोहन है, हैरी ?' 
'हो ही नहीं सकता,” रॉन ने कहा। ` स्थितिसूचक सम्मोहन सत्रह 


हैरी पॉठर 
i66 Se रननलआन 


साल की उम्र में टूट जाता है। यह जादूगरों का नियम है। इसे बालिग लोगों 
नहीं जा सकता।' 

के हक तुम्हें मालूम है,” हर्माइनी ने कहा। 'हो सकता है कि 

प्राणभक्षियों ने इसे सत्रह साल के बालिंग लड़के पर करने का तरीक़ा खोज 

लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो ?' 

“लेकिन हैरी पिछले चौबीस घंटों में एक भी प्राणभक्षी के पास नहीं 
गया है। उस पर स्थितिसूचक सम्मोहन दोबारा कौन कर सकता है?' 

हर्माइनी ने जवाब नहीं दिया। हैरी को प्रदूषित, संक्रमित होने का 
एहसास हो रहा था। क्या प्राणभक्षियों ने सचमुच उन्हें इसी तरह खोजा 
था? 

“अगर स्थितिसूचक सम्मोहन के कारण दुश्मनों को मालूम पड़े बिना 
मैं जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और तुम भी मेरे आस-पास जादू का 
इस्तेमाल नहीं कर सकते ...' उसने शुरू किया। 

“हम अलग-अलग नहीं हो रहे हैं!” हर्माइनी दृढ़ता से बोली। 

'हमें छिपने की सुरक्षित जगह की ज़रूरत है,” रॉन ने कहा। “इससे 
हमें स्थिति के बारे में सोचने का समय मिलेगा।' 

'ग्रिमॉल्ड चौक,” हैरी ने कहा। 

बाक़ी दोनों की आह निकल गई। 

'नादान मत बनो, हैरी! स्नेप वहाँ आ सकता है!” 

'रॉन के डैडी ने कहा था कि उसके ख़िलाफ़ मंत्र लगा दिए गए हैं - 
और अगर मंत्रों ने काम नहीं भी किया,” उसने आगे कहा, जब हर्माइनी 
बहस करने के लिए आतुर दिखी, “तो उससे क्या? में क्सम खाता हूँ, मुझे 
स्नेप से मिलकर बहुत खुशी होगी!” 

“लेकिन -! | 


अलावा चाहे जहाँ चले जाएँ 
जाएगी।' "ल चले जाएँ, प्राणभक्षियों की पूरी फ़ौज हमारे पीछे आ 


हर्माइनी बहस नहीं कर हालाँकि 
सकती थी, हालाँकि किं 
वह करना चाहती थी। जब उसने ' हालाकि साफ़ दिख रहा था † 


कैफ़े के दरवाज़े का लॉक खोला, तो रान 


छिपने की जगह 67 
ने बत्तीबंद यंत्र क्लिक करके कैफ़े की लाइट लौटा दी। फिर हेरी के तीन 
गिनते ही उन्होंने अपने तीनों शिकारों पर से मंत्र हटा लिए। इससे पहले 
कि प्राणभक्षी या वेट्रेस हिलने से ज़्यादा कुछ कर पाते, हैरी, रॉन और 
हर्माइनी अपनी जगह पर घूमे तथा एक बार फिर दमधघोंटू अँधेरे में ओझल 
हो गए। 
कुछ सेकंड बाद हैरी के फेफड़े कृतज्ञता से फैल गए और उसने 
अपनी आँखें खोल लीं : वे अब एक जाने-पहचाने छोटे और गंदे चौक के 
बीचोबीच खड़े थे। हर तरफ़ ऊँचे, जर्जर मकान नज़र आ रहे थे। उन्हें 
मकान नंबर बारह भी नज़र आ रहा था, क्योंकि इसके रहस्य-रक्षक 
डम्बलडोर ने उन्हें इसके बारे में बताया था। वे इसकी ओर भागे। हर कुछ 
गज़ दूर जाने के बाद वे रुककर यह जाँच कर लेते थे कि कोई उनका पीछा 
तो नहीं कर रहा है या देख तो नहीं रहा है। वे पत्थर की सीढ़ियों पर भागे 
और हैरी ने सामने वाले दरवाज़े पर छड़ी से दस्तक दी। उन्हें क्लिक की 
आवाज़ और ज़ंजीर की खड़-खड़ सुनाई दी। फिर दरवाज़ा चर्र की आवाज़ 
के साथ खुल गया और वे चौखट लॉघकर तेज़ी से अंदर चले गए। 

जब हैरी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो पुराने ज़माने की गैस बत्तियाँ 
जल उठीं और हॉल की ओर जाने वाले रास्ते में कापती रोशनी फेंकने 
लगीं। सव कुछ वैसा ही था, जैसा हैरी को याद था : अजीब सा, जालों 
भरा। दीवार पर घरेलू जिन्नों के सिरों की आकृतियाँ थीं, जो सीढ़ियों पर 
अजीव सी छायाएँ फेंक रही थीं। लंबे, गहरे रंग के पर्दे सिरियस की माँ की 
तस्वीर को छिपाए थे। सिर्फ़ एक ही चीज़ जगह पर नहीं थी और वह था 
दैत्य के पैर वाला छाता स्टैंड, जो एक तरफ़ पड़ा था, जैसे टौंक्स ने उसे 
अभी-अभी गिराया हो। 

'मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर आया था, हर्माइनी ने उसकी ओर 
इशारा करते हुए फुसफुसाकर कहा। 

'यह मायापंछी के समूह के जाने के बाद हुआ होगा,' रॉन ने 
बुदबुदाकर कहा। 

'स्नेप के खिलाफ़ लगाए गए मंत्र कहाँ हैं?” हैरी ने पूछा। 

'शायद वे उसके आने पर ही सक्रिय होते होंगे ?” रॉन ने सुझाव 

दिया। 
बहरहाल, मकान के ज़्यादा अंदर जाने में वे घबरा रहे थे, इसलिए वे 

दरवाज़े की तरफ़ पीठ करके डोरमैट पर ही खड़े रहे। 


हैरी पॉटर 
I68 ह 


हेरी ने एक क़दम आगे बढ़ाते हुए कहा, 'देखो, हम यहाँ हमेशा तो 


खड़े नहीं रह सकते।' 

'सीवियरस स्नेप ?' 

बावरे-नैन मूडी की आवाज़ अँधेरे में क हुई आई, जिससे 
वे तीनों डर के मारे पीछे उछल पड़े। 'हम स्नेप नहीं हैं!” हैरी चिल्लाया, 
लेकिन तभी कोई चीज़ ठंडी हवा के झोंके की तरह आई और उसकी जीभ 
पीछे की तरफ़ घूम गई, जिससे उसके लिए बोलना असंभव हो गया। इससे 
पहले कि उसे अपने मुँह के भीतर महसूस करने का समय मिल पाता, 
उसकी जीभ दोबारा सामान्य हो गई। 

लगता था, बाकी दोनों को भी यही अप्रिय अनुभूति हुई थी। रॉन 
अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। हर्माइनी ने हकलाते हुए कहा, 'यह व 
- वही जी - जीभ-बंधन शाप होगा - जो बावरे-नैन ने स्नेप के लिए 
लगाया था! 

हैरी ने झिझकते हुए एक और क़दम आगे वढ़ाया। हॉल के सिरे पर 
अंधेरे में कोई चीज़ हिली और इससे पहले कि उनमें से कोई भी कुछ बोल 
पाए, एक आकृति दरी पर से उठी : ऊँची, धूल के रंग की और भयंकर। 
हर्माइनी चीख उठी और मिसेज़ ब्लैक भी, क्योंकि अब पर्दे खुल गए थे। 
भूरी आकृति तेज़ी से उनकी तरफ़ आ रही थी। उसके कमर तक लंबे बाल 
और दाढ़ी पीछे लहरा रही थी। उसका चेहरा धसा हुआ और मांसविहीन 
था। आंखों में पुतलियाँ नहीं थीं। बहुत जाना-पहचाना, लेकिन भयंकर रूप 


से बदला हुआ चेहरा। उसने एक पतली बाँह उठाई और हैरी की तरफ़ 
इशारा किया। 


'नहीं!” हैरी चिल्लाया और हालाँकि उसने अपनी छड़ी उठा ली थी, 


लेकिन उसके दिमाग में कोई मंत्र नहीं आया । “नहीं! यह हमने नहीं किया 
था! हमने आपको नहीं मारा था -! 


मारा शब्द पर आकृति में विस्फोट हुआ और यह धूल के बादल में 

बदल गई। हैरी खाँस रहा था और उसकी रो में पानी आ रहा था। 
हे देखा कि हर्माइनी दरवाज़े के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई थी 
गीर उसने अपने हाथ सिर के ऊपर रख लिए थे। रॉन सिर से पैर तक 
काप रहा था और अजीब तरीके से हर्माइनी का कंधा 
था, 'सब कुछ ठी - ठीक है ... आकृति चली गई है ...' 


गैसबत्ती की नीली रोशनी में धूल हेरी के वा ठर धुंध की तरह 


छिपने की जगह i69 


घुमड़ती रही, जबकि मिसेज़ ब्लैक चीख़ती रही : 

'बदजातो, कीचड़ के कीड़ो, अपमान के धब्बो, मेरे पुरखों के मकान 
पर शर्म की कालिख़ -' 

“चुप रहो!” हैरी गरजा और उसने अपनी छड़ी उस ओर कर दी। 
धमाके और लाल चिंगारियों के विस्फोट के बाद पर्दे दोबारा लग गए, 
जिससे मिसेज़ ब्लैक का मुँह बंद हो गया। 

'यह ... यह तो ... हर्माइनी ने सुबकते हुए कहा, जब रॉन ने उसे 
उठाकर खड़ा किया। 

'हाँ,' हैरी ने कहा, 'लेकिन ये असली डम्बलडोर नहीं थे, है ना यह 
तो बस स्नेप को डराने के लिए था।' 

हैरी सोच रहा था कि क्या यह इंतज़ाम सफल हुआ होगा या फिर 
स्नेप ने इस भयंकर आकृति को भी विस्फोट करके उसी तरह हटा दिया 
होगा, जिस तरह उसने असली डम्बलडोर को मार डाला था? जब वह 
बाक़ी दोनों के साथ हॉल में पहुँचा, तब भी उसके शरीर में सनसनी हो रही 
थी। उसे लग रहा था कि शायद अब कोई नई डरावनी चीज़ आएगी, 
लेकिन एक चूहे के अलावा कुछ नहीं दिखा, जो एक कोने में भाग रहा था। 

“मुझे लगता है कि आगे जाने से पहले हमें जाँच कर लेनी चाहिए, 
हर्माइनी फुसफुसाई और अपनी छड़ी उठाकर बोली, 'मानव-प्रकटो।' 

कुछ नहीं हुआ। 

'देखो, तुम्हें बहुत सदमा लगा है,” रॉन ने दयालुता से कहा। “वैसे 
इससे क्या होना चाहिए था?” 

“इससे वही हुआ, जो मैं करवाना चाहती थी!' हर्माइनी ने थोड़ी चिढ़ 
के साथ कहा। “यह मानव उपस्थिति को प्रकट करने वाला मंत्र था और 
यहा हमारे सिवाय कोई नहीं है!” 

'धूल की उस आकृति के सिवाय, रॉन ने दरी के उस टुकड़े की ओर 
देखते हुए कहा, जहाँ से लाश जैसी आकृति प्रकट हुई थी। 

हर्माइनी ने पुरानी गैस बत्तियों को जलाने के लिए अपनी छड़ी 
लहराई। फिर उस ठंडे कमरे में थोड़ा कापते हुए वह सोफ़े पर बैठ गई। 
उसने अपने हाथ कसकर सीने पर बाँध लिए। रॉन खिड़की के पास गया 
और मखमल के भारी पर्दे को एक इंच सरका दिया। 

'बाहर कोई नहीं दिख रहा है,” उसने कहा। 'अगर हैरी पर अब भी 


हैरी पॉटर 
I70 स 
सम्मोहन होता, तो वे हमारे पीछे यहाँ तक आ गए होते। 

जानता हूँ कि वे घर के अंदर नहीं आ सकते हैं, लेकिन - क्या हुआ हेरी 

हेरी के मुँह से दर्व भरी चीख़ निकल गई थी। A निशान एक 
बार फिर जलने लगा था। कोई चीज़ उसके दिमाग में कौंधी, जिस तरह 
पानी पर चमकीली रोशनी कौंधती है। उसने एक बड़ी छाया देखी और 
आवेश महसूस किया, जो उसका नहीं था। यह आवेश किसी बिजली के 
झटके की तरह उसके शरीर में होता हुआ चला गया। 

“तुमने क्या देखा ?” रॉन ने हैरी के पास आते हुए पूछा। 'क्या तुमने 
उसे हमारे घर में देखा ?' 

“नहीं, मैंने बस गुस्सा महसूस किया - वह सचमुच बहुत नाराज़ है -' 

'लेकिन वह तो मेरे घर में भी हो सकता है,' रॉन ने ज़ोर से कहा। 
“और कहाँ होगा? तुमने कुछ देखा नहीं? क्या वह किसी को शाप दे रहा 
था?” 

“नहीं, मैंने बस गुस्सा महसूस किया - मैं कुछ नहीं बता सकता -' 

हैरी दुविधा में था और परेशान महसूस कर रहा था। हर्माइनी ने 
कोई मदद नहीं की, जब उसने थोड़ी डरी आवाज़ में कहा, 'एक बार फिर, 
तुम्हारा निशान? लेकिन हो क्या रहा है? मुझे तो लगा था कि वह संबंध 
खत्म हो गया था!' | 

“यह ख़त्म हो गया था, लेकिन सिर्फ़ कुछ समय के लिए,” हैरी 
बुदबुदाया। उसका निशान अब भी दर्द कर रहा था, जिससे उसे एकाग्रता 
क़ायम रखने में मुश्किल आई। “मैं - मैं सोचता हूँ कि जब भी वह नियंत्रण 
खोता है, तो यह संबंध जुड़ जाता है, जैसा पहले होता था -' 

'तब तो तुम्हें अपने दिमाग को बंद कर लेना चाहिए!” हर्माइनी ने 
तीखी आवाज़ में कहा। “हैरी, डम्बलडोर नहीं चाहते थे कि तुम उस संबंध 
का इस्तेमाल करो। वे चाहते थे कि तुम इसे बंद कर दो, इसीलिए उन्होंने 
तुम्हें विल सिखवाई थी! वरना वोल्डेमॉर्ट तुम्हारे दिमाग में झूठी 
छवियाँ डाल सकता है, याद है -' | 

हा, मुझे याद है, धन्यवाद,” हैरी ने दाँत भींचते हुए कहा। उसे 
हर्माइनी के बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वोल्डेमॉर्ट ने उनके बीच के इसी 
वेचे का इस्तेमाल करके एक बार हैरी को जाल में फँसाया था, न ही यह 
कि Nl वजह से सिरियस की मौत हुई थी। उसकी इच्छा हुई कि काश 
उसने उन्हें यह नहीं बताया होता कि उसने क्या देखा और महसूस किया 


छिपने 
छिपने की जगह ]7व 


था। इससे तो वोल्डेमॉर्ट और भी खतरनाक लगने लगता था, जैसे वह 
कमरे की खिड़की ही चेहरा सटाए हो। उसके निशान का दर्द बढ़ रहा 
था और वह इससे संघर्ष कर रहा था। यह उल्टी करने की इच्छा रोकने 
जैसा था। 


उसने रॉन और हर्माइनी की ओर पीठ घुमा ली 
ब्लैक वंशवृक्ष की पुरानी दीवारदरी को देखने का नाटक Bes 
हर्माइनी चीख उठी। हैरी ने दोबारा अपनी छड़ी निकाली और घूम गया। 
उसने देखा कि ड्रॉइंग रूम की खिड़की से चाँदी जैसे रंग का पितृदेव अंदर 
आया और उनके बीच में फ़र्श पर उतर गया, जहाँ यह नेवले में बदल गया 
और रॉन के पिता की आवाज़ में बोला। | 

'परिवार सुरक्षित है, जवाब मत देना, हमारी निगरानी हो रही है।' 

पितृदेव हवा में घुल गया। रॉन ने सुबकी और कराह के बीच की 
आवाज़ निकाली तथा गुरति हुए सोफ़े पर गिर गया। हर्माइनी भी उसके 
पास पहुँच गई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। 

“वे सब ठीक हैं, वे सब ठीक हैं!” हर्माइनी ने फुसफुसाकर कहा। रॉन 
थोड़ा हंसा और उसे गले लगा लिया। 

“हैरी,” उसने हर्माइनी के कंधे के ऊपर से कहा, “मैं -' 

'कोई दिक्क़त नहीं है,' हैरी ने कहा, हालाकि सिर के दर्द से उसे 
मतली जैसी आ रही थी। 'ज़ाहिर है, तुम्हें अपने परिवार की चिंता होनी ही 
चाहिए। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता।' उसने जिनी के बारे में सोचा। ' मुझे 
भी ऐसा ही महसूस हो रहा है।' 

उसके निशान का दर्द चरम सीमा पर पहुँच रहा था और उतनी ही 
बुरी तरह जल रहा था, जितनी बुरी तरह रॉन के घर के बगीचे में जला 
था। उसने हर्माइनी को अस्पष्टता से कहते सुना, “मैं अब अकेली नहीं रहना 
चाहती। क्या हम अपने स्लीपिंग बैग्स में आज रात को यहीं सो सकते हैं ?' 

उसने रॉन को हाँ कहते सुना। हैरी अब दर्द से ज़्यादा देर तक नहीं 
जूझ सकता था। उसे हार माननी ही पड़ी। 

'बाथरूम,' उसने बुदबुदाकर कहा और 
हो सकता था, कमरे से बाहर चल दिया। 

उसने मुश्किल से यह काम किया। उसने कापते 
दरवाज़े की साँकल लगाई। फिर अपने दुखते हुए 


र भागे बिना जितनी तेज़ी से 


पते हाथों से अपने पीछे 
सिर को पकड़कर वह 


tie हैरी पॉटर 

गया। इसके बाद दर्द के विस्फोट में उसने उस गुस्से को 
ey जो उसका नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा पर हावी 
था। उसने एक लंबा कमरा देखा, जिसमें सिफ़ आग की रोशनी थी और 
फर्श पर बड़ा, सुनहरे बालों वाला प्राणभक्षी पड़ा-पड़ा चीख और तड़प रहा 
था। उसके पास एक दुबली आकृति खड़ी थी। उसने छड़ी उठाई और हैरी 
तीखी, ठंडी, बेरहम आवाज़ में बोला। 


‘राउल, और करें या फिर हम इसे ख़त्म कर दें और तुम्हें नागिनी 
को खिला दें? लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को यक़ीन नहीं है कि वे तुम्हें इस बार माफ़ 
करेंगे ... तुमने मुझे इसके लिए बुलाया, यह बताने के लिए कि हैरी पॉटर 
एक बार फिर बच निकला है? ड्रेको, राउल को हमारी अप्रसन्नता का स्वाद 
चखाओ ... करो, वरना तुम खुद मेरे गुस्से का शिकार बन जाओगे!” 

आग में एक लट्ठा गिरा : लपटें ऊँची हो गईं। उनकी रोशनी एक 
दहशतज़दा, नुकीले सफ़ेद चेहरे पर पड़ी। गहरे पानी से निकलने के 
एहसास के साथ हैरी ने कँपकँपाती साँस ली और अपनी आँखें खोलीं। 

वह काले संगमरमर के ठंडे फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी नाक 
चोंदी के साँप की पूँछ से कुछ इंच दूर थी, जो बड़े बाथटब को सहारा दे रही 
थी। वह बैठ गया। मैल्फ़ॉय का दुबला-पतला, दहशत भरा चेहरा उसकी 
आँखों के अंदर जैसे जम सा गया था। हैरी ने जो देखा था, उससे उसे 
मतली आने लगी। वोल्डेमॉर्ट ड्रेको का किस तरह इस्तेमाल कर रहा था! 


दरवाज़े पर एक तीखी दस्तक हुई और हैरी उछल पड़ा, जब 
हमाइनी की आवाज़ आई। 


'हैरी, तुम्हें अपना टूथब्रश चाहिए? मैं उसे लेकर आई हूँ।' 


हॉ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद,” उसने अपनी आवाज़ को सामान्य 


बनाने के लिए संघर्ष करते हुए कहा और साँकल खोलने के लिए खड़ा हो 
गया। 


अध्याय दस्त 


क्रोचर की दास्तान 


अगली सुबह हैरी जल्दी जाग गया। वह ड्रॉइंग रूम के फर्श पर एक 
स्लीपिंग बैग में सो रहा था। भारी पर्दो के बीच की दरार से उसे थोड़ा सा 
आसमान दिख रहा था, जो पानी मिली स्याही जैसा साफ़ नीला था। भोर 
का वकत लग रहा था और रॉन तथा हर्माइनी की धीमी, गहरी साँसों के 
सिवाय सब कुछ शांत था। हैरी ने उन लोगों की स्याह आकृतियों पर नज़र 
डाली, जो उसके पास ही फर्श पर लेटी थीं। रॉन के मन में अचानक प्यार 
का तूफ़ान उठा था और उसने हर्माइनी को सोफ़े की गदिदयों पर सुलवा 
दिया था, जिससे हर्माइनी की आकृति रॉन से ऊँची दिख रही थी। हर्माइनी 
का हाथ फर्श पर लटका हुआ था और उसकी उँगलियाँ रॉन की उँगलियों 
से कुछ इंच दूर थीं। हैरी ने सोचा कि शायद वे हाथ पकड़कर सोए होंगे। यह 
सोचकर वह और अकेलापन महसूस करने लगा। 

उसने स्याह छत के फ़ानूस की तरफ़ देखा, जिस पर मकड़ी का 
जाला लगा था। चौवीस घंटे से भी कम समय पहले वह शामियाने के प्रवेश 
द्वार पर धूप में खड़ा था और शादी में आने वाले मेहमानों को बैठने की 
जगह दिखा रहा था। अव यह कई साल पुरानी बात लग रही थी। अब 
क्या हो रहा होगा ? वह फ़र्श पर लेटा-लेटा सोचता रहा, होरक्रक्सों के बारे 
में, उस जोखिम भरे जटिल अभियान के बारे में, जो उम्बलडोर उसे सौंपकर 
गए थे ... डम्बलडोर ... 

डम्बलडोर की मौत के बाद से जो दुख उस पर हावी था, वह अब 
थोड़ा बदल गया था। शादी में उसने मुरियल के जो आरोप सुने थे, वे उसके 
दिमाग में बीमार चीज़ों की तरह घोंसला बना चुके थे और उस जादूगर की 
यादों को संक्रमित कर चुके थे, जिनकी वह पूजा करता था। क्या वलड 


73 


I74 हैरी पॉटर 
ऐसी चीज़ें होने दे सकते थे? या फिर वे भी डडली जैसे ही थे, जो गलत 
कामों और गलत व्यवहार के बारे में तब तक चुप रहते थे, जब तक कि 
इससे वे खुद प्रभावित न हों ? क्या उन्होंने अपनी बहन की तरफ़ पीठ फेर 
ली थी, जिसे क़ैद किया गया था और छिपाकर रखा गया था? 

हैरी ने गॉडरिक्स हॉलो और वहाँ की क़ब्रों के बारे में सोचा, 
जिनका डम्बलडोर ने कभी ज़िक्र नहीं किया था। उसने उन रहस्यमयी 
चीज़ों के बारे में भी सोचा, जो डम्बलडोर ने अपनी वसीयत में बिना किसी 
स्पष्टीकरण के छोड़ी थीं। अँधेरे में उसके दिल में गुस्सा उबलने लगा। 
डम्बलडोर ने उसे बताया क्यों नहीं? उन्होंने सब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं 
किया ? क्या डम्बलडोर को सचमुच हैरी की परवाह थी? या फिर वह सिर्फ़ 
एक मोहरा था, जिसे तैयार करना था, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना 
था, कुछ बताना नहीं था? 


कटु विचारों के साथ लेटे रहना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अपना ध्यान 
भटकाने के लिए वह कुछ करने को उतावला हो रहा था। वह अपने 
स्लीपिंग बैग में से बाहर निकला और अपनी छड़ी उठाकर चुपचाप कमरे से 
बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वह फुसफुसाया, “प्रकाशित भव,' 
और छड़ी की रोशनी में सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। 

दूसरी मंज़िल पर वह बेडरूम था, जिसमें वह और रॉन पिछली बार 
सोए थे। उसने उसके भीतर नज़र डाली। अलमारी के दरवाज़े खुले थे और 
बिस्तर की चादरें अस्त-व्यस्त थीं। हैरी को नीचे की मंज़िल पर लुढ़की हुई 
दैत्य की टाँग याद आ गई। मायापंछी के समूह के जाने के बाद किसी ने घर 
की तलाशी ली थी। स्नेप ने? या शायद मंडंगस ने, जिसने सिरियस की 
मौत के पहले और बाद में मकान से काफ़ी कुछ चुराया था? हैरी की निगाह 
उस तस्वीर की तरफ़ गई, जिसमें कई बार सिरियस के पर-परदादा 
फ़िनीज़ नाइजेलस ब्लैक की छवि दिखती थी, लेकिन इस वक्त यह खाली 
थी और इसमें कीचड़ के रंग वाले कैनवास के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा 


था। जाहिर था कि फ़िनीज़ नाइजेलस हॉगवर्ट्स में हेडमास्टर की स्टडी में 
रात गुज़ार रहा था। 


हैरी सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ता गया, जब तक कि वह सबसे ऊपर 
वाले कमरों तक नहीं पहुँच गया, जहाँ सिर्फ़ दो दरवाज़े थे। ठीक सामने 
वाले दरवाज़े पर सिरियस के नाम की तख्ती लगी थी। हैरी पहले कभी 
अपने गॉडफ़ादर के बेडरूम के भीतर नहीं गया था । उसने धक्का मारकर 
दरवाज़ा खोला और अपनी छड़ी ऊपर उठाकर ज्यादा से ज्यादा जगह पर 


क्रीचर की दास्तान 


रोशनी पहुँचाने की कोशिश की। 


कमरा काफ़ी लंबा-चौड़ा था। कभी यह सचमुच सुंदर दिखता 
होगा। एक बड़ा पलंग था, जिस पर लकड़ी का नक्क्राशीदार सिरहाना था। 
ऊँची खिड़की पर मख़मल के लंबे पर्दे लगे थे। फ़ानूस पर धूल की मोटी 
परत जमी थी। फ़ानूस के खाँचों में मोमबत्तियों के ठूँठ थे, जिन पर ठोस 
मोम ओस की तरह जमी थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों और पलंग के 
सिरहाने पर धूल की हल्की सी परत थी। मकड़ी का एक जाला फ़ानूस और 
लकड़ी की बड़ी अलमारी के बीच लगा था। जब हैरी कमरे में घुसा, तो उसे 
चूहों के इधर-उधर भागने की आवाज़ सुनाई दी। 

किशोर सिरियस ने दीवारों पर इतने सारे पोस्टर और तस्वीरें 
लगाई थीं कि दीवारों का चाँदी सा भूरा रेशमी रंग बहुत कम दिख रहा था। 
सिरियस के माता-पिता शायद उस स्थायी चिपकू सम्मोहन को नहीं हटा 
पाए थे, जिससे ये तस्वीरें दीवार पर चिपकी थीं। हैरी को यक़रीन था कि 
उन्हें अपने बड़े लड़के की सजावट पसंद नहीं आई होगी। सिरियस अपने 
माता-पिता को चिढाने की कोशिश में कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया 
था। वहाँ पर गरुड़द्वार के बहुत से बड़े बैनर लगे थे, जो लाल और सुनहरे 
रंग के थे। इनके कारण नागशक्ति वाले बाक़ी परिवार से उसका अंतर 
स्पष्ट रूप से रेखांकित हो रहा था। वहाँ पर कई मगलू मोटरसाइकलों की 
तस्वीरें थीं। इसके अलावा बिकिनी वाली मगलू लड़कियों के कई पोस्टर थे 
(हैरी सिरियस की हिम्मत पर दाद देने लगा)। हैरी जानता था कि वे 
लड़कियाँ मगलू हैं, क्योंकि वे अपनी तस्वीरों में बिलकुल स्थिर थीं और 
उनकी मुस्कारने तथा चमकती आँखें कागज़ पर जमी हुई थीं। यह दीवार पर 
लगी जादूगरों की इकलौती तस्वीर के विलकुल विपरीत था, जिसमें 
हॉगवर्ट्स के चार विद्यार्थी कैमरे के सामने हाथों में हाथ डाले खड़े थे और 
हँस रहे थे। 

हैरी ने फ़ोटो में अपने डैडी को पहचान लिया और खुश हो गया। 
हैरी की तरह ही उनके बिखरे हुए काले वाल भी पीछे खड़े रहते थे और वे 
भी चश्मा पहनते थे। उनके पास सिरियस खड़ा था, जो लापरवाही से 
तैयार होने के बावजूद आकर्षक लग रहा था। उसका थोड़ा दंभी चेहरा 
इतना युवा और खुश दिख रहा था, जितना हैरी ने उसे पहले कभी नहीं 
देखा था। सिरियस के दाई ओर पेटिग्र खड़ा था, जो उसके कंधे तक आ 
रहा था। मोटा और पानीदार आँखों वाला पेटिग्रू शायद इस बात पर खुश 
था कि वह इतने शानदार गैंग में शामिल है और जेम्स तथा सिरियस जैसे 


I75 


76 हैरी पॉटर 
प्रशंसित विद्रोहियों के साथ रहता है। जेम्स के बाई ओर ल्यूपिन खड़े थे, 
जिनका हुलिया तब भी थोड़ा ख़राब दिख रहा ge बहरहाल, उनके चेहरे 
पर भी सुखद हैरानी झलक रही थी कि उन्हें इस गैंग में पसंद और शामिल 
किया जा रहा है ... या फिर हैरी को ऐसा इसलिए लग रहा था, क्योंकि वह 
ये बातें जानता था? उसने दीवार से तस्वीर उतारने की कोशिश की, 
आखिर अब वह इसका मालिक था - सिरियस ने अपनी हर चीज़ उसके 
नाम छोड़ी थी - लेकिन तस्वीर हिली तक नहीं। सिरियस ने कमरे से 
सामान हटाने के मामले में अपने माता-पिता के ख़िलाफ़ बड़ा ही पुख्ता 
इंतज़ाम किया था और कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 

हैरी ने फर्श पर चारों तरफ़ नज़र डाली। बाहर आसमान में उजाला 
होने लगा था : रोशनी की एक लकीर में उसे कागज़ों के टुकड़े, पुस्तकें और 
छोटी-छोटी चीज़ें गलीचे पर बिखरी पड़ी दिखीं। साफ़ लग रहा था कि 
सिरियस के बेडरूम की भी तलाशी ली गई थी, हालाँकि यहाँ कोई ख़ास 
क्रीमती सामान मिलने की संभावना कम ही थी। कुछ पुस्तकों को इतनी 
बुरी तरह हिलाया गया था कि उनके कवर उखड़ गए थे और कई पन्ने फ़र्श 
पर बिखर गए थे। 

हैरी नीचे झुका और उसने कुछ कागज़ उठा लिए। उनमें से एक 
बाथिल्डा बैगशॉट की जादू का इतिहास पुस्तक का पन्ना था। दूसरा कागज़ 
मोटरसाइकल मेटेनेन्स मैन्युअल का था। तीसरा हाथ से लिखा हुआ था। 
उसने उस मुड़े-तुड़े कागज़ को सीधा किया। 


रिव फैड्ुक्ट 

टान्चदाह/ हैकी के मन्मालिन के कोके के उलि 
नुहत-बुडत दान्चदाह/ वह उका अ तक का कानको 
प्रिव कोडचा है/ एक काल की यङ्ग में ढी कह क्विलौबा 
झा. प्व उड्ने लगा है/ कह बृहत बहु हमा / दुन इनो 
अपनी जिो को द्रत कके इकालिए मैं एक तबदीय 
कल कही हूँ/ तुन को मानले डी डो बह झाडू बीन को 
विछ डो दुछ्ट ऊपब ळी उठली डै लेकिन उनको काव्य 
कली मबते-मकते कची और उकके कह कबाब गामला 
की कोड हिवा, मो फ्रेट्ननिक ने कुलो किवम पब भना 


क्रीचर की दास्तान 


शा (उका के में कोड शिकाबत नहीं है) / नाक्लि है 
लेना वह हेवलकक कड नका इका / कह कहता हैक्कि 
हे महान 7किकाडिच फकिलाडी बनेगा, लेकिन डके 
अपी माकी कची चछ हानी यी कौर हके वह 
फैकला किया है तकि न क्षी कह झाड व्व काकी 
केना, को हम उका पब को अपकी गळवे नहीं हट 

हमने बडि बादी का आाकोलन बडी काढनी को 
किका का :त्वि्वहमळोगाभोवबाक्ल्डिके। बाक्ल्डि 
ने इमेशा डमाबी मढ़ढ़ की है आव लैकी बब को कह नान 
7शिडक्रकी डै/ हमें जाको डै 7कि ठुक नहीं आ बाट 
लेकिन माबावडी के काळूह का काम पडले क्यान ब्ब 
आना चाहिए कोव कैके भी डैबी अक्षी इच्ना बडा नहीं 
हमा डै/छि बह कनाल पारकि आन उकका नन्माड्रिव 
है/ नेमका वह बढ़े बहते-वहते उक्ता गबा है। कह कुछ 
कता नही डै लेकिन मैं मानती हूँ/ इवाव जलाबा 
उका अरा चोगा फक की डम्झलडोब को काका ह 
इन्मालिए कह फियकव भी नहीं युन वाकवा/ ठुन्हाबे 
उने को कह बुडत कुक हो नाता कनी विछले बीकालड 
प्रब वहं आबा 47/ कुझो कह कोडा द्केरान लिव कहा 
4ालेकिन गाह ऐवा नैकिन की नव्ह को कावयद 
डोगा/ न मैंने कुना बाको मैं बात थव बोई थी / 

डाकिल्डा अककबा हमने यबा जाती बहती है। के 
बुडत ही ।ग्िलचकप ढुद्ठी औत डै। उल्कलडोक के कावे 
नडी मोडक कलािवां दुनाती है वैष कुझे वन 
वी डे उछि बह नानक वे कुक डोगो। कुचे न्ह 
मळुन कि इन बातो में कितवी बाच्याई डे कोकि 
किक नहीं होता 7कि डन्बलडोब 


77 


I78 - हैरी पॉटर 
हैरी की बाहरी इंद्रियाँ जैसे सुन्न हो गई। उस चमत्कारी कागज़ को अपनी 
बेजान उँगलियों में पकड़कर वह बिलकुल स्थिर खड़ा रहा। उसके भीतर 
एक तरह का शांत ज्वालामुखी उसकी रगों में कभी खुशी, तो कभी दुख 
भेजता रहा। वह लड़खड़ाते क़दमों से पलंग तक गया और बैठ गया। 
उसने चिट्ठी दोबारा पढ़ी, लेकिन इसके बावजूद उसे उतना ही 
समझ में आया, जितना पहली बार में आया था। वह तो बस लिखावट को 
घूरे जा रहा था। उसकी मम्मी भी 'जी' अक्षर उसी की तरह लिखती थीं। 
वह पूरी चिट्ठी में 'जी' अक्षर खोजने लगा। हर अक्षर पर्दे के पीछे से 
हिलते किसी दोस्ताना हाथ की तरह लग रहा था। यह चिट्ठी एक 
अविश्वसनीय खज़ाना थी। यह इस बात का सबूत थी कि लिली पॉटर 
कभी ज़िंदा थी, सचमुच ज़िंदा थी, कि उसका गर्म हाथ कभी इस चर्मपत्र पर 
चला था, कि उसने ये अक्षर स्याही से लिखे थे और अपने बेटे हैरी के बारे 
में लिखे थे। 


अधीरता से अपनी आँखों के आँसू पोंछते हुए उसने एक बार फिर 
चिट्ठी पढ़ी और इस बार अर्थ पर ध्यान केंद्रित किया। यह किसी थोड़ी 
भूली आवाज़ को सुनने जैसा था। 


उनके पास एक बिल्ली थी ... शायद वह भी उसके मम्मी-डैडी की 
तरह ही गॉडरिक्स हॉलो में मारी गई होगी ... या फिर जब उसे खिलाने-पिलाने 
के लिए कोई नहीं बचा होगा, तो भागकर कहीं और चली गई होगी ... 
सिरियस ने उसे पहली झाडू खरीदकर दी थी ... उसके मम्मी-डैडी बाथिल्डा 
बैगशॉट को जानते थे। क्या डम्बलडोर ने ही उनका परिचय कराया था? 
अदृश्य चोगा अब भी डम्बलडोर के पास है ... यह बड़ी अजीब बात थी ... 


हैरी ठहरा और अपनी माँ के शब्दों पर विचार करने लगा। 
डम्बलडोर ने जेम्स से अदृश्य चोगा क्यों लिया था? हैरी को अपने 
हेडमास्टर द्वारा बरसों पहले कही बात अच्छी तरह याद थी, “मुझे अदृश्य 
होने के लिए अदृश्य चोगे की ज़रूरत नहीं है।” शायद डम्बलडोर को यह 
चोगा मायापंछी के समूह के किसी कम सक्षम व्यक्ति के लिए चाहिए होगा 


और उन्होंने सिर्फ़ उस तक चोगा पहुँचाने का काम किया होगा? हैरी आगे 
पढ़ने लगा ... 


वमी यहाँ आया था ... गद्दार पेटिग्रू “परेशान” दिख रहा था। क्या 


| सचमुच ? क्या वह जानता था कि वह जेम्स और लिली को आखिरी बार 
ज़िंदा देख रहा है? 


क्रीचर की दास्तान 79 


और आखिरकार बाथिल्डा, जिसने डम्बलडोर के बारे में अविश्वसनीय 
कहानियाँ सुनाई थीं : विश्वास नहीं होता कि डम्बलडोर - [ 

इम्बलडोर क्या ? डम्बलडोर के बारे में बहुत सी बातों पर विश्वास 
नहीं हो सकता था, जैसे यह कि उन्हें एक बार रूपांतरण के टेस्ट में सबसे 


कम नंबर मिले थे, या फिर एबरफ़ोर्थ की तरह-ही वे भी बकरियों पर 
सम्मोहन करने लगे थे ... 


हैरी उठकर खड़ा हुआ और गौर से फर्श को देखने लगा : शायद 
बाक़ो की चिट्ठी भी यहीं कहीं होगी। वह बिखरे हुए कागज़ों को 
उलटने-पलटने लगा। अपनी उत्सुकता में उसने भी उनकी उतनी ही कम 
परवाह की, जितनी कि पहली बार तलाशी लेने वाले ने की थी। उसने 
ड्रॉअर खोले, पुस्तकं हिलाकर देखीं, कुर्सी पर खड़े होकर अलमारी के ऊपर 
हाथ फेरा, यहाँ तक कि पलंग और कुर्सी के नीचे झुककर भी देखा। 

आखिरकार फर्श पर लेटकर चेहरा नीचा करने पर उसे एक चीज़ 
दिख गई। अलमारी के नीचे कागज़ का एक फटा हुआ टुकड़ा नज़र आ 
रहा था। उसने इसे बाहर निकाल लिया। यह कागज़ नहीं, बल्कि वह फटी 
हुई तस्वीर थी, जिसका ज़िक्र लिली ने अपनी चिट्ठी में किया था। तस्वीर 
में काले बालों वाला एक खिलखिलाता हुआ लड़का एक छोटी झाडू पर 
तस्वीर से अंदर-बाहर हो रहा था। उसके पीछे दो पैर दिख रहे थे, जो जेम्स 
के होंगे। हैरी ने तस्वीर को लिली की चिट्ठी के साथ अपनी जेब में रख 
लिया और दूसरे कागज़ की तलाश करने लगा। 

बहरहाल, पंद्रह मिनट बाद वह मन मारकर इस नतीजे पर पहुँचा 
कि उसकी माँ की बाक़ी की चिट्ठी चली गई थी। क्या यह बीच के सोलह 
सालों में कहीं खो गई थी या फिर कमरे की तलाशी लेने वाला व्यक्ति इसे 
उठाकर ले गया था? हैरी ने चिट्ठी के पहले पन्ने को एक बार फिर पढ़ा। 
इस बार वह इस सुराग की तलाश में था कि दूसरा पन्ना इतना क़ीमती 
क्यों हो सकता था। उसकी खिलौना झाड़ू में प्राणभक्षियों को भला क्या 
दिलचस्पी हो सकती थी ... इकलौती उपयोगी जानकारी इम्बलडोर के बारे 
में ही हो सकती थी। विश्वास नहीं होता कि डम्बलडोर - क्या ? 

'हैरी ? हैरी! हैरी/' | 

'में यहाँ हूँ!” उसने चिल्लाकर कहा। 'क्या हुआ !' 

` दरवाज़े के बाहर क्रदमों की आवाज़ सुनाई दी और हर्माइनी तेज़ी से 

अदर आई। 


हैरी पॉटर 
I80 क 


'जागने पर हम सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चले गए!” उसने 
हॉफते हुए कहा। वह मुड़ी और चिल्लाकर बोली, 'रॉन! वह मुझे मिल गया 
है!” की 

रॉन की चिढ़ी हुई आवाज़ कुछ मंज़िल नीचे से गूँजी। 

“अच्छा! उससे मेरी तरफ़ से कह दो कि वह महामूर्ख है!' 


'हैरी, प्लीज़, इस तरह बिना बताए कहीं मत जाया करो। हम 
दहशत में आ गए थे! वैसे तुम यहाँ ऊपर क्यों आए थे ?” उसने अस्त-व्यस्त 
कमरे की तरफ़ देखा। 'तुम कर क्या रहे थे ?' 


“देखो तो सही, मुझे क्या मिला है।' 


उसने अपनी माँ की चिट्ठी निकाली। हैरी हर्माइनी को चिट्ठी 


पढ़ते हुए देखता रहा। पन्ने के आख़िर में पहुँचने पर उसने हैरी की तरफ़ 
देखा। 


“ओह, हैरी ...” 
“और यह भी देखो।' 


उसने फटी हुई तस्वीर बढ़ाई और हर्माइनी खिलौना झाडू पर 
अंदर-बाहर होते बच्चे को देखकर मुस्कराई। 


हैरी ने कहा, “मैं बाक़ी की चिट्ठी खोज रहा था, लेकिन वह कहीं 
नहीं मिली।' 


हर्माइनी ने चारों तरफ़ देखा। 


इतना बुरा हाल तुमने किया है या फिर तुम्हारे आने से पहले ही 
यह इतना बेहाल था ?' 


'मुझसे पहले किसी और ने भी तलाशी ली थी, हैरी ने कहा। 


., 'मुझे भी यही लग रहा था। ऊपर आते समय मैंने हर कमरे में 
झाककर देखा था और हर कमरा अस्त-व्यस्त था। वैसे तुम्हें क्या लगता 
है, वे लोग किस चीज़ की तलाश में होंगे ?” 


ग अगर स्नेप हुआ, तो मायापंछी के समूह की जानकारी की तलाश 
गा।' 


'लेकिन ज़रा सोचो, उसके पास तो पहले से ही सारी जानकारी 
होगी। मेरा मतलब है, वह तो समूह में था, है ना?” 


अपने अंदाज़े पर बातचीत करने के लिए उत्सुक हैरी बोला, तो 


क्रीचर की दास्तान 8] 
फिर डम्बलडोर के बारे में जानकारी की तलाश में होगा? उदाहरण के 
लिए, इस चिट्ठी का दूसरा पेज। तुम जानती हो, मेरी मम्मी ने जिस 
बाथिल्डा का जिक्र किया है, वे कौन थीं ?' 

'कौन ?' 


“बाथिल्डा बैगशॉट -' 


“जादू का इतिहास की लेखिका,” हर्माइनी ने दिलचस्पी लेते हुए 
कहा। “तो तुम्हारे माता-पिता उन्हें जानते थे? वे कमाल की जादुई 
इतिहासकार थीं।' 

“वे अब भी ज़िंदा हैं,' हैरी ने कहा, “और गॉडरिक्स हॉलो में रहती 
हैं। रॉन की मुरियल आंटी शादी में उनके बारे में बात कर रही थीं। 
बाथिल्डा डम्बलडोर के परिवार को भी जानती थीं। उनसे बात करना बहुत 
दिलचस्प रहेगा, है ना ?! 

हर्माइनी ने हैरी की तरफ़ मुस्कराकर देखा। उसके चेहरे पर समझ 
का ऐसा भाव था, जो हैरी को पसंद नहीं आया। उसने चिट्ठी और तस्वीर 
को दोवारा अपने गले में लटके पाउच के भीतर रख लिया, ताकि उसे 
हर्माइनी की तरफ़ देखना न पड़े और उसका भाँडा न फूटे। 

“मैं समझ सकती हूँ कि तुम उनसे अपने मम्मी-डैडी और डम्बलडोर 
के वारे में बात करना क्यों पसंद करोगे,” हर्माइनी ने कहा। 'लेकिन इससे 
होरक्रक्सों की खोज में कोई मदद नहीं मिलेगी, है ना?” हैरी ने कोई जवाब 
नहीं दिया और वह आगे वोलती रही, “हैरी, मैं जानती हूँ कि तुम सचमुच 
गॉडरिक्स हॉलो जाना चाहते हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है ... E उन 
प्राणभक्षियों ने कल हमें जितनी आसानी से खोज लिया था, उससे मैं डर 
गई हूँ। अब मुझे पहले से ज़्यादा लगता है कि हमें उस जगह से दूर रहना 
चाहिए, जहाँ तुम्हारे मम्मी-डैडी दफ़न हैं। मुझे यक्रीन है कि प्राणभक्षी 
तुम्हारे वहाँ जाने की उम्मीद कर रहे होंगे।' 

“बात सिर्फ़ यही नहीं है,” हैरी ने कहा, जो अब भी हर्माइनी से नज़रें 
नहीं मिला रहा था। 'मुरियल ने शादी में डम्बलडोर के बारे में बहुत कुछ 
कहा था। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ ...' 

उसने हर्माइनी को मुरियल की कही हर बात बता दी। उसकी के 
वात सुनने के बाद हर्माइनी बोली, “ज़ाहिर है, मैं समझ सकती हूँ कि इस 
तुम विचलित क्यों हुए, हैरी -' ह 

'- मैं विचलित नहीं हुआ हूँ,” उसने झूठ बोल दिया, “मैं तो बस यह 


I82 हैरी पॉटर 
जानना चाहता हूँ कि इन बातों में सच्चाई है या नहीं | 

“हेरी, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हें मुरियल जैसी दुष्ट 
स्वभाव वाली औरत से सच्चाई का पता लग सकता है, या फिर रीटा 
स्कीटर से? तुम उन पर यक़ीन कैसे कर सकते हो? तुम तो डम्बलडोर को 
जानते थे!” 

'मुझे लगता था कि मैं जानता हूँ,” वह बुदबुदाया। 

“लेकिन यह तो तुम जानते ही हो कि रीटा स्कीटर ने तुम्हारे बारे में 
जितनी भी बातें लिखी थीं, उनमें कितनी सच्चाई थी! डोज ने सही कहा था, 
तुम इन लोगों के कारण डम्बलडोर की छवि को धूमिल मत होने देना।' 

वह दूर देखने लगा। उसने कोशिश की कि उसके भीतर का द्वेष 
उसके चेहरे पर न झलके। एक बार फिर वही सवाल आ गया था: उसे यह 
चुनना था कि वह किस चीज़ पर यक्रीन करे। वह सच्चाई जानना चाहता 
था। हर व्यक्ति इस बात पर क्यों तुला था कि उसे सच्चाई मालूम न चले? 

“किचन में चलें ?' हर्माइनी ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा। “नाश्ते 
के लिए कुछ खोजें ?' 

वह मन मसोसकर राज़ी हो गया और हर्माइनी के पीछे-पीछे 
दरवाज़े से बाहर निकलकर सीढ़ियों के सिरे तक पहुँच गया। वह दूसरे 
दरवाज़े के पास से गुज़रा। अँधेरे के कारण उसने वहाँ लगे छोटे साइनबोर्ड 
पर पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने देखा कि उसके नीचे 
गहरी खरोंचों के निशान थे। वह उसे पढ़ने के लिए वहीं ठहर गया। इस 
छोटे से साइनबोर्ड को हाथ से बनाया गया था। यह पर्सी वीज्ली जैसा काम 
लगता था : 


बिना अनुमति प्रवेश निषेध है 
रेग्युलस आकटरस ब्लैक 


हैरी अचानक बहुत रोमांचित हो गया, हालाँकि उसे तत्काल इसका कारण 
समझ में नहीं आया। उसने दोबारा इस इबारत को पढ़ा। तब तक हर्माइनी 
एक मंज़िल नीचे पहुँच चुकी थी। 

'हर्माइनी,' हैरी ने कहा और वह इस बात पर हैरान था कि उसकी 
आवाज़ इतनी शांत थी। 'ज़रा यहाँ आना | 

'क्या हुआ ?' 


क्रीचर की दास्तान 83 


'मुझे लगता है कि आर.ए.बी. मिल गया है।' 


आह की आवाज़ के साथ हर्माइनी सीढ़ियों पर भागती हुई ऊपर 
आईं। 

'तुम्हारी मम्मी की चिट्ठी में लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा -! 

हैरी ने अपना सिर हिलाकर रेग्युलस के साइनवोर्ड की तरफ़ इशारा 
किया। हर्माइनी ने इसे पढ़ा, फिर हैरी की बाह इतनी कसकर जकड़ ली कि 
वह कराह उठा। 

हर्माइनी ने फुसफुसाकर पूछा, 'सिरियस का भाई ?' 

'वह प्राणभक्षी था,' हैरी ने कहा, 'सिरियस ने मुझे उसके बारे में 
बताया था। वह बहुत कम उम्र में ही प्राणभक्षियों के दल में शामिल हो गया 
था, लेकिन कुछ समय वाद उसके हाथ-पैर फूल गए और उसने उनके दल 
से निकलने की कोशिश की - इसलिए उन्होंने उसे मार डाला।' | 

“यह सही लगता है!” हर्माइनी ने कहा। 'अगर वह प्राणभक्षी था, तो 
वोल्डेमॉर्ट तक पहुँच सकता था और अगर वह उनके दल से निकलना 
चाहता होगा, तो ज़रूर वोल्डेमॉर्ट को खत्म करना चाहता होगा!' 

उसने हैरी की वाह छोड़ दी और सीढ़ियों की तरफ़ झुककर 
चिल्लाई, 'रॉन! रॉन! ऊपर आओ, जल्दी!” 

एक मिनट बाद रॉन हॉफता हुआ ऊपर आ गया। उसकी छड़ी तनी 
हुई थी। 

'क्या हुआ ? अगर वड़ी मकड़ियाँ हों, तो मैं नाश्ता करने के बाद ही 
कुछ करूंगा -' 

फिर उसने रेग्युलस के दरवाज़े पर लगे साइनवोर्ड को घूरकर देखा, 
जिसकी तरफ़ हर्माइनी ख़ामोशी से इशारा कर रही थी। 

'क्या? वह सिरियस का भाई था, है ना? रेग्युलस आर्कटरस .. ॒ 
रेग्युलस ... आर.ए.बी./ लॉकेट - कहीं तुम्हारा यह मतलब तो नहीं है - ? 

'अभी पता चल जाएगा,' हैरी ने कहा। उसने दरवाज़े को हक 
वा । उस पर ताला लगा था। हर्माइनी हैंडल की तरफ़ छड़ी करके बोली, 
अलोहोमोरा।' क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलकर झूल गया 

वे लोग एक साथ चौखट लाँघकर अंदर गए और चारों तरफ़ वर 

| रेग्युलस का बेडरूम सिरियस के वेडरूम से थोड़ा छोटा परी, 2३०० का 
उतना ही भव्य था। सिरियस ने वाक़ी परिवार से अपनी ६ 


I84 हैरी पॉटर 
प्रचार करने की कोशिश की थी, लेकिन रेगयुलस की कोशिश इसके 
विपरीत थी। नागशक्ति के हरे और चाँदी जैसे रंग हर तरफ़ थे - पलंग 
की चादरों पर, दीवारों पर, खिड़कियों पर। पलंग के ऊपर ब्लैक परिवार 
की मोहर अंकित थी और इसका सूत्रवाक्य “सदैव शुद्ध! भी लिखा था। 
इसके नीचे अख़बार की पीली पड़ चुकी कतरनों का संग्रह था, जिन्हें 
चिपकाकर एक तरह का कोलाज़ बना दिया गया था। हर्माइनी उन्हें देखने 
के लिए कमरे के पार गई। 

“ये सब वोल्डेमॉर्ट के बारे में हैं, उसने कहा। “लगता है, प्राणभक्षी 
बनने के कई साल पहले से रेग्युलस उसका प्रशंसक था ...' 

जब हर्माइनी कतरनों को पढ़ने के लिए पलंग पर बैठी, तो चादर से 
धूल का हल्का सा गुबार उठा। इस दौरान हैरी को एक और तस्वीर दिख 
गई थी। हॉगवर्ट्स की क्विडिच टीम मुस्कराकर हाथ हिला रही थी। वह 
क़रीब गया और उसने उनके सीनों पर चित्रित साप देखे : नागशक्ति। 
स्कूली छात्र के रूप में भी रेग्युलस तत्काल पहचान में आ गया। वह आगे 
वाली क़तार में बीचोबीच बैठा था। सिरियस की तरह ही उसके बाल भी 
काले थे और चेहरे पर थोड़ा दंभी भाव था, हालाँकि वह अपने भाई से 
थोड़ा कम लंबा, दुबला तथा कम आकर्षक था। 


“वह खोजी था,” हैरी ने कहा। 

'क्या ?” हर्माइनी ने बगैर ध्यान दिए पूछा। वह अब भी वोल्डेमॉर्ट 
संबंधी कतरनों को देख रही थी। 

“वह आगे वाली क़तार के बीचोबीच बैठा है, जहाँ आम तौर पर 
खोजी बैठता है ... खैर छोड़ो,' हैरी ने कहा, जब उसे एहसास हुआ किं 
कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। रॉन हाथों और घुटनों के बल झुककर 
अलमारी के नीचे देख रहा था। हैरी ने कमरे में चारों तरफ़ देखा कि 
सामान कहाँ छिपाया जा सकता है। फिर वह डेस्क के पास गया। एक बार 
फिर उसे यह एहसास हुआ कि उनके पहले कोई और वहाँ की तलाशी ले 
चुका था। डरॉअर्स का सामान हाल ही में उलट-पुलट हुआ लगता था, जी 
के की सतह के असमान होने से समझ में आ रहा था । बहरहाल, वहाँ 

इ क्रीमती चीज़ नहीं थी : पुरानी कलमें, पुरानी पाठयपुस्तके, जिन पर 
स्पष्ट निशान थे कि उनके साथ बेदर्दी से सलूक किया गया था, हाल ही 


ल की दवात, जिसके चिपचिपे अवशेष ड्रॉअर के सामान पर दिर 


क्रीचर की दास्तान I85 
nn र 


जब हैरी ने अपनी उंगलियों पर लगी स्याही जीन्स पर पोंछी, तो 
हर्माइनी बोली, 'एक ज़्यादा आसान तरीका है।' फिर वह अपनी छड़ी 
उठाकर बोली, 'आगमनो लॉकेट!” 


कुछ नहीं हुआ। रंग उड़े पर्दो के वीच तलाशी ले रहा रॉन निराश 
दिखने लगा। 


“तो इसका मतलब साफ़ है! वह यहाँ नहीं हे ?' 


“ओह, यहाँ हो भी सकता है, लेकिन उस पर मंत्र या सम्मोहन 
होगा,” हर्माइनी ने कहा। “उस पर ऐसे सम्मोहन होंगे कि उसे जादू से नहीं 
बुलाया जा सकता होगा।' 

हैरी को याद आया कि वह गुफा में नक़ली लॉकेट को आव्हान मंत्र 
से नहीं बुला पाया था और वह बोला, “जैसा वोल्डेमार्ट ने गुफा में पत्थर के 
पात्र पर किया था।' 

“तो फिर वह हमें मिलेगा कैसे ?' रॉन ने कहा। 


“हमें बगैर जादू के उसकी खोज करनी होगी, हर्माइनी ने जवाब 
दिया। 

'बड़ा अच्छा विचार है,” रॉन ने अपनी आँखें गोल-गोल घुमाते हुए 
कहा और दोबारा पर्दो की जाँच करने लगा। 

उन्होंने एक घंटे से ज्यादा समय तक कमरे का चप्पा-चप्पा छान 
मारा, लेकिन आखिरकार वे इस नतीजे पर पहुँचे कि लॉकेट वहाँ नहीं था। 

सूरज अब उग चुका था। इसकी रोशनी गंदी खिड़कियों के बावजूद 
उनकी आँखें चौंधिया रही थी। 

'यह घर में कहीं और भी हो सकता है,” नीचे उतरते समय हर्माइनी 
ने उत्साह बढ़ाने वाले स्वर में कहा। हैरी और रॉन जितने ज़्यादा हताश 

दिख रहे थे, वह उतनी ही ज्यादा संकल्पवान दिख रही थी। 'उसने इसे नष्ट 

किया हो या न किया हो, वह इसे वोल्डेमॉर्ट से ज़रूर छिपाना चाहेगा, है 
ना? याद करो, पिछली बार यहाँ रहते समय हमारा पाला कितनी भयंकर 
चीज़ों से पड़ा था? हर किसी पर वार करने वाली घड़ी और वे पुराने 
इशाले, जिन्होंने रॉन का गला घोंटने की कोशिश की थी। रेग्युलस ने 

को सुरक्षित रखने के लिए उन चीज़ों को वहाँ रख दिया होगा, भले 

उस वक्त ... उस वक्त ...' 

हैरी और रॉन ने उसकी तरफ़ देखा। उसका एक पैर हवा में ही रुक 


86 हैरी पॉटर 
गया था और उसके चेहरे पर सदमे का ऐसा भाव 5 जैसे उसे अभी-अभी 
विस्मृत किया गया हो। उसकी आँखें भेंगी हो गई थीं। 

' एहसास न हुआ हो,' उसने फुसफुसाहट भरे स्वर में अपनी बात 
पूरी की। 

“कोई गड़बड़ ?' रॉन ने पूछा। 

'एक लॉकेट था।' 

'क्या?' हैरी और रॉन ने एक साथ पूछा। 

'ड्रॉइंग रूम की अलमारी में। कोई भी उसे नहीं खोल पाया था। 
और हमने ... हमने ...' 

हैरी को ऐसा महसूस हुआ, जैसे कोई ईट उसके सीने से फिसलती 
हुई पेट तक पहुँच गई हो। उसे याद आ गया था : सभी बारी-बारी से उस 
लॉकेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे और उसने भी कोशिश की थी। 
आखिरकार उसे वार्टकैप पाउडर की सुँघनीदानी और म्यूज़िक बॉक्स के 
साथ कचरे के बोरे में डाल दिया गया था; जिसकी वजह से सभी को नींद 
आने लगी थी ... 

हैरी ने कहा, 'क्रीचर हमारा बहुत सारा सामान उठाकर ले गया 
था।' यह इकलौती संभावना थी, इकलौती कमज़ोर आशा थी, और वह 
इसे तब तक नहीं छोड़ना चाहता था, जब तक कि यह भी नाकाम न हो 
जाए। 'उसने अपनी किचन की अलमारी में बहुत सा सामान भर लिया 
था। चलो।' | 

वह एक बार में दो-दो सीढ़ियाँ उतरा। बाक़ी दोनों उसके पीछे 
धम-धम करते हुए उतरने लगे। हॉल से गुज़रते समय उन्होंने इतनी ज्यादा 
आवाज़ की कि सिरियस की माँ की तस्वीर जाग गई। 

“गंदगी! बदज़ातो! नासमिटो!' वह उनके पीछे चीखी, जब वे भागते 
हुए किचन में घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। 


तेज़ी से दौड़ता हैरी क्रीचर की अलमारी के दरवाज़े पर फिसलता 
हुआ रुका और उसे झटके से खोल दिया। वहाँ गंदे, पुराने कंबलों का 
बिस्तर था, जिस पर घरेलू जिन्न कभी सोता था। बहरहाल, वहाँ उन 
सजावटी आभूषणों की चमक नहीं दिखी, जो क्रीचर बचाकर लाया था। 
वहाँ पर सिर्फ़ एक पुरानी पुस्तक पड़ी थी - अभिजात्य वर्ग : जादूगरों की 
वशावली। अपनी आँखों पर यक्रीन करने से इंकार करते हुए हैरी ने 


क्रीचर की दास्तान 87 
झपटकर कंबल हिलाए। उनमें से एक मरा हुआ चूहा फर्श पर गिरा। रॉन 
कराहते हुए किंचन की एक कुर्सी पर बैठ गया। हर्माइनी ने अपनी आँखें 
बंद कर लीं। 

'यह अभी खत्म नहीं हुआ है,” हैरी ने कहा और ऊँची आवाज़ में 
चिल्लाया, 'क्रीचर!' । 

खट्ट की तेज़ आवाज़ हुई। जो घरेलू जिन्न सिरियस ने अनिच्छुक 
हैरी के लिए विरासत में छोड़ा था, वह हवा में से निकलकर ठंडी और खाली 
अँगीठी के सामने प्रकट हो गया। क्रीचर नाटा और सामान्य इंसान से आधे 
आकार का था। उसकी पीली चमड़ी झुर्रियों में लटक रही थी और उसके 
चमगादड़ जैसे कानों से बहुत सारे सफ़ेद बाल उग रहे थे। वह अब भी वही 
गंदा चिथड़ा पहने था, जिसमें उन्होंने उसे हमेशा देखा था। उसने हैरी को 
जिस हिक़ारत से देखा, उससे यह साफ़ ज़ाहिर हो गया कि कपड़ों की तरह 
ही अपने मालिक के प्रति भी उसका नज़रिया नहीं बदला था। 

“मालिक,” क्रीचर अपनी मेंढक जैसी आवाज़ में टर्राया और बहुत 
नीचे सिर झुकाकर घुटनों के पास बुदबुदाया, 'मेरी मालकिन के पुश्तैनी 
मकान में दोबारा खून के गद्दार वीज्ली और बदज़ात लड़की के साथ -' 

“दोबारा किसी को “खून का गद्दार” या “बदज़ात” मत कहना,' 
हैरी गुर्राया। अगर क्रीचर ने सिरियस को वोल्डेमॉर्ट के हवाले नहीं भी 
किया होता, तब भी उसकी थूथन जैसी नाक और खून जैसी लाल आँखें 
हैरी को बहुत ही अप्रिय लगतीं। 

'मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ,” हैरी ने कहा और घरेलू 
जिन्न की तरफ़ देखते समय उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, “और मैं 
तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसका सच-सच जवाब देना। समझ गए ?' 

हाँ, मालिक,” क्रीचर ने दोबारा सिर झुकाते हुए कहा। द देखा 
कि उसके होंठ बिना आवाज़ किए हिल रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि 
वह उन अपमानजनक बातों को बुदबुदा रहा था, जिन्हें ज़ोर से बोलने के 
लिए हैरी ने मना किया था। 

हैरी का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, जब उसने कहा, 
दो साल पहले ड्रॉइंग रूम में ऊपर वाली मंज़िल पर सोने का एक बड़ा 

था। हमने उसे फेंक दिया था। क्या तुमने उसे चुराया था ?' 

पल भर के लिए ख़ामोशी छा गई, जिस दौरान क्रीचर तनकर खड़ा 
ईआ और उसने हैरी से नज़रें मिलाई। फिर वह बोला, 'हाँ।' 


हैरी पॉठर 


“वह इस वक्त कहाँ है ?' हैरी ने खुशी से पूछा। रॉन और हर्माइनी 
भी खुश दिख रहे थे। 

क्रीचर ने अपनी आँखें बंद कर लीं, जैसे वह अपने अगले शब्दों पर 
उनकी प्रतिक्रियाओं को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। 


“चला गया।' 

“चला गया?” हैरी ने दोहराया और उसकी खुशी उड़नछू हो गई। 
“चला गया से तुम्हारा क्या मतलब है ?' 

घरेलू जिन्न कॉपने और लहराने लगा। 

'क्रीचर,' हैरी ने आवेश में कहा, “में तुम्हें आदेश देता हूँ -' 

'मंडंगस फ्लेचर,' घरेलू जिन्न टर्राया और उसकी आँखें अब भी 
कसकर बंद थीं। 'मंडंगस फ्लेचर ने सारी चीज़ें चुरा लीं मिस बेला और 
मिस सिसी की तस्वीरें, मेरी मालकिन के ग्लव्ज़, ऑर्डर ऑफ़ मर्लिन, फर्स्ट 
क्लास, खानदान की मोहर वाले प्याले, और, और -' 

क्रीचर साँस लेने के लिए हाफ रहा था : उसका सपाट सीना तेज़ी से 
ऊपर-नीचे हो रहा था, फिर उसकी आँखें खुल गईं और उसने दिल दहला 
देने वाली चीख निकाली। 

“- और वह लॉकेट, मास्टर रेग्युलस का लॉकेट! क्रीचर ने गलत 
काम किया, क्रीचर उनके आदेश का पालन नहीं कर पाया! 

हैरी ने सहज अनुभूति से प्रतिक्रिया की : जब क्रीचर ने अँगीठी के 
पास रखे आग कुरेदने वाले पोकर की तरफ़ छलांग लगाई, तो उसने 
घरेलू जिन्न पर कूदकर उसे ज़मीन पर सीधा लिटा दिया। क्रीचर के साथ 
ही हर्माइनी की चीख़ भी सुनाई दी, लेकिन हैरी उन दोनों की चीखों से 
ज्यादा तेज़ी से गरजा : 'क्रीचर, मैं तुम्हें बिलकुल स्थिर लेटे रहने का 
आदेश देता हूँ!” 

जब उसे लगा कि घरेलू जिन्न बिलकुल स्थिर हो गया है, तो उसने 
उसे छोड़ दिया। क्रीचर पत्थर के ठंडे फ़र्श पर बिलकुल चुपचाप पड़ा रहा 
और उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। 

“हैरी, उससे उठने को कहो!' हर्माइनी फुसफुसाई। 


'ताकि वह पोकर से खुद को घायल घरघराती 
कर ले?” हैरी घरघ 
क बोला और घरेलू जिन्न के पास घुटनों के बल बैठ गया। ' 
चाहता हूँ। देखो क्रीचर, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ : तुम्हें 


88 


क्रीचर की दास्तान i89 


पता चला कि मंडंगस फ्लेचर ने लॉकेट चुराया है?' 

'क्रीचर ने उसे देखा था!” घरेलू जिन्न ने सुबकते हुए कहा, जब औँ 
उसकी थूथन और उसके पीले दांतों पर गिरे। 'क्रीचर ने उसे क्रीचर की 
अलमारी में से निकलते देखा था, जब उसके दोनों हाथों में क्रीचर के 
क्रीमती सामान भरे थे। क्रीचर ने चोर से रुकने को कहा, लेकिन मंडंगस 
फ्लेचर हँसा और भा - भाग ...' 

“तुमने लॉकेट को “मास्टर रेग्युलस का” कहा था,” हैरी ने कहा। 
'क्यों वह लॉकेट कहाँ से आया था? रेग्युलस का उससे क्या संबंध था ? 
क्रीचर, बैठ जाओ! मुझे वह हर चीज़ बताओ, जो तुम लॉकेट के बारे में 
जानते हो और इस बारे में भी कि रेग्युलस का इससे क्या संबंध था!' 

घरेलू जिन्न सिमटकर, गुड़ी-मुड़ी होकर गेंद के आकार में बैठ गया 
और अपना गीला चेहरा घुटनों के बीच रखकर आगे-पीछे हिलने लगा। 
जब वह बोला, तो उसकी आवाज़ दबी हुई थी, लेकिन खामोश, गूँजते 
किचन में बिलकुल साफ़ सुनाई दे रही थी। 

“मास्टर सिरियस घर छोड़कर चले गए थे। अच्छा ही हुआ, क्योंकि 
वे गंदे लड़के थे और अपनी आवारा हरकतों से उन्होंने मेरी मालकिन का 
दिल तोड़ दिया था। लेकिन मास्टर रेग्युलस में खानदानी गर्व था। वे जानते 
थे कि ब्लैक खानदान की इज्ज़त क्या है और शुद्ध खून की गरिमा क्या है। 
बरसों तक वे शैतानी शहंशाह का गुणगान करते रहे, जो चाहते थे कि शुद्ध 
खून वाले जादूगर सामने आकर मगलुओं और मगलू परिवारों में पैदा हुए 
जादूगरों पर शासन करें ... और सोलह साल के होते ही मास्टर रेग्युलस 
शैतानी शहंशाह के दल में शामिल हो गए। शैतानी शहंशाह की सेवा करने 
पर वे बहुत खुश थे, उन्हें बहुत गर्व था ... 

'शैतानी शहंशाह के दल में शामिल होने के एक साल बाद एक दिन 
मास्टर रेग्युलस किचन में क्रीचर से मिलने आए। मास्टर रेग्युलस क्रीचर 
को हमेशा पसंद करते थे। और मास्टर रेग्युलस ने कहा ... उन्होंने कहा ... 

बूढ़ा जिन्न पहले से कहीं ज्यादा तेज़ी से झूलने लगा। 

'... उन्होंने कहा कि शैतानी शहंशाह को एक घरेलू जिन्न की 
ज़रूरत थी।' और 

'वोल्डेमॉर्ट को घरेलू जिन्न की ज़रूरत थी?' हैरी ने दोहराया आर 
मुड़कर रॉन तथा हर्माइनी को देखने लगा। वे भी उसी की तरह चकराप हुए 
दिख रहे धे | 


i90 हैरी पॉटर 

“ओह हाँ,” क्रीचर ने कराहते हुए कहा। “और मास्टर रेग्युलस ने 
स्वेच्छा से क्रीचर का नाम सुझा दिया था। मास्टर रेग्युलस ने कहा कि यह 
बड़े सम्मान की बात थी, उनके लिए भी और क्रीचर के लिए भी। उन्होंने 
क्रीचर से कहा कि शैतानी शहंशाह उससे जो भी काम करवाना चाहें, वह 
कर दे ... और फिर घर लौट आए।' 

क्रीचर अब पहले से ज्यादा तेज़ी से झूलने लगा और उसकी साँस 
सुबकियों में आने लगी। 

'तो क्रीचर शैतानी शहंशाह के पास गया। -शेतानी शहंशाह ने 
क्रीचर को यह नहीं बताया कि वे क्या करने वाले थे, लेकिन वे क्रीचर को 
अपने साथ समुद्र के पास वाली एक गुफा में ले गए। और गुफा के पार एक 
कंदरा थी और कदरा में एक बड़ी, काली झील थी ...' 

हैरी की गर्दन के बाल खड़े हो गए। क्रीचर की टूटती आवाज़ अँधेरे 
पानी के पार से आती महसूस हुई। उसे उस घटना की तस्वीर इतनी 
स्पष्टता से दिख रही थी, जैसे वह खुद उस मौके पर मौजूद रहा हो। 

`... एक नाव थी ...' 

ज़ाहिर है, वहाँ एक नाव थी। हैरी उस नाव को जानता था, भुतहा 
हरी और छोटी सी नाव, जिस पर इस तरह जादू किया गया था, ताकि यह 
सिर्फ़ एक जादूगर और एक शिकार को बीच के टापू तक ले जाए। तो इस 
तरीके से वोल्डेमॉर्ट ने होरक्रक्स की सुरक्षा व्यवस्था की जाँच की थी : एक 
घरेलू जिन्न उधार लेकर, जिसकी मौत से उसे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता था ... 

'वहाँ टापू पर काढ़े से भरा एक पा - पात्र था। शै - शैतानी 
शहंशाह ने क्रीचर से इसे पीने को कहा ...' 


घरेलू जिन्न सिर से पैर तक काप गया। 


'क्रीचर ने काढ़ा पिया और उसे पीते समय उसे भयंकर चीज़ें दिखीं 
--- क्रीचर का पेट जलने लगा ... क्रीचर ने मास्टर रेग्युलस से चिल्लाकर 
कहा कि वे उसे बचा लें, उसने अपनी मालकिन ब्लैक को पुकारा, लेकिन 
शैतानी शहंशाह बस हँस दिए ... उन्होंने क्रीचर को पूरा काढ़ा पिलाया ... 


फिर उन्होंने खाली पात्र में एक लॉकेट डाल दिया ... इसके बाद उन्होंने 
उसमें और काढ़ा भर दिया। 


'फिर शैतानी शहंशाह नाव में टापू 
पर ही छोड़ गए ...' बैठकर चले गए और क्रीचर को टापू 


५5434... i9I 


हैरी इसे होते हुए देख सकता था। उसने वोल्डेमॉर्ट के न 
जैसे चेहरे को अँधेरे में गुम होते देखा। उसकी लाल, बेर हक 
छटपटाते घरेलू जिन्न पर जमी थीं, जो कुछ मिनट में ही मर जाएगा, जब 
वह काढ़े से उत्पन्न होने वाली बेतहाशा प्यास का शिकार बनेगा ... लेकिन 
हैरी की कल्पना इससे आगे तक नहीं जा पाई, क्योंकि वह यह नहीं समझ 
पाया कि क्रीचर कैसे बचा होगा। 

'क्रीचर को ज़ोर की प्यास लगी थी, इसलिए वह रेंगकर टापू के 
कोने तक गया और काली झील से पानी पीने लगा ... लेकिन तभी मुर्दा हाथ 
पानी से बाहर निकले और क्रीचर को खींचकर पानी के नीचे ले गए ...” 

“तुम वहाँ से लौटे कैसे ?' हैरी ने पूछा। उसे इस बात से हैरानी नहीं 
हुई कि वह फुसफुसा रहा था। 

क्रीचर ने अपना बदसूरत सिर उठाया और बड़ी-बड़ी, लाल आँखों 
से हैरी को देखा। | 

वह बोला, “मास्टर रेग्युलस ने क्रीचर से घर लौटने को कहा था।' 

'मैं जानता हूँ - लेकिन तुम सजीव-लाशों से बचे कैसे ?' 

ऐसा लगा कि क्रीचर को उसका सवाल समझ में नहीं आया था। 

उसने दोहराया, “मास्टर रेग्युलस ने क्रीचर से घर लौटने को कहा 
धा।' 

'मैं जानता हूँ, लेकिन -' 

'देखो हैरी, यह स्पष्ट है,” रॉन ने कहा। 'वह अंतर्ध्यान होकर आया 
था!' 

'लेकिन ... उस गुफा में कोई अंतर्ध्यान होकर न तो आ सकता है, 
न जा सकता है,” हैरी ने कहा, 'वरना डम्बलडोर -' 

'घरेलू जिन्नों और जादूगरों की शक्ति में अंतर होता है,” 
बोला। 'मेरा मतलब है, घरेलू जिन्न हॉगवर्ट्स में अंतर्ध्यान होकर आजा 
सकते हैं, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते।' RM 

ख़ामोशी छाई रही, जब हैरी ने यह वात पचाई। वोल्डेमॉर्ट | 

ही गलती केसे कर सकता था, लेकिन जब वह इस बारे में सोच रहा था, 
तो ह्ाइनी बर्फ जितनी ठंडी आवाज़ में बोली। 

ज़ाहिर है, बोल्डेमॉर्ट घरेलू जिन्नों को बहुत घटिया 
पुमने देखा ही होगा, सभी शुद्ध खून वाले जादूगर उनके 


के साथ जानवरों 


92 हैरी पॉठर 


जैसा बर्ताव करते हैं ... उसे यह कभी लगा ही नहीं होगा कि जिन्नों में ऐसी 
जादुई शक्तियाँ हो सकती हैं, जो खुद उसमें नहीं हैं।' 

“मालिक का आदेश मानना घरेलू जिन्नों का सबसे बड़ा क़ानून है,” 
क्रीचर ने कहा। “मालिक ने क्रीचर से घर लौटने को कहा था, इसलिए 
क्रीचर घर लौट आया ...' 

“तो तुमने वह किया, जो तुमसे कहा गया था, है ना?” हर्माइनी ने 
दयालुता से कहा। “तुमने आदेश की ज़रा भी अवहेलना नहीं की!' 

क्रीचर ने अपना सिर हिलाया और पहले जितनी तेज़ी से झूलता 
रहा। 

_ तो तुम्हारे लौटने के बाद क्या हुआ?” हैरी ने पूछा। “जब तुमने 
रेग्युलस को सारी बात बताई, तो उसने क्या कहा ?' 

“मास्टर रेग्युलस बहुत चिंतित हो गए, बहुत ही चिंतित,” क्रीचर 
टर्राया। “मास्टर रेग्युलस ने क्रीचर से छिपे रहने और घर से बाहर नहीं 
निकलने को कहा। और फिर ... उसके कुछ समय बाद ... एक रात को 
मास्टर रेग्युलस क्रीचर के पास उसकी अलमारी में आए। मास्टर रेग्युलस 
अजीब दिख रहे थे, सामान्य हालत में नहीं थे। क्रीचर जानता था कि 
उनका दिमाग विचलित है ... उन्होंने क्रीचर से कहा कि वह उन्हें उस गुफा 
में ले जाए, जिसमें क्रीचर शैतानी शहंशाह के साथ गया था ...' 

और वे चल पड़े। हैरी इसकी बिलकुल स्पष्ट कल्पना कर सकता 
था। सिरियस से मिलता-जुलता एक दुबला-पतला खोजी और एक डरा 
हुआ जिन्न उस कदरा में जा रहे थे। क्रीचर भूमिगत कंदरा के छिपे हुए 
प्रवेश द्वार को खोलने का तरीक़ा जानता था। वह छोटी सी नाव को बुलाने 
का तरीक्रा जानता था। इस बार उसके साथ उसका प्रिय रेग्युलस नाव में 
बैठकर टापू तक जा रहा था, जहाँ ज़हर भरा पात्र रखा था ...' 

“और उसने तुम्हें काढ़ा पिलवा दिया,” हैरी ने हिक़ारत से कहा। 

लेकिन क्रीचर अपना सिर हिलाकर रोने लगा। हर्माइनी के हाथ 
उछलकर उसके मुँह पर पहुँच गए। वह कुछ समझ गई थी। 

'मा - मास्टर रेग्युलस ने अपनी जेब से शैतानी शहंशाह के लॉकेट 
जैसा लॉकेट निकाला, क्रीचर ने कहा और अब उसकी थूथन जैसी नाक 


दोनों तरफ़ से आँसू गिर रहे थे। 'और उसे क्रीचर को देते हुए बोले कि पर्ण 
ख़ाली हो जाने पर वह लॉकेट की अदला-बदली कर दे ...” 


क्रीचर की दास्तान 93 

क्रीचर की सुबकियाँ अब तेज़ हो रही थीं। उसकी बात सुनने 
लिए हैरी को अपनी पूरी एकाग्रता का इस्तेमाल करना पड़ रहा था हु 

'और उन्होंने आदेश दिया कि क्रीचर उन्हें वहीं छोड़कर घर चला 
जाए - और कभी मालकिन को न बताए - कि उसने क्या किया था - 
लेकिन पहले वाले लॉकेट को नष्ट कर दे। फिर उन्होंने सारा काढ़ा पी 
लिया - क्रीचर ने लॉकेट बदल दिए - और देखता रहा ... जब मास्टर 
रेग्युलस को ... घसीटकर पानी के नीचे ले जाया गया ... और ...' 

“ओह, क्रीचर!' हर्माइनी ने कहा, जो रोने लगी थी। वह घरेलू जिन्न 
के पास घुटनों के बल बैठ गई और उसे गले लगाने की कोशिश करने 
लगी। क्रीचर तत्काल उछलकर उससे दूर खड़ा हो गया। यह स्पष्ट था कि 
उसे हर्माइनी से नफ़रत थी। 


'बदज़ात ने क्रीचर को छुआ। वह ऐसा नहीं होने देगा। उसकी 
मालकिन क्या कहेंगी ?' 

'मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे “बदज़ात” मत कहना! हैरी गुर्राया, 
लेकिन इससे पहले ही घरेलू जिन्न खुद को सज़ा देने लगा था। वह लेटकर 
फ़र्श पर माथा पटकने लगा। 

“उसे रोको - उसे रोको!' हर्माइनी चीखी। “ओह, तुम्हें समझ में क्यों 
[i आता है कि यह कितना बुरा है, कि उन्हें हमेशा आदेश मानना पड़ता 

१! 

'क्रीचर - रुक जाओ, रुक जाओ! हैरी चिल्लाया। 

हॉफता-कॉपता घरेलू जिन्न फर्श पर लेटा रहा। उसके नथुने के 
चारों ओर हरा लिसलिसा पदार्थ चमक रहा था। ज़मीन पर सिर पटकने के 
कारण उसके पीले माथे पर एक गुमड़ उठने लगा था। उसकी आँखें सूजी 
हुई और लाल थीं तथा उनमें आँसू तैर रहे थे। हैरी ने कभी इतना करुण 
दृश्य नहीं देखा था। 

'तो तुम लॉकेट को घर ले आए,” वह निर्ममता से आगे बोलता 
रहा, क्योंकि वह पूरी कहानी जानना चाहता था। ' और तुमने उसे नष्ट 
करने की कोशिश की ?! 

'क्रीचर की किसी कोशिश से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ol 

हुए कहा। 'क्रीचर ने हर चीज़ आज़माकर देखी, लेकिन किसी ची: 

' किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ ... उस पर बहुत सारे सशक्त मंत्र 
। क्रीचर को यक्रीन था कि उसे नष्ट करने के लिए उसके भीतर पईचना 


94 हैरी पॉठर 

होगा, लेकिन वह खुला ही नहीं ... क्रीचर ने खुद को सज़ा दी, उसने दोबारा 
कोशिश की, उसने खुद को बार-बार सज़ा दी, बार-बार कोशिश की। 
क्रीचर आदेश का पालन नहीं कर पाया। क्रीचर लॉकेट को नष्ट नहीं कर 
पाया! मास्टर रेग्युलस के गायब होने पर मालकिन दुख से पागल थीं, 
लेकिन क्रीचर उन्हें यह नहीं बता सकता था कि क्या हुआ था, क्योंकि 
मास्टर रेग्युलस ने उसे स्पष्ट आदेश दिया था कि परिवार को गुफा वाली 
बात नहीं बतानी है ...' 

क्रीचर अब इतनी जमकर सुबकने लगा कि उसके आगे के शब्द 
समझ में नहीं आ रहे थे। क्रीचर को देखते समय हर्माइनी के गालों पर आँसू 
बहने लगे, लेकिन उसने उसे दोबारा छूने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि 
रॉन भी, जो क्रीचर का कोई प्रशंसक नहीं था, परेशान दिख रहा था। हैरी 
वापस अपने पंजों के बल बैठ गया और अपना सिर हिलाने लगा, जैसे उसे 
साफ़ करने की कोशिश कर रहा हो। 

'में तुम्हें नहीं समझ पाया, क्रीचर,' उसने आखिरकार कहा। 'वोल्डेमॉर्ट 
ने तुम्हें मारने की कोशिश की, रेग्युलस ने वोल्डेमॉर्ट को ख़त्म करने की 
कोशिश में अपनी जान दी, लेकिन इसके बावजूद तुमने खुशी-खुशी 
सिरियस को वोल्डेमॉर्ट के पास धोखे से भेज दिया? तुम खुशी-खुशी 
नार्सिसा और बेलाट्रिक्स के पास गए तथा उनके ज़रिए वोल्डेमॉर्ट तक 
जानकारी भिजवाई ...' 


'हेरी, क्रीचर इस तरह नहीं सोचता है,” हर्माइनी ने अपने हाथ के 
पिछले हिस्से से आँखें पोंछते हुए कहा। 'वह गुलाम है। घरेलू जिन्न बुरे, 
यहाँ तक कि क्रूर बर्ताव के आदी होते हैं। वोल्डेमॉर्ट ने क्रीचर के साथ जो 
किया था, वह सामान्य से अलग नहीं था। जादूगरों के युद्धों से क्रीचर जैसे 
घरेलू जिन्न को क्या मतलब था? वह तो उन लोगों के प्रति वफ़ादार था, 
जो उसके साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार करते थे। मिसेज़ ब्लैक उसके प्रति 
दयालु होंगी और रेग्युलस निश्चित रूप से था, इसलिए क्रीचर ने इच्छा से 
उनकी सेवा की और उनके विचारों को अपना लिया। मैं जानती हूँ कि तुम 
क्या कहने वाले हो,' उसने आगे कहा, जब हैरी ने विरोध करने के लिए 
अपना मुह खोला, “कि रेग्युलस ने अपना दिमाग बदल लिया था ... लेकिन 
र ल बात क्रीचर को नहीं बताई थी, है ना? मैं अंदाज़ा लगा सकती है 

उसने ऐसा क्यों किया। शुद्ध ख़ून वाली पुरानी परंपरा पर चलने से 


क्रीचर और रेग्युलस का परिवार 
वार ज़्यादा सुरक्षित उन सबकी 
रक्षा करने की कोशिश कर रहा हा सु थे। रेग्युलस उ 


क्रीचर की दास्तान 95 
nnn 


‘सिरियस -' 


सिरियस ने क्रीचर के साथ भयंकर व्यवहार किया था, हैरी, और 
इस तरह देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम जानते हो कि यह सच है। जब 
सिरियस यहाँ रहने आया, तो क्रीचर काफ़ी लंबे समय से अकेला था और 
शायद थोड़े से प्यार का भूखा था। मुझे यक्रीन है कि जब भी क्रीचर “मिस 
सिसी” और “मिस बेला” के पास जाता होगा, तो वे उसके साथ बहुत 
अच्छा व्यवहार करती होंगी, इसलिए उसने उन्हें हर वह बात बता दी, जो 
वे जानना चाहती थीं। मैंने हमेशा कहा है कि जादूगरों को घरेलू जिन्नों से 


दुर्व्वहार करने की क्रीमत चुकानी पड़ेगी। वोल्डेमॉर्ट ने यह क्रीमत चुकाई 
.. और सिरियस ने भी।' 


हैरी ने जवाब में कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं की। क्रीचर को फ़र्श 
पर सुबकते देखकर उसे डम्बलडोर की वह वात याद आ गई, जो उन्होंने 
सिरियस की मौत के चंद घंटे बाद उससे कही थी : सिरियस तो उसे एक 
ऐसा दास मानता था, जिसमें ज्यादा दिलचस्पी लेने या जिसकी तरफ ध्यान 
देने की ज़रूरत नहीं थी ... ह 

'क्रीचर,' हैरी कुछ समय बाद बोला, 'जब तुम्हारा उठने का मन हो 
... तो उठ जाना।' | 

कई मिनट बाद जाकर क्रीचर की हिचकियाँ बंद हुईं। फिर वह 
दोबारा बैठने की मुद्रा में आ गया और किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी 
उंगलियों के पिछले हिस्से से आँखें मलने लगा। 

हैरी ने कहा, 'क्रीचर, मैं तुमसे कुछ करने को कहने वाला हूँ।' उसने 
मदद के लिए हर्माइनी की तरफ़ देखा। वह इस आदेश को दयालुता से देना 
चाहता था, लेकिन यह नाटक भी नहीं कर सकता था कि यह आदेश नहीं 
हे बहरहाल, उसके वदले हुए अंदाज़ को हर्माइनी ने मुस्कराकर सहमति दे 

| 

'क्रीचर, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर मंडंगस फ्लेचर को खोजो | हमें 
यह पता लगाना है कि वह लॉकेट कहाँ है - मास्टर रेग्युलस का लॉकेट 
कहाँ है। यह सचमुच महत्वपूर्ण है। हम उस काम को पूरा करना चाहते a 
ह मास्टर रेग्युलस ने शुरू किया था। हम यह सु - सुनिश्चित करना चाह 

उनकी मौत बेकार न जाए।' 
क्रीचर के हाथ लटक गए और उसने हैरी की तरफ़ देखा। 
'मंडंगस फ्लेचर को खोजूँ ?” वह टर्राती आवाज़ में बोला। 


हैरी पॉटर 
I96 झरा पाच 


“और उसे यहाँ, इस मकान में ले आओ,' हैरी ने कहा। “क्या तुम्हें 
लगता है कि तुम यह काम कर सकते हो ?' 

जब क्रीचर ने हाँ में सिर हिलाया और उठकर खड़ा हुआ, तो हैरी के 
मन में अचानक एक प्रेरणा जागी। उसने हैग्रिड का पर्स खोलकर उसमें से 
नक़ली होरक्रक्स बाहर निकाला - वह नक्रली लॉकेट, जिसमें रेग्युलस ने 
वोल्डेमॉर्ट के नाम चिट्ठी छोड़ी थी। 

'क्रीचर, मैं चाहता हूँ कि अब तुम इसे अपने पास रखो,” उसने लॉकेट 
घरेलू जिन्न के हाथ में दबाते हुए कहा। “यह रेग्युलस का था और मुझे 
यक्रीन है कि वह इसे कृतज्ञता की निशानी के रूप में तुम्हें देना चाहता -' 

'कुछ ज़्यादा ही हो गया, दोस्त,” रॉन ने कहा, जब घरेलू जिन्न ने 
लॉकेट को एक नज़र देखकर सदमे और दुख भरी चीख निकाली तथा 
ज़मीन पर गिर गया। 

क्रीचर को शांत करने में लगभग आधा घंटा लग गया। वह ब्लैक 
खानदान की निशानी के तोहफ़े से इतना भाववि्ल हो गया था कि उसके 
घुटने कमज़ोर हो गए थे और वह सही तरीक़े से खड़ा नहीं हो पा रहा था। 
जब आखिरकार वह डगमगाकर कुछ क़दम चलने की स्थिति में आ गया, 
तो वे उसे उसकी अलमारी तक ले गए। क्रीचर ने लॉकेट को सुरक्षित 
तरीक़े से अपने गंदे कंबलों के बीच रख दिया। तीनों ने उसे आश्वासन 
दिया कि उसके वहाँ से जाने के बाद वे लॉकेट की पूरी सुरक्षा करेंगे। जाते 
समय उसने हैरी और रॉन को झुककर दो सलाम किए। फिर उसने हर्माइनी 
की दिशा में भी अजीब तरीके से सिर हिलाया, जिसे सम्मानजनक सलाम 
की कोशिश माना जा सकता था। फिर वह हमेशा की तरह ज़ोरदार खट्ट 
की आवाज़ के साथ अंतर्ध्यान हो गया। 


अध्याय ग्यारह 
रिश्वत 


हैरी को विश्वास था कि अगर क्रीचर सजीव-लाशों से भरी झील से बचकर 
आ सकता है, तो मंडंगस को पकड़ने में उसे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे 
लगेंगे। यही वजह थी कि वह सारी सुबह मकान में बड़ी उम्मीद और रोमांच 
की स्थिति में मँडराता रहा। बहरहाल, क्रीचर सुबह तो क्या, शाम तक भी 
नहीं लौटा। रात होने तक हैरी हताश और चिंतित होने लगा। डिनर में 
फफूँद लगी ब्रेड थी, जिस पर हर्माइनी ने अलग-अलग तरह के रूपांतरण 
करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली थी। 

क्रीचर अगले दिन भी नहीं लौटा और उससे अगले दिन भी नहीं। 
बहरहाल, बारह नंबर मकान के बाहर चौक में चोगे वाले दो आदमी आकर 
खड़े हो गए थे और वे रात भर वहीं रहे। वे उस मकान की दिशा में देख रहे 
थे, जो उन्हें नज़र नहीं आ सकता था। 

'निश्चित रूप से प्राणभक्षी होंगे,” रॉन ने कहा, जब उसने, हैरी और 
हर्माइनी ने ड्रॉइंग रूम की खिड़कियों में से बाहर देखा। 'लगता है उन्हें पता 
होगा कि हम यहाँ हैं ?' र 

'मुझे तो ऐसा नहीं लगता,” हर्माइनी ने कहा, हालाँकि वह डरी हुई 
दिख रही थी, 'वरना उन्होंने हमें पकड़ने के लिए स्नेप को यहाँ भेज दिया 
होता, है ना ?' 


'कया तुम्हें लगता है कि वह हमारे आने से पहले यहाँ आया होगा 
और मूडी के शाप से उसकी जीभ बैंध गई होगी?” रॉन ने पूछा। 


. हाँ, हर्माइनी ने कहा, (वरना वह प्राणभक्षियों को we | 
तरीक़ा बता देता, है ना? लेकिन वे शायद हमारे आने की राह 


97 


98 हेरी पॉटर 


आखिर उन्हें पता चल गया होगा कि हैरी इस मकान का मालिक है।' 
उन्हें कैसे पता -?' हैरी ने कहना शुरू किया। 
“मंत्रालय जादूगरों की वसीयतों की जाँच करता है, याद है? वे जान 
गए होंगे कि सिरियस ने यह मकान तुम्हारे नाम छोड़ा है।' 
बाहर प्राणभक्षियों की मौजूदगी से बारह नंबर मकान के भीतर 
निराशा बढ़ गई। मिस्टर वीज़्ली के पितृदेव के आने के बाद से उन्हें बाहर 
की दुनिया की कोई ख़बर नहीं मिली थी और इसका तनाव अब उन पर 
हावी होने लगा था। बेचैन और चिडचिडा रॉन अपनी जेब में रखे बत्तीबंद 
यंत्र के साथ बार-बार खेलने लगता था : इससे खास तौर पर हर्माइनी 
आग-बबूला हो जाती थी, जो क्रीचर के आने का इंतज़ार करते समय 
बीडल की कहानियाँ पढ़ रही थी और उसे रोशनी का बार-बार जलना-बुझना 
अच्छा नहीं लग रहा था। | 
“ऐसा मत करो! क्रीचर के जाने. की तीसरी शाम को हर्माइनी 
चिल्लाई, जब सारी रोशनी एक बार फिर ड्रॉइंग रूम में से खींच ली गई। 
| 'माफ़ करना, माफ़ करना! रॉन ने बत्तीबंद यंत्र को क्लिक करके 
रोशनियाँ लौटाते हुए कहा। 'मुझे पता नहीं था कि मैं यह कर रहा था!' 
'देखो, क्या तुम खुद को व्यस्त रखने के लिए कोई ढंग का काम नहीं 
कर सकते ?' 
“क्या, जैसे बच्चों की कहानियाँ पढ़ना ?' 
'इम्बलडोर ने मेरे लिए यह पुस्तक छोड़ी थी, रॉन -' 
'- और उन्होंने मेरे लिए बत्तीबंद यंत्र छोड़ा था, इसलिए शायद मुझे 
इसका उपयोग करना चाहिए!” 
हैरी उनकी नोक-झोंक झेलने के मूड में नहीं था, इसलिए वह उस 
कमरे से खिसक गया और बाक़ी दोनों का ध्यान इस तरफ़ नहीं गया। वह 
नीचे किचन की तरफ़ चल दिया, जहाँ वह आजकल बार-बार जाता रहता 
था। उसे यक्रीन था कि क्रीचर वहीं प्रकट होगा। बहरहाल, हॉल की आधी 
सीढ़ियाँ उतरने पर उसने सामने वाले दरवाज़े पर एक दस्तक सुनी। फिर 
ताले के क्लिक होने और ज़ंजीर सरकने की आवाज़ आई। 
उसके शरीर की हर रग सख्त हो गई। उसने अपनी छड़ी बाहर 
कालो और घरेलू जिननों के कटे हुए सिरों की छाया में खिसककर 
जार करने लगा। दरवाज़ा खुल गया और उसे बाहर बत्तियों से रोशर्न 


चौक की झलक दिखाई दी। फिर एक चोगे वाली है 

और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। आने वाले ने एक बल मे थाई 
आवाज़ है एक क़दम आगे बढ़ाया। 

मूडी की आवा- ने पूछा, 'सीवियरस स्नेप ?” फिर धूल भरी आकृति हॉल 

के सिरे से उठी और अपना हाथ ऊपर उठाकर आगे बढ़ी। 

मैने तुम्हें नहीं मारा, एल्बस,' एक धीमी आवाज़ आई। 

सम्मोहन टूट गया : धूल भरी आकृति में विस्फोट हो गया। आकृति 
गहरा भूरा बादल छोड़ गई थी, इस वजह से आगंतुक को पहचानना 
असंभव था। 

हैरी ने इस दौरान अपनी छड़ी तान ली। 

'हिलना मत!' 

वह मिसेज़ ब्लैक की तस्वीर को भूल गया था : उसके चिल्लाने की 
आवाज़ सुनकर मिसेज़ ब्लैक के सामने के पर्दे उड़कर खुल गए और वह 
चीखने लगी, 'बदज़ात और घटिया लोग मेरे मकान को गंदा कर रहे हैं -” 

रॉन और हर्माइनी सीढ़ियों पर धड़धड़ाते हुए हैरी के पीछे आए। 
हैरी की तरह ही उनकी छड़ियाँ भी अनजान व्यक्ति की तरफ़ तनी थीं, 
जिसने अब अपने हाथ उठा दिए थे। 

'कुछ मत करना, मैं रीमस हूँ! 

“ओह, भगवान का शुक्र है,” हर्माइनी ने कमज़ोर अंदाज़ में कहा 
और अपनी छड़ी मिसेज़ ब्लैक की तरफ़ तान दी। एक धमाके के साथ पर्दे 
बंद हो गए और खामोशी छा गई। रॉन ने भी छड़ी नीचे कर ली, लेकिन 
हैरी ने नहीं की। 

“अपनी पहचान बताओ!' उसने चिल्लाकर कहा। 

ल्यूपिन लैंप की रोशनी में आगे आए और उनके हाथ अब भी 
समर्पण की मुद्रा में ऊँचे उठे थे। ठे 

'मैं रीमस जॉन ल्यूपिन, नरभेड़िया हूँ, जिसे कई बार घूर नाल 
बुलाया जाता है। मैं हॉगवर्ट्स के नक्शे के चार निर्माताओं में से 53 है 
निम्फ़ैडेरा का पति हूँ, जिसे आम तौर पर टौंक्स नाम से जाना किक 
हा मैंने ही तुम्हें पित॒देव उत्पन्न करना सिखाया है, जो मृग का रू 

| 
ओह, ठीक है,' हैरी ने अपनी छड़ी नीचे करते हुए कहा, तित 
झे जाँच तो करनी थी, है ना ?' 


200 हैरी पॉठर 
'गुप्त कलाओं से रक्षा का तुम्हारा पूर्व शिक्षक होने के नाते मैं पूरी 
तरह सहमत हूँ कि तुम्हें जाँच करनी चाहिए। रॉन, हर्माइनी, तुम्हें अपनी 
छड़ी इतनी जल्दी नीचे नहीं करनी चाहिए थी।' 

थे सीढियों से उनकी ओर भागे। ल्यूपिन मोटा, काला यात्री चोगा 
पहने थे। वे थके हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन उन लोगों को देखकर खुश 
लग रहे थे। 

“तो सीवियरस का कोई नामोनिशान नहीं है ?” उन्होंने पूछा। 

“नहीं,” हैरी ने कहा। 'क्या हो रहा है? सब लोग ठीक हैं ?' 

'हा,' ल्यूपिन ने कहा, “लेकिन हम सभी पर नज़र रखी जा रही है। 
बाहर चौक में दो प्राणभक्षी खड़े हैं -' 

'- हम जानते हैं -' 

'_ मुझे दरवाज़े के बाहर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बहुत 
सटीकता से प्रकट होना पड़ा, ताकि वे मुझे देख न लें। उन्हें मालूम नहीं है 
कि तुम यहाँ हो, वरना वे और लोगों को यहाँ बुला लेते। हैरी, वे लोग 
तुमसे जुड़ी हर जगह पर पहरा दे रहे हैं। आओ नीचे की मंज़िल पर चलते 
हैं, मुझे तुम लोगों को बहुत सी बातें बतानी हैं और में यह भी जानना 
चाहता हूँ कि शादी वाले दिन के बाद तुम्हारे साथ क्या-क्या हुआ।' 

वे नीचे किचन में पहुँच गए, जहाँ हर्माइनी ने अँगीठी की तरफ़ 
अपनी छड़ी तानी। तत्काल आग जल उठी। इस वजह से पत्थर की दीवारें 
आरामदेह दिखने लगीं। आग की रोशनी लकड़ी की लंबी टेबल पर चमकने 
लगी। ल्यूपिन ने यात्री चोगे के भीतर से कुछ बटरबियर निकालीं और वे 
सभी बैठ गए। 

'मैं यहाँ तीन दिन पहले ही आ जाता, लेकिन एक प्राणभक्षी मेरे 
पीछे लगा था और मुझे उसे चकमा देना था,” ल्यूपिन ने कहा। “तो तुम 
लोग शादी के बाद सीधे यहीं आ गए थे?” 


'नहीं,' हैरी ने कहा, 'टोटेनहैम कोर्ट रोड के एक कैफ़े में दो 
ण ने हमें घेर लिया था। उनसे पीछा छुड़ाने के बाद ही हम यहाँ 
| ड 
ल्यूपिन की ज़्यादातर 
पर छलक गई। बटरबियर उनके चोगे के सामने वाले हिस्से 


क्या ?' 


रिश्वत 20I 
उन्होंने विस्तार से पूरी घटना सुनाई, जिसे सुनकर ल्यूपिन स्तब्ध 
रह गए। 

“लेकिन उन लोगों ने तुम्हें इतनी जल्दी कैसे खोज लिया? किसी 
अंत्ध्यान होने वाले का पता लगाना असंभव होता है, जब तक कि उसके 
गायब होते समय ही कोई उसे पकड़ न ले!” 

'और यह संभव नहीं लगता है कि वे उस वक्त टोटेनहैम कोर्ट रोड 
पर यूँ ही टहल रहे होंगे, है ना ?” हैरी ने कहा। 

हर्माइनी बोली, “हम सोच रहे थे कि कहीं हैरी पर अब भी 
स्थितिसूचक सम्मोहन तो नहीं है ?' 

'असंभव,' ल्यूपिन ने कहा। रॉन के चेहरे पर थोड़ा घमंड दिखने 
लगा और हेरी को बड़ी राहत महसूस हुई। 'बाक़ी चीज़ों के अलावा, अगर 
उस पर अब भी स्थितिसूचक सम्मोहन होता, तो उन्हें निश्चित रूप से पता 
चल जाता कि हैरी यहाँ है, है ना? लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 
उन्होंने तुम्हें टोटेनहैम कोर्ट रोड पर खोज कैसे लिया। यह चिंता की बात 
है, सचमुच चिंता की बात है।' 

वे विचलित दिख रहे थे, लेकिन जहाँ तक हैरी का सवाल था, उसके 
लिए यह सवाल अब उतना महत्वपूर्ण नहीं था। 

“हमें बताएँ कि हमारे आने के बाद क्या-क्या हुआ। रॉन के डैडी ने 
परिवार के सुरक्षित रहने की ख़बर भिजवाई थी, लेकिन उसके बाद से हमें 
कोई ख़बर नहीं मिली है।' 

'देखो, किंग्सले ने हमें बचा लिया,” ल्यूपिन ने कहा। “उसकी 
चेतावनी के कारण शादी में आए ज़्यादातर मेहमान उन लोगों के आने से 
पहले ही अंतर्ध्यान हो गए थे।' h 

'वे प्राणभक्षी थे या मंत्रालय के लोग?” हर्माइनी ने बीच में पूछा। 

'दोनों थे, लेकिन अब उनमें कोई फर्क नहीं बचा है,” ल्यूपिन ने कहा। 
वे लगभग एक दर्जन थे, लेकिन हैरी, उन लोगों को पता नहीं था कि म 
वहाँ हो। आर्थर ने एक अफ़वाह सुनी है कि उन्होंने स्क्रिमग्योर को pr 
पहले उसे यातना देकर तुम्हारा पता-ठिकाना पूछने की कोशिश को थीं। 
अगर यह सच है, तो उसने तुम्हारा रहस्य नहीं उगला। पीर 

हैरी ने रॉन और हर्माइनी की तरफ़ देखा। उसके मन में सदमे और 

उनके भी दिख रहा था। उसे 
अैतेज्ता का जो भाव था, वही उनके चेहरे पर 


हैरी पॉटर 
की 


202 
पसंद नहीं थे, लेकिन अगर ल्यूपिन की बात सच 


स्क्रिमग्योर कभी ज्यादा पस 
थी, तो उस आदमी ने मरते-मरते भी हैरी की जान बचाने की कोशिश की 


थी। 

“प्राणभक्षियों ने रॉन के घर को ऊपर से नीचे तक छान मारा,' 
ल्यूपिन ने आगे कहा। 'उन्हें पिशाच मिल गया, लेकिन वे उसके ज़्याद 
क़रीब नहीं गए - और उसके बाद जो मेहमान रह थे छना सटे 
` गए - गए थे, उनसे घंटो 
पूछताछ की। वे तुम्हारे बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे, हैरी, 
bs a मायापंछी के समूह के अलावा किसी को भी नहीं पता था 

“जब वे शादी को तहस-नहस कर रहे थे, तभी दूसरे प्राणभक्षी देश 
हक हम के समूह से संबंधित हर घर में घुस रहे थे। किसी की मौत 
3 DR जल्दी से कह दिया, ताकि कोई यह सवाल न पूछ ले, 
brits ताक़त का भरपूर दुरुपयोग किया। उन्होंने डीडेलस डिगल 
ha जला ja लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, वह वहाँ नहीं 
we रवा उ शक टौंक्स के परिवार पर पीड़ीकृत शाप का 
कि वहाँ से त कहाँ गए थे | स क परि rhe र ठीक जा 

गए का परिवार बिलकुल ठीक है - ज़ाहिर 
है, वे लोग सदमे में हैं, लेकिन ठीक हैं।' 3229 

'प्राणभक्षियों ने इतने सारे रक्षात्मक सम्मोहनों को पार कर लिया,' 
sre याद आ गया था कि जिस रात वह टौंक्स के 
ban ब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस रात को सम्मोहन कितने 

'हैरी, तुम्हें यह याद रखना होगा कि अब प्राणभक्षियों 
ग अब प्राणभक्षियों के पीछे 
मंत्रालय ’ | 
के हे पी शक्ति है,' ल्यूपिन बोले। “उनके पास क्रूर सम्मोहन करने 

र पहचाने जाने या गिरफ्तार होने नहीं है। वे हमारे 
हर रक्षात्मक सम्मोहन में घुसपैठ करने re 
आर जान कब मे करने में कामयाब हो गए और एक बार 

I खुलकर बता दिया कि वे क्यों आए थे।' 
RS ३२७ देकर हैरी का पता-ठिकाना उगलवाने के 
थोड़ी चिढ़ साफ़ झलक रही थी। हर्माइनी ने कहा और उसकी आवाज़ 


'देखो,' ल्यूपिन ने | 
दैनिक जादूगर बाहर निकाला! न षके और फिर उन एक मुझ हुआ 


रिश्वत 203 
'यह लो, उन्होंने इसे टेबल के पार हैरी की तरफ़ बढ़ाते हुए कहा 
"तुम्हें वैसे भी देर-सबेर पता चल ही जाएगा। तुम्हारे पीछे पड़ने के लिए वे 
यह बहाना बना रहे हैं | 
हैरी ने अख़बार को सीधा किया। सामने वाले पेज पर उसकी एक 
बड़ी तस्वीर छपी थी। इसके नीचे हेडलाइन थी : 


तलाश है 


एल्बस डम्बलडोर की मौत के सिलसिले में 
पूछताछ के लिए 


रॉन और हर्माइनी ने विद्रोह में आवाज़ें निकालीं, लेकिन हैरी कुछ नहीं 
बोला। उसने अख़बार को दूर सरका दिया। वह पूरा लेख नहीं पढ़ना 
चाहता था। वह जानता था कि उसमें क्या लिखा होगा। डम्बलडोर की मौत 
के वक्त मीनार के ऊपर मौजूद लोग ही जानते थे कि उन्हें सचमुच किसने 
मारा था और जैसा रीटा स्कीटर पहले ही जादूगर समुदाय को बता चुकी 
थी, डम्बलडोर के गिरने के कुछ पल बाद ही हेरी को वहाँ से भागते हुए 
देखा गया था। . | 
“मुझे अफ़सोस है, हैरी,' ल्यूपिन ने कहा। | 
'तो प्राणभक्षियों ने दैनिक जादूगर पर भी क़ब्ज़ा कर लिया है?' 
हर्माइनी ने गुस्से में पूछा। i FN 
ल्यूपिन ने सहमति में सिर हिलाया। 
“लेकिन निश्चित रूप से लोगों को एहसास होगा कि क्या हो रहा 
5 
'तख्तापलट बहुत अच्छे ढंग से और बिलकुल चुपचाप हुआ है,' 
ल्यूपिन बोले। 'स्क्रिमग्योर की हत्या का आधिकारिक बयान यह है कि उसने 
इस्तीफ़ा दे दिया है। उसकी जगह पर पायस थिकनेस को नियुक्त किया 
गया है, जो सम्मोहन शाप के वश में काम कर रहा है।' | 
'वोल्डेमॉर्ट ने खुद को जादू मंत्री घोषित क्यों नहीं किया ? रान ने 
पूछा। 
ल्यूपिन हँस दिए। मंत्री है 
'उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, रॉन। असली मंत्री तो वही है, 
लेकिन वह मंत्रालय में एक डेस्क के पीछे क्यों बैठे ? उसकी कठपुतली यानी 


हैरी पॉटर 
204 es 
थिकनेस रोज़मर्रा के काम सँभाल रहा है, ताकि वोल्डेमॉर्ट को मंत्रालय के 
बाहर अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिल सके। 

'जाहिर है, कई लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया है कि क्या हुआ है। 
पिछले कुछ दिनों में मंत्रालय की नीति में इतना ज़बर्दस्त बदलाव हुआ है 
और कुछ लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि ज़रूर इसके पीछे वोल्डेमॉर्ट का 
हाथ होगा। बहरहाल, यही मुद्दे की बात है वे बस कानाफूसी कर रहे हैं। 
उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि एक-दूसरे पर भरोसा करके दिल की बात 
कह सकें, क्योंकि वे यह नहीं जानते हैं कि किस पर भरोसा किया जाए। वे 
इतने डरे हुए हैं कि मुँह नहीं खोल पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर 
उनका शक सही हुआ, तो उनके परिवारों को निशाना बनाया जाएगा। हाँ, 
वोल्डेमॉर्ट बहुत चतुराई भरा खेल खेल रहा है। वह खुद को मंत्री घोषित 
कर देता, तो बगावत हो सकती थी। छिपे रहने से भ्रम, अनिश्चितता और 
डर पैदा हो गया है।' 

हैरी ने कहा, “और मंत्रालय की नीति में ज़बर्दस्त बदलाव यह हुआ 
है कि यह जादूगर दुनिया को वोल्डेमॉर्ट के बजाय मेरे खिलाफ़ चेतावनी देने 
लगा है?' 

“यह निश्चित रूप से इसका एक हिस्सा है,” ल्यूपिन ने कहा, 'और 
यह बहुत बढ़िया चाल है। अब जब डम्बलडोर मर चुके हैं, तो तुम - वह 
लड़का जो ज़िंदा बच गया - निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट विरोधी किसी भी 
मुहिम के प्रतीक और मुखिया बन जाते। लेकिन डम्बलडोर की मौत में 
तुम्हारा हाथ होने की अफ़वाह उड़ाकर वोल्डेमॉर्ट ने न सिर्फ़ तुम पर इनाम 
रखवा दिया है, बल्कि तुम्हारा साथ देने वाले बहुत से लोगों के मन में शंका 
और डर के बीज भी बो दिए हैं। 


'इस दौरान मंत्रालय ने मगलू परिवारों के जादूगरों के ख़िलाफ़ 
अभियान शुरू कर दिया है।' 
ल्यूपिन ने दैनिक जादूगर की ओर इशारा किया। 
'पृष्ठ दो पर देखो।' 
ह्मइनी ने लगभग उतनी ही हिक़ारत से पन्ने पलटे, जितनी 
हिक्रारत से सबसे शैतानी जादू के रहस्य पुस्तक के पलटे थे। 
मगलू जादूगर-जन्मपजी, ' उन्होंने ज़ोर से कहा। “जादू मंत्रालय गर्ह 
का ह दू मत्रा 
र ल | के लिए तथाकथित “मयलू परिवारों के जादूगरों” का सर्वेक्षण 
रहा हैं कि उन्हें जादुई रहस्यों की जानकारी केसे हुई। 


रिश्वत 205 


'रहस्य विभाग के एक ताज़ा शोध में य जय 
पैदा करें। इसका se यह है कि अगर कोई शध खन का जादूगर 
आपका वंशज नहीं है, तो यह माना जाएगा कि तथाकथित मगलू परिवार 
में पैदा जादूगर ने चोरी या बलप्रयोग से जादुई शक्ति हासिल की है। 

'मंत्रालय जादुई शक्ति के ऐसे घुसपैठियों का समूल विनाश करने के 
लिए कृतसंकल्प है। इसी उद्देश्य से इसने तथाकथित मगलु परिवार के हर 
जादूगर को नवनियुक्त मगलू जादूगर जन्म-पंजीकरण आयोग के सामने 
उपस्थित होने का निर्देश दिया है।' 

“लोग ऐसा नहीं होने देंगे,” रॉन ने कहा। 

“ऐसा हो रहा है, रॉन,' ल्यूपिन बोले। 'जब हम यहाँ बातें कर रहे हैं, 
इस समय भी मगलू परिवार में पैदा जादूगरों की धरपकड़ चल रही है।' 

“लेकिन कोई जादू “चुरा” कैसे सकता है?' रॉन ने कहा। 'यह तो 
पागलपन है! अगर जादू को चुराया जा सकता, तो कोई नाकारा होता ही 
नहीं, है ना ?' 

'मैं जानता हूँ,” ल्यूपिन ने कहा। 'बहरहाल, जब तक कोई यह 
साबित न कर सके कि उसका कम से कम एक क़रीबी जादूगर रिश्तेदार है, 
तब तक यह माना जाएगा कि उसने अपनी जादुई शक्ति गैर-क्रानूनी ढंग 
से हासिल की है और उसे सज़ा भुगतनी होगी।' ' 

रॉन ने हर्माइनी पर नज़र डालकर कहा, 'अगर शुद्ध खून वाले और 
संकर खून वाले जादूगर क़सम खाएँ कि मगलू परिवार में पैदा जादूगर 
उनके परिवार का हिस्सा है, तो क्या होगा? मैं सबके सामने कहूँगा कि 
हर्माइनी मेरी कज़िन है -! 

हर्माइनी ने रॉन के हाथ पर हाथ रखकर उसे दबा दिया। 

'शुक्रिया रॉन, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगी -' 

तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, रॉन ने आवेश में कहा he 
उसका हाथ दबा दिया। "मैं तुम्हें अपना वंशवृक्ष रटा ईगा, ताकि तुम इस 
संबंधित किसी भी सवाल का जवाब दे सको।' 

हर्माइनी ने कँपकँपाती हँसी निकाली। 

'रॉन, जब हम हैरी पॉटर के साथ भाग रहे 
गौर-शोर से तलाश हो रही है, तो इस बात से कोई 


हैं, जिसकी पूरे देश में 
ई फ़र्क़ नहीं पड़ता है। 


हैरी पॉटर 


लौट रही होती, तो मामला अलग होता। वोल्डेमॉर्ट 
हॉगवर्टस के लिए क्या योजना बना रहा है?" उसने ल्यूपिन से पूछा। 

अब हर जादूगर और जादूगरनी के लिए हॉगवर्ट्स में पढ़ना 
अनिवार्य कर दिया गया है,' उन्होंने जवाब दिया। 'यह घोषणा कल ही हुई 
है। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि ऐसा करना पहले कभी 
अनिवार्य नहीं था। ज़ाहिर है, ब्रिटेन का लगभग हर जादूगर और 
जादूगरनी हॉगवर्ट्स में ही पढ़ा है, लेकिन अब तक उनके माता-पिता को 
यह हक़ था कि अगर वे चाहें, तो अपने बच्चों को विदेश में पढ़वा सकते 
थे। इस तरह हर जादूगर बहुत कम उम्र से ही वोल्डेमॉर्ट की नज़रों में 
रहेगा। इसके अलावा, यह मगलू परिवारों में पेदा जादूगरों को बाहर रखने 
का एक और तरीका है, क्योंकि दाखिले के समय विद्यार्थियों को ख़ून का 
दर्ज़ा दिया जाएगा - जिसका मतलब यह है कि इन विद्यार्थियों ने मंत्रालय 
के सामने साबित कर दिया है कि वे जादूगर परिवार के हैं।' 

हैरी निराश और नाराज़ महसूस करने लगा। इस पल ग्यारह साल 
के रोमांचित लड़के-लड़कियाँ जादू की नई खरीदी ढेरों पुस्तकें पढ़ रहे होंगे 
और उन्हें यह एहसास भी नहीं होगा कि वे हॉगवर्ट्स को कभी नहीं देख 
पाएँगे, शायद अपने परिवारों को भी दोबारा नहीं देख पाएँगे। 

“यह तो ... यह तो ...' वह बुदबुदाया और ऐसे शब्द खोजने की 
कोशिश करने लगा, जो उसके विचारों की दहशत को सही तरह से व्यक्त 
कर सकें, लेकिन ल्यूपिन धीरे से बोले, “मैं जानता हूँ।' 

ल्यूपिन झिझके। 

हैरी, अगर तुम इस बात की पुष्टि न भी कर सको, तो भी मैं 
समझ जाऊँगा, लेकिन मायापंछी के समूह को लगता है कि डम्बलडोर तुम्हें 
कोई काम सौंपकर गए हैं।' 


हाँ,' हैरी ने जवाब दिया, 'रॉन और इसमें शामिल हैं 
और वे मेरे साथ जा रहे हैं।” A 


कया तुम मुझे बता सकते हो कि वह काम क्या है?” 


हैरी ने असमय झुररीदार हो गए बालों 
गए चेहरे और सफ़ेद बालों को देखा। 
उसने सोचा कि काश वह कोई और जवाब दे पाता | कम 
रीमस, मुझे अफ़सोस है, लेकिन मैं नहीं बता सकता। अगर 


डम्बलडोर ने नहीं बताया 
बताना लाह नहीं बताया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे 


206 
अगर मैं स्कूल लौ 


रिश्वत 207 


“मुझे लग रहा था कि तुम यही कहोगे,' ल्यूपिन निराश होकर बोले। 
'लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम जानते हो कि में 
क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। मैं सुरक्षा देने के लिए तुम्हारे साथ चल 
सकता हूँ। तुम मुझे यह मत बताना कि तुम क्या करने वाले हो।' 

हैरी झिझका। यह बहुत लुभावना प्रस्ताव था, हालाँकि वह यह 
कल्पना नहीं कर पाया कि अगर ल्यूपिन सारे समय साथ रहेंगे, तो वे अपने 
गुप्त अभियान को उनसे कैसे छिपा पाएँगे। 

बहरहाल, हर्माइनी हैरान दिखने लगी। 

उसने पूछा, 'लेकिन टौंक्स का क्या होगा ?' 

“उसका क्या होना है ?' ल्यूपिन ने कहा। 

'देखिए,' हर्माइनी त्योरी चढ़ाकर बोली, “आप शादी-शुदा हैं! अगर 
आप हमारे साथ चले गए, तो उसे कैसा लगेगा ?' 

'टौंक्स बिलकुल सुरक्षित रहेगी,” ल्यूपिन ने कहा। “वह अपने 
माता-पिता के घर रहेगी।' 

ल्यूपिन की आवाज़ में कुछ अजीब था। लगभग ठंडापन। टौंक्स का 
उसके माता-पिता के घर पर छिपे रहने का विचार भी थोड़ा अजीब था। 
आख़िरकार, वह मायापंछी के समूह की सदस्य थी, और जहाँ तक हैरी 
जानता था, ख़तरों से जूझना पसंद करती थी। 

'रीमस,' हर्माइनी ने कहा, 'क्या सब कुछ ठीक है ... मेरा मतलब है 
-.. आपके और टौंक्स के बीच -' 

“सब कुछ ठीक है, धन्यवाद,” ल्यूपिन ने चिढ़कर कहा। 

हर्माइनी का चेहरा गुलाबी हो गया। एक बार फिर ख़ामोशी छा 
गई, थोड़ी अजीब और संकोच भरी! इसके बाद ल्यूपिन इस तरह बोले, 
जैसे कोई बुरी बात बता रहे हों, 'टौंक्स को बच्चा होने वाला है।' 

'ओह, कितनी बढ़िया बात है!” हर्माइनी ने कहा। 

रॉन उत्साह से बोला, “बहुत बढ़िया!” 

'बधाइयाँ,' हैरी ने कहा। 

ल्यूपिन के चेहरे पर नक़ली मुस्कान आ गई, हालाँकि यह दर्द भरी 
णिग रही थी, फिर वे बोले, “तो ... क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर है? क्या 
दम तीन से चार हो जाएँगे ? मुझे लगता है कि डम्बलडोर को यह अच्छा 

। आख़िर उन्होंने ही तो मुझे तुम्हारा गुप्त कलाओं से रक्षा का 


हैरी पॉटर 
Roots 


अलावा ह LA यह Re दूँ, मुझे यक्रीन 

जादू का सामना कर रहे हैं, जिससे हमर्म सं ज्यादातर लोगों 

र ततो bbe ताला हुआ है, न ही हमने उसकी कल्पना की है।' 
रॉन और हर्माइनी दोनों ने ही हैरी को देखा। 

'बस - बस ज़रा समझ लूँ,” उसने कहा। “आप टोंक्स को उसके 
माता-पिता के घर छोड़कर हमारे साथ चलना चाहते हैं ?' 

'वह वहाँ बिलकुल सुरक्षित रहेगी, वे उसकी देखभाल करेंगे,' 
ल्यूपिन बोले। वे उदासीनता के साथ जैसे अंतिम फ़ैसला सुना रहे थे। 'हैरी, 
मुझे यकीन है, जेम्स भी यही चाहता कि में तुम्हारे साथ रहूँ।' 

'देखिए,' हैरी ने धीरे से कहा, 'मुझे इतना यक़ीन नहीं है। मुझे पूरा 
भरोसा है कि मेरे डैडी यह जानना चाहते कि आप दरअसल अपने बेटे के 
साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं।' 

ल्यूपिन के चेहरे का रंग उड़ गया। किचन का पारा जैसे दस डिग्री 
कम हो गया था। रॉन ने कमरे में चारों तरफ़ घूरा, जैसे उसे वहाँ रखी सारी 
चीज़ों के नाम याद करने को कहा गया है। हर्माइनी की निगाह कभी हैरी, 
तो कभी ल्यूपिन की तरफ़ होती रही। 

“तुम समझते नहीं हो,' ल्यूपिन ने आखिरकार कहा। 

'तो फिर समझा दें,” हैरी ने कहा। 

ल्यूपिन ने थूक गटका। 

'मेंने - मैंने टॉक्स से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं 
परिणाम जानता था और तब से ही मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस 

स्‍! 

“अब समझ में आया,' हैरी ने कहा। 'तो आप उससे और बच्चे से 
पीछा छुड़ाकर हमारे साथ भागना चाहते हैं?” 

ल्यूपिन तेज़ी से खड़े हो गए। उनकी कुर्सी पीछे की तरफ़ उलट गई 
र इतने खूंखार अंदाज़ में उसे घूरा कि हैरी को पहली बार उनके 

पर भेड़िए की झलक दिखी। 

क्या तुम यह नहीं समझते हो कि मैंने अपनी पत्नी और अपने 
अजन्मे बच्चे के साथ कया किया है? मझे उससे नहीं करनी 
चाहिए थी, मैंने उसे आदत बना लिया कक उससे कभी शादी न 


ल्यूपिन ने उस कुर्सी को लात मारकर एक तरफ़ हटाया, जिस 


208 
टीचर नियुक्त किया था। इसके 


रिश्वत 
- 209 


उन्होंने अभी-अभी गिराया था। 


'तुमने मुझे हमेशा सिर्फ़ मायापंछी के समूह में या फिर हॉगवर्टस में 
हम्बलडोर के संरक्षण में देखा है! तुम जानते भी नहीं हो कि ज्यादातर 
जादूगर मेरे जैसे प्राणियों को किस तरह देखते हैं! जब उन्हें मेरे बारे में पता 
चलता है, तो वे मुझसे बात भी नहीं करना चाहते हैं! क्या तुम्हें नज़र नहीं 
आ रहा है कि मैंने क्या किया है? यहाँ तक कि उसका परिवार भी हमारी 
शादी से चिढ़ा हुआ है। कौन माता-पिता चाहेंगे कि उनकी इकलौती बेटी 
किसी नरभेड़िए से शादी करे? और बच्चा - बच्चा -' 

ल्यूपिन ने अपने बाल पकड़ लिए। वे बिलकुल पागल लग रहे थे। 

'मेरे जैसे लोगों को आम तौर पर बच्चे नहीं होते हैं! मुझे यक़ीन है 
कि वह बच्चा मेरे जैसा ही होगा - में खुद को कैसे माफ़ कर सकता हूँ, जब 
मैने जानते-बूझते हुए एक मासूम बच्चे को नरभेड़िया बनाने का जोखिम 
लिया? और अगर किसी चमत्कार से वह मेरे जैसा न हुआ, तब भी कोई 
खुशी की बात नहीं है। उसे ऐसे पिता पर हमेशा शर्म आएगी। इससे सौ 
गुना अच्छा तो यह होता कि उसका कोई पिता ही नहीं होता!' 

'रीमस!' हर्माइनी फुसफुसाकर बोली और उसकी आँखों में आँसू 
थे। 'ऐसा मत कहो - किस बच्चे को तुम पर शर्म आ सकती है ?' 

'ओह, में नहीं जानता, हर्माइनी,' हैरी ने कहा। “मुझे तो इन पर 
बहुत शर्म आती।' 

हैरी नहीं जानता था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा था, लेकिन इसके 
कारण अब वह भी खड़ा हो गया। ल्यूपिन ऐसे दिख रहे थे, जैसे हैरी ने उन्हें 
मार दिया हो। 

हेरी ने कहा, “अगर नई सरकार मगलू परिवारों के जादूगरों को 
बुरा मानती है, तो यह उस अर्ध-नरभेड़िए के साथ क्या करेगी, जिसका 
पिता मायापंछी के समूह में हो ? मेरे डैडी ने मेरी मम्मी और मेरी रक्षा करने 
की कोशिश में अपनी जान दी थी। आपको क्या लगता है, वे आपको यह 
सलाह देते कि आप अपने बच्चे को छोड़कर हमारे साथ रोमांचक ४233 
पर जाएँ ?! खित 

"तुम्हारी - तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ?” ल्यूपिन ने कहा। यह 
या व्यक्तिगत शोहरत की - हसरत नहीं है - इस तरह की बात कहने की 
एम्हारी हिम्मत कैसे हुई -' 


हैं, ? 
'मुझे लगता है क्रि आप थोड़ा ज़्यादा ही जोखिम लेने के मूड में 


हैरी पॉटर 
20 aad 
हेरी ने कहा। “आप सिरियस की तरह का क़दम उठाना चाहते हैं -' 

“हैरी, नहीं!” हर्माइनी ने उससे विनती की, लेकिन वह ल्यूपिन के 

आगबबूला चेहरे को घूरता रहा। 
“मुझे इस बात पर कभी यक्रीन नहीं होता,” हैरी ने कहा। "जिस 
आदमी ने मुझे दमपिशाचों से लड़ना सिखाया था - वह बुज़दिल है।' 
ल्यूपिन ने इतनी तेज़ी से छड़ी निकाली कि हैरी का हाथ मुश्किल से 
अपनी छड़ी तक पहुँच पाया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वह पीछे की 
तरफ़ उड़ने लगा, जैसे उसे जमकर मुक्का मारा गया हो। वह धड़ाम से 
किचन की दीवार से टकराया और फ़र्श पर गिर गया। उसने ल्यूपिन के 
चोगे की आखिरी झलक को दरवाज़े के पार ओझल होते देखा। 

'रीमस, रीमस, लौट आओ!' हर्माइनी चिल्लाई, लेकिन ल्यूपिन ने 
कोई प्रतिक्रिया नहीं की। एक पल बाद उन्हें सामने वाले दरवाज़े के धड़ाम 
से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। 

'हैरी!' हर्माइनी ने सुबकते हुए कहा। “तुमने ऐसा क्यों किया ?” 

“यह आसान था, हैरी ने कहा। वह उठकर खड़ा हो गया। जहाँ 
उसका सिर दीवार से टकराया था, वहाँ गूमड़ उठने लगा था। वह अब भी 
गुस्से के मारे काँप रहा था। 


'मेरी तरफ़ इस तरह मत देखो!” उसने हर्माइनी को झिड़कते हुए 
कहा । 
'अब तुम उस पर शुरू मत होना!' रॉन गुर्राया। 
“नहीं - नहीं - हमें लड़ना नहीं चाहिए!' हर्माइनी ने उन दोनों के बीच 
में आते हुए कहा। 


तुमह ल्यूपिन से यह नहीं कहना चाहिए था,” रॉन ने हैरी से कहा। 
'वे इसी लायक़ थे,” हैरी ने कहा। टूटी छवियाँ उसके दिमाग में 
रपट भाग रही थीं : सिरियस पर्दे में से गिर रहा था; डम्बलडोर बीच हवा 


में लटके हुए थे; हरी रोशनी की उसकी में की 
भीख मागती आवाज़ . एक चमक और उसकी माँ की रहम 


हैरी ने कहा, 'माता-पिताओं बच्चों नहीं 
छोड़ना चाहिए, जब तक > को अपने बच्चों को तब तक 


हेरी, जब तक कि उन्हें ऐसा करना ही न पड़े।' 
त सात्वना देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, 
ईर चला गया। उसकी आँखें हर्माइनी की 


रिश्वत oI] 


आग पर टिकी थीं। उसने एक बार इसी अँगीठी में 
की थी। उस वक्त वह जेम्स के बारे में तसल्ली ose be सके 
उसे तसल्ली दी थी। अब ल्यूपिन का यातना भरा, सफ़ेद चेहरा उसकी 
आँखों के सामने तैरने लगा। उसे पछतावा होने लगा। रॉन या हर्माइनी 
कुछ नहीं बोले, लेकिन हैरी को यक्रीन था कि उसकी पीठ के पीछे वे 
एक-दूसरे की तरफ़ देख रहे होंगे और ख़ामोशी से इशारों-इशारों में बातें 
कर रहे होंगे। 

वह मुड़ा और उसने देखा कि वे दोनों जल्दी से एक-दूसरे पर से 
अपनी नज्रें हटा रहे थे। 

'मैं जानता हूँ कि मुझे उन्हें बुज़दिल नहीं कहना चाहिए था।' 

हाँ, तुम्हें नहीं कहना चाहिए था,' रॉन ने तत्काल कहा। 

'लेकिन वे बुज़दिल जैसी हरकत कर रहे थे।' 

'फिर भी ...' हर्माइनी ने कहा। 

'मैं जानता हूँ,' हैरी ने कहा। “लेकिन अगर इसकी वजह से वे टौक्स 
के पास वापस लौट जाते हैं, तो यह अच्छा ही होगा, है ना?' 

वह चाहते हुए भी अपनी आवाज़ से आग्रह के अंदाज़ को हटा नहीं 
पाया। हर्माइनी सहानुभूतिपूर्ण दिख रही थी और रॉन अनिश्चित। हैरी 
अपने पैरों की तरफ़ देखते हुए अपने डैडी के बारे में सोचने लगा। क्या 
जेम्स हैरी का पक्ष लेते कि उसने ल्यूपिन से सही कहा था या फिर वे इस 
बात पर गुस्सा होते कि उनके बेटे ने उनके पुराने दोस्त के साथ बहुत गलत 
व्यवहार किया था? | 

खामोश किचन में कुछ समय पहले के वाक़ये का सदमा और रॉन 
तथा हर्माइनी के अनबोले ताने गूँज रहे थे। ल्यूपिन का लाया दैनिक 
जादूगर अब भी टेबल पर पड़ा था और सामने वाले पन्ने से हैरी का चेहरा 
फर्श को ताक रहा था। वह उसकी ओर चलकर गया और बैठ गया। उसने 
यूँ ही अख़बार के पन्ने खोले और उसे पढ़ने का नाटक करने लगा। वह 
शब्दों को समझ नहीं पाया। उसका दिमाग अब भी ल्यूपिन के साथ हुई 
मुठभेड़ को याद कर रहा था। उसे यक्रीन था कि दैनिक जाइूगर क 
ओर रॉन और हर्माइनी फिर से इशारों-इशारों में बातें कर रहे = 
एक पन्ने को ज़ोर से पलटा। तत्काल डम्बलडोर का तान उसकी औँ 
सामने आ गया। एक-दो पल बाद उसे उस तस्वीर का मतल सन 
आया, जिसमें एक परिवार दिख रहा था। फ़ोटो के नीचे ये शब्द थै : 


2I2 हैरी पॉटर 
डम्बलडोर परिवार : बाएँ से दाएँ, एल्बस, नवजात एरियाना को थामे 
पर्तिवल, केंड्रा और एबरफोर्थ। 

हैरी ने फ़ोटो को गौर से देखा। डम्बलडोर के पिता पर्सिवल अच्छे 
दिखते थे और उनकी आँखें इतने पुराने फ़ोटो में भी चमक रही थीं। बच्ची 
एरियाना ब्रेड से कुछ ही बड़ी दिख रही थी और उसके हक में ज़्यादा कुछ 
नहीं कहा जा सकता था। माँ केंड्रा के बिलकुल काले बाल ऊंचे जूड़े में बंधे 
थे। उनका चेहरा जैसे साँचे में ढला था। हालाकि उन्होंने ऊँचे गले वाला 
रेशमी गाउन पहन रखा था, लेकिन हैरी ने जब उन काली आँखों, गाल की 
उभरी हड्डियों और सीधी नाक को देखा, तो उसे अमेरिका के मूल 
निवासियों की याद आ गई। एलबस और एबरफ़ोर्थ जालीदार कॉलर वाली 
एक जैसी जैकेट पहने थे। उन दोनों की हेयरस्टाइल एक सी थी और उनके 
बाल कंधे तक लंबे थे। एल्बस कुछ साल बड़े थे, लेकिन इसके अलावा दोनों 
लड़के काफ़ी हद तक एक से दिख रहे थे। यह तब की बात थी, जब एल्बस 
की नाक नहीं टूटी थी और उन्होंने चश्मा पहनना शुरू नहीं किया था। 


परिवार काफ़ी खुश और सामान्य दिख रहा था तथा अख़बार में 
शांतिपूर्ण ढंग से मुस्करा रहा था। बच्ची एरियाना शॉल में से हाथ हिला 
रही थी। हैरी ने तस्वीर के ऊपर देखा। वहाँ पर यह हेडलाइन थी : 


एल्बस डम्बलडोर की शीघ्र प्रकाशित होने वाली जीवनी के अंश 
लेखिका रीटा स्कीटर 


हैरी ने सोचा कि उसे इस वक्त जितना बुरा लग रहा है, उससे ज़्यादा बुरा 
किसी बात से नहीं लग सकता, इसलिए वह इसे पढ़ने लगा : 


अपने पति पर्सिक्ल की चर्चित गिरफ्तारी और अज्काबान में 
कैद के बाद घमंडी और गर्वीली कोडा डम्बलडोर मोल्ड-ऑन-द-वोल्ड 
में रहना गवारा नहीं कर पाई। इसलिए उसने परिवार की जड़े 
उखाड़कर उन्हें गॉडरिक्स हॉलो में जमाने का फैसला किया। 
यह वही गाँव था, जो बाद में तुम-जानते-हो-कौन को हाथों 
हैरी पॉटर के बचने के कारण मशहूर हुआ। 


मोल्ड-ऑन-द-वोल्ड की तरह ही गॉडरिक्स हॉलो में भी 


बहुत से जादूगर परिवार रहते थे। कोड़ा उनमें से किसी को नहीं 
जानती थी, इसलिए उसने सोचा कि यहाँ उसे अपने पति के 


रिश्वत 243 
अपराध के बारे में लोगों की जिज्ञासा नहीं झेलनी पड़ेगी, 
जिसका सामना उसने अपने पुराने गाँव में किया था । यही 
वजह थी कि उसने अपने नए जादूगर पड़ोसियों के दोस्ती के 
आग्रह ठुकरा दिए और अपने परिवार को सबसे अलग-धलग 
रखा। 


'जब मैं घर पर बने कड़ाही केक लेकर नए परिवार का 
स्वागत करने गई, तो उसने मेरे चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर 
दिया,” बाथिल्डा बैगशॉट कहती हैं। 'पहले साल मुझे सिर्फ़ 
दोनों लड़के ही दिखे। अगर मैं जाड़े की आधी रात में चाँदनी में 
जड़ी-बुटी तोड़ने नहीं गई होती, तो मुझे कभी पता ही नहीं 
चलता कि उनके घर में एक बेटी भी थी। उस वक्त मैंने देखा 
कि कड़ा पीछे वाले बगीचे में एरियाना को घुमा रही थी। 
कसकर हाथ पकड़कर उसने उसे लॉन का एक चक्कर लगवाया 
और फिर दोबारा भीतर ले गई। मुझे इसका कोई कारण 
समझ में नहीं आया।' 

ऐसा लगता है कि कोड़ा के हिसाब से गॉडरिक्स हॉलो आने 
का कदम एरियाना को हमेशा-हमेशा के लिए छिपाने का 
आदर्श अवसर था, जिसकी वह शायद बरसों से योजना बना 
रही थी। इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। एरियाना को 
तब छिपाया गया, जब उसकी उम्र बमुश्किल सात बरस थी। 
ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी में जादू होता 
है, तो यह सात साल की उम्र में ही प्रकट होने लगता है। किसी 
को भी याद नहीं है कि एरियाना ने कभी जादुई योग्यता का 
हल्का सा भी चिन्ह दिखाया हो। इसलिए यह स्पष्ट है कि कड़ा 
ने अपनी बेटी के अस्तित्व को छिपाने का निर्णय लिया, क्योंकि 
अगर लोगों को यह पता चल जाता कि उसने एक नाकारा को 
जन्म दिया है, तो उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता। ज़ाहिर है, 
एरियाना को जानने वाले दोस्तों और पड़ोसियों से दूर पहुँचने 
पर उसे क़ैद करके रखना ज्यादा आसान हो गया। कोड़ा को 
भरोसा था कि एरियाना को जानने वाले मुट्ठी भर लोग इस 
रहस्य को कायम रखेंगे, जिनमें उसके दोनों भाई शामिल थे। ये 
दोनों भाई किसी भी तरह के अजीब सवाल के जवाब में अपनी 
माँ की सिखाई बात दोहरा देते थे : “मेरी बहन इतनी कमज़ोर 


24 हैरी पॉटर 
है कि स्कूल नहीं जा सकती।' 


अगले सप्ताह : एल्बस डम्बलडोर हॉगवर्ट्स में पुरस्कार और 
नाटक। 


हैरी ने गलत सोचा था। उसने जो पढ़ा था, उससे वह दरअसल पहले से भी 
ज़्यादा बुरा महसूस करने लगा। उसने खुशहाल परिवार की तस्वीर देखी। 
क्या यह सच था? वह कैसे पता लगाए ? वह गॉडरिक्स हॉलो जाना चाहता 
था, भले ही बाथिल्डा उससे बात करने की हालत में न हो। वह उस जगह 
जाना चाहता था, जहाँ उसने और डम्बलडोर ने अपने प्रियजनों को खोया 
था। वह अख़बार नीचे करके रॉन और हर्माइनी की राय पूछना चाहता था, 
तभी किचन में ज़ोरदार खट्ट की आवाज़ गूँजी। 


तीन दिनों में पहली बार हैरी क्रीचर के बारे में बिलकुल भूल गया 
था। उसका पहला विचार यह था कि शायद ल्यूपिन कमरे में दोबारा आ 
गए थे और एक पल के लिए वह गुत्थमगुत्था अंगों को नहीं पहचान पाया, 
जो हवा में से सीधे उसकी कुर्सी के पास प्रकट हो गए थे। हैरी जल्दी से 
खड़ा हो गया, जब क्रीचर ने खुद को पकड़ से छुड़ाया और हैरी को सलाम 
करके टर्राती आवाज़ में बोला, 'मालिक, क्रीचर चोर मंडंगस फ्लेचर को ले 
आया है।' | 


मंडंगस ने उठकर अपनी छड़ी निकाल ली। बहरहाल, हर्माइनी 
उससे ज्यादा तेज़ निकली। 


निरस्त्र भव!” 


मंडंगस की छड़ी हवा में उड़ी और हर्माइनी ने उसे पकड़ लिया। 
आँखें फाड़कर मंडंगस ने सीढ़ियों की तरफ़ छलॉग लगा दी । रॉन ने टॉग 


अड़ाकर उसे गिरा दिया और मंडंगस धड़ाम की ज़ोरदार आवाज़ के साथ 
पत्थर के फर्श पर गिर गया। 


कया ?' वह बिलबिलाया और रॉन की पकड़ से छूटने की कोशिश 
में कसमसाया। “मैंने किया क्या है? इस घटिया घरेलू जिन्न को मेरे पीछे 
क्यों लगाया है तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने किया क्या है, मुझे जाने 
दो, मुझे जाने दो, वरना -' 

पु धमकियाँ देने की स्थिति में नहीं हो,” हैरी ने कहा। उसने 
अख़बार एक तरफ़ फेंक दिया, कुछ ही क़दमों में ~ पार किया औरं 
मेडगस के पास घुटनों के बल बैठ गया, जिसने जूझना छोड़ दिया 


क 25 
आतंकित दिखने लगा। रॉन हॉफता हुआ उठकर खड़ा हो गया और उसे 
देखने लगा, जब हैरी ने अपनी छड़ी जान-बूझकर मंडंगस की नाक पर 
तानी। मंडंगस के पास से पसीने और तंबाकू के धुएँ की बदबू आ रही थी। 
उसके बाल गंदे और दुशाले दागदार थे। 


'मालिक, इस चोर को लाने में हुई देरी के लिए क्रीचर माफ़ी चाहता 
है,' जिन्न बोला। 'फ्लेचर बचने में माहिर है। उसके छिपने के कई ठिकाने 
और साथी हैं। बहरहाल, क्रीचर ने आखिरकार चोर को पकड़ ही लिया।” 

“तुमने सचमुच बहुत अच्छा किया, क्रीचर,' हैरी ने कहा और जिन्न 
ने सलाम किया। 

'देखो, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, हैरी ने मंडंगस से कहा, जो 
तत्काल चिल्लाया : “मैं दहशत में आ गया था, ठीक है? मैं कभी भी साथ 
नहीं आना चाहता था। बुरा मत मानना, दोस्त, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे 
लिए जान देने के लिए हाँ नहीं की थी। तुम-जानते-हो-कौन मेरी तरफ़ 
उड़कर आ रहा था। ऐसे में कोई भी वहाँ से भाग जाता! मैने हमेशा कहा था 
कि मैं यह काम नहीं करना चाहता -' | 

“तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि हममें से कोई और अंतर्ध्यान 
नहीं हुआ था,” हर्माइनी बोली। 

'देखो, तुम लोग तो हीरो हो, है ना लेकिन मैंने कभी नाटक नहीं 
किया था कि मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ -' 

'इस बात में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुमने बावरे-नैन का 
साथ क्यों छोड़ दिया,' हैरी ने अपनी छड़ी मंडंगस की फूली, लाल आँखों के 
ज़्यादा क़रीब लाते हुए कहा। “हम पहले से ही जानते हैं कि तुम अविश्वसनीय 
घटिया आदमी हो।' 2 र उवाय 

तो जिन्न को मेरे पीछे क्या लगाया : मैं 
के करण तो नहीं? मर पाल अब एक भी नहीं बा है, वरना मैं ते लौट 
देता -' 

'यह प्यालों के बारे में भी नहीं है, हालाँकि तुम मुद्दे के करीब आ 
रहे हो, हैरी ने कहा। 'चुप रहो और सुनो।' अलसे वह थोड़ी सी 

उसे ऐसा काम करना अद्भुत लग रहा था, मंडंगस की नाक के 
_प्याई जानने की कोशिश कर सके। हैरी की छड़ी अब देखने के लिए भेंगा 

ड़ के इतनी क़रीब थी कि मंडंगस को इसकी तरफ़ देख 
होना पड़ रहा था। ः 


हैरी पॉटर 
2l6 i ss 
“जब तुमने इस घर की हर क्रीमती चीज़ बटोर ली,' हैरी ने कहना 
शुरू किया, लेकिन मंडंगस ने बीच में ही उसकी बात काट दी। 

सिरियस को इस कचरे की ज़रा भी परवाह नहीं थी -' 

भागते क़दमों की आवाज़ आई, चमकते तांबे की झलक दिखी, 
धम्म की आवाज़ गूँजी और दर्द भरी चीख़ निकली : क्रीचर भागकर 
मंडंगस के पास आ गया था और उसने मंडंगस के सिर पर एक पतीला दे 
मारा था। 

'उसे हटा लो, उसे हटा लो, उसे तो ताले में बंद रखना चाहिए!' 
मंडंगस चीखा और झुक गया, जब क्रीचर ने भारी तली वाला बर्तन दोबारा 
उठाया। 

'क्रीचर, मत करो!” हैरी चिल्लाया। 

क्रीचर की दुबली बाँहें बर्तन के वज़न से कॉपी, जिसे उसने अब भी 
हवा में उठा रखा था। 

“बस एक बार और, मालिक, खुशक्रिस्मती के लिए ?' 

रॉन हसने लगा। 

हैरी बोला, “हमें उसे होश में रखना है, क्रीचर, लेकिन अगर उसका 
मुंह खुलवाने के लिए ज़रूरत पड़ी, तो तुम एक बार फिर यह काम कर 
सकते हो।' 

'बहुत बहुत धन्यवाद, मालिक,” क्रीचर ने सलाम करते हुए कहा 


और थोड़ा पीछे हट गया। उसकी बड़ी-बड़ी पीली आँखें अब भी हिक़ारत 
से मंडंगस पर जमी थीं। 


'जब तुमने इस घर की हर क़ीमती चीज़ बटोर ली,” हैरी एक बार 
फिर बोलने लगा, he तुमने किचन की अलमारी से बहुत सा सामान 
उठाया था। वहाँ एक लॉकेट था।' हैरी का मुंह अचानक सूख गया : उसे 


रान और हर्माइनी तनाव रोमांच 


| क्यों ?' मंडंगस ने पूछा। क्‍या वह क्रीमती था ?! 
तुम्हारे पास वह अब भी है!” हर्माइनी चिल्लाई। 


'नहीं, इसके पास नहीं है रॉन ने 
समझदारी “यह सोच रहीं 

है कि क्या इसे उसके ज़्यादा पैसे माने hres El कहा। यह 
शावा ?' मंडंगस ने कहा। ' सवाल ही नहीं उठता ... उसे मुफ्त गे 


रिश्वत 2I7 


देना पड़ा, है ना? कोई रास्ता ही नहीं था।' 

"तुम्हारा क्या मतलब है ?' 

'में छूमंतर गली में सामान बेच रहा था। तभी एक औरत ने मेरे 
पास आकर पूछा कि क्या मेरे पास जादुई सामान बेचने का लाइसेंस है। 
जासूस कहीं की! वह मुझ पर जुर्माना करने वाली थी, लेकिन लॉकेट पर 
उसका दिल आ गया। उसने मुझसे कहा कि वह उसे लेकर मुझे छोड़ देगी 
और मुझे खुद को खुशक्रिस्मत समझना चाहिए।' 


'वह औरत कौन थी ?' हैरी ने पूछा। 

'मुझे नहीं पता, कोई मंत्रालय की खूसट औरत थी।' 

मंडंगस ने एक पल के लिए सोचा, उसकी भौंह सिकुड़ गई। 

'नाटी थी। उसके सिर के ऊपर एक बो लगा था।' 

उसने त्योरी चढ़ाकर आगे कहा, 'मेंढकी जैसी दिखती थी।' 

हैरी के हाथ से छड़ी छूट गई और मंडंगस की नाक से टकराई। 
लाल चिंगारियाँ निकलने से मंडंगस की भौंहों में आग लग गई। 

‘जलधारा! हर्माइनी चीखी। उसकी छड़ी से पानी की धारा निकली, 
जिसने थूक उड़ाते और पानी गटकते मंडंगस को तरबतर कर दिया। 

हैरी ने नज़रें उठाकर देखा। उसकी ही तरह रॉन और हर्माइनी के 
चेहरों पर भी सदमा दिख रहा था। उसके दाएँ हाथ के पीछे के निशान में 
एक बार फिर से सुरसुरी होने लगी थी। 


अध्याय बारह 
जादू ही शक्ति है 


जब अगस्त का महीना ख़त्म होने लगा, तो ग्रिमॉल्ड चौक की घास सूरज 
की धूप में कुम्हलाकर कमज़ोर और भूरी हो गई। आस-पास के मकानों के 
लोगों ने वारह नंबर मकान या उसमें रहने वालों को कभी नहीं देखा था। 
वहाँ रहने वाले मगलू काफ़ी समय से मकान नंबरों की इस मज़ेदार गलती 
को स्वीकार कर चुके थे, जिस कारण ग्यारह और तेरह नंबर के मकान 
बिलकुल पास-पास थे। 

बहरहाल, चौक में अब ऐसे आगंतुक आ रहे थे, जिन्हें यह गलती 
बड़ी दिलचस्प लग रही थी। शायद ही कोई दिन ऐसा गुज़रता था, जब 
ग्रिमॉल्ड चौक में एक-दो नए लोग आकर मंडराने नहीं लगते थे। वे बस 
ग्यारह और तेरह नंबर के मकानों के सामने की रेलिंग पर टिककर दोनों 
मकानों के वीच की जगह को ताकते रहते थे। ये लोग हर दिन बदल जाते 
थे, हालाकि ऐसा लगता था कि उनमें से किसी को भी सामान्य कपड़े पसंद 
नहीं थे। उनके पास से गुज़रने वाले ज़्यादातर लंदनवासी अजीब पोशाकों 
के आदी थे और अमूमन उन पर ध्यान नहीं देते थे, हालाँकि कभी-कभार 
कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता था और सोचता था कि इतनी गर्मी में ये 
लोग इतने लंबे चोगे क्यों पहने हैं। 

देखने वालों को पहरेदारी में बहुत कम संतुष्टि मिल रही थी। 
कभी-कभार उनमें से कोई रोमांचित होकर आगे बढ़ता था, जैसे 
आखिरकार कोई दिलचस्प चीज़ दिख गई हो, लेकिन फिर अगले ही पल 
निराश होकर दोबारा अपनी जगह पहुँच जाता था। 

लंबे पहली सितंबर को चौक में सामान्य से ज़्यादा लोग मँडरा रहे थे। 

लंबे चोगे वाले आधा दर्जन लोग ख़ामोशी से पहरा दे रहे थे, ग्यारह और 


2I8 


जादू ही शक्ति है ४४५ 
तेरह नंबर के मकानों को हमेशा की तरह घूर रहे थे, लेकिन जिस चीज़ का 
उन्हें इंतज़ार था, वह अब भी उन्हें चकमा दे रही थी। जब शाम को कई 
सप्ताह बाद पहली बार ठंडी बारिश का अप्रत्याशित झोंका आया, तो एक 
पल के लिए उन्हें लगा कि कोई दिलचस्प चीज़ दिखी थी। विकृत चेहरे 
वाला आदमी और उसका सबसे क़रीबी गोलमटोल व पीले चेहरे वाला 
साथी उत्सुकता से आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल कुंठित और निराश 
दिखते हुए पहले जैसी निष्क्रिय अवस्था में आ गए। 

इसी दौरान बारह नंबर के मकान के भीतर हैरी ने अभी-अभी हॉल 
में प्रवेश किया था। वह सामने वाले दरवाज़े के ठीक बाहर ऊपर वाली 
सीढ़ी पर प्रकट हुआ था, लेकिन उसका संतुलन डगमगा गया था और उसे 
लगा था कि प्राणभक्षियों को पल भर के लिए उसकी खुली कोहनी की 
झलक दिख गई होगी। सामने वाले दरवाज़े को सावधानी से बंद करके 
उसने अदृश्य चोगा उतारकर अपनी बाँह पर डाल लिया। फिर वह अँधेरे 
गलियारे से बेसमेंट की ओर जाने वाले दरवाज़े की तरफ़ बढ़ा। उसके हाथ 
में दैनिक जादूगर की एक चुराई हुई प्रति थी। | का 

'सीवियरस स्नेप ?” एक सामान्य धीमी फुसफुसाहट ने उसका स्वागत 
किया, ठंडी हवा का झोंका उस पर पड़ा और उसकी जीभ एक पल के लिए 
उलट गई। | HE 

'मैंने आपको नहीं मारा,” उसने कहा, जब जीभ एक बार फिर 
अपनी जगह पर आ गई। धूल भरी आकृति में विस्फोट हुआ और हैरी ने 
अपनी साँस रोक ली। वह तब तक चुप रहा, जब तक कि मिसेज़ ब्लैक 
और धूल के बादल से दूर नहीं पहुँच गया। आधी सीढ़ियाँ उतरकर किचन 
के पास पहुँचने के बाद वह चिल्लाया, 'एक बुरी ख़बर है। तुम्हें यह पसंद 
नहीं आएगी।' 5 

किचन का हुलिया बदल चुका था और अब यह पहचान में नहीं आ 
रहा था। हर चीज़ अब चमक रही थी : तांबे के बर्तन गुलाबी हो गए थे, 
लकड़ी की टेबल का ऊपरी हिस्सा चमक रहा था और डिनर के लिए लगी 
प्लैटें अंगीठी में जल रही आग में चमक रही थीं, जिस पर एक कड़ाही गर्म 
हो रही थी। बहरहाल, कमरे की किसी और चीज़ का उतना कायापलट 

हुआ था, जितना कि घरेलू जिन्न का, जो इस वक़्त हैरी की हक 
जी से आ रहा था। वह बर्फ़ जैसा सफ़ेद टॉवेल पहने था, उसके कान 

वात कपास की तरह साफ़ व रोएँदार थे और उसके मरियल सीने पर 

का लॉकेट लटक रहा था। 


हैरी पॉटर 
nos 


“मास्टर हैरी, जूते उतार दें और डिनर से पहले हाथ धो लें,” क्रीचर 
अदृश्य चोगा लेते हुए बोला। फिर वह चोगे को दीवार के एक हुक पर 
लॅगने चला गया, जहाँ हाल ही में धुले कई पुराने दुशाले लटक रहे थे। 

'क्या हुआ?” रॉन ने सहमकर पूछा। यह साफ़ था कि हैरी के आने 
से पहले वह और हर्माइनी लिखे हुए नोट्स के पुलिंदे तथा हाथ से बनाए 
नक्शे देख रहे थे, जो लंबी किचन टेबल के सिरे पर रखे थे। बहरहाल, इस 
वक्त वे हैरी को देख रहे थे, जो उनकी तरफ़ धड़धड़ाता हुआ आया और 
उसने उनके चर्मपत्र के ऊपर अख़बार फेंक दिया। 

हुक जैसी नाक और काले बालों वाले आदमी की एक बड़ी 
जानी-पहचानी तस्वीर उन्हें घूरने लगी। इसके नीचे हेडलाइन थी : 
सीवियरस स्नेप हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर नियुक्त। 

“नहीं!” रॉन और हर्माइनी ज़ोर से बोले। 

हर्माइनी ने ज़्यादा फुर्ती दिखाई। वह अखबार पकड़कर ख़बर को 
ज़ोर से पढ़ने लगी। 

' “हॉँगवर्ट्स जादूगरी और तत्र विद्यालय में काफ़ी लबे अरसे से 
जादुई काढ़ों के टीचर सीवियरस स्नेप को आज इस प्राचीन स्कूल का 
हेडमास्टर नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा स्टाफ़ में कई महत्वपूर्ण 
परिवर्तन भी हुए हैं। मगलू अध्ययन की पुरानी टीचर के इस्तीफे के बाद 
अलेक्टो कैरो को इस विषय का टीचर नियुक्त किया गया है, जबकि उनके 
भाई एमिकस कैरो गुप्त कलाओं से रक्षा के नए प्रोफ़ेसर होंगे। 

“हमारी सर्वश्रेष्ठ जादूगर परंपराओं और मूल्यों को संरक्षित रखने 
के इस अवसर का मैं स्वागत करता हूँ -”' जैसे, हत्या करना और लोगों के 
कान काटना, है ना! स्नेप, हेडमास्टर! स्नेप डम्बलडोर की स्टडी में - मर्लिन 
का पैंट! वह चीख़ी, जिससे हैरी और रॉन दोनों ही उछल पड़े। वह 
जकर तेजी से खड़ी हुई और धड़धड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई 
जा ति वह चिल्लाई, 'एक मिनट में आती हूँ! मु 

मलिन का पैंट ?' ” रॉन ने दिलचस्पी से दोहराया । “वह सचमुच 


परेशान होगी।' 
पढ़ी। ॥।' उसने अख़बार अपनी तरफ़ खींचा और स्नेप की ख़बर 


220 


उड सच्चाई जानते है। शत नहीं करेंगे। मैक्गॉनेगल, फ़्लिटविक और 
वे स्नेप को हेडमास्टर के जानते हैं कि डम्बलडोर की मौत कैसे हुई थी 


रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और ये 


भाई-बहन कौन हें ?’ 

'प्राणभक्षी हैं,” हैरी ने कहा। “उनकी तस्वीरें भीतर हैं। जब 
इम्बलडोर को मारा था, तब वे मीनार पर ही थे। इस =e 
एक जगह पहुँच चुके हैं। और,” हैरी ने एक कुर्सी खींचते हुए कटुतापूर्वक 
कहा, “मुझे नहीं लगता कि बाक़ी टीचर्स के पास रुके रहने के अलावा और 
कोई विकल्प है। अगर मंत्रालय और वोल्डेमॉर्ट स्नेप के साथ हैं, तो फिर 
टीचर्स को रुककर पढ़ाना ही होगा, वरना अज्काबान में कुछ साल की सज़ा 
काटनी होगी - और वह भी तब, जब वे खुशक्रिस्मत हों। मुझे लगता है कि 
वे सभी रुककर विद्यार्थियों की रक्षा करने की कोशिश करेंगे।' 

क्रीचर तेज़ी से टेबल की तरफ़ आया। उसके हाथों में एक बड़ा 
पतीला था, जिसमें से उसने सूप निकालकर चमचमाते कटोरों में डाल 
दिया। ऐसा करते समय वह अपने दाँतों के बीच से सीटी बजा रहा था। 

“धन्यवाद क्रीचर,' हैरी ने कहा और दैनिक जादूगर को पलट दिया, 
ताकि स्नेप का चेहरा न देखना पड़े। ‘अच्छा, कम से कम अब हम यह तो 
जान चुके हैं कि स्नेप कहाँ है।' 

वह सूप को चम्मच से मुँह में डालने लगा। जब से क्रीचर को 
रेग्युलसं का लॉकेट दिया गया था, उसकी पाककला में नाटकीय सुधार 
हुआ था : आज का फ्रेंच ओनियन इतना स्वादिष्ट था, जितना कि हैरी ने 
पहले कभी नहीं चखा था। 

'बहुत से प्राणभक्षी अब भी मकान की पहरेदारी कर रहे हैं,” उसने 
रॉन से कहा, 'हमेशा से कहीं ज़्यादा। उन्हें शायद यह उम्मीद is हम 
लोग अपने स्कूल वाले संदूक उठाकर बाहर निकलेंगे और हॉगवर्ट 
एक्सप्रेस पकड़ने के लिए चल देंगे।' 

रॉन ने अपनी घड़ी देखी। Fe 

'मैं भी दिन भर से यही सोच रहा हूँ। ट्रेन तो लगभग छह घंटे पहले 

गई होगी। इस पर सवार न होना अजीब है, है ना ?' न 

हैरी को पुरानी याद आ गई। एक बार वह और रॉन कार । ९ 
हए इसके पीछे गए थे। तब भाप वाला लाल इंजन खेतों और ats 
र चमकती हुई लाल इल्ली जैसा दिख रहा था। उसे यक़ीन बैठे होंगे। 

होंगवर्ट्स एक्सप्रेस में जिनी, नेविल और लूना एक साथ इस बारे में 
शायद वे सोच रहे होंगे कि वह, रॉन और हमईनी कहीं होंगे या ई 
व कर रहे होंगे कि हेडमास्टर स्नेप को परेशान करने का 


हैरी पॉटर 
222 हैरी पॉटर 


तरीक़ा कौन सा होगा। 
“लौटते समय अभी-अभी उन्होंने मेरी झलक देख ली थी, हेरी ने 


कहा। “मैं सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर ठीक से नहीं कूद पाया था और चोगा 


सरक गया था।' 

“मुझसे तो ऐसा हर बार हो जाता है। ओह, लो वह आ गई, रॉन ने 
कहा और अपनी गर्दन घुमाकर हर्माइनी को दोबारा किचन में आते हुए 
देखने लगा। “और मर्लिन के सबसे बड़े पैंट की क़सम, क्या हो गया था?” 

'मुझे इसकी याद आ गई थी,” हर्माइनी ने हॉफते हुए कहा। 

वह फ़ेम वाली एक बड़ी तस्वीर उठाए थी, जिसे अब उसने फ़र्श पर 
नीचे रख दिया। फिर वंह किचन के ड्रेसर से अपना छोटा बैग उठाकर 
लाई। उसे खोलकर वह तस्वीर को उसके भीतर रखने लगी। हालाँकि 
तस्वीर बैग से बहुत बड़ी थी, लेकिन कुछ ही पलों में यह भी बहुत सारी 
चीज़ों की तरह बैग की गहराई में ओझल हो गई। [ 

'फ़िनीज़ नाइजेलस,' हर्माइनी ने स्पष्ट किया, जब उसने बैग को 
किचन की टेबल पर फेंका, जिससे आम तौर पर होने वाली ज़ोरदार खन्न 
की आवाज़ हुई। 

“मैं समझा नहीं ?” रॉन ने कहा, लेकिन हैरी समझ गया। फ़िनीज़ 
नाइजेलस ब्लैक ग्रिमॉल्ड चौक की अपनी तस्वीर और हॉगवर्टस में 
हेडमास्टर के ऑफ़िस में टैंगी अपनी तस्वीर में इच्छानुसार आ-जा सकता 
था। निश्चित रूप से इस वक्त स्नेप डम्बलडोर की गोलाकार स्टडी में बैठा 
होगा। यक्रीनन स्नेप डम्बलडोर के चाँदी के नाजुक जादुई यंत्रों, पत्थर के 
स्मृति पात्र, बोलती टोपी और जब तक कि उसे हटाकर कहीं और न रख 
दिया हो, गौरव गरुड़द्वार की तलवार का मालिक बनने पर विजय के 
उल्लास में झूम रहा होगा। 


३ फ़िनीज़ नाइजेलस को ख़बर मालूम करने के लिए यहाँ भेग 
क ला Ae कुर्सी पर बैठते हुए रॉन को बताया। ' कक 
_ श करने दो। फ़िनीज़ नाइजेलस अब सिर्फ़ मेरे हैंडबैग 
भीतरी हिस्से को ही देख पाएगा।' ङ्‌ ब सिः 
बहुत बढ़िया सोचा!' रॉन ने कहा, वह प्रभावित दिख रहा था। 


धन्यवाद,” हर्माइनी मुस्कराई और तरफ़ खींचा। 
हैरी, आज और क्या हुआ?” सूप को अपनी तर 


जादू ही शक्ति है 223 


“कुछ नहीं,” हैरी ने कहा। “सात घंटे तक मंत्रालय के प्रवे 
नज़र रखी। वह नहीं दिखी। वैसे रॉन, तुम्हारे डैडी ज़रूर दिखे थे। बे अच्छे 
दिख रहे थे।' 

रॉन ने इस ख़बर पर सिर हिलाया। वे फ़ैसला कर चुके थे कि 
मंत्रालय आते-जाते समय मिस्टर वीज्ली से संपर्क करने की कोशिश बहुत 
ख़तरनाक थी, क्योंकि मंत्रालय के दूसरे कर्मचारी उन्हें हमेशा घेरे रहते थे। 
बहरहाल, यह आश्वस्त करने वाला था कि उन्हें उनकी झलक दिखती 
रहती थी, भले ही वे बहुत तनावग्रस्त दिखते हों। 

'डैडी हमेशा कहते थे कि मंत्रालय के ज़्यादातर लोग ऑफ़िस आने 
के लिए छू नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं,” रॉन ने कहा। “इसीलिए हमें 
अंबरिज नहीं दिख पाई है। वह कभी पैदल नहीं चलेगी। वह खुद को बहुत 
ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है।' 

“और वह अजीब बूढ़ी जादूगरनी तथा नेवी ब्लू दुशालों वाला नाटा 
जादूगर ?' हर्माइनी ने पूछा। 

'ओह हाँ, जादुई मरम्मत विभाग का आदमी,” रॉन ने कहा। 

तुम्हें कैसे पता कि वह जादुई मरम्मत विभाग में काम करता है,” 
हर्माइनी ने पूछा। उसके सूप की चम्मच हवा में झूल रही थी। 

'हैडी ने बताया था कि जादुई मरम्मत विभाग का हर कर्मचारी नैवी 
व्लू रंग के दुशाले पहनता है।' 

'लेकिन तुमने यह बात तो हमें कभी बताई नहीं!” 

हर्माइनी ने अपनी चम्मच नीचे रखकर उन नोट्स और नक्शों को 
अपनी तरफ़ खींचा, जिन्हें वह और रॉन हैरी के आने से पहले देख रहे थे। 

'ैवी ब्लू रंग के दुशालों के बारे में तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कुछ 
भी नहीं!” उसने पन्नों को तेज़ी से पलटते हुए कहा। 

'इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है?” उच 

'रॉन, हर चीज़ से फ़र्क़ पड़ता है! अगर हम मंत्रालय में घुसने जा र 
है और उनकी पकड़ में नहीं आना चाहते हैं, जब वे शर्तिया तौर पर 

के प्रति सतर्क होंगे, तो हर छोटी-छोटी बात महत्वपूर्ण होती है! 
लोग वार-वार यह क्यों दोहरा रहे हैं मेरा मतलब है, याद ताज़ा स 
इन सारी यात्राओं से क्या फ़ायदा है, अगर तुम हमें यह बताने 
"वमत नहीं उठा रहे हो -' 


हैरी पॉटर 
224 —— 


“ओह, छोड़ो भी, हर्माइनी, मैं तो बस एक छोटी सी बात भूल गया 
था -' जादू मं 

तुम्हें एहसास है, है ना, कि इस वक्त हमारे लिए जादू मंत्रालय से 
ज्यादा ख़तरनाक जगह दुनिया में कोई और नहीं है - 

'मुझे लगता है कि हमें यह काम कल ही कर देना चाहिए,' हैरी ने 
कहा। हे 

हर्माइनी एकदम चुप हो गई और उसका मुंह लटक गया। रॉन का 
सूप उसके गले में अटक गया। 

“कल ?' हर्माइनी ने दोहराया। 'तुम मज़ाक़ तो नहीं कर रहे हो, 
हैरी ?! 

'मैं गंभीर हूँ,” हैरी ने कहा। 'मुझे नहीं लगता कि हम इस वक्त 
जितने तैयार हैं, एक महीने तक मंत्रालय के प्रवेश द्वार के पास खड़े रहने के 
बाद भी उससे ज्यादा अच्छी तरह तैयार हो पाएँगे। हम इस काम में जितनी 
देर करेंगे, वह लॉकेट उतनी ही दूर पहुँच सकता है। इस बात की काफ़ी 
संभावना है कि अंबरिज ने उसे पहले ही फेंक दिया होगा। वह खुलता ही 
नहीं है।' 

रॉन ने कहा, “हो सकता है, उसने उसे खोलने का कोई तरीक़ा खोज 
लिया हो और अब वोल्डेमॉर्ट की आत्मा ने उस पर क़ब्ज़ा जमा लिया हो।' 


'इससे कोई फ़क़ नहीं पड़ेगा! वह पहले ही बहुत बुरी है,” हैरी ने कंधे 
उचकाए। 

गहरे विचार में डूबी हर्माइनी अपना होंठ काट रही थी। 

हम हर महत्वपूर्ण बात जानते हैं,” हैरी ने हर्माइनी से कहा। हम 
जानते हैं कि उन्होंने मंत्रालय में अंतर्ध्यान या प्रकट होने पर पाबंदी लगा दी 
है। हम जानते हैं कि अब मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ सदस्यों को ही अपने 
र को छू नेटवर्क से जोड़ने की इजाज़त है, क्योंकि रॉन ने दो चुप्यों को इस 
रे में शिकायत करते सुना था। और हम थोड़ा-बहुत जानते हैं किं 


अंबरिज का ऑफ़िस कहाँ है क्योंकि तुमने उस आदमी की बात 
सुनी थी, जो उसने अपने साथी से कही थी -' हाक वाले. 


'मुझे पहले वाले Re 
हनी ने तत्काल कह | गलियारे में जाना है। डोलोरेस ने बुलाया है 


'बिलकुल,' हैरी ने कहा। “और हम जानते हैं कि अंदर घुसने के 


जादू ही शक्ति है 225 
लिए एक अजीब से सिक्के या टोकन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने 
को अपनी सहेली से एक टोकन उधार लेते देखा था - 


'लेकिन हमारे पास तो एक भी नहीं हे!” 

'अगर योजना सफल हो जाती है, तो हमारे पास आ जाएँगे,” हैरी 
धीरे से बोला। 

'मैं नहीं जानती, हैरी, मैं नहीं जानती ... बहुत सी चीज़ें गडबडा 
सकती हैं। सब कुछ क्रिस्मत पर निर्भर है ...' 

'अगर हम तैयारी में तीन महीने और लगा दें, तब भी तो यही 
हालत रहेगी,” हैरी ने कहा। “अब काम करने का वकत आ चुका है।' 


रॉन और हर्माइनी के चेहरों को देखकर वह समझ गया कि वे डर 
रहे थे। उसे भी ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था, बहरहाल उसे यक़ीन था कि 
अब योजना को हक़ीक़त में बदलने का समय आ चुका है। 


वे पिछले चार हफ्तों से बारी-बारी से अदृश्य चोगा पहनकर 
मंत्रालय के आधिकारिक प्रवेशद्वार की जासूसी कर रहे थे। मिस्टर वीज्ली 
के कारण रॉन को बचपन से ही असली प्रवेशद्वार मालूम था। उन्होंने 
ऑफ़िस के अंदर जाते मंत्रालय के कर्मचारियों का पीछा करके उनकी 
बातचीत सुनी थी और इस बात पर गौर किया था कि उनमें से कौन-कौन 
हर दिन एक ही समय पर अकेले आते हैं। इस दौरान उन्हें कभी-कभार 
किसी के ब्रीफ़केस से दैनिक जादूगर चुराने का मौक़ा भी मिल जाता था। 
धीरे-धीरे उन्होंने शुरुआती नक्शे और नोट्स बना लिए, जो इस वक्त 
हर्माइनी के सामने रखे थे। 

“ठीक है,” रॉन ने धीरे से कहा, 'मान लेते हैं कि हम इस काम के 
लिए कल जाते हैं ... लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ़ मैं और हैरी ही जाएँ।' 

'ओह, दोबारा वही मुद्दा शुरू मत करो!” हमाइनी ने आह भरते हुए 
कहा। 'मुझे लगा था कि हम यह बात पहले ही तय कर चुके हैं।' 

मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर चोगे में जासूसी करना एक बात है, 

यह अलग है, हर्माइनी।” रॉन ने दस दिन पहले के दैनिक जादूगर की 
परफ उंगली दिखाई। “तुम्हारा नाम मगलू परिवार में पैदा उन जादूगरों की 

में है, जो सुनवाई में नहीं गए थे!” र 
'और उनके हिसाब से तुम तो इस वक्त अपने घर पर स्पैटरग्राइट 


दि 


से मर रहे हो! अगर किसी को नहीं जाना चाहिए, तो वह हैरी है। उसके 


226 हैरी पॉटर 
सिर पर तो दस हज़ार गैलियन का इनाम है -' 

शतो फिर ठीक है, मैं यहीं रुका रहूँगा,' हैरी ने कहा। 'अगर तुम 
वोल्डेमॉर्ट को हरा दो, तो मुझे बता देना, ठीक है?” 

रॉन और हर्माइनी हँसने लगे। तभी हैरी के माथे के निशान में दर्द 
की लहर दौड़ गई। उसका हाथ फ़ौरन वहाँ पहुँच गया। उसने हर्माइनी की 
आँखों को सिकुड़ते देखा और अपनी आँखों पर से बाल हटाने का नाटक 
किया। 

“अच्छा, अगर हम तीनों को ही जाना है, तो हमें अलग-अलग 
अंतर्ध्यान होना पड़ेगा,' रॉन कह रहा था। 'अब हम तीनों एक साथ चोगे में 
नहीं समा सकते।' 

हैरी के निशान का दर्द अब बढ़ता जा रहा था। वह खड़ा हो गया। 
क्रीचर तेज़ी से उसकी तरफ़ आया। 

“मालिक ने सूप ख़त्म नहीं किया है। क्या मालिक ज़ायक्रेदार स्टू 
पसंद करेंगे या फिर ट्रिकल टार्ट, जो मालिक की पसंदीदा डिश है?” 

“धन्यवाद क्रीचर, लेकिन मैं एक मिनट में आता हूँ - अर - 
बाथरूम ।' 

हैरी जानता था कि हर्माइनी उसे शंका से देख रही थी, इसलिए वह 
जल्दी से हॉल की सीढ़ियाँ चढ़ा। पहली मंज़िल पर पहुँचकर वह तेज़ी से 
बाथरूम में घुसा और दरवाज़े की साँकल लगा ली। दर्द से कराहते हुए वह 
काले वॉश-बेसिन पर झुक गया, जिसके नल साँप के खुले मुंह जैसे थे। 
फिर उसने अपनी आँखें बंद कर लीं ... 

वह शाम के धुँधलके में एक सड़क पर जा रहा था। दोनों तरफ़ के 
भड़कीले मकानों की ऊँची-ऊँची छतें दिख रही थीं। 

वह उनमें से एक मकान के पास गया और दरवाज़े पर अपनी लंबी 


उंगलियों वाला सफ़ेद हाथ रखा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसके भीतर 
रोमांच बढ़ रहा था ... 


एक हँसती हुई औरत ने दरवाज़ा खोला। लेकिन हैरी को देखते ही 
उसका चेहरा उतर गया। हँसी अब दहशत में बदल गई थी ... 
हक ?” एक ऊँची, ठंडी आवाज़ आई। 
ला ने अपना सिर हिलाया। वह दरवाज़ा बंद करने की कोरर 
कर रही थी। एक सफ़ेद हाथ दरवाज़े को पकड़े था और उसे दरवाज़ा ब 


जादू ही शक्ति है 227 


करने से रोक रहा था ... 

'मुझे ग्रेगरोविच चाहिए।' 

'वह यहाँ नहीं रहता/” औरत सिर हिलाते हुए चिल्लाई। 'वह अब 
यहाँ नहीं रहता है! वह यहाँ नहीं रहता है! मैं उसे नहीं जानती हूँ!' 

दरवाज़ा बंद करने की कोशिश छोड़कर अब वह अँधेरे हॉल में पीछे 
हटने लगी। हैरी उसके पीछे-पीछे गया और लंबी उँगलियों वाले हाथ से 
छड़ी निकाल ली। 

“वह कहाँ है ?' 

'क्या पता कहाँ है! वह कहीं और रहने लगा है! मुझे नहीं मालूम, 
मुझे नहीं मालूम !” 

उसने छड़ी उठाई। औरत चीख़ उठी। दो छोटे बच्चे भागते हुए हॉल 
में आए। औरत ने अपने हाथ फैलाकर उन्हें बचाने की कोशिश की। हरी 
रोशनी की एक चमक हुई - [ | 

“हैरी! हैरी!' 

उसने अपनी आँखें खोलीं। वह फ़र्श पर गिर गया था। हर्माइनी 
दरवाज़े पर एक बार फिर मुक्के बरसा रही थी। 

“हैरी, दरवाज़ा खोलो! 

वह जानता था कि वह चिल्ला पड़ा था। उसने उठकर दरवाज़े की 
सकल खोली। हर्माइनी तत्काल लड़खड़ाती हुई भीतर आ गई। उसने 
अपना संतुलन ठीक किया और संदेह से चारों तरफ़ देखा। रॉन उसके ठीक 
पीछे था और थोड़ा घवराया हुआ दिख रहा था, जब उसने अपनी छड़ी ठंडे 
वाथरूम के कोनों की ओर तानी। 

'तुम क्या कर रहे थे?” हर्माइनी ने कठोर लहलज़े में पूछा। 

तुम्हे क्या लगता है, मैं क्या कर रहा था?” हैरी ने बहादुरी दिखाने 
की कमज़ोर कोशिश करते हुए पूछा। 

'तुम बुरी तरह चिल्ला रहे थे!' रॉन ने कहा। 

'ओह हाँ ... शायद मेरी झपकी लग गई + गहरी ससे 

'हैरी, हमारी अपमान मत करो,” हमईनी न॑ 7 
दए कहा। “हम जानते है कि नीचे रे निशान मे दर्द हुआ था और 

भकत तुम्हारा चेहरा बर्फ़ जितना सफ़ेद है।' 


हैरी पॉटर 
228 र 
बाथ के कोने पर बैठ गया। 

हक है। मैंने अभी-अभी वोल्डेमॉर्ट को एक औरत की हत्या करते 
देखा है। अब तक शायद उसने उस औरत के पूरे परिवार को मार डाला 
होगा, जबकि उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। यह तो एक बार फिर 
सेडरिक जैसा था। उन लोगों की गलती बस इतनी थी कि वे वहाँ पर थे ...' 

"हैरी, तुम्हें अपने साथ अब यह सिलसिला नहीं चलने देना चाहिए!' 
हर्माइनी चिल्लाई और उसकी आवाज़ बाथरूम में गूँजने लगी। “डम्बलडोर 
चाहते थे कि तुम गुप्तविद्या का इस्तेमाल करो! उन्हें लगता था कि यह 
आपसी संबंध ख़तरनाक है - बोल्डेमॉर्ट इसका इस्तेमाल कर सकता है, 
हैरी! उसे किसी को मारते या यातना देते देखने से क्या फ़ायदा है? इससे 
क्या मदद मिल सकती है ?' 

“इससे मुझे पता चल जाता है कि वह क्या कर रहा है,' हैरी ने 
कहा। 

'तो तुम उसे अपने दिमाग से बाहर रखने की कोशिश भी नहीं 
करोगे ?' 

'हर्माइनी, मैं नहीं कर सकता। तुम तो जानती ही हो कि मैं 
गुप्तविद्या में बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे यह कभी समझ में ही नहीं आई।' 

“तुमने दरअसल कभी कोशिश ही नहीं की!” वह तैश में बोली। “मैं 
यह नहीं समझ पाई, हैरी - क्या तुम्हें यह खास संपर्क या संबंध पसंद है -' 

वह हैरी के चेहरे के भाव देखकर बीच में ही रुक गई, जब वह 
उठकर खड़ा हुआ। 

'पसंद है ?' उसने धीरे से कहा। 'क्या यह तुम्हें पसंद आता ?' 

'में - नहीं मुझे अफ़सोस है, हैरी, मेरा यह मतलब नहीं था -' 

मे इससे नफ़रत करता हूँ। मैं इस वात से नफ़रत करता हूँ कि वह 
र भीतर पहुँच सकता है, कि मुझे उसे उसके सबसे ख़तरनाक रूप मे 

ना पड़ता है। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करूँगा।' 

'डम्बलडोर -' 


डम्बलडोर को भूल जाओ। यह किसी और का नहीं, मेरा फ़ैसली 


है। मैं जानना चाहता हैं 
हूँ कि वह ग्रेगरोविच 
अकेले के पीछे क्यों पड़ा है। 


एक विदेशी छड़ीसाज़ है,' हैरी ने कहा। 'उसने क्रम की छड़ी बनाई 


थी और क्रम का मानना है कि वह बेजोड़ छड़ीसाज़ है।' 


रॉन ने कहा, 'लेकिन तुम्हारे मुताविक वोल्डेमॉर्ट ने ऑलिवैन्डर को 
कहीं क़ैद कर रखा है। अगर उसके पास पहले से ही एक छड़ी बनाने वाला 
है, तो फिर उसे दूसरे की क्या ज़रूरत है?” 

‘शायद वह भी क्रम की तरह ही सोचता है। शायद उसे भी लगता 
है कि ग्रेगरोविच बेहतर है ... या फिर वह सोचता है कि ग्रेगरोविच उसे 
बता देगा कि मुझ पर हमला करते वक्त मेरी छड़ी ने जो किया था, वह 
क्यों किया था, क्योंकि ऑलिवैन्डर को तो इसका कारण समझ में नहीं 
आया था।' 


हैरी ने चटके हुए, धूल भरे आईने में देखा। उसे दिखा कि रॉन और 
हर्माइनी उसकी पीठ पीछे संदेह भरी निगाहों से एक-दूसरे को देख रहे थे। 

'हैरी, तुम बार-बार यह क्यों कहते हो कि तुम्हारी छड़ी ने कुछ 
किया था,” हर्माइनी ने कहा, “वह तो तुमने किया था! तुम अपनी शक्ति की 
ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लेते हो ?' 

'क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह काम मैंने नहीं किया था! और 
वोल्डेमॉर्ट भी जानता है, हर्माइनी! हम दोनों ही जानते हैं कि वास्तव में क्या 
हुआ था!' 

उन्होंने एक-दूसरे को गुस्से से देखा। हैरी जानता था कि वह 
हर्माइनी को यक्रीन नहीं दिला पाया था और वह विरोध में तर्क खोज रही 
थी। दोनों ही चीज़ों के बारे में उसकी छड़ी के वारे में भी और इस बारे में 
भी कि वह वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में देखने की कोशिश क्यों कर रहा था। उसे 
राहत मिली, जब रॉन ने वीच में हस्तक्षेप किया। 

रहने दो,” उसने हर्माइनी को सलाह दी। 'यह उस पर है। और 
र हमें कल मंत्रालय जाना है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसकी 

ना के वारे में बातें करनी चाहिए ?' नक 

हर्माइनी ने मन मारकर अपनी बात वहीं छोड़ दी, हालाँकि pe 
घक्रीन था कि वह पहला मौक़ा मिलते ही दोबारा हमला करेगी। 
किचन में पहुँचे, जहाँ क्रीचर ने उन सभी को स्टू और ट्रिकल टाट परोसा। 

वे उस रात देर से सोने गए, क्योंकि वे अपनी योजना पर त दूसरे के 

वातं करते रहे, जब तक कि उन्होंने उसे पूरा याद करके RR में 
बिना गलती किए दोहरा नहीं दिया। हैरी अब सिरियस, ल्यूपिन 
लेगा था। उसने अपनी छड़ी की रोशनी अपने डैडी, सिरियस, लव 


हैरी पॉठर 
230 ----++ 
फ़ोटो पर केंद्रित की। वह दस मिनट तक योजना के बारे में 
गा हम । बहरहाल, जब उसने अपनी छड़ी की रोशनी बुझाई, तो वह 
भेसबदल काढ़े या वमनकारी टॉफ़ी या जादुई मरम्मत विभाग के नैवी ब्लू 
दुशालों के बारे में नहीं सोच रहा था। वह ग्रेगरोविच नामक छड़ीसाज़ के 
बारे में सोच रहा था और यह भी कि ग्रेगरोविच कब तक छिपा रह पाएगा, 
जब वोल्डेमॉर्ट इतने दृढ़ संकल्प के साथ उसका पीछा कर रहा था। 

ऐसा लगा, जैसे आधी रात के बाद भोर का उजाला बहुत जल्दी हो 
गया। | 

'तुम भयंकर दिख रहे हो,' रॉन ने पहला वाक्य कहा, जब वह हैरी 
को जगाने के लिए कमरे में आया। 

'ज्यादा समय तक नहीं,' हैरी ने जम्हाई लेते हुए कहा। 

उन्हें हमाइनी नीचे किचन में मिली। क्रीचर ने उसे कॉफ़ी और हॉट 
रोल परोस दिए थे। हैरी को हर्माइनी थोड़ी बौराई हुई दिखी - वैसी ही, 
जैसी परीक्षाओं में रिवीज़न करते वक्त दिखती थी। 

“दुशाले,' हमईइनी ने धीरे से कहा। फिर उन्हें देखने के बाद उसने 
घबराकर अपना सिर हिलाया और अपने बैग में तलाश करने लगी, 
“'भेसबदल काढ़ा ... अदृश्य चोगा ... विस्फोटक-ध्यानभंग ... तुम दोनों को 
भी ये दो-दो रख लेना चाहिए, ताकि वक्‍त-ज़रूरत काम आएँ ... 
वमनकारी टॉफ़ी, नासिका रक्तप्रवाह टॉफी, विस्तारित कान ...' 

नाश्ता करने के बाद वे ऊपर की मंज़िल पर पहुँच गए। क्रीचर ने 
उन्हें झुककर सलाम करके किचन से विदा किया और यह वादा किया कि 
उनके लौटकर आने तक वह स्टीक और किडनी पाई तैयार रखेगा। 


“भगवान उसका भला करे,' रॉन ने प्यार से कहा, “और में सोचता 
था कि उसका सिर काटकर दीवार पर लटका देना चाहिए।' 

वे बहुत सावधानी से सामने वाली सीढ़ी तक गए। उन्हें सूजी आँखों 
वाले दो प्राणभक्षी दिख रहे थे, जो धुंध भरे चौक में खड़े होकर घर की 


निगरानी कर रहे थे। हर्माइनी पहले रॉ अंतर्ध्यान हुई, फिर हैरी 
ला ला रॉन के साथ अतर्ध्यान हुई, 


छोटे ह और दम घुटने के सामान्य संक्षिप्त अंतराल के बाद हैरी 5१ 
रास्ते पर पहुँच गया, जहाँ उनकी योजना शुरू होने वाली थी। रास्ता 


जा था। वहाँ सिर्फ़ दो बड़े कूड़ेदान थे। मंत्रालय में सबसे पहले 
[री आम तौर पर आठ बजे तक यहाँ प्रकट नहीं 


जादू ही शक्ति है 
——— 23] 

'तो फिर ठीक है,' हर्माइनी ने अपनी घड़ी देखते 
औरत यहाँ लगभग पाँच मिनट में आ जाएगी। जब मैं उसे al दू 

'हमइनी, हम जानते हैं,” रॉन ने सख्ती से कहा। “और मेरे 
उसके यहाँ आने से पहले हमें दरवाज़ा खोल लेना चाहिए था ?' FS 

हर्माइनी चीखी। 

'में तो भूल ही गई थी! पीछे हटो -' 

उसने अपनी छड़ी ताला लगे और पोस्टरों से ढँके आपातकालीन 
दरवाज़े की तरफ़ की, जो धमाके के साथ खुल गया। पहरेदारी के दौरान 
उन्हें यह मालूम पड़ चुका था कि इसके पीछे का अँधेरा गलियारा एक 
खाली थिएटर की तरफ़ जाता था। हर्माइनी ने दरवाज़े को अपनी तरफ़ 
खींचा, ताकि यह बंद ही नज़र आए। 

'और अब,' उसने बाक़ी दोनों की ओर मुड़ते हुए कहा, “हम दोबारा 
चोगा ओढ़ लेते हैं -' 

'- और इंतज़ार करते हैं,” रॉन ने बात पूरी की और चोगे को 
हर्माइनी के सिर के ऊपर फेंक दिया तथा हैरी की तरफ़ आँखें मटकाकर 
देखा। र 
लगभग एक मिनट बाद खट्ट की हल्की सी आवाज़ हुई और 
मंत्रालय की सफ़ेद बालों वाली एक महिला कर्मचारी उनसे र फुट दूर 
प्रकट हुई। धूप की एकाएक चमक से उसकी आँखें थोड़ी , क्योंकि 
मुरज अभी-अभी वादल के पीछे से निकला था। बहरहाल, अप्रत्याशित 
गर्मी का आनंद लेने का उसे समय ही नहीं मिला, क्योंकि हमाइनी का 
ख़ामोश स्तव्धीकरण मंत्र उसके सीने पर पड़ा और वह गिर गई। 


'बहुत बढ़िया, हर्माइनी,' रॉन ने थिएटर के दरवाज़े के त क वाले 
कूड़ेदान के पीछे से निकलते हुए कहा, जब हैरी ने अदृश्य चोगा र 
दिया। वे उस नाटी जादूगरनी को अँधेरे गलियारे में ले गए, जो मंच 

जाता था। हर्माइनी ने जादूगरनी के सिर के कुछ ज बाल अप 

शच जैसे भेसबदल काढ़े के फ़्लास्क में डाल लिए, जिसे नदद 
से बाहर निकाल लिया था। रॉन नाटी जादूगरनी के हैडवैग 

था। 

पढ़ते 

का माफ़ाल्डा हॉपकर्क ह, रॉन नित छोटे न 8 

कार्यालय यह पता चला कि उन 

में असिस्टेंट थी । 'हर्माइनी, तुम इसे रख लो और ये रहे टोकन। 


उसने जादूगरनी के पर्स में से कुछ छोटे सुनहरे सिक्के निकालकर 
हर्माइनी को दे दिए, जिन सभी पर एम ,ओ .एम. लिखा था। 

ह्माइनी ने भेसवदल काढ़ा पी लिया, जो अब सूर्यमुखी जैसे रंग का 
हो गया था। कुछ ही सेकंड बाद उनके सामने माफ़ाल्डा हॉपकर्क की 
हमशक्ल खड़ी थी। जब वह माफ़ाल्डा का चश्मा उतारकर लगा रही थी, तो 
हैरी ने अपनी घड़ी देखी। 

“हमें देर हो रही है। जादुई मरम्मत विभाग का कर्मचारी किसी भी 
पल यहाँ आ सकता है।' 

उन्होंने जल्दी से असली माफ़ाल्डा को बंद करके दरवाज़ा लगा 
दिया। हैरी और रॉन ने अपने ऊपर अदृश्य चोगा डाल लिया, लेकिन 
हर्माइनी सामने रहकर इंतज़ार करती रही। कुछ पल बाद खट्ट की एक 
और आवाज़ आई। इस बार उनके सामने एक नाटा जादूगर प्रकट हुआ। 

“ओह, हैलो माफ़ाल्डा।' 

'हेलो!' हर्माइनी ने थोड़ी कापती आवाज़ में कहा। 'तुम आज कैसे 
हो ?' 

'ज्यादा अच्छा नहीं हूँ,’ नाटे जादूगर ने जवाब दिया, जो काफ़ी 
उदास दिख रहा था। 

जब हर्माइनी और जादूगर मुख्य सड़क की ओर बढ़े, तो हैरी और 
रॉन उनके पीछे चलने लगे। 

'मुझे यह सुनकर अफ़सोस हुआ कि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे 
हो,” हर्माइनी ने सख्त लहज़े में कहा, जब जादूगर ने अपनी समस्याओं को 
विस्तार से बताने की कोशिश की। उसे सड़क तक पहुँचने से पहले रोकना 
अनिवार्य था। 'यह लो, टॉफ़ी खाओ।' 

'अह ? ओह नहीं, धन्यवाद -' 


'एक तो लेनी ही पड़ेगी!” हर्माइनी ने आक्रामक अंदाज़ में कहा और 
अपनी वमनकारी टॉफ़ियों का बैग उसके चेहरे के सामने लहराया। थोड़ी 
दहशत में आते हुए नाटे जादूगर ने एक टॉफ़ी खा ली। 


प्रभाव तत्काल हुआ। जिस पल जीभ से वमनकारी टॉफ़ी का संपर्क 
i नाटा जादूगर इतनी ज़ोर से उल्टी करने लगा कि उसे यह पतां 
चला कि हर्माइनी ने उसके सिर के कुछ बाल उखाड़ लिए थे। 


'हे भगवान!” वह बोली, जब जादूगर पूरी गली में उल्टी करत 


232 


जादू ही शक्ति है के 


तहा। 'शायद तुम्हें आज की छुट्टी ले लेनी चाहिए!! 

'नहीं - नहीं!” उसने रुँधे गले से कहा और एक बार फिर उल्टी 
दी। हालाँकि वह सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था, abe 
आगे चलने की कोशिश कर रहा था। “आज नहीं। आज के दिन तो - मुझे 
जाना ही होगा -' 

'लेकिन यह तो पागलपन है!” हर्माइनी ने दहशत में आते हुए कहा। 
'तुम इस हालत में ऑफ़िस नहीं जा सकते - मुझे लगता है कि तुम्हें सेंट 
मंगोज़ अस्पताल जाना चाहिए। वे तुम्हें ठीक कर देंगे!” 

जादूगर अब गिर गया था। लेकिन इसके बावजूद वह अब भी हाथों 
के बल मुख्य सड़क की ओर रेंगने की कोशिश कर रहा था। 

'तुम इस तरह ऑफ़िस नहीं जा सकते!' हर्माइनी चीखी। 

आखिरकार जादूगर को उसकी बात में दम नज़र आया। हर्माइनी 
का सहारा लेकर वह खड़ा हुआ और अपनी जगह घूमकर अंतर्ध्यान हो 
गया। अपने पीछे वह उल्टी के कुछ अंश छोड़ गया और वह बैग भी, जो 
उसके अतर्ध्यान होते समय रॉन ने उसके हाथ से छुड़ा लिया था। 

'ओह,' हर्माइनी ने उल्टी के अंशों से बचने के लिए अपने दुशाले को 
थोड़ा ऊपर उठा लिया था। 'उसे भी स्तब्ध कर देते, तो इतनी झंझट नहीं 
होती।' 

रॉन अदृश्य चोगे के नीचे से जादूगर का बैग लेकर निकला और 
वोला, “लेकिन मुझे अब भी लगता है कि बहुत से लोगों को बेहोश कर देने 
से लोगों का ध्यान जा सकता था। वैसे उसे अपने काम से बड़ा प्रेम है, है 
ना? बाल और काढ़ा निकालो।' 

दो मिनट में रॉन उनके सामने खड़ा था। वह बीमार जादूगर जितना 
ही नाटा हो गया था और बैग में रखे नैवी ब्लू दुशाले पहने था। 

'अजीब बात है कि वह आज इन्हें पहनकर नहीं आया, है ना? 

हालाकि वह काम पर जाने के लिए बड़ा उतावला दिख रहा था? चाहे जो 
हो, पीछे लिखे लेबल के अनुसार मेरा नाम रेग कैटरमोल है।' 

“अब यहीं इंतज़ार करो,” हर्माइनी ने हैरी से कहा, जो र el 
अदृश्य चोगे के नीचे था, 'हम तुम्हारे लिए कुछ बाल लेकर आते हैं। 

हैरी को दस मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा, हालाँकि उल्टी उ 
गली में स्तब्ध माफ़ाल्डा को छिपाने वाले दरवाज़े के पास अकेले ख न 


हैरी पॉटर 
234 ———— 
उसे यह समय ज़्यादा लंबा लगा। आखिरकार, रान और हमइनी दोबारा 
आ गए। | [ | 
“हम नहीं जानते कि वह कौन है,' हमाइनी ने हैरी की तरफ़ कुछ 
धुंघराले, काले वाल बढ़ाते हुए कहा, ' लेकिन वह नाक से ख़ून बहाता हुआ 
घर गया है! यह लो, वह काफ़ी लंबा है, तुम्हें ज्यादा बड़े दुशालों की ज़रूरत 
पड़ेगी ...' | 

` उसने पुराने दुशाले निकाले, जो क्रीचर ने उनके लिए धोए थे। हैरी 
काढ़ा लेकर अपना रूप बदलने चला गया। 

जब दर्द भरा रूपांतरण पूरा हुआ, तो वह छह फुट से भी ज्यादा 

लंबा था। अपनी मांसपेशियों भरी बाह से उसे पता चल गया कि उसमें 
काफ़ी शक्ति थी। उसकी दाढ़ी भी थी। अदृश्य चोगे और चश्मे को अपने 
नए दुशाले के भीतर ठूँसने के बाद वह बाक़ी दोनों के पास पहुँच गया। 


“ओह, तुम तो डरावने दिख रहे हो,” रॉन ने हैरी को देखते ही कहा, 
जो अब उससे बहुत लंबा था। 


'माफ़ाल्डा का एक टोकन ले लो,' हर्माइनी ने हैरी से कहा। 'अब हम 
चलते हैं। लगभग नौ बज गए हैं।' ६ ९ 

वे लोग एक साथ गली से बाहर निकले और पचास गज़ तक भीड़ 
भरे फुटपाथ पर चलते रहे। सामने दो सीढ़ियाँ थीं, जिनके बीच में काली 


रेलिंग लगी थी। एक तरफ़ लिखा था पुरुष और दूसरी तरफ़ लिखा था 
महिलाएँ । 


'एक मिनट में मिलते हैं,” हर्माइनी ने घबराते हुए कहा और वह 
ओं वाली सीढ़ियों की तरफ़ चल दी। हैरी और रॉन कुछ अजीब 
पोशाक वाले आदमियों के बीच पहुँच गए। वे लोग एक अंडरग्राउंड 


पब्लिक टॉयलेट में दाखिल हो रहे थे गंदे सफ़ेद 
टाइल्स लगे थे। र , जिस पर गदे से काले और सः 


दरवाज़े Re ग! नवी ब्लू दुशाले पहने दूसरे जादूगर ने कहा, जब वह 
'यह खामख्याह द सुनहरा टोकन डालकर टॉयलेट में पहुँच गया। 
लिए मजबूर किया णार है ना? हम सबको इस तरह अंदर जाने 

हैरी पॉटर के आने ठ ! वे लोग किसके आने का इंतज़ार कर रहे है 


जादूगर अपने मज़ाक हि _ 
मुस्कराया। ही मज़ाद पर जमकर हुँसा। रॉन भी मजबूरी म 


आइडी शक्ति ह 


हाँ,” उसने कहा, “यह मूर्खतापूर्ण है, है ना ?' 

वह और हैरी पास-पास वाले टॉयलेट्स में दाखिल हो गए। 

हैरी के दाई और =e तरफ़ से फ्लश होने की आवाज़ आई। बह 
नीचे झुका और उसने दोनों रस के नीचे की खुली जगह में से देखा। 
उसने देखा कि जूते पहने दो पैर उठकर बगल वाली. टॉयलेट सीट में जा 
रहे थे। उसने बाई ओर देखा। रॉन उसकी तरफ़ देखकर पलकें झपका रहा 
था। 
उसने फुसफुसाकर पूछा, “हमें खुद को फ्लश करना होगा ?' 
'ऐसा ही लगता है,' हेरी ने फुसफुसाकर जवाब दिया। उसकी 
आवाज़ गहरी और गंभीर थी। 

वे दोनों खड़े हो गए। बहुत ही मूर्ख महसूस करते हुए हैरी टॉयलेट 
सीट के अंदर गया। 

वह तत्काल जान गया कि उसने सही काम किया था। पानी में खड़े 
होने के बावजूद उसके जूते, पैर और दुशाले बिलकुल सूखे रहे। उसने हाथ 
उठाकर चेन खींची और अगले ही पल वह एक छोटे पाइप में से होता हुआ 
जादू मंत्रालय की एक अँगीठी से बाहर निकला। 

वह अजीब तरीक़े से उठा। उसका शरीर अब सामान्य से ज़्यादा 
लंवा-चौड़ा था। हैरी जब पहले मंत्रालय में आया था, तो उसे एट्रियम में 
इतना अँधेरा कभी नहीं मिला था। पहले हॉल के बीच में एक सुनहरा कुड 
था, जिससे चमकदार लकड़ी के फर्श और दीवारों पर रोशनी होती थी। 
अब वहाँ काले पत्थर की एक विशालकाय प्रतिमा थी, LA जो थोड़ी भयावह 
थी। इसमें एक जादूगरनी और जादूगर नक्क़ाशीदार सिंहासनों पर बैठे थे 
और नीचे अँगीठियों से बाहर निकलते मंत्रालय के कर्मचारियों को देख रहे 
थे। मूर्ति के नीचे की तरफ़ एक फ़ुट ऊँचे अक्षरों में ये शब्द लिखे थे : जादू 
ही शक्ति है। 

हैरी के पैरों के पिछले हिस्से से कोई ज़ोर से टकराया। एक और 
जादूगर उसके पीछे वाली अँगीठी से अभी-अभी बाहर निकला था। 
नर क्यों नहीं हटते, क्या तुम्हारी आँखें - ओह, माफ़ ys 
गया था और जल्दी से वहीं से 


अधगंजा : 
अधगंजा जादूगर स्पष्ट रूप से डर वेश में था, वह दबंग था। 


गया। यह स्पष्ट था कि हैरी जिस रनकॉर्न के वे 


2 3 6 हैरी पॉटर 

.३५३!" एक आवाज़ आई। हैरी ने पलटकर चारों तरफ़ देखा। एक 

बूढ़ी जादूगरनी और जादुई मरम्मत विभाग का नाटा जादूगर मूर्ति के पास 

से इशारा करके उसे बुला रहे थे। हैरी जल्दी से उनके पास पहुँच गया। 

“तो तुम ठीक-ठाक पहुँच गए ?' हर्माइनी ने हैरी से फुसफुसाकर 
पूछा । 
'नहीं, वह अब भी टॉयलेट में फँसा हुआ है,” रॉन ने कहा। 
“ओह, तुमने भी कितना ज़ोरदार मज़ाक़ किया है ... यह भयंकर है 
है ना?” उसने हैरी से कहा, जो मूर्ति की तरफ़ घूर रहा था। क्या तुमने 
देखा, वे किस पर बैठे हैं ?' 

हैरी ने गौर से देखा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह जिन्हे 
सजावटी नक्क़राशीदार सिंहासन समझ रहा था, वे दरअसल इंसान थे : नंगे 
शरीर वाले सैकड़ों पुरुष, महिलाएँ और बच्चे, जिन सभी के चेहरे 
मूर्खतापूर्ण, बदसूरत और विकृत थे। आकर्षक दुशाले वाले जादूगरों का 
वज़न उठाने के लिए वे सभी सटकर खड़े थे। 

'मगलू,' हर्माइनी ने फुसफुसाकर कहा। “अपनी सही जगह पर। 
चलो, अब हमें चलना चाहिए।' 

वे जादूगरों और जादूगरनियों की भीड़ में शामिल हो गए, जो हाँ 
के अंतिम छोर पर लगे सुनहरे दरवाज़ों की तरफ़ बढ़ रही थी | उन्‍होंने 
पक से चारों तरफ़ देखा, लेकिन कहीं पर भी डोलोरेस अंबरिज नज़र 
नहीं आई। वे गेट में से होते हुए एक छोटे हॉल में पहुँच गए, जहाँ बीस 
सुनहरी लिफ्टों के सामने लोगों की लाइनें लगी थीं। वे अभी सबसे पास 
वाली लिफ्ट तक पहुँचे ही थे कि तभी एक आवाज़ आई, 'कैटरमोल!' 

उन्होंने पलटकर देखा : हैरी के पेट में तूफ़ान आ गया। उम्बलडोरं 
क ठी Gn गूर एक प्राणभक्षी उनकी तरफ़ धड़धड़ाता हुआ आं 
a -पास के मंत्रालय के कर्मचारी मोश 
हका ती कप को rN खामोश हो गए हे 
थे। उस आदमी का त्योरी चढ. योड डर की लहरें महसूस कर र 
के तालमेल में नहीं दिख रहा था £ बेरहम चेहरा उसके शानदार दुर 
रों के घारों और ज. जिन पर सोने के धागों की कढ़ाई थी 
चिल्लाया, “मॉर्निंग, याक्सले!' से एक जादूगर चापलूसी भरे अंदाज़ 

केक, नि याक्सले ने उसकी बात अनसुनी कर दी। 
ठीक करने को कहा था hs मरम्मत विभाग में किसी को मेरा आ 

वहा अब भी बारिश हो रही है।' 


जादू ही शक्ति है कक 


रॉन ने मुड़कर देखा, जैसे उम्मीद कर 
शा, लेकिन कोई नहीं बोला। ` | हो कि कोई दूसरा जवाब 

“बारिश हो रही है ... आपके ऑफ़िस में ? यह तो - यह तो अच्छा 
नहीं है, है ना ? 

रॉन घबराकर हँस दिया। याक्सले की आँखें फैल गईं। 

'कैटरमोल, तुम्हें यह मज़ेदार बात लगती है, है ना ?! 

दो जादूगरनियाँ लिफ़्ट के सामने लगी क़तार से निकलकर दूर चल 
दीं। 

“नहीं,' रॉन ने कहा, “नहीं, ज़ाहिर है - 

'कैटरमोल, कया तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी से पूछताछ 
करने के लिए नीचे जा रहा हूँ ? दरअसल मुझे बहुत हैरानी है कि जब वह 
वहाँ इंतज़ार कर रही है, तो तुम उसका हाथ क्‍यों नहीं थामे हो। लगता है, 
तुमने पहले ही हार मान ली है, है ना? शायद समझदारी भरा फ़ैसला है। 
अब अगली बार किसी शुद्ध खून वाली जादूगरनी से शादी करना।' 

दहशत में हर्माइनी की चीख निकल गई। याक्सले ने उसकी तरफ़ 
देखा। वह हल्के से खाँसी और मुड़ गई। 

'मैं मैं -' रॉन हकलाते हुए बोला। 

'लेकिन अगर मेरी पत्नी पर बदज़ात होने का आरोप लगा होता,' 
याक्सले ने कहा, “- वैसे मैं कभी इतनी घटिया औरत से शादी करूंगा ही 
नहीं - और जादुई क़ानून पालन विभाग का प्रमुख मुझसे कोई काम 
करवाना चाहता, तो मैं उस काम को सवसे ऊपर रखता, कैटरमोल। तुम 
मेरी वात समझ गए ?' 

हा,” रॉन ने फुसफुसाकर कहा। 

'तो फिर जाकर वह काम करो, कैटरमोल, और अगर मेरा ऑफ़िस 
एक घंटे के भीतर पूरी तरह नहीं सूखा, तो तुम्हारी पत्नी का ख़ून का दर्जा 
पहले से भी ज़्यादा गंभीर शंका में होगा।” 

उनके सामने की सुनहरी लिफ्ट की ग्रिल खड़खड़ाकर खुल गई। 
हैरी की तरफ़ सिर हिलाकर और अप्रिय ढंग से मुस्कराकर याक्सले दूसरी 

रर की ओर चला गया। ऐसा लग रहा था कि याक्सले को हैरी से 
न कि वह कैटरमोल के साथ हुए व्यवहार पर खुश होगा। i 
और हर्माइनी अपने सामने वाली लिफ्ट में दाखिल हुए। उनके 


238 हैरी पॉठर 
नहीं जैसे लोग उन्हें संक्रामक समझ रहे थे 
आया। ऐसा लग रहा था, जैसे लोग उ । 
र धडाम के साथ बंद हुई और लिफ्ट ह जाने लगी। 

“अब मैं क्या करूँ?” रॉन ने बाकी दोनों से तत्काल पूछा। वह सदमे 
में दिख रहा था। “अगर मैं वहाँ नहीं गया, तो मेरी पत्नी - मेरा मतलब है, 
कैटरमोल की पत्नी -' 

'हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हमें एक साथ रहना चाहिए -' हैरी ने 
कहना शुरू किया, लेकिन रॉन ने तेज़ी से अपना सिर हिलाया। 


“यह पागलपन है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम दोनों जाकर 
अंबरिज को खोजो। मैं जाकर याक्सले के ऑफ़िस को ठीक करता हूँ - 
लेकिन मैं बारिश रोकूँगा कैसे ?' 

'इसका मंत्र है मत्रप्रभाव समाप्तमू,' हर्माइनी ने तत्काल कहा, 
'अगर कोई शाप या बुरा मंत्र होगा, तो इससे बारिश रुक जाएगी। अगर 
न रुके, तो वायुमंडलीय सम्मोहन में कोई गड़बड़ी हुई होगी, जिसे ठीक 
करना ज्यादा मुश्किल होगा। हाल-फ़िलहाल तुम उसके सामान को सुरक्षित 
रखने के लिए अप्रभावितो सम्मोहन का प्रयोग कर देना -' 


“इसे दोबारा कहना, ज़रा धीरे -' रॉन ने कहा और हड़बड़ी में अपनी 
जेब में क्लम खोजने लगा, लेकिन उसी पल लिफ्ट रुक गई। एक महिला 
की आवाज़ आई, 'चौथा गलियारा, जादुई प्राणी नियमन एवं नियंत्रण 
विभाग, जिसमें जानवर, प्राणी और भूत-प्रेत प्रभाग, पिशाच संपर्क 
कार्यालय और पीड़क जंतु परामर्श कार्यालय हैं।' ग्रिल दोबारा खुल गई। 
कुछ जादूगर अंदर आए और पीले बैंगनी कागज़ के कुछ हवाई जहाज़ भी, 
जो लिफ्ट की छत में लगे लैंप के पास मँडराने लगे। 

'मॉनिंग, अल्बर्ट,' भरी मूँछों वाले आदमी ने हैरी से मुस्कराते हुए 
कहा। उसने रॉन और हर्माइनी पर नज़र डाली, जब लिफ्ट एक बार फिर 
ऊपर की तरफ़ चल दी। हर्माइनी अब फुसफुसाकर रॉन को तेज़ी से निर्देश 
दे रही थी । जादूगर हैरी की ओर झुका और मुस्कराते हुए बुदबुदाया, 'डर्क 
आ हैं? पिशाच संपर्क कार्यालय में ? बहुत बढ़िया, अल्बर्ट। मुझे पर 

वास है कि अब मुझे उसका पद मिल जाएगा!” 


उसने आँख मारी। हैरी जवाब में उम्मीद की किं 
जाएगा मुस्कराया और उम्मीद 
तम चल जाएगा। लिफ्ट रुक गई और ग्रिल एक बार फिरु 


"इगरनी की आवाज़ आई, “दूसरा गलियारां, जादुई क़ानून पाल 


जादू ही शक्ति है 


239 
, जिसमें अनुचित जादुई प्रयोग विभाग, आँ 
जादूगर न्यायसभा प्रशासनिक सेवाएँ हैं।' ! ¬ रर. वुचयालयं और 
हैरी ने देखा कि हर्माइनी ने रॉन को हल्का धक्का 
लिफ्ट में से तेज़ी से बाहर निकल गया। उसके पीछे-पीछे दूसरे प, हर 
निकल गए। अब हैरी और हर्माइनी अकेले रह गए थे। जिस पल सुनहरी 
ग्रिल बंद हुई, हमाइनी बहुत तेज़ी से बोली, “हैरी, मुझे लगता है कि में भी 
उसके साथ जाती, तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे नहीं लगता कि उसे ज़रा 
भी अंदाज़ा है कि उसे क्या करना है और अगर वह पकड़ा गया, तो पूरी 
योजना -' 
“पहला गलियारा, जादू मंत्री और सहायक स्टाफ़।' ह 
सुनहरी ग्रिल एक बार फिर खुल गई और हर्माइनी के मुँह से आह 
निकल गई। उनके सामने चार लोग खड़े थे, जिनमें से दो गहरी बातचीत में 
डूबे थे : लंबे बालों वाला एक जादूगर शानदार काले और सुनहरे दुशाले 
पहने था। उसके पास मेंढकी जैसी दिखने वाली एक मोटी जादूगरनी खड़ी 
धी, जिसने अपने छोटे बालों में मखमल का बो लगा रखा था और अपने 
सीने पर क्लिपवोर्ड को जकड़ रखा था। 


अध्याय तेरह 
मगलू जादूगर जन्म-पंजीकरण आयोग 


“ओह, माफ़ाल्डा!' अंबरिज हर्माइनी को देखते ही बोली। 'ट्रैवर्स ने तुम्हें 
भेजा है, है ना ?' 

'ह - हाँ,” हर्माइनी बोली। 

'अच्छा हुआ, अब काम हो जाएगा,” अंबरिज ने काले और सुनहरे 
दुशाले वाले जादूगर से कहा। 'तो समस्या सुलझ गई, मंत्रीजी। अगर 
माफ़ाल्डा रिकॉर्ड रखने के लिए आ गई है, तो हम सीधे काम शुरू कर 
सकते हैं।' उसने अपने क्लिपबोर्ड की तरफ़ देखा। “आज दस लोग हैं और 
उनमें से एक मंत्रालय के कर्मचारी की पत्नी है! चचच ... यहाँ भी, मंत्रालय 
में भी!' वह लिफ्ट में हर्माइनी के पास पहुँच गई। मंत्रीजी से अंबरिज की 
बातचीत सुन रहे दोनों जादूगर भी लिफ्ट में चढ़ गए। 'हम सीधे नीचे 
चलते हैं, माफ़ाल्डा। तुम्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वे सब अदालत में 
मिल जाएँगी। गुड मॉर्निंग, अल्बर्ट, क्या तुम्हें बाहर नहीं निकलना है?” 

हाँ, ज़ाहिर है,” हैरी ने रनकॉर्न की गहरी आवाज़ में कहा। 

हैरी लिफ्ट से बाहर निकल आया। सुनहरी ग्रिल उसके पीछे बंद हो 
गई। हैरी ने सिर घुमाकर देखा कि हर्माइनी का तनावपूर्ण चेहरा नीचे 
ओझल aa रहा है। हर्माइनी के दोनों तरफ़ एक-एक ऊंचा जादूगर खड़ा था 

और अंबरिज के बालों पर लगा मख़मली बो हर्माइनी के कंधे की ऊँचाई 
तक आ रहा था। 

पम यहाँ कैसे, रनकॉर्न ?' नए जादू मंत्री ने पूछा। उनके लंबे, काले 
बालों और दाढ़ी में सफ़ेद लकीरें थीं। माथे से लटकती झुर्रियों की वजह ते 


उनकी चमकती आँखें दब गई थीं, जिससे हैरी के दिमाग में यह तस्वीर आई 


240 


मगलू जादूगर जन्म-पंजीकरण ~शे जन्म-पंजीकरण आयोग श्वव] 
~ आयोग 
जैसे कोई केकड़ा चट्टान के नीचे से देख रहा हो। 

'मुझे किसी से बात करनी थी,” हैरी 
बोला, 'आर्थर वीज़्ली से। किसी ने मुझे 
में है।' 


री एक पल झिझकने के वाद 
जताया था कि वह पहले गलियारे 


से संपर्क करते पकड़ा गया है ?' 


'नहीं,' हैरी ने कहा और उसका गला सूख गया। 'नहीं, ऐसी कोई 
बात नहीं है।' 


उसे किसी अवांछित व्यक्ति 


'ओह! यह तो सिर्फ़ वक्त की बात है,' थिकनेस ने कहा । “अगर 
मुझसे पूछा जाए, तो ख़ून के गद्दार भी बदज़ातों जितने ही बुरे हैं। गुड डे, 
रनकॉर्न।' 

“गुड डे, मंत्रीजी।' 

हैरी ने थिकनेस को मोटे गलीचे वाले गलियारे में धड़घड़ाकर जाते 
हुए देखा। जिस पल मंत्रीजी ओझल हुए, हैरी ने अपने भारी, काले चोगे में 
से अदृश्य चोगा निकालकर खुद पर डाल लिया और विपरीत दिशा के 
गलियारे में चल दिया। रनकॉर्न इतना लंबा था कि हैरी को अपने बड़े पैर 
छिपाने के लिए झुकना पड़ रहा था। 


दहशत के कारण उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। एक के बाद एक 
लकड़ी के चमचमाते दरवाज़ों के पास से गुज़रते वक्त उसने देखा कि हर 
दरवाज़े पर एक छोटी नेमप्लेट लगी थी, जिस पर कमरे में बैठने वाले का 
नाम और पद लिखा था। मंत्रालय इतना बड़ा, जटिल और रहस्यमय था 
कि अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने रॉन और हर्माइनी के साथ 
पिछले चार सप्ताहों से सावधानीपूर्वक जो योजना बनाई थी, वह बहुत 
वचकानी थी। उनका पूरा ध्यान बिना पकड़ में आए अंदर घुसने i 
था। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि अगर उन्हें umes 
अलग होना पड़ा, तो वे क्या करेंगे। अब हर्माइनी अदालत की का था कि 
उलझी थी, जो निश्चित रूप से घंटों तक चलेगी। हैरी को लि ग 
रेन जो जादू करने गया था, वह उसके बस की बात नहीं थी, 


पहली 
उसके काम पर शायद एक औरत की आज़ादी निर्भर तर जानता 
जिल के गलियारे में भटक रहा था, जबकि वह अभी लिफ्ट से नीचे गई 


है . जिस औरत की उसे तलाश थी, वह अभी- 


हैरी पॉटर 


उसने चलना छोड़ दिया और एक दीवार से टिककर यह फ़ैसला 
करने की कोशिश करने लगा कि आगे क्या करना है। आस-पास की 
खामोशी उस पर हावी हो गई। यहाँ कोई दौड़-ध्रूप या बातचीत या तेज़ 
कदमों की आहट नहीं थी। बैंगनी गलीचे वाले गलियारे ख़ामोश थे, जैसे 
पूरी जगह पर ध्वनिदमन सम्मोहन कर दिया गया हो। कि 

हैरी ने सोचा, अंबरिज का ऑफ़िस यहीं कहीं पर होगा। 

इस बात की ज़्यादा संभावना नहीं थी कि अंबरिज अपने गहने 
अपने ऑफ़िस में रखती होगी, लेकिन दूसरी तरफ़ यह भी मूर्खतापूर्ण 
लगता था कि मौक़ा मिलने पर इसकी तलाशी न ली जाए। इसलिए वह 
एक बार फिर गलियारे में आगे चल दिया। रास्ते में उसे बस एक 
परेशानहाल जादूगर दिखा, जो फुसफुसाकर एक क़लम को निर्देश दे रहा 
था और वह क़लम उसके आगे तैरती हुई एक चर्मपत्र पर अपने आप 
लिखती जा रही थी। 

दरवाज़ों पर लिखे नामों पर ध्यान देते हुए हैरी एक मोड़ पर मुड 
गया। अगले गलियारे में आधे रास्ते पर उसे एक चौड़ी, खुली जगह दिखी, 
जहाँ एक दर्जन जादूगरनियाँ और जादूगर छोटी डेस्कों पर क़तारों में बैठे 
थे। ये स्कूल की डेस्कों जैसी लग रही थीं, हालाँकि वे उनसे ज्यादा चमकदार 
थीं और उन पर पेन से गोदा-गादी नहीं की गई थी। हैरी वहाँ का नज़ारा 
देखने के लिए ठहर गया, क्योंकि प्रभाव बहुत मंत्रमुग्ध करने वाला था। वे 
सभी एक साथ अपनी छड़ियाँ उठाकर लहरा रहे थे और रंगीन चौकोर 
कागज़ छोटी गुलाबी पतंगों की तरह हर दिशा में उड़ रहे थे। कुछ सेकंड 
बाद हैरी को एहसास हुआ कि यह काम एक लय में हो रहा था और सभी 
कागज़ एक जैसे थे। इसके कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि वहाँ 
पैफ़लेट तैयार हो रहे थे। चौकोर पन्ने जादू से तैयार होकर और मुड़कर हर 
जादूगर या जादूगरनी के पास वाले ढेर में पहुँच जाते थे। 


र हैरी बहुत धीरे-धीरे क़रीब गया, हालाँकि कर्मचारी अपने काम में 
तने तल्लीन थे कि गलीचे पर दबी हुई आहट नहीं सुन पाते। क़रीब 
पईंचने पर हैरी ने एक युवा जादूगरनी के पास लगे ढेर से एक पैंफ़लेट उठा 


लिया और अदृश्य चोगे के नीचे इसे आय 
सुनहरा शीर्षक चमक रहा था : इसे पढ़ने लगा। इसके गुलाबी कव 


242 


ग बदज़ात 
३ थून वाले समाज के लिए खतरा हैं 


मलू जादशर जन्म-पंजीकरण आयोग 243 
शीर्षक के नीचे एक लाल गुलाब की तस्वीर बनी थी, जिसकी पँखुड़ियों के 
बीच में एक मुस्कराता चेहरा दिख रहा था। उसके ठीक पास नुकीले दाँतों 
वाले एक हरे कॉटेदार पौधे की तस्वीर भी थी, जिसके बीच में त्योरी चढ़ा 
चेहरा दिख रहा था। कॉटेदार पौधा गुलाब की तस्वीर वाले. चेहरे का गला 
घोंट रहा था। पैंफ़लेट पर किसी लेखक का नाम नहीं था, लेकिन इसे 
दोबारा देखते समय उसके दाहिने हाथ के निशान में सुरसुरी होने लगी। 
फिर उसके पास वाली युवा जादूगरनी ने उसकी शंका की पुष्टि कर दी, 
जब उसने छड़ी लहराते हुए पूछा, “क्या वह बूढ़ी खूसट दिन भर बदज़ातों से 
पूछताछ करेगी ? किसी को मालूम है ?' 

'ज़रा सँंभलकर बोलो,” उसके पास वाले जादूगर ने घबराकर चारों 
तरफ़ देखते हुए कहा, जिसके कारण उसका एक पन्ना फर्श पर गिर गया। 

'क्यों ? क्या आँख के साथ-साथ उसके पास जादुई कान भी हैं?” 

` जादूगरनी ने पीछे वाले चमकते दरवाज़े की तरफ़ देखा। हैरी ने भी 

उस तरफ़ देखा और उसके भीतर गुस्से ने साँप की तरह सिर उठा लिया। 
जहाँ मगलुओं के दरवाज़े में बाहर झाँकने के लिए गोल काँच लगा होता है, 
वहाँ इस दरवाज़े में चमकती नीली पुतली वाली एक बड़ी, गोल आँख लगी 
थी। अलैस्टर मूडी को जानने वाला हर व्यक्ति इस आँख को पहचानता 
था। 

एक पल के लिए तो हैरी भूल गया कि वह कहाँ था और क्या कर 
रहा था। यहाँ तक कि वह यह भी भूल गया कि वह अदृश्य था। वह आख 
को गौर से देखने के लिए धड़धड़ाता हुआ सीधे दरवाज़े के पास गया। यह 
हिल नहीं रही थी, बल्कि सूनेपन से ऊपर की तरफ़ निहार रही थी। इसके 
नीचे लगी पट्टी पर लिखा था : 


डोलोरेस अंबरिज 
मंत्री की सीनियर अंडरसेक्रेटरी 


सके नीचे एक थोड़ी नई पट्टी लगी थी * 


मगलु जादूगर जन्म-पंजीकरण आयोग की प्रथुल 


वालों हालाँकि वे लोग अपने 
के दर्जन भर पैंफ़लेट बनाने वालों को देखा। उनके सामने ख़ाली 


में तल्लीन थे, लेकिन हैरी को लगा कि अगर 


हैरी पॉटर 

244 ———— 

ऑफ़िस का दरवाज़ा खुलेगा, तो वे ज़रूर देख लेंगे। इसलिए उसने अपनी 
अ क जेब से एक अजीब सी चीज़ बाहर निकाली, जिसके छोटे पैर थे 
और शरीर की जगह पर रबर का उभरा हुआ सींग था। चोगे में नीचे 
झुकते हुए उसने विस्फोटक-ध्यानभंग को ज़मीन पर रख दिया। 

विस्फोटक-ध्यानभंग सामने के जादूगरनियों और जादूगरों के पैरों 
के बीच तेज़ी से भागने लगा। हैरी अपना हाथ दरवाज़े के हैंडल पर रखकर 
कुछ पल तक इंतज़ार करता रहा। फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और 
एक कोने से बहुत सा कसैला, काला धुआँ बाहर निकला। सामने वाली 
करतार की युवा जादूगरनी चीख़ी। गुलाबी पन्ने हर तरफ़ उड़ने लगे, जब 
वह और उसके साथी उछलकर धमाके वाली चीज़ की तलाश करने लगे। 
हैरी हैंडल घुमाकर अंबरिज के ऑफ़िस में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर 
लिया। 
उसे महसूस हुआ, जैसे वह अतीत में पहुँच गया हो। यह कमरा 

अंबरिज के हॉगवर्ट्स वाले ऑफ़िस जैसा ही था : जालीदार पर्दे, छोटे 
नैपकिन और सूखे फूलों ने हर खाली जगह ढेंक रखी थी। दीवारों पर वही 
सजावटी प्लेटें लगी थीं, जिनमें से हर एक पर बहुत रंगीन, रिबन लगा 
बिल्ली का बच्चा था, जो इधर-उधर उछल-कूद रहा था। डेस्क पर एक 
सजावटी फूलदार कपड़ा ढॅका था। बावरे-नैन की आँख के पीछे एक 
टेलीस्कोप लगा था, जिससे अंबरिज दरवाज़े के दूसरी ओर काम कर रहे 
कर्मचारियों की जासूसी कर सकती थी। हैरी ने इसमें से निगाह डालकर 
देखा कि वे लोग अब भी विस्फोटक-ध्यानभंग के चारों ओर जमा थे। 
उसने दरवाज़े से टेलीस्कोप खींचकर उसके पीछे लगी जादुई आँख बाहर 
निकाली और अपनी जेब में रख ली। फिर वह दोबारा कमरे की ओर मुझ 
और अपनी छड़ी उठाकर बुदबुदाया, 'आगमनो लोकेट।' 

कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे कुछ होने की उम्मीद भी नहीं थी। बेशक 
अंबरिज सुरक्षात्मक सम्मोहनों और मंत्रों के बारे में जानती थी। वह जल्दी 
४ कर डेस्क के पीछे गया और ड्रॉअर खोलने लगा। उसे क़लमें, नोटबुक और 
a 8 । सम्मोहित पेपर क्लिप्स सप की तरह ड्रॉअर से 
न हाथ मारकर उन्हें दोबारा अंदर करना पड़ा। वहाँ छोटा सी 
क्लिप्स बा भी था, जिसमें बालों पर लगाने वाली अतिरिक्त बो औरं 

' लेकिन लॉकेट का नामोनिशान नहीं था। 


डेस्क के पीछे फ़ाइलों की अलमारी करने 
है थी। हैरी इसकी छानबीन के 
जगा। हॉगवर्ट्स में फ़िल्च की अलमारी की तरह ही इसमें भी फ़ोल्डर 


मगलू जादूगर जन्म-पंजीकरण आयोग 
राज जाइशर जन्म-पंजीकरण आयोग 
थे और हर फ़ील्डर पर एक नाम लिखा था। सबसे नीचे वाले ड्रॉअर 
पहुँचने के बाद हैरी ने एक चीज़ देखी, जिससे उसकी खोज में व्यवधान पड़ 
गया : मिस्टर वीज़्ली की फ़ाइल। 


उसने इसे बाहर निकालकर खोला। 


आर्थर वीज़्ली 

खून का दर्जा : शुद्ध-खून, लेकिन मगलू-समर्थक रुख, जो 
स्वीकार्य नहीं है। 
मायापछी के समुह का ज्ञात सदस्य 

परिवार : पत्नी (शुद्ध-ख़न), सात बच्चे, सबसे छोटे दो 
बच्चे हॉगवर्ट्स में पढ़ते हैं। 
विशेष : सबसे छोटा लड़का इस वक्‍त घर 
पर गंभीर रूप से बीमार है। मंत्रालय के 
निरीक्षकों ने इसकी पुष्टि कर दी है। 

सुरक्षा दर्जा: पीछा किया जा रहा है। सारी गतिविधियों 
की निगरानी की जा रही है। प्रबल संभावना 
है कि अवांछित क्रमांक एक इससे संपर्क 
करेगा (पहले वीज्ली परिवार में ठहर चुका 
है) | 


'अवांछित क्रमांक एक,” हैरी धीरे से बुदबुदाया, जब उसने मिस्टर वीज़्ली 
का फ़ोल्डर रखकर ड्रॉअर बंद किया। उसे समझ में आ गया था कि यह 
'अवांछित क्रमांक एक” कौन होगा। जब उसने खड़े होकर ऑफ़िस में 
छिपाने की और जगहों की तलाश में इधर-उधर देखा, तो उसे दीवार पर 
लगा एक पोस्टर दिखा, जिसमें उसकी तस्वीर थी और उसके सीने पर 
अवांछित क्रमांक एक लिखा था। उस पर एक छोटा गुलाबी नोट i 
था, जिसके कोने में बिल्ली के बच्चे की तस्वीर थी। हैरी उस ३ का र 
ठ ५ गया और उसने देखा कि अंबरिज ने उस पर लिखा + 
सज़ा देना है?। 

पहले से कहीं ज़्यादा गुस्से में वह फूलदानों ल ल 
लियो में झाकने लगा, लेकिन वहाँ लॉकेट नहीं मिलने hh a 

नहीं हुई। उसने ऑफ़िस पर एक आखिरी उड़ती "* 


हैरी पॉटर 
246 Bh 
क्क रह गया। डम्बलडोर डेस्क के पास वाले बुककेस पर 

aR bea आईने में से उसे घूर रहे थे। व 

हैरी तेज़ी से कमरा पार करके आईने के पास पहुँचा, लेकिन उसे 
छूते ही उसे तत्काल एहसास हो गया कि यह आईना नहीं था। डम्बलडोर 
का चेहरा एक चमचमाती पुस्तक के कवर पर था और मुस्करा रहा था। 
उनके हैट पर लिखी घुंघराली, हरी लिखावट पर हैरी का ध्यान तत्काल 
नहीं गया : एल्बस डम्बलडोर का जीवन और झुठ का सिलसिला। न ही 
उनके सीने पर लिखी थोड़ी छोटी लिखाई पर ध्यान गया : अरमान्डो डिपेट : 
जादूगर या मूर्ख ? की बेस्टसेलिंग लेखिका रीटा स्कीटर। 

हैरी ने यूँ ही पुस्तक को बीच में से खोला। उसे दो किशोरों का पूरे 
पेज का फ़ोटो दिखा। दोनों ही एक-दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बेतहाशा 
हँस रहे थे। डम्बलडोर के बाल कोहनी जितने लंबे थे। उन्होंने क्रम जैसी 
छोटी दाढ़ी भी रखी हुई थी, जिसे देखकर रॉन इतना चिढ़ गया था। 
इम्बलडोर के पास खड़े खिलखिलाते लड़के के चेहरे पर आनंद का वहशी 
भाव था। उसके कंधों तक झूलते सुनहरे बाल घुँघराले थे। हैरी ने सोचा कि 
कहीं यह युवा डोज तो नहीं हैं, लेकिन वह इसके नीचे लिखे कैप्शन को पढ़ 
पाता, उससे पहले ही ऑफ़िस का दरवाज़ा खुल गया। 


अगर कमरे में दाखिल होते समय थिकनेस कंधे के पीछे नहीं देख 
रहे होते, तो हैरी को अदृश्य चोगा ओढ़ने का समय नहीं मिलता। 
बहरहाल, चूँकि वे पीछे देख रहे थे, इसलिए हैरी को लगा कि थिकनेस को 
बस किसी गतिविधि की झलक ही दिखी होगी, क्योंकि एक-दो पल के 
लिए वे बिलकुल स्थिर खड़े रहे और अजीब तरीक़े से उस जगह को घूरते 
रहे, जहाँ हैरी अभी-अभी ओझल हुआ था। शायद वे इस नतीजे पर पहुँचे 
होंगे कि उन्होंने पुस्तक के कवर पर डम्बलडोर को अपनी नाक खुजाते 
देखा होगा, क्योंकि हैरी ने इसे जल्दी से शेल्फ़ पर रख दिया था। थिकनेस 
आखिरकार डेस्क तक आए और अपनी छड़ी उस क़लम की ओर की, जो 
दवात में तैयार खड़ी थी। क़लम उछलकर बाहर निकली और अंबरिज की 
एक चिट्ठी लिखने लगी। बहुत धीरे-धीरे, मुश्किल से सॉस लेने की 
करते हुए हैरी ऑफ़िस से बाहर निकलकर खुले इलाके में ५६5 

पेलेट बनाने वाले अब भी विस्फोटक-ध्यानभंग के अवशेषं के 
हि तरफ़ खड़े थे, जो धीमी-धीमी आवाज़ें करने के साथ ही धुआँ भी उड 

था। जब हैरी जल्दी से गलियारे में आगे बढ़ा, तो युवा 


मगलू जादूगर जन्म-पंजीकरण सल्‌ जाइूजर जन्म-पंजीकरण आयोग 
TTT 


बोली, “मं शर्त लगाती हूँ कि यह प्रायोगिक सम्मोहन विभाग 
होगा। वे लोग इतने लापरवाह हैं कि मत पूछो! वह ज़हरीली lh 
है? र 


247 


लिफ्ट की तरफ़ तेज़ी से बढ़ते हुए हैरी अपने विकल्पों पर गौर 
करने लगा। इस बात की ज़रा भी संभावना नहीं थी कि लॉकेट यहाँ 
मंत्रालय में होगा। अंबरिज से जादू से इसका ठिकाना उगलवाने की भी 
कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह भीड़ भरी अदालत में बैठी थी। अब तो वे 
सबसे अच्छा काम यही कर सकते थे कि भाँडा फूटने से पहले मंत्रालय से 
निकल जाएँ और किसी दूसरे दिन कोशिश करें। इसके लिए सबसे पहले 
रॉन को खोजना था और फिर हर्माइनी को अदालत से निकालने का कोई 
रास्ता सोचना था। 


जब लिफ्ट आई, तो वह खाली थी। हैरी अंदर घुस गया और जब 
लिफ्ट नीचे जाने लगी, तो उसने अदृश्य चोगा उतार दिया। दूसरे गलियारे 
में लिफ्ट रुकने पर उसे बहुत राहत मिली, जब उसने घबराई आँखों वाले 
गीले रॉन को अंदर आते देखा। 

जब लिफ्ट दोबारा चलने लगी, तो रॉन ने हकलाकर हैरी से कहा, 
माँ - मॉर्निंग!' 

'रॉन, मैं हूँ, हैरी! 

'हैरी! ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम कैसे दिखते हो - 
हमईनी तुम्हारे साथ क्यों नहीं हैः?” `: 

'उसे अदालत में अंबरिज के साथ जाना पड़ा, वह मना नहीं कर 
पाई और -! 

लेकिन हैरी की बात पूरी होने से पहले ही लिफ्ट एक बार फिर बह 
गई। दरवाज़ा खुला और मिस्टर वीज़्ली अंदर आ गए। वे एक ह है 
जादूगरनी से बात कर रहे थे, जिसने अपने सुनहरे बाल जादू से इतने ऊपर 
फेर रखे थे कि वे चींटियां की बाबी जैसे लग रहे थे। 

' में अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम क्या कह वाकाडा, 
लेकिन मुझे डर है कि मैं इस तरह की चीज़ में शामिल a जोड़ का 

हैरी को देखते ही मिस्टर वीज़्ली ने अपना वाक्य नापसंदगी 
रे बहुत अजीब लग रहा था कि मिस्टर वीज़्ली उसे इतनी नापसंदगी 


लेगे लिफ्ट के दरवाज़े चारों लिफ्ट में नीचे जाने 
व ज़े बंद हो गए और वे चा | 
| ए 


हैरी पॉटर 
248 ———ि 
"ओह हैलो, रेग,” मिस्टर वीज़्ली ने र hin 
सुनकर मुड़ते हुए कहा। क्‍या ताछ के 

लिए नहीं आई? अर - तुम्हें क्‍या हुआ ? तुम इतने गीले क्यों हो ?' 

“याक्सले के ऑफ़िस में पानी गिर रहा है,' रॉन ने कहा। वह मिस्टर 
वीज्ली के कंधे को देखकर बोल रहा था। हैरी समझ गया कि रॉन डर रहा 
होगा कि अगर उसने अपने पिता से आँख मिलाई, तो वे उसे पहचान लेंगे। 
“मैं उसे नहीं रोक पाया, इसलिए उन्होंने मुझे बर्नी - पिल्सवर्थ को बुलाने 
भेजा है -' 

'हाँ, इन दिनों बहुत से ऑफ़िसों में बारिश हो रही है,” मिस्टर वीज्ली 
ने कहा। 'क्या तुमने वायुमंडल पूर्ववत्‌ मंत्र को आज़माकर देखा? इससे 
ब्लेचली के यहाँ बारिश रुक गई थी।' 

'वायुमंडल पुर्ववत्‌ ?' रॉन फुसफुसाया। “नहीं, मैंने इसे नहीं आज़माया 
था। शुक्रिया, डै - मेरा मतलब है, शुक्रिया, आर्थर ।' 

लिफ्ट के दरवाज़े खुल गए। बाँवी जैसे बालों वाली बूढ़ी जादूगरनी 
चली गई और रॉन भी उसके पास से तेज़ी से निकल गया। हैरी उसके पीछे 
निकलने को हुआ, लेकिन वह पर्सी वीज्ली के आने के कारण नहीं निकल 
पाया, जो धड़धड़ाता हुआ लिफ्ट में घुस रहा था। उसकी नाक कुछ क़ागज़ों 
में दफ़न थी, जिन्हें वह पढ़ रहा था। 

जब तक कि दरवाज़े बंद नहीं हो गए, तब तक पर्सी को यह एहसास 
नहीं हुआ कि वह लिफ्ट में अपने डैडी के साथ था। उसने नज़र उठाकर 
मिस्टर वीज़्ली को देखा। उसका चेहरा गाजर की तरह लाल हो गया और 
जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा दोवारा खुला, वह फ़ौरन बाहर निकल गया। 
हैरी ने दूसरी बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इस बार मिस्टर 
वीज़्ली ने हाथ बढ़ाकर उसका रास्ता रोक दिया। 
“एक मिनट, रनकॉर्न।' 


लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। जब वे एक और मंज़िल नीचे 


उतरने लगे, तो मिस्टर वीज़्ली बोले, “मैंने bis 
बारे में जानकारी दी है? "सुना है कि तुमने डक 


हैरी को लगा कि पर्सी के आ जाने से मिस्टर वीज़्ली का पारा और 


चढ़ गया 
र के । उसने फ़ैसला किया कि सबसे अच्छा काम मूर्खता का नाट 


करना 
क्या कहा ?' उसने कहा। 


मगलू जादूगर जन्म-पंजीकरण आयोग 9 
मलू जाइशर जन्म-पजीकरण आयोग 
'नाटक मत करो, रनकॉर्न,' मिस्टर वीज़्ली आवेश में बोले। ' 
ही यह जानकारी दी थी कि उसने अपने वंशवृक्ष में गड़बड़ की है, है 8 

'मैंने - अगर मैंने दी है, तो क्या ?” हैरी ने कहा। 

'देखो, डर्क क्रेसवेल तुमसे दस गुना अच्छा जादूगर है,” मिस्टर 
वीज्ली ने धीरे से कहा, जब लिफ्ट और नीचे उतरने लगी। ' अगर वह 
अज्काबान से ज़िंदा लौट आता है, तो तुम्हें उसे जवाब देना होगा, उसकी 
पत्नी, बेटों और दोस्तों को भी -' 

'आर्थर,' हैरी बीच में बोल पड़ा, 'तुम्हें पता है, तुम पर नज़र रखी 
जा रही है ?' 

'क्या धमकी दे रहे हो, रनकॉर्न ?' मिस्टर वीज्ली ने ज़ोर से कहा। 

“नहीं,” हैरी ने कहा, 'सच्चाई बता रहा हूँ! तुम्हारे हर क़दम पर 
नज़र रखी जा रही है -' 

लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। वे एट्रियम में पहुँच चुके थे। हैरी पर 
कहर ढाती नज़र डालकर मिस्टर वीज्ली तेज़ी से लिफ्ट से बाहर निकल 
गए। हैरी वहीं कापता हुआ खड़ा रहा। वह सोच रहा था कि काश वह 
रनकॉर्न के बजाय किसी और के वेश में होता ... लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो 
गया। 

हैरी ने अपना अदृश्य चोगा निकालकर फिर ओढ़ लिया। जब तक 
रॉन बारिश वाले ऑफ़िस से निबट रहा है, तब तक वह हर्माइनी को अपने 
दम पर बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने पर 
वह मशालों से रोशन पत्थर के गलियारे में निकला, जो ऊपर के लकड़ी के 
पटियों वाले और गलीचेदार गलियारों से काफ़ी अलग था। जब लिफ्ट 
खड़खड़ाती हुई दोबारा चली गई, तो हैरी ने थोड़ा कॉपते हुए दूर वाले उस 
काले दरवाज़े को देखा, जो रहस्य विभाग का प्रवेश द्वार था। 

., वह आगे बढ़ गया। काला दरवाज़ा उसकी मंज़िल ७ थी। ह 
वाएँ हाथ वाले दरवाज़े की तरफ़ जाना था, जो अदालत या में कई 
वाली सीढ़ियों पर खुलता था। सीढ़ियाँ उतरते समय उसके 'यानभंग बचे थे 
भमावनाएँ आईं। उसके पास अब भी दो nd दरवाज़े पर 
लेकिन शायद सबसे अच्छा यही रहेगा किं वर्ह aS देर के लिए 

दे, रनकॉर्न के रूप में दाखिल हो और माफ़ाल्डा को दें डूलना 

बुला ले! ज़ाहिर है, उसे पता नहीं था कि क्या पढ़ काम कर 

'िलपर्ण है कि यह काम कर सकता है। और मान लो, वह 


हैरी पॉटर 
250 hasan 


भी ले, तो यह भी तो हो सकता है कि उनके मंत्रालय से बाहर निकलने र 
पहले ही हमाइनी की खोज शुरू हो जाए ... | 

विचारों में खोए होने के कारण उसे तत्काल उस अस्वाभाविक ठंडक 
का एहसास नहीं हुआ, जो उस पर इस तरह हावी हो रही थी, जैसे वह 
कोहरे में उतर रहा हो। उसके हर क़दम के साथ ठडक बढ़ती जा रही थी। 
यह ठंडक सीधे उसके गले में उतर गई और इसने उसके फेफड़ों को जकड़ 
लिया। फिर उसे महसूस हुआ कि निराशा, हताशा उसके भीतर भर रही थी, 


फैल रही थी ... 

उसने सोचा, दमपिशाच। 

जब वह सीढ़ियों के नीचे पहुँचकर दाई तरफ़ मुडा, तो उसे एक 
भयंकर दृश्य दिखा। अदालत के बाहर वाले अँधेरे गलियारे में ऊँची काली 
नक्राबपोश आकृतियाँ भरी थीं। उनके चेहरे पूरी तरह छिपे थे। वहाँ पर 
उनकी खड़खड़ाहट जैसी साँस के अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। 
मगलु परिवार में पैदा हुए जिन जादूगरों को पूछताछ के लिए वहाँ लाया 
गया था, वे दहशत में लकड़ी की सख्त बेंचों पर सिकुड़कर बैठे थे और काँप 
रहे थे। उनमें से ज्यादातर ने अपने चेहरे को हाथों से छिपा रखा था, जैसे वे 
दमपिशाचों के लोभी मुँह से बचने की कोशिश कर रहे हों। कुछ के साथ 
परिवार वाले थे, जबकि बाक़ी अकेले बैठे थे। दमपिशाच उनके सामने इधर 
से उधर मंडरा रहे थे। वहाँ की ठंड, निराशा और हताशा हैरी को शाप 
जैसी लगीं ... 

उसने खुद से कहा, इनसे जूझो। बहरहाल, वह जानता था कि अगर 
वह यहाँ पितृदेव उत्पन्न करेगा, तो उसका भेद तत्काल खुल जाएगा। 
इसलिए वह जितनी ख़ामोशी से चल सकता था, उतनी ख़ामोशी से चलते 
हुए आगे बढ़ा। हर क़दम के साथ उसका दिमाग सुन्न होता चला गया, 
लेकिन उसने खुद को हर्माइनी और रॉन के बारे में सोचने के लिए मजबूर 
किया, जिन्हें उसकी ज़रूरत थी। ॒ 


गुज़रते ऊँची, काली आकृतियों की तरफ़ चलना दहशत भरा था। उसके 

न समय उनके नक़ाब के नीचे छिपे आँखविहीन चेहरे मुडे। 

हि हल उन्हें उसके आने का एहसास हो गया था, एक इंसान 
हे के मन में अब भी कुछ आशा थी, कुछ संघर्ष था ... 

; तहखाने का द. स्तब्ध ख़ामोशी के बीच अचानक गलियारे के बाई और 

के तहख़ाने का दरवाज़ा खुला और उसमें से चीखें सुनाई दीं। _ 


मगलू जादूजर जन्म-पंजीकरण आयोग 


'नहीं, नहीं, मैं मिश्रित खून वाला जादूगर हूँ, मैं संकर जादूगर ह 
आपको बता रहा हूँ! मेरे पिता जादूगर थे, वन थे, आप देख नी 
अर्की एल्डरटन! वे झाड़ू के बहुत अच्छे डिजाइनर थे, उनका नाम देखिए, में 
आपको बता रहा हूँ - मेरे हाथ खोल दें, मेरे हाथ खोल दें -' [ 

'मैं तुम्हें आख़िरी चेतावनी देती हूँ, अंबरिज की धीमी आवाज़ 
आई, जिसे जादुई ढंग से ऊँचा किया गया था, ताकि यह उस आदमी की 
हताश चीखों के ऊपर स्पष्टता से सुनाई दे सके। 'अब अगर तुमने संघर्ष 
किया, तो तुम्हें दमपिशाच का चुंबन दिलवा दिया जाएगा।' 

ही उस आदमी की चीख़ें रुक गई, लेकिन सुबकियाँ गलियारे में गूँजती 
रहीं। 

“इसे ले जाओ,” अंबरिज ने कहा। 

दो दमपिशाच अदालत के दरवाज़े पर प्रकट हो गए। उनके 
सड़े-गले हाथों ने उस जादूगर की ऊपरी बाँहें पकड़ लीं, जो बेहोश होता 
लग रहा था। वे उसे साथ लेकर गलियारे में गए और अँधेरे में खो गए। 

“अगली - मैरी केटरमोल,' अंबरिज ने कहा। 

एक नाटी औरत उठकर खड़ी हुई। वह सिर से पैर तक कॉप रही 
थी। उसके काले बाल जूड़े में बँधे थे और वह लंबे, सादे दुशाले पहने हुए 
थी। उसका चेहरा बिलकुल सफ़ेद था, जैसे उसमें ज़रा सा भी ख़ून न हो। 
जब वह दमपिशाचों के पास से निकली, तो हैरी ने उसे कापते हुए देखा। 

उसने यह अपने आप, बिना किसी योजना के कर दिया, क्योंकि उसे 
पह देखना अच्छा नहीं लगा कि वह अकेली तहख़ाने में जाए। जब दरवाज़ा 
वद होने लगा, तो वह उसके पीछे-पीछे अंदर घुस गया। 

यह वह कमरा नहीं था, जिसमें जादू के अनुचित प्रयोग के लिए 
उससे पूछताछ हुई थी। यह उससे काफ़ी छोटा था, हालाँकि इसकी छत ह 
उतनी ही ऊँची थी। इससे ऐसा दमघोंटू एहसास हो रहा था, जैसे वह कि 
गहरे कुएँ की तलहटी में हो। र 

यहाँ अंदर भी दमपिशाच थे, जो पूरी जगह पर अपना ठ 
` रहे थे। वे ऊपर उठे हुए मंच से सबसे दूर वाले लगी 

की तरह खड़े थे। मंच पर एक कटघरे के पीछे जिसका चेहरा भी 

मिसेज ई तरफ़ याक्सले था और दूसरी तरफ़ का के नीचे की तरफ़ 

चांदी मोल जितना ही सफ़ेद दिख रहा था। दिल्ली मंडरा रही थी। 
रंग की लंबे बालों वाली एक चमकदार 


25I 


252 हैरी पॉटर 
हैरी समझ गया कि यह वहाँ पर इसलिए थी, ताकि अंबरिज और 
साथियों को दमपिशाचों के कारण उत्पन्न होने वाली हताशा से ता 
#९ 22 : हताशा आरोपियों को महसूस करनी थी, आरोप लगाने वालों 

आ ने अपनी धीमी, रेशमी आवाज़ में कहा। 
इकलौती कुर्सी पर बैठ गई। जैसे huh Re के के 23.88 कर 
खड़खड़ाईं और उसके हाथ पर लिपट गईं। [ र 

‘ मैरी एलिज़ाबेथ _ | अब 

लक | कैटरमोल हो ?” अंबरिज ने पूछा। 

'जादुई ss ग ie र 

भाग का रेजिनाल्ड कैटरमोल तुम्हारा पति है?” 

क आँखों से आँसू बहने लगे। 

er वह कहाँ है। वह मुझसे यहाँ मिलने वाला था!' 

'मैसी उसकी बात को नज़रअंदाज़ कर दिया। 

कस और अल्फ्रेड कैटरमोल की माँ ?' 

'वे डरे ए ह उन Monae 

याक्सले गुस्से से foe है कि में घर नहीं लौट पाऊगी ~ 
लिए हमारे दिल में कोई हमदर्द न रहने दो। बदज़ातों के पिल्लों के 

मिसेज़ कैटरमोल ट 
सुनाई नहीं दी, जब वह र ह के कारण हैरी के क़दमों की आहट 
गया। जिस पल वह पहरा देने वाली की सीढ़ियों की तरफ़ सावधानी ग 
तापमान में बदलाव महसूस हुआ पितृदेव विल्ली के पास से गुज़रा, उसे 
उसे यक्रीन था कि पितृदेव अं । यहाँ गर्म और आरामदेह माहौल था। 
था, क्योंकि तृदव अंबरिज का था और रहा 
क वह वहाँ पर बहुत खुश थी और इतना इसलिए चमक २ 
43 रही थी, जिन्हें शायद उसने ही र उन बेहूदा क़ानूनों का पार्लग 
से वह मंच पर अंबरिज बनाया था। धीरे-धीरे और वर्ड 
कि । हर्माइनी के पीछे वाली कुर्सी पर Ps और हर्माइनी के पीछे प्य 

हर्माइनी कहीं उछल न पड़े। उसने ने ड गया। उसे इस बात की 
सम्मोहन ३। उसने अंबरिज और याक्सले पर भी 
से 


करने के बारे 
हर्माइनी दहशत में भी सोचा, लेकिन 
में आ सकती थी। फिर न 5 ऊँची 


मगलू जादूगर जन्म-पंजीकरण नगद जाइशर जन्म-पंजीकरण आयोग 
कँ092स क ाुृ ( छकुतकफ5555-.&.........._ 


आवाज़ में बोली और हैरी ने इस मौक़े का लाभ उठा लिया। 
उम्मीद थी, हर्माइनी ज़ोर से 
में वह स्याही की दवात गिरते-गिरते बची, हा क चक्कर 
लिखने वाली थी, लेकिन अंबरिज और याक्सले दोनों का ही र 
कैटरमोल पर था, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हुई। 
ge मंत्रालय आने पर तुमसे एक छड़ी ली गई है, मिसेज़ 
कैटरमोल,' अंबरिज कह रही थी। 'पौने नौ इंच, चेरी, इसमें यूनिकॉर्न का 
बाल है। क्या तुम इस वर्णन को पहचानती हो ?! 
कक मिसेज़ कैटरमोल ने सिर हिलाया और अपनी आँखें आस्तीन पर 
| 
हम कि ह तुम हमें बताओगी कि तुमने किस जादूगर या जादूगरनी की 
छ्द् व 
'ली - ली है?” मिसेज़ कैटरमोल सुबकने लगी। “मैंने किसी - से 
नहीं ली। मैंने इसे ख़ - खरीदा था, जब मैं ग्यारह साल की थी। इसने - 
इसने - इसने मुझे छुना था। 
वह पहले से ज्यादा तेज़ी से रोने लगी। 
अंबरिज ने धीमी, लड़कियों जैसी हँसी निकाली, जिसे सुनकर हैरी 
के मन में उस पर हमला करने की इच्छा होने लगी। अपने शिकार को 
अच्छी तरह देखने के लिए अंबरिज बैरियर की तरफ़ आगे झुकी। उसके 
साध ही एक सुनहरी चीज़ भी आगे की तरफ़ झूल गई और ख़ाली जगह 
पर लटकने लगी : लॉकेट । 
हमईनी ने भी इसे देख लिया था। उसने हल्की सी चीख निकाली, 
अंबरिज और याक्सले दोनों ही अपने शिकार पर आंख-कान 
भमाए थे, इसलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। 
'नहीं,' अंबरिज ने कहा, “नहीं, मुझे ऐसा त दा का 
। छड़ियाँ सिर्फ़ जादूगरों या जादूगरनियों को हारे दारा दिए 
गदुगरनी नहीं हो। मेरे पास तुम्हें भेजी गई प्रश्नावली के उ 
जवाब हैं - माफ़ाल्डा, ज़रा जवाब तो देना। ज पल वह इतनी 


अंबरिज ने अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया। ई उसकी 
भा मकी जैसी लग रही थी कि हैरी को बहत हैरानी हई ० 


253 


हैरी पॉटर 
254 ———— 
गौंठदार उँगलियों के बीच में जाली नहीं थी। हर्माइनी के ie सदमे से काँप 
रहे थे। वह अपने पास वाली कुर्सी पर रखे Ra के ढेर को 
उलट-पलट करने लगी। आखिरकार उसने चर्मपत्रों का एक ढेर निकाला, 
जिस पर मिसेज़ कैटरमोल का नाम लिखा था। 

'यह - यह बहुत सुंदर है, डोलोरेस,' उसने अंबरिज के ब्लाउज के 
मुडे हुए कोनों में चमकते लॉकेट की तरफ़ इशारा किया। 

'क्या?' अंबरिज ने नीचे देखते हुए कहा। “ओह हाँ - पुराना 
पारिवारिक गहना है,” उसने अपनी बड़ी छाती पर पड़े लॉकेट को 
थपथपाते हुए कहा। 'इस पर लिखे “एस” का मतलब सेल्विन है ... मैं 
सेल्विन परिवार की नज़दीकी रिश्तेदार हूँ ... दरअसल, बहुत कम शुद्ध-खून 
वाले परिवार हैं, जो मेरे रिश्तेदार नहीं हैं ... बहुत अफ़सोस की बात है, 
उसने आगे और ज्यादा तेज़ आवाज़ में कहा, जब वह मिसेज़ कैटरमोल की 
प्रश्‍शनावली पर नज़र दौड़ाने लगी, 'कि यह तुम्हारे बारे में नहीं कहा जा 
सकता। माता-पिता का व्यवसाय : सब्ज़ी बेचना।' 

याक्सले व्यंग्यात्मक लहज़े में हसने लगा। नीचे रोएँदार बिल्ली 
पहरा देती रही और दमपिशाच कोनों में खड़े-खड़े इंतज़ार करते रहे। 

अंबरिज के झूठ को सुनकर हैरी के दिमाग में गुस्से का दौरा पड़ 
गया और उसने सारी सावधानी छोड़ दी। अंबरिज ने एक घटिया अपराधी 
से रिश्वत में जो लॉकेट लिया था, उसका इस्तेमाल वह अपने शुद्ध-खून के 
दर्जे को बढ़ाने के लिए कर रही थी। हैरी ने अपनी छड़ी उठाई और उसे 
अदृश्य चोगे के नीचे छिपाए रखने का कष्ट किए बिना बोला, “स्तब्धो! 

लाल रोशनी की चमक हुई। अंबरिज स्तब्ध हो गई और उसका 
माथा कटघरे के कोने से टकराया। मिसेज़ कैटरमोल के कागज़ उसकी गोद 
से फर्श पर गिर गए। नीचे चाँदी जैसे रंग की मँडराती बिल्ली गायव ही 
गई। बर्फ़ जैसी ठंडी हवा आँधी की तरह उनसे टकराई। याक्सले ने 
मुश्किल के स्रोत की तलाश में चारों तरफ़ उलझन में देखा। उसे हैरी का 
sr sa दिया, जिसकी छड़ी उसकी ओर तनी थी। उसने भी 
र कालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो 


'स्तब्धो।” 
याक्सले फर्श पर गिर गया | 
'हेरी!' 


मगलू जादूजर जन्म-पंजीकरण आयोग 25 
~र आयोग 5 
'हर्माइनी, अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ बैठकर उसे नाटक करने 


देता की = 
'हैरी, मिसेज़ कैटरमोल!' 


हैरी घूमा और उसने अपना अदृश्य चोगा उतार 
दमपिशाच अपने कोनों से निकल आए थे। वे कुर्सी पर य द 
औरत की तरफ़ बढ़ रहे थे। शायद इसलिए, क्योंकि पितृदेव गायब हो गया 
था या फिर उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनके मालिक अब नियंत्रण में 
नहीं हैं। कारण चाहे जो हो, उन्होंने संयम छोड़ दिया था। मिसेज़ कैटरमोल 
ने डर भरी भयंकर चीख निकाली, जब एक गंदे, गले हुए हाथ ने उसकी 
ठुड्डी पकड़कर चेहरे को पीछे कर दिया। 

पितृदेव सरक्षणम्‌।' | | 

हैरी की छड़ी की नोक से एक सफ़ेद मृग निकला और उसने 
दमपिशाचों की तरफ़ छलाँग लगा दी, जो पीछे हटकर दोबारा अँधेरी 
छायाओं में खो गए। मृग की रोशनी बिल्ली के सरक्षण से ज्यादा सशक्त 
और गर्माहट देने वाली थी। जब यह कमरे में चारों तरफ़ घूमने लगा, तो 
पूरा तहखाना रोशन और गर्म हो गया। 

'होरक्रक्स निकाल लो,” हैरी ने हर्माइनी से कहा। 

वह सीढ़ियों से नीचे भागा और अदृश्य चोगे को दोबारा अपने बैग 
में दुसता हुआ मिसेज़ कैटरमोल के पास पहुँचा। 

'तुम ?' मिसेज़ कैटरमोल ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। 
'लेकिन - लेकिन रेग ने तो बताया था कि तुम्हीं ने मेरा नाम पूछताछ के 
लिए दिया था!' ग 

'अच्छा, मैंने दिया था?” हैरी उसके हाथ बाँधने वाली pe 
खींचते हुए बुदबुदाया। 'तो अब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। विभक्ता! 
उ नहीं हुआ। 'हर्माइनी, मैं इन ज़ंजीरों को कैसे खोलू ” | 

ज़रा ठहरो, मैं यहाँ कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ - 


'हर्माइनी, हम दमपिशाचों से घिरे हैं!” उसे पता चल जाएगा कि 

मैं जानती हूँ हैरी, लेकिन जागने पर उस पता होगी 
पको लॉकेट चला गया है - मुझे इसकी हूबहू नक़ल कान 
मिथुनो। यह लो ... इससे वह मूर्ख बन जाएगी ... 

्ाइनी सीढ़ियों पर भागती हुई नीचे आई। 


PE) 


ड्ैेरी पॉटर 
256 5 
“अच्छा देखते हैं ... पृथको/' | 
जंजीरें खनखनाई और खुलकर वापस कुर्सी के हत्थों पर पहुँच गई। 


जं 
मिसेज़ कैटरमोल पहले जितनी ही डरी दिख रही थी। 


“मैं समझ नहीं पाई,” वह फुसफुसाई । 

'तुम यहाँ से हमारे साथ चलो,' हैरी उसे अपने पैरों पर खड़ा करते 
हुए बोला। 'घर जाओ और अपने बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली 
जाओ। हो सके, तो देश के बाहर चली जाओ। वेश बदल लो और भाग 
जाओ। तुमने देख लिया है कि यह कैसा है। यहाँ सुनवाई में तुम्हें कभी 
न्याय नहीं मिल सकता।' 

-हेरी,” हर्माइनी ने कहा, 'हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? 
दरवाज़े के बाहर बहुत सारे दमपिशाच हैं!' 

“पितृदेव की मदद से,” हैरी ने अपनी छड़ी से अपने पितृदेव की ओर 
इशारा किया। मृग धीमा हुआ और तेज़ी से चमकता हुआ दरवाज़े की 
तरफ़ बढ़ा। 'हमें ज़्यादा से ज़्यादा पितृदेव उत्पन्न कर लेना चाहिए। तुम भी 
अपना पितृदेव उत्पन्न कर लो, हर्माइनी।' 

'पितृ - पितृदेव संरक्षणम्‌, ' हर्माइनी बोली। कुछ नहीं हुआ। 

'उसे बस इसी मंत्र में दिक्क़्त आती है,” हैरी ने पूरी तरह चकराई 
हुई मिसेज़ कैटरमोल से कहा। “थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ... एक बार फिर, 
हर्माइनी ...' 

'पितृदेव संरक्षणम्‌/” 

हर्माइनी की छड़ी के सिरे से सफ़ेद ऊदबिलाव निकला और हवा में 
शालीनता से तैरता हुआ मृग के पास जाने लगा। 

'चलो,' हैरी ने हर्माइनी और मिसेज़ कैटरमोल को दरवाज़े की तरफ़ 
ले जाते हुए कहा। 


जब पितृदेव उड़ते हुए तहख़ाने से बाहर निकले, तो बाहर इता 

को Ado र Fg क । हैरी ने चारों तरफ़ देखा। सफ़ेद रिय 
शाच उन नों अंधेरे में गुम 

रहे थे और तितर-बितर हो रहे ब पीछे हट रहे थे, अँधेरे में ग 


'यह फैसला किया गया है कि तुम सभी लोग घर जाओ और 


परिवारों के साथ छिप जाओ, हेरी 
आँखें , हैरी ने मगलू परिवार में जन्मे जादूगर 
कहा, लू परिवार में ज 
हा, जिनकी आँखें पितृदेवों की रोशनी से चकाचौंध हो गई थीं और जो 


मणलू जादूगर जन्म-पंजीकरण आयोग 
मणलू जादूगर जन्म-पंजीकरण आयोग 


थोड़े घबराकर पीछे हट रहे थे। ' अगर जा सकते 

पितृदेवों -पीछे चलकर तुम लोग | 
उन लोग एट्रियम से निकल सकते 

वे लोग बिना किसी बाधा के सीढ़ियों के ऊपर पहुँचने 

हो गए, लेकिन जब वे लिफ्ट के पास पहुँचने लगे, तो हैरी के म शाँ 
उठने लगीं। अगर वे सफ़ेद मृग और ऊदबिलाव के साथ एट्रियम में निकले 
जिनके साथ मगलू परिवारों में पैदा होने वाले लगभग बीस आरोपी भी थे 
तो शायद इससे लोगों को शक हो जाएगा। वह अभी इस अप्रिय नतीजे पर 
पहुँचा ही था कि तभी उनके सामने एक लिफ्ट खड़खड़ाती हुई रुक गई। 

'रेग!' मिसेज़ कैटरमोल चीखी और तेज़ी से रॉन की बाँहों में समा 
गई। 'रनकॉर्न ने मुझे छुड़ा लिया। उसने अंबरिज और याक्सले पर हमला 
कर दिया। उसने हम सबसे देश छोड़ने को कहा है। मुझे लगता है कि हमें 
यह काम कर देना चाहिए, रेग। में सचमुच ऐसा सोचती हूँ। चलो जल्दी से 
घर चलते हैं, बच्चों को लेते हैं और - तुम इतने गीले क्यों हो?” 

'पानी,' रॉन खुद को छुड़ाते हुए बुदबुदाया। 'हैरी, वे जानते हैं कि 
मंत्रालय के भीतर घुसपैठिए घुस आए हैं। शायद अंबरिज के ऑफ़िस के 
दरवाज़े में हुए किसी छेद से उन्हें पता चला है। मुझे लगता है कि हमारे 
पास पाँच मिनट का समय होगा, अगर -' रह 

हर्माइनी का पितृदेव खट्ट के साथ गायब हो गया, जब वह दहशत 
भरा चेहरा लेकर हैरी की तरफ़ मुड़ी। 

'हैरी, अगर हम यहाँ फँस गए तो -!' 

'अगर हम तेज़ी से चलें, तो ऐसा नहीं होगा,” हैरी ने कहा। आर 
कक पीछे के ख़ामोश समूह को संबोधित किया, जो उसकी तरफ़ ईह का 

ख रहे थे। 


'छड़ियाँ किस-किस के पास हैं ?' 
उनमें से आधों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वाले लोगों के साथ 


'ठीक है, जिनके पास छड़ियाँ नहीं हैं, उन्हें छड़ी Ae 
चाहिए। हमें तेज़ी से काम करना होगा 7 के रोकने 


समा गए। लिफ्टों के ऊपर ह 


257 


वे लोग दो लिफ्टो में जैसे-तैसे सम 


हैरी पॉटर 


258 
संतरी की तरह सुनहरी ग्रिलों के सामने खड 


समय भी हैरी का पितृदेव | 


रहा। “आठवीं गलियारा,' जादूगरनी की ठंडी आवाज़ आई, 'एट्रियम !' 
हैरी तत्काल जान गया कि वे संकट में थे। एट्रियम में बहुत सारे 
जादूगर एक अँगीठी से दूसरी अँगीठी तक जाकर उन्ह सील कर रहे थे। 

'हैरी!” हर्माइनी चीख़ी। 'अब हम लोग क्या करेंगे - ?” 

“रुको!” हैरी गरजा और रनकॉर्न की सशक्त आवाज़ एट्रियम में 
गूँज गई। अँगीठियों को सील करने में जुटे जादूगर जम से गए। "मेरे पीछे 
आओ,” उसने दहशतज़दा मगलू परिवारों के जादूगरों से फुसफुसाकर कहा, 
जो रॉन और हर्माइनी के बीच में एक साथ आगे बढ़ गए। 

'क्या हुआ, अल्बर्ट ?” उसी अधगंजे जादूगर ने कहा, जो कुछ समय 
पहले अँगीठी में से हेरी के पीछे निकला था। वह घबराया हुआ दिख रहा 
था। 

“बाहर निकलने के रास्ते बंद करने से पहले इन लोगों को यहाँ से 
निकालना है,' हैरी ने कहा और अपनी आवाज़ जितनी आदेश भरी बना 
सकता था, उतनी बना दी। 

सामने वाले जादूगरों ने एक-दूसरे की तरफ़ देखा। 


“हमसे बाहर निकलने के सारे रास्ते सील करने को कहा गया था 
और यह भी कि किसी को भी बाहर -? 


'तो तुम मेरी वात काट रहे हो ?' हैरी ने रौबीले अंदाज़ में कहा। 
'क्या तुम यह चाहते हो कि मैं तुम्हारे वंशवृक्ष की भी जाँच करूँ, जिस तरह 
मैंने डर्क क्रेसवेल की जाँच की थी?” 


माफ़ करना!' अधगंजे जादूगर ने आह भरकर पीछे हटते हुए 
कहा। 'मेरा यह मतलब नहीं था, अल्वर्ट, लेकिन मैंने सोचा ... मैंने सोचा 
कि इन्हें यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया था और ... 


इनका खून शुद्ध है,' हैरी ने कहा और उसकी गहरी आवाज़ हॉल में 
या ढग से गूँजी। 'तुममें से कई लोगों से ज़्यादा शुद्ध है। अब तु 
ps उसने मगलू परिवारों के जादूगरों से कहा, जो तेज़ी से 
जादूगर आगे गए और दो-दो करके ओझल होने लगे। मंत्रालय के 
डरे देकर पीछे खड़े रहे। उनमें से कुछ दुविधा में दिख रहे थे, बाढी 
हुए और चिइचिडे थे । फिर - 


मगलू जादूगर जन्म-पंजीकरण आयोग »८ 
“7-०... करण आयोग हु 
'मैरी!! 
मिसेज़ कैटरमोल ने पलटकर पीछे देखा। असली रेग 
जिसकी उल्टी अब बंद हो गई थी, लेकिन चेहरा अब भी हज 
मुरझाया हुआ दिख रहा था - अभी-अभी एक लिफ्ट में से भागता हुआ 
बाहर निकला था। 
'रे- रेग?' 
उसने अपने पति से रॉन की तरफ़ देखा, जिसने ज़ोर से गाली दी। 
अधगंजा जादूगर आँखें फाड़कर देखता रहा। उसका सिर बेवकूफ़ीपूर्ण 
ढंग से एक रेग कैटरमोल से दूसरे रेग कैटरमोल की तरफ़ मुड़ता रहा। 
“अरे - यह क्या हो रहा है? यह क्या है?” 
'रास्ते बंद करो! बंद करो!” 
याक्सले एक और लिफ्ट से धड़धड़ाता हुआ निकल आया था और 
अँगीठियों के पास वाले समूह की ओर भागता हुआ जा रहा था, जिसमें 
मगलू परिवारों में पैदा सभी जादूगर जा चुके थे। सिर्फ़ मिसेज़ कैटरमोल 
वची थी। जब अधगंजे जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई, तो हैरी ने अपनी 
विशाल मुट्ठी उठाकर उसे मुक्का मार दिया, जिससे वह हवा में उड़ता हुआ 
दूर जा गिरा। 
'याक्सले, वह मगलू परिवार के लोगों को भगा रहा है!” हैरी 
चिल्लाया। 
अधगंजे जादूगर के साथी कोहराम मचाने लगे, Bs फ़ायदा 
उठाकर रॉन ने मिसेज़ कैटरमोल को पकड़ा, उसे खुली अँगीठी की तरफ़ 
बचा और ओझल हो गया। दुविधा में याक्सले ने कभी हैरी को, तो है 
अधगंजे जादूगर को देखा, जबकि असली रेग कैटरमोल ल्ला, मे 
पतनी! मेरी पत्नी के साथ वह कौन था? यह क्या हो रहा है! 
हैरी ने याक्सले के सिर को मुड़ते देखा। उसके बेरहम लल 
"च्चाई पता चलने की झलक थी। 
'चलो!' हैरी ने हर्माइनी से चिल्लाकर कही। ड ta 
'केड़ा और दोनों ने एक साथ अँगीठी में छलाँग लगा 5 कड तक घूमे 
एम हैरी के सिर के ऊपर से तैरता हुआ निकला। Re दरवाज़ा 
हक र एक टॉयलेट सीट से बाहर निकले। हैरी 
। रॉन सिंक के पास खड़ा था और अब भी मिसेज़ 


DE हैरी पॉटर 
कुश्ती कर रहा था। 

रेग, मैं यह नहीं समझ पाई - 

मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। तुम्हें अपने घर जाना होगा! 

उनके पीछे टॉयलेट में एक आवाज़ आई। हैरी ने पलटकर देखा 
याक्सले अभी-अभी प्रकट हुआ था। 

“चलो!” हैरी चिल्लाया। उसने हर्माइनी का हाथ और रॉन की बाह 
पकड़ी तथा उसी जगह पर घूम गया। 

अँधेरे ने उन्हें घेर लिया और इसके साथ जकड़न की अनुभूति 
हुई, लेकिन कुछ गड़बड़ थी ... हर्माइनी का हाथ उसकी पकड़ से फिसल रहा 
था... | 

न वह सोच रहा था कि कहीं उसका दम तो नहीं घुट जाएगा। वह 

साँस नहीं ले सकता था, देख नहीं सकता था और दुनिया में इकलौती ठोस 
चीज़ें रॉन की बाह और हर्माइनी की उँगलियाँ थीं, जो धीरे-धीरे फिसलती 
जा रही थीं 

और फिर उसे बारह नंबर, ग्रिमॉल्ड चौक का दरवाज़ा दिखाई दिया 
... इसकी साँप वाली सॉकल भी, लेकिन इससे पहले कि वह साँस ले पाए, 
एक चीख सुनाई दी और बैंगनी रोशनी दिखाई दी। हर्माइनी का हाथ 
अचानक उसके हाथ पर जकड़ गया और एक बार फिर अँधेरा छा गया। 


अध्याय चौदह 
र = 


हैरी ने अपनी आँखें खोलीं और सुनहरी तथा हरी चकाचौंध महसूस की। 
उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ था। वह तो बस इतना जानता थाकि 
वह पत्तियों और टहनियों पर लेटा हुआ था। उसने अपने पिचके हुए फेफड़ों 
में तेज़ी से हवा भरी। उसने पलक झपकाई और महसूस किया कि धूप के 
कारण उसकी आँखें चौंधिया गई थीं, जो पत्तियों की काफ़ी ऊँची चादर से 
छनकर आ रही थी। फिर उसे अपने चेहरे के पास एक चीज़ दिखाई दी। 
वह घुटनों और हाथ के बल उठकर किसी छोटे, खूंखार प्राणी का सामना 
करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने देखा कि यह तो रॉन का पैर 
था। हैरी ने आस-पास देखा। वे तीनों जंगल में ज़मीन पर पड़े थे और 
बिलकुल अकेले दिख रहे थे। Mn pl pe हम 
हैरी के मन में पहला विचार यह आया कि वे अँधेरे जंगल में पहुँच 
गए हैं। हालाकि वह जानता था कि हॉगवर्ट्स में उनका पहुँचना कितना 
ूर्तपूर्ण और ख़तरनाक था, लेकिन एक पल के लिए तो उसका दिल. 
उछल पड़ा, जब उसने सोचा कि वे लोग पेड़ों के बीच से होते हुए हैग्रिड की 
झोपड़ी तक चोरी से जा सकते हैं। बहरहाल, कुछ पलों में रॉन हल्के से. 
कराहा और जब हैरी उसकी तरफ़ रेंगने लगा, तो उसे एहसास हो गया कि 
है अंधेरा जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ ज़्यादा छोटे लग रहे थे, उनके बीच 
काफ़ी जगह थी और ज़मीन ज्यादा साफ़ थी। क 
उसने देखा, हर्माइनी रॉन के सिर के पास अपने घुटनों और हा चिंताएँ 
बैठी थी। जिस पल हैरी की निगाह रॉन पर पड़ी, बाक़ी सारी ठ 
दिमाग से निकल गईं। रॉन के शरीर का पूरा बायाँ हिस्सा खन 
"विपथ था। उसका चेहरा पत्तियों से भरी धरती पर सफ़ेद दिख रहा था। 


-26I 


अब खत्म हो रहा था। रॉन कैटरमोल और 

बीच मे था उसके बाल लाल होते जा रहे थे और उसके 
चेहरे का बचा-खुचा रंग भी उड़ता जा रहा था। 

“उसे क्या हुआ ?' 

“विभक्त हो गया है,' हर्माइनी ने कहा। उसकी उँगलियाँ रॉन की 
आस्तीन पर कुछ कर रही थीं, जहाँ ख़ून सबसे गीला और काला था। 

जब रॉन की शर्ट खुली, तो हैरी दहशत में आ गया। वह विभक्त 
होने यानी अंतर्ध्यान होते समय शरीर का हिस्सा पीछे छूटने को हमेशा 
मज़ेदार मानता आया था, लेकिन यह ... उसके भीतरी हिस्से अप्रिय रूप से 
कुलबुलाने लगे, जब हर्माइनी ने रॉन की ऊपरी बाँह पकड़ी, जहाँ का बहुत 
सा मांस गायब था। हर्माइनी ने उसे इस तरह साफ़ कर दिया, जैसे चाकू से 
साफ़ कर रही हो। 

“हैरी, जल्दी से मेरा बैग लाओ। उसमें एक छोटी शीशी रखी है, 
जिस पर लिखा है डिटैनी का सार -! 

‘बैग - ठीक है -! 

हैरी जल्दी से उस जगह गया, जहाँ हर्माइनी उतरी थी। उसने वहाँ 
पड़े छोटे हैंडबैग को उठाया और उसके भीतर हाथ डाला। उसका हाथ एक 
के बाद एक कई चीज़ों से टकराया। उसने पुस्तकों के चमड़े के कवर, स्वेटरों 
की ऊन वाली आस्तीनों, जूतों की हील को महसूस किया - 

“जल्दी!” 

उसने ज़मीन से अपनी छड़ी उठाई और जादुई बैग की गहराई में 
तान दी। 

“आगमनो डिटैनी।” 


एक छोटी भूरी शीशी बैग में से उड़कर बाहर निकली। वह से 
पकड़कर जल्दी से हर्माइनी तथा रॉन के पास पहुँच गया। रॉन की 

हक i बंद थीं और उसकी पलकों के बीच से सिर्फ़ सफ़ेद हिस्से ही दि 

वह बेहोश हो गया है,” हर्माइनी ने कहा, जो खुद भी थोड़ी पीले 

बा a । अब वह माफ़ाल्डा जैसी नहीं दिख रही थी, हालाँकि उ 

कहीं-कहीं सफ़ेद थे। 'इसे खोलो, हेरी, मेरे हाथ काप रहे टै 


हैरी ने छोटी शीशी का कॉर्क खोल दिया। हर्माइनी ने ख़ून 


262 


चोर 
263 
तीन बूँदें डाल दीं। हरा धुआँ उठा और 
ने देखा कि ख़ून बहना बंद हो गया था। घाव अब कई दिन पुराना दिख 


हा था। अभी तक जहाँ खुला मांस था, वहाँ अब नई चमड़ी आने लगी 


'वाह,' हैरी ने कहा। 


'मुझे लगता है, मैं सुरक्षित तरीके से इतना ही कर सकती ह 
हर्माइनी ने कापते हुए कहा। “कुछ मंत्र हैं, जो उसे बिलकुल ठीक कर सकते 
हैं, लेकिन मैं उनका जोखिम नहीं उठाऊँगी। क्या पता मुझसे गड़बड़ हो 
जाए और ज़्यादा नुक्सान हो जाए ... पहले ही उसका बहुत खून बह चुका 


“वह घायल कैसे हुआ ? मेरा मतलब है,” हैरी ने अपना सिर हिलाया 
और अभी-अभी जो हुआ था, उसका मतलब समझने की कोशिश की, 'हम 
लोग यहाँ क्यों हैं ? मुझे तो लगा था कि हम ग्रिमॉल्ड चौक जा रहे थे? 

हर्माइनी ने एक गहरी साँस ली। उसकी आँखें भर आई। 

'हेरी, मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा वहाँ जा पाएँगे।' 

'तुम क्या कह - ?! 

'जब हम अंतर्ध्यांन हुए, तो याक्सले ने मुझे पकड़ लिया और मैं 
उससे हाथ नहीं छुड़ा पाई, वह बहुत ताक़तवर था। जब हम ग्रिमॉल्ड चौक 
पहुँचे, तब भी वह मेरा हाथ पकड़े हुए था, और फिर - देखो, मुझे लगता है 
कि उसने दरवाज़ा ज़रूर देख लिया होगा और सोचा होगा कि हम वहाँ 
रुकने वाले हैं, इसलिए उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और मैं उससे हाथ 
झे में कामयाब हो गई। इसके बाद मैं तुम लोगों को यहाँ ले आई!' 

'लेकिन फिर वह कहाँ है? छोड़ो ... तुम्हारा यह मतलब तो नहीं है 
कि वह ग्रिमॉल्ड चौक में है? वह अंदर कैसे घुस सकता है ?' 

हर्माइनी की आँखें उन आँसुओं से चमकने लगीं, जो बहे नहीं थे। 
असने अपना सिर हिलाया। ने - मैंने 

हैरी, मुझे लगता है कि वह अंदर घुस a है। मैंने - स्या 
वैकर्षण मंत्र से उससे हाथ छुड़ा लिया, लेकिन तब तक मैं उसे गुप्त ; लोग 

के भीतर ले चुकी थी। डम्बलडोर की मौत के बाद हग 
रक्षक हैं और मैंने उसे रहस्य बता दिया है, है ना 7 


वह नाटक नहीं कर रही थी। हैरी को यक्रीन था कि वह सही कह 


हैरी पॉटर 


एक जबर्दस्त झटका था। अगर याक्सले अब घर के 

र है, तो उनके लौटने का सवाल ही नहीं उठता था। हो लक कि 
वह इसी वक्त अंतर्ध्यान होकर अन्य प्राणभक्षियों को वहाँ ला रहा 
हालाँकि मकान में अँधेरा और निराशा भरी थी, लेकिन यह उनके रहने 
इकलौती सुरक्षित जगह थी। क्रीचर के खुश और दोस्ताना होने के वाइ ते 
यह एक तरह से घर ही बन गया था। अफ़सोस के एक झोंके के साथ 
जिसका भोजन से कोई लेना-देना नहीं था, हैरी ने कल्पना की कि घरत 
जिन्न स्टीक और किडनी पाई बनाने में व्यस्त होगा, जिसे हैरी, रॉन और 
हर्माइनी कभी नहीं खा पाएँगे। | 

“हैरी, मुझे अफ़सोस है, मुझे बहुत अफ़सोस है।' 

“मूर्खो जैसी बातें मत करो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है! 
अगर किसी की गलती है, तो मेरी है ...” - 

हैरी ने जेब में हाथ डालकर बावरे-नैन की आँख बाहर निकाली। 
हर्माइनी दहशत में पीछे हट गई। ॒ 

'अंबरिज ने लोगों की जासूसी करने के लिए इसे अपने ऑफ़िस के 
दरवाज़े पर लगा दिया था। में इसे वहाँ छोड़कर तो नहीं आ सकता था ... 
इसी कारण उन्हें मालूम चला कि मंत्रालय में घुसपैठिए आ गए हैं।' 

हर्माइनी के जवाब देने से पहले ही रॉन कराहा और उसने अपनी 
आँखें खोलीं। उसका चेहरा अब भी सफ़ेद था और उस पर पसीने की बूँद 
चमक रही थीं। 

“तुम्हें कैसा लग रहा है?” हर्माइनी ने फुसफुसाकर पूछा। 

“बहुत बुरा,” रॉन बोला और अपनी घायल बाँह को छूकर मुँह 
बनाने लगा। 'हम कहाँ हैं ?” 

'उस जंगल में, जहाँ क्विडिच वर्ल्ड कप हुआ था,” हर्माइनी ने कही। 
'में कोई बंद जगह चाहती थी और यह -' 

'- वह पहली जगह थी, जिसका ख्याल तुम्हारे दिमाग़ में आया था, 
हैरी ने वीरान जंगल पर नज़र डालते हुए उसकी बात पूरी की। उसे बरव 
he nests ra पहली बार उन्हें अंतर्ध्यान करके 

, तब क्या हुआ था। उस वक्त 
कुछ मिनटों के भीतर ही उन्हें खोज लिया था। क्या यह गुप्तविद्या है 


क्या वोल्डेमॉर्ट या उसके 
कहौ ले आई थी ? जासूस इस बार भी जानते होंगे कि हमईनी 


264 


चोर 
— 265 


तुम्हें क्या लगता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए ?' रॉन ने हैरी 
पूछा। रॉन के चेहरे को देखते ही हैरी समझ गया कि वह भी वही बात र 
रहा था। & 

'पता नहीं।' 

रॉन का चेहरा अब पीला और चिपचिपा दिख रहा था। उसने 
उठकर बैठने की कोई कोशिश नहीं की और ऐसा लग रहा था कि कमज़ोरी 
के कारण वह ऐसा कर भी नहीं सकता था। उसे कहीं और ले जाने का 
विचार ही डरावना था। 

हैरी ने कहा, 'हाल-फ़िलहाल तो हम यहीं रुकते हैं।” 

राहत महसूस करते हुए हर्माइनी खड़ी हो गई। 

“तुम कहाँ जा रही हो ?' रॉन ने पूछा। 

'अगर हम यहीं रुक रहे हैं, तो हमें इस जगह के चारों तरफ़ कुछ 
सुरक्षात्मक सम्मोहन कर देने चाहिए,” उसने जवाब दिया। फिर उसने 
अपनी छड़ी उठाई और मंत्र पढ़ते हुए हैरी तथा रॉन के चारों ओर एक चौड़े 
घेरे में चलने लगी। हैरी को तत्काल आस-पास की हवा में बदलाव महसूस 
हुआ। ऐसा लग रहा था, जैसे हर्माइनी ने उनके आस-पास गर्मी की धुंध 
बना दी हो। | | 

'शापमुक्तो ... पुर्ण रक्षाकवच ... मगलु-विकर्षणो ... ध्वनिदमन ... 
तुम टेंट निकाल लो, हैरी ...' 

'टेंट ?! 

'बैग में!” 

'ज़ाहिर है, बैग में ही होगा,” हैरी ने कहा। 

उसने इस बार अंदर टटोलने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि एक 
त आव्हान सम्मोहन का प्रयोग किया। टेंट कैनवास के ढेर के 

और खंभों सहित निकला। हैरी इसे पहचान गया, कुछ हद 
का बिल्ली जैसी खुशबू के कारण। यह वही टेंट था, जिसमें वे विचाडिच 
केप वाली रात को सोए थे। पविता 
है? 'मुझे लगता था कि यह मंत्रालय में काम करने वाले पकिन्स . 
` उसने पूछा और टेंट के खूँटों को अलग करने लगा। रा 
बुरा है 'वह इसे वापस नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी जटिल आकृति 
' हर्माइनी ने कहा, जो अब अपनी छड़ी से आठ 


हैरी पॉटर 
266 —— 

'इसलिए रॉन के डैडी ने यह मुझे उधार दे दिया। उच्चो!” 
es की ओर छड़ी तानते हुए कहा। इससे टेंट एक झटके र 
हवा में उठा और हैरी के सामने ज़मीन पर लग गया। हैरी के हैरान हाथों हे 
एक खूँटा उड़ा और धम्म के साथ एक रस्सी के अंत में जा गिरा। 

'गुफा रक्षितों, हर्माइनी ने आसमान की तरफ़ छड़ी लहराकर काम 
खत्म किया। 'मैं इतना ही कर सकती हूँ। कम से कम हमें किसी के आने का 
पता चल जाएगा। मैं यह गारंटी तो नहीं दे सकती कि इससे हम उसे बाहर 
रख सकते हैं, वोल -' 

“नाम मत लो!' रॉन ने रूखी आवाज़ में उसकी बात काट दी। 

हैरी और हर्माइनी ने एक-दूसरे की तरफ़ देखा। 

“माफ़ करना, रॉन ने थोड़ा कराहते हुए कहा, जब उनकी तरफ़ 
देखने के लिए वह थोड़ा उठा, 'लेकिन यह किसी बुरे शाप जैसा लगता है। 
क्या हम उसे तुम-जानते-हो-कौन कहकर नहीं पुकार सकते - प्लीज़ ?' 

'डम्बलडोर ने कहा था कि नाम का डर -' हेरी ने बोलना शुरू 
किया। 

'दोस्त, अगर तुमने ध्यान दिया हो, तो तुम-जानते-हो-कौन का 
नाम लेने से डम्बलडोर को अंत में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ,” रॉन ने उसकी 
बात काटते हुए कहा। “बस - बस तुम-जानते-हो-कौन के प्रति थोड़ा 
सम्मान दिखाओ, ठीक है ?' 

“सम्मान ?' हैरी ने दोहराया, लेकिन हर्माइनी ने उसे चेतावनी भरी 
नज़रों से देखा। स्पष्ट रूप से जब रॉन इतनी कमज़ोर हालत में था, तो हैरी 
को उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। 


हैरी और हर्माइनी रॉन को आधा उठाकर और आधा घसीटकर 
टेंट के दरवाज़े में से अंदर ले गए। टेंट के अंदर का हुलिया ठीक वैसा ही 
था, जैसा हैरी को याद था : एक छोटा फ्लैट, जिसमें बाथरूम और छोटा सा 
किचन था। उसने एक पुरानी कुर्सी एक तरफ़ धकाकर रॉन को बंक बेड की 
नीचे वाली बर्थ पर सावधानी से लिटा दिया। इस बहुत छोटी यात्रा में है 
रान का चेहरा और सफ़ेद हो गया। लेटने के बाद रॉन ने अपनी आँखें एक 
बार कक कर लीं और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। 

में थोड़ी चाय बना लाती हूँ,” हर्माइनी ने हॉफते हुए कहा और अपने 
बैग से केतली व मग निकालकर किचन की तरफ़ चल दी। 


चोर 

कल 267 
हैरी को यह गर्म पेय उतना ही अच्छा लगा, जितनी कि बाबरे 

की मौत वाली रात को फ़ायरव्हिस्की लगी थी। लगता gra 

ने में मॅंडराता डर थोड़ा सा जल गया। एक-दो मिनट बाद रॉन ने 

द्वामोशी तोड़ी। 

तुम्हें क्या लगता है, कैटरमोल दंपति का क्या हुआ होगा ?” 

'अगर उनकी क्रिस्मत अच्छी रही होगी, तो वे भाग गए होंगे.” 
हर्माइनी ने कहा और राहत के लिए अपने गर्म मग को पकड़ा। 'अगर रेग 
कैटरमोल का दिमाग सही-सलामत काम कर रहा होगा, तो वह मिसेज़ 
कैटरमोल को साहचर्य-अंतर्ध्यान करके ले गया होगा और वे इस समय 
अपने बच्चों के साथ इस देश से भाग रहे होंगे। हैरी ने उससे यही करने को 
कहा था।' 

“भगवान करे, वे भाग गए हों,” रॉन ने तकियों पर टिकते हुए 
कहा। लगता था, चाय से उसे फ़ायदा हुआ था और उसके चेहरे की कुछ 
रंगत लौट आई थी। 'मुझे नहीं लगता कि रेग कैटरमोल में ज़्यादा दिमाग 
है, क्योंकि जब में उसके भेस में था, तो हर व्यक्ति मुझसे इस तरह बात कर 
रहा था, जैसे उसमें दिमाग की कमी हो। भगवान करे, वे लोग भाग गए हों 
.. अगर वे दोनों हमारी वजह से अज़्काबान पहुँच गए ...' 

हैरी ने हर्माइनी को देखा और जो सवाल वह पूछने वाला था - कि 
मिसेज़ कैटरमोल के पास छड़ी न होने के कारण वह अपने पति के साथ 
अंतर्ध्यान नहीं हो पाएगी - उसके गले में ही अटका रह गया। हर्माइनी रॉन 
को कैटरमोल दंपति के भाग्य पर चिंता करते देख रही थी। उसके भाव में 
इतनी कोमलता थी कि हैरी को महसूस हुआ, जैसे उसने उसे रॉन को चूमते 
देख लिया हो। 

'तो तुमने वह चीज़ निकाल ली थी? हैरी ने उससे पूछा, कुछ हद 
तक उसे याद दिलाने के लिए कि वह भी वहाँ मौजूद था। 

'जिसके लिए हमने इतनी सारी मशक्कत 
> ) 


हर तकियों पर थोड़ा 
तुम्हें वह मिल गया ?” रॉन चिल्लाया और #अ लिए, तुम लोग 


अपर हुआ। 'कोई मुझे कुछ भी नहीं बताता है! * 
कम इसका ज़िक्र तो कर सकते थे! ही 
'देखो, हम लोग उस वक्त प्राणभक्षियों से जा 


कहाँ 


॒ बचाकर भाग रहे 


268 हैरी पॉटर 
थे, है ना?” हर्माइनी ने कहा। 'यह रहा।' - 

उसने अपने दुशाले की जेब सें लॉकेट बाहर निकालकर रॉन क 
थमा दिया। 

यह मुर्गी के अंडे जितना बड़ा था। इस पर सजावटी अक्षर स 
लिखा था। इसमें कई छोटे हरे पत्थर लगे थे और यह टेंट के कैनवास की 
छत से छनकर आती रोशनी में हलका चमक रहा था। 


'क्या इसकी संभावना है कि क्रीचर के हाथ से निकलने के बाद 
किसी ने इसे नष्ट कर दिया हो ?” रॉन ने आशा से कहा। 'मेरा मतलब है, 
हम यक़ीन से कैसे कह सकते हैं कि यह अब भी होरक्रक्स है?! 


'मुझे लगता है कि यह अब भी है,” हर्माइनी ने उसे रॉन के हाथ से 
लेकर गौर से देखते हुए कहा। 'अगर इसे जादू से नष्ट किया गया होता, 
तो नुक़सान का कोई न कोई निशान तो दिखता।' 


उसने इसे हैरी की तरफ़ बढ़ा दिया, जिसने इसे अपनी उँगलियां में 
उलट-पलटकर देखा। यह बहुत अच्छी हालत में और अक्षत दिख रहा 
था। उसे डायरी के लहूलुहान अवशेष याद आए और यह भी कि जब 
डम्बलडोर ने होरक्रक्स वाली अँगूठी को नष्ट किया था, तो उसका पत्थर 
चटक गया था। 

'मुझे लगता है, क्रीचर ने सही कहा था,' हैरी ने कहा। 'इसे नष्ट 
करने के लिए पहले हमें यह पता लगाना होगा कि इसे खोला केसे जाए।' 

अचानक हैरी को यह एहसास हुआ कि वह क्या थामे था और उन 
सुनहरे छोटे दरवाज़ों के पीछे क्या है। इसे खोजने की उनकी तमाम 
कोशिशों के बावजूद उसके मन में लॉकेट दूर फेंकने की प्रबल इच्छा हुई। 
खुद पर दोबारा क़ाबू करते हुए उसने लॉकेट को अपनी उँगलियों से खोलने 
की कोशिश की। फिर उसने वह सम्मोहन आज़माया, जिसका प्रयोग 
हर्माइनी ने रेग्युलस के बेडरूम के दरवाज़े पर किया था। किसी से काम नहीं 
बना। उसने लॉकेट रॉन और हर्माइनी को दे दिया। उन दोनों ने भी काफ़ी 
कोशिश बे लेकिन कोई भी इसे खोलने में कामयाब नहीं हो पाया। । 

वैसे, क्या तुम इसे कर सकते हो?” रॉन ने दबी आवाज़ 
हा, जब उसने इसे अपनी बंद मुट्ठी में कसकर पकड़ा। 

तुम्हारा क्या मतलब है?” 


रान ने होरक्रक्स हैरी की ओर बढ़ाया। एक-दो पल बाद हैरी रॉ 


र 269 
खून था, जो उसकी रगों में 
चीज़ धातु के छोटे दिल की 


कवा मतलब समझ गया। क्या यह उसका अपना 

धड़क रहा था या फिर लॉकेट के भीतर कोई 

तरह धइक रही थी? | 
'हम इसका क्या करेंगे ?' हर्माइनी ने पूछा। 


'हम इसे तब तक सुरक्षित रखेंगे, जब तक यह पता न लगा लें कि 
इसे कैसे नष्ट करना है,' हैरी ने जवाब दिया और न चाहते हुए भी चेन 
अपने गले में लटका ली। लॉकेट उसके दुशालों के नीचे पहुँच गया, जहाँ 
यह हैग्रिड के दिए पाउच के साथ उसके सीने पर टिक गया | 


'मुझे लगता है कि हमें टेंट के बाहर बारी-बारी से पहरा देना 
चाहिए,” हैरी ने खड़े होते हुए और हाथ सीधे करते हुए हर्माइनी से कहा। 
'और हमें भोजन के बारे में भी सोचना होगा। तुम यहीं रुके रहो,' उसने 
तेज़ी से कहा, जब रॉन ने उठने की कोशिश की, जिससे उसका चेहरा हरा 
हो गया। 

हर्माइनी ने हैरी को उसके जन्मदिन पर जो मुख़बिर यंत्र दिया था, 
उसे टेंट में टेबल पर सावधानी से रखने के बाद हैरी और हर्माइनी ने दिन 
भर बारी-बारी से पहरा दिया। बहरहाल, मुखबिर यंत्र पूरे दिन खामोश 
रहा और उसकी सुई स्थिर रही। हर्माइनी ने उनके चारों तरफ़ सुरक्षात्मक 
सम्मोहन और मगलू-विकर्षक सम्मोहन किए थे। या तो उनके कारण या 
फिर इस कारण कि लोग इस तरफ़ कम ही आते थे, कुछ पक्षियों और 
गिलहरियों के सिवाय उनकी तरफ़ कोई नहीं आया। शाम को भी कोई 
बदलाव नहीं हुआ। हैरी ने अपनी छड़ी को रोशन कर लिया, जब उसने दस 
बजे हर्माइनी के साथ जगह बदली और एक वीरान दृश्य देखा। ऊपर 

दिखते तारों भरे आसमान के नीचे चमगादड़ उड़ रहे थे। 

उसे अब भूख लग रही थी और उसका दिमाग़ थोड़ा घूम रहा थ लगे 

ने अपने जादुई बैग में खाना पैक नहीं किया था, pak A 

गा कि वे उस रात तक ग्रिमॉल्ड चौक पहुँच जाएँगे हक उन्हें सबसे पात वाले 

हा के सिवाय कुछ नहीं मिला, जिले पतीले में पकाया था। 

क वीच से इकट्ठा करके लाई थी और उन्हें एक पती लग रहा था, 

ष नवले खाने के बाद रॉन ने अपनी प्लेट खिसका ie क्योंकि वह 
नी उवकाई आ रही हो। हेरी सिर्फ़ इसलिए खाता 77 

शनी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता और टहनियों के 

आस-पास की ख़ामोशी अजीब सी सरसराहट 


हैरी पॉटर 
270 —— 
आवाज़ों से ही टूट रही थी। हैरी ने सोचा कि ये आवाज़ 
re जानवरों की होंगी। बहरहाल, उसकी छड़ी तैयार थी 
उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, क्योंकि उसने रबड़ जैसे मशरूम ही खाए थे, 
और वह भी बहुत कम। 
उसने सोचा कि होरक्रक्स को पाने के बाद तो उसे बहुत खुश होना 
चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों वह खुश नहीं था। जब वह अँधेरे मे 
बैठा-बैठा देखता रहा, जिसके सिर्फ़ एक बहुत छोटे हिस्से को उसकी छड 
रोशन कर रही थी, तो उसे बस यही चिंता हो रही थी कि आगे जाने क्या 
होगा। ऐसा लग रहा था, जैसे वह कई हफ्तों, महीनों, शायद बरसों से इस 
बिंदु की तरफ़ चला आ रहा था, लेकिन अब वह अचानक रुक गया था, 
राह से दूर हो गया था। 


कहीं पर बाकी होरक्रक्स भी थे, लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं 
था कि वे कहाँ हो सकते हैं। वह तो यह भी नहीं जानता था कि वोल्डेमॉर्ट 
ने किन चीज़ों को होरक्रक्स बनाया होगा। और तो और, उसे तो यह भी 
पता नहीं था कि उन्हें जो इकलौता होरक्रक्स मिला था और जो इस वक्त 
उसके सीने पर टिका था, उसे नष्ट कैसे करना है। अजीब बात यह थी कि 
इसने उसके शरीर की गर्मी नहीं ली थी, बल्कि बहुत ठंडा लग रहा था, जैसे 
अभी-अभी बर्फ़ीले पानी से बाहर निकला हो। समय-समय पर हैरी को 
लगा या शायद उसने कल्पना की कि उसे अपनी धड़कन के अलावा भी 
एक हल्की सी धड़कन सुनाई दे रही है। 


अंधेरे में बैठे-बैठे उस पर अनजान बुरी कल्पनाएँ हावी होने लर्गी। 

उसने उनका प्रतिरोध करने, उन्हें दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन वे 
बेरहमी से उसके पास आती रहीं। एक के ज़िंदा रहते दूसरा ज़िंदा नहीं रह 
सकता। रॉन और हर्माइनी, जो इस समय उसके पीछे टेंट में धीरे-धीरे बातें 
` कर रहे थे, अगर चाहें तो इससे दूर जा सकते थे : वह नहीं जा सकता था। 
जब वह वहां पर बैठा-बैठा अपने डर और थकान को जीतने की कोशिश 
केर रहा था, तब उसे लगा कि उसके सीने पर टिका होरक्रक्स उसके पा 


बचे समय को टिक-टिक करके काट बे 
विचार है, इस बारे में मत सोचो ... हज जम कक) 


विचारों peg दोबारा दुखने लगा था। उसे डर था कि ऐसा उसके 
दूसरी दिशा में मोड़ने के था। इसलिए उसने अपने विचारों की 


कोशिश की। उसने बेचारे बारे में सी 
जो उनके । उसने बेचारे क्रीचर के बा 
भर लौटने की उम्मीद कर रहा होगा, लेकिन उसे 


चोर 
— 27 
पड़ा होगा। क्या घरेलू जिन्न खामोश रहेगा या फिर 
वह बात बता देगा, जो वह जानता था? हैरी यक्रीन Da 
धा कि पिछले महीने में क्रीचर बदल गया था, अब वह उसके प्रति वफ़ादार 
बन गया था, लेकिन कौन जाने क्या होगा? अगर प्राणभक्षी घरेलू जिन्न 
को यातना देंगे, तो क्या होगा ? हैरी के दिमाग में बुरी सी तस्वीरें भरने 
लगीं और उसने उन्हें भी दूर हटाने की कोशिश की, क्योंकि वह क्रीचर के 
लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह और हर्माइनी उसे नहीं बुलाने का 
फैसला पहले ही कर चुके थे। उन्हें डर था कि मंत्रालय का कोई कर्मचारी 
भी उसके साथ न चला आए। उन्हें मालूम नहीं था कि घरेलू जिन्न के 
अंतर्ध्यांन होने में भी उस तरह की दिक्क़त नहीं आएगी, जिस तरह 
हर्माइनी की आस्तीन पकड़कर याक्सले ग्रिमॉल्ड चौक पहुँच गया था। 
हैरी का निशान अब जल रहा था। उसने सोचा कि वे बहुत कुछ 
नहीं जानते थे। ल्यूपिन ने सही कहा था। उन्होंने इस तरह के जादू का कभी 
सामना नहीं किया था या कल्पना भी नहीं की थी। डम्बलडोर ने और ज्यादा 
स्पष्ट क्यों नहीं किया क्या उन्होंने यह सोचा था कि इसके लिए समय 
रहेगा, कि वे बरसों तक या शायद अपने दोस्त निकोलस फ्लामेल की तरह 
सदियों तक जिएँगे? अगर ऐसा था, तो वे गलत थे ... स्नेप ने उनका 
हिसाव चुकता कर दिया था ... स्नेप, सोया हुआ साप, जिसने मीनार के 
ऊपर इंसा था ... 
और डम्बलडोर गिर गए थे ... गिर गए थे ... 
'वह मुझे दे दो, ग्रेगरोविच।' सी 
हैरी की आवाज़ ऊँची, स्पष्ट और ठंडी थी। उसने अपनी छड़ी ह 
गलियों वाले एक हाथ में सामने पकड़ रखी थी। जिसकी तरफ़ वह कहीं 
ताने था, वह व्यक्ति हवा में उल्टा लटक रहा था, हालाँकि रस्सिया आ 
नज़र नहीं आ रही थीं। वह व्यक्ति अदृश्य और अजीब तरीके से बशा 
भत रहा था। उसके अंग उसके आस-पास लिपटे हुए थे। उसळ पूरे 
भर चेहरा हैरी के चेहरे के सामने था और लाल दिख रहा ' और दाढ़ी 
ररर का खून उसके सिर में आ गया था। उसके बाल सफ़ेद 
' पनी थी : वह सांता क्लॉज़ जैसा दिख रही बरसों पहले कोई 
'यह मेरे पास नहीं है, अब यह मेरे पास न 
परकर ले गया था! वे जानते हैं -.- वे 
'लॉर्ड बोल्डेमॉर्ट से झूठ मत बोलो, ्रेगरोविच । 


हैरी पॉठर 

272 ———— 

जानते हैं।' 
ks झूलते आदमी की पुतलियाँ चौड़ी हो गई हे घी मारे फैल गई 
चे लगातार फूलने और बड़ी होने लगीं, जब तक कि उनके कालेपन ने हैरी 
को समूचा नहीं निगल लिया - 

अब हैरी एक अँधेरे गलियारे में नाटे, मोटे ग्रेगरोविच के पीहे 
जल्दी-जल्दी चल रहा था, जिसने मशाल उठा रखी थी। 
गलियारे के आख़िरी वाले कमरे में तेज़ी से घुसा। उसकी लालटेन की 
रोशनी में एक वर्कशॉप जैसी जगह नज़र आई। लकड़ी के छिलके और 
सुनहरी चीज़ें रोशनी के झूलते समुद्र में चमक रही थीं। खिड़की की मुँडेर पर 
सुनहरे बालों वाला एक युवक किसी विशाल पक्षी की तरह बैठा था। एक 
पल के लिए लालटेन की रोशनी उस पर पड़ी। हैरी ने उसके आकर्षक 
चेहरे पर आनंद का भाव देखा। फिर उस युवक ने अपनी छड़ी से 
ग्रेगरोविच पर स्तब्धीकरण मंत्र मारा और हँसता हुआ खिड़की से पीछे की 
तरफ़ कूद गया। 


अब हैरी उन चौड़ी, सुरंग जैसी पुतलियों में से वापस लौट रहा था 
और ग्रेगरोविच के चेहरे पर दहशत का भाव था। | 


“वह चोर कौन था, ग्रेगरोविच ?” ऊँची, ठंडी आवाज़ आई। 


'मैं नहीं जानता, मुझे कभी मालुम नहीं चला, एक युवक - नहीं - 
प्लीज़ - प्लीज़।' 


एक चीख़ गूँजी, जो गूँजती रही और फिर हरी रोशनी का एक 
धमाका हुआ - 
'हेरी!” 


उसने अपनी आँखें खोलीं। बह हाफ रहा था और उसका माधा 
डक रहा था। वह टेंट के किनारे पर बेहोश हो गया था। वह कैनवास पर 
तिरछा फिसल गया था और ज़मीन पर पसरा हुआ था। उसने हर्माइनी की 
तरफ़ देखा, जिसके झबरीले बालों की वजह से ऊपर की अंधेरी शाखाओं 


ह दिखने वाला आसमान का छोटा सा टुकड़ा अब दिखना बंद ष 


सपना,' उसने तेज़ी से बैठते हुए कहा और हर्माइनी की गुस्से भरी 
आफ hi मासूम दिखने की कोशिश की। शायद आँख लग गई हीर 


चोर 
— 273 

'मैं जानती हूँ, यह तुम्हारा निशान था! मैं 
ग सकती हूँ! तुम उसके बारे में देख रहे थे, दो.) चरे के भाव से 

“उसका ! सेट की 
हि उसका नाम मत लो!' टेंट के भीतर से रॉन की गुस्से भरी आवाज़ 

'ठीक है,' हर्माइनी ने 
देख रहे थे!' ..; 

में ऐसा करना नहीं चाहता था!” हैरी ने कहा। 'यह एक सपना था 
हर्माइनी, क्या तुम इस बात पर क्राबु कर सकती हो कि तुम्हें किस बारे में 
सपने आते हैं ?' | 

“अगर तुम गुप्तविद्या में निपुण हो जाते -! | 

लेकिन हैरी को यह बताने की ज़रूरत नहीं थी, न ही उसकी इसमें 
दिलचस्पी थी। वह तो उस बारे में बातचीत करना चाहता था, जो उसने 
अभी-अभी देखा था। 

'हर्माइनी, उसे ग्रेगरोविच मिल गया है। और मुझे लगता है कि 
उसने उसे मार डाला है, लेकिन उसे मारने से पहले उसने ग्रेगरोविच के 
दिमाग को पढ़ा था और मैंने देखा -' 

'मुझे लगता है कि अगर तुम थकान के कारण सो रहे हो, तो 
निगरानी मैं करती हूँ,” हर्माइनी ने ठंडेपन से कहा। 

'मैं पूरी निगरानी कर सकता हूँ!” 
'नहीं, साफ़ दिख रहा है कि तुम थक चुके हो। जाओ, जाकर सो 


कहा। 'तो, एम-जानते-हो-कौन के दिमाग में 


जाओ। 


वह टेंट के प्रवेशद्वार के सामने दृढ़ता से बैठ गई। हैरी नाराज़ था, 
बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह झुककर अदर चला गया। 
नीचे वाले बंक बेड से रॉन का पीला चेहरा झाक रहा था। हैरी 
ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया और लेटकर स्याह कैनवास की छत 
फी देखने लगा। कुछ पल बाद रॉन ने इतनी धीमी आवाज़ में पूछा, ताकि 
आवाज़ प्रवेशद्वार पर बैठी हर्माइनी तक न पहुंच पाए! 
पुम-जानते-हो-कौन क्या कर रहां है?” 
और हैरी ने अच्छी तरह याद करने की कोशिश में अपनी आँखें सिको 
अंधेरे में फुसफुसाया। 
'उसने ग्रेगरोविच को खोज लिया। वह उसे बाँधकर यातना दे रहा 


ड्वैरी पॉटर 
274 sd 


था अगर उसने ग्रेगरोविच को बाँध दिया है, तो वह उसके लिए नई 
छड़ी कैसे बनाएगा ?' 
मुझे नहीं मालूम ... यह अजीब है, है ना ?' 

हेरी ने अपनी आँखें बंद कर लीं और उन सभी चीज़ों के वारे में 
सोचने लगा, जो उसने देखी-सुनी थीं। उसे जितना याद आया, उसका 
मतलब उतना ही कम समझ में आया ... वोल्डेमॉर्ट ने हैरी की छड़ी या 
मायापंछी के जुड़वाँ पंखों के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं था। उसने इस 
बारे में भी कुछ नहीं कहा था कि ग्रेगरोविच हैरी की छड़ी को हराने के लिए 
नई और ज्यादा ताक़तवर छड़ी बना दे ... 

“वह ग्रेगरोविच से कुछ चाहता था,” हैरी ने कहा, उसकी आँखें अब 
भी कसकर बंद थीं। 'बोल्डेमॉर्ट ने उससे कहा कि वह उसे वो चीज़ दे दे, 
लेकिन ग्रेगरोविच ने कहा कि वो चोरी हो गई थी ... और फिर ... फिर ... 

उसे याद आया कि किस तरह उसने, वोल्डेमॉर्ट के रूप में, ग्रेगरोविच 
की आँखों में, उसकी यादों में झॉककर देखा था ... 

“उसने ग्रेगरोविच का दिमाग पढ़ा और मैंने देखा कि एक युवक 
खिड़की की मुँडेर पर बैठा था। वह ग्रेगरोविच पर शाप मारकर भाग गया। 
उसने वह चीज़ चुरा ली, जिसके पीछे तुम-जानते-हो-कौन है। और मुझे ... 
मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है ...' 

हैरी सोच रहा था कि काश वह हँसते हुए लड़के के चेहरे की एक 
और झलक देख पाता। ग्रेगरोविच के अनुसार चोरी कई साल पहले इई 
थी। युवा चोर इतना जाना-पहचाना क्यों लग रहा था? 

आस-पास के जंगल की आवाज़ें टेंट के अंदर दबी हुई थीं। हैरी की 
सिर्फ़ रॉन की साँसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद राँग 
'इसफुसाया, 'क्या तुम यह नहीं देख पाए कि चोर के हाथ में क्या था?” 
र ` वह ज़रूर कोई बहुत छोटी चीज़ होगी।' 


रॉन 
अपनी स्थिति दग लकड़ी के पटिए चरमराए, जब उसने बंक बेड 


| हैरी, तुम्हें यह तो नहीं प किसी 
लगता है कि तुम-जानते-हो-कौन 
ऐसी चीज़ की तलाश में है, जिसे वह होर mane 


चोर 


275 
'मैं नहीं जानता,” हैरी ने धीरे से कहा। ' 
शायद 
लेकिन क्या एक और होरक्रक्स बनाना उसके ve 


क्या हर्माइनी ने यह नहीं कहा था कि 

आखिरी सीमा तक पहुँच चुका है?” 
'हाँ, लेकिन शायद उसे यह बात मालूम नहीं होगी।' 
'हाँ ... शायद, हैरी ने कहा। 


उसे यक़ीन था कि वोल्डेमॉर्ट मायापंछी के जुड़वां पंख की समस्या का 
समाधान खोज रहा था, ह उसे यक्रीन था कि वोल्डेमॉर्ट बूढ़े छड़ीसाज़ से 
अपनी समस्या का समाधान चाहता था ... लेकिन इसके बावजूद उसने 
छड़ियों के बारे में एक भी सवाल पूछे बिना उसे मार डाला। 

वोल्डेमॉर्ट क्या खोजने की कोशिश कर रहा था? जादू मंत्रालय 
और जादूगर समुदाय उसके क़दमों में था, लेकिन इसके बावजूद वह इतनी 
दूर क्यों था? और वह उस चीज़ की तलाश में क्यों भटक रहा था, 
जिसका कभी ग्रेगरोविच मालिक था, और जिसे किसी अनजान चोर ने 
चुरा लिया था? 

हैरी अब भी सुनहरे बालों वाले युवक के चेहरे को याद कर सकता 
था, जिस पर आनंद का वहशी भाव था। उस पर फ़ेड और जॉर्ज जैसा 
विजयी चालबाज़ी का भाव था। वह खिड़की की मुँडेर से किसी पक्षी की 
तरह उड़ा था और हैरी उसे पहले भी देख चुका था, लेकिन उसे याद नहीं 
आ रहा था कि कहाँ ... 

ग्रेगरोविच के मरने के बाद अब यह खुश चेहरे वाला चोर ख़तरे में 
था। अब हैरी के विचार उसी चोर पर केंद्रित हो गए, जब रॉन के खराटे 
नीचे वाले बंक बेड से गूँजने लगे और हैरी खुद धीरे-धीरे नींद के आगोश 
में चला गया। 


वह पहले ही अपनी आत्मा की 


अध्याय पद्रह 


पिशाच का प्रतिशोध 


अगली सुबह बाकी दोनों के जागने से पहले ही हैरी टेंट से निकलकर जंगल 
में गया। वह सबसे पुराने, गँठदार और लचीले दिखने वाले पेड़ की तलाश 
में था। उसके नीचे उसने बावरे-नैन मूडी की आँख ज़मीन में गाड़ दी और 
छड़ी से उसके तने पर एक छोटा सा क्रॉस भी बना दिया। यह ज्यादा 
सम्मानजनक तो नहीं था, लेकिन हैरी को लगा कि बावरे-नैन अपनी आँख 
के डोलोरेस अंबरिज के दरवाज़े में फॅँसे होने के बजाय इसे ज्यादा पसंद 
करते। फिर वह टेंट में लौटकर बाक़ी दोनों के जागने का इंतज़ार करने 
लगा, ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। 

` हैरी और हर्माइनी का विचार था कि किसी भी जगह ज़्यादा देर तक 
रुकना अच्छा नहीं है। रॉन भी इससे सहमत हो गया, बस उसकी इकलौती 
शर्त यह थी कि अगला पड़ाव ऐसी जगह होना चाहिए, जहाँ बेकन सैंडविच 
मिल जाए। हर्माइनी ने उस जगह के चारों ओर लगाए सम्मोहन हटा दिए, 
जबकि हैरी और रॉन ने ज़मीन से सारे ऐसे निशान मिटाए, जिनसे यह पता 
चल सकता था कि उन्होंने वहाँ डेरा डाला था। फिर वे अंतर्ध्यान होकर 
बाज़ार वाले एक छोटे शहर के बाहरी इलाके में पहुँच गए। 

जब उन्होंने पेड़ों के एक छोटे झुरमुट के नीचे टेंट लगाकर उसके 

चारों तरफ़ नए रक्षात्मक सम्मोहन लगा दिए, तो हैरी अदृश्य चोगा 
ओढ़कर भोजन की तलाश में चल दिया। बहरहाल, सब कुछ योजना 
अनुरूप नहीं हुआ। वह अभी शहर में दाखिल ही हुआ था किं तभी 


अचानक े । अँधेरा 
जि अस्वाभाविक ठंडक, गहरी धुंध और आसमान में अँधेरा होने 
ह जहा खड़ा था, वहीं जम गया। 


लेकिन तुम तो बहुत बढ़िया पितृदेव उत्पन्न कर सकते हो!' रँ 
276 


पि 

त का प्रतिशोध छ 
एकदम कहा, जब हैरी टेंट में ख़ाली हाथ हॉफता आ लौटा 

ते सिर्फ़ एक ही शब्द निकला, 'दमपिशाच'। 3 लौटा और उसके मुह 


'मैं पितृदेव ... उत्पन्न नहीं कर पाया,” उसने हाफले हुए 
अपने सीने को पकड़ लिया। 'हुआ ही नहीं।' फते हुए कहा और 


उन दोनों के चेहरों पर आए स्तब्धता और निराशा 
हैरी को शर्म आने लगी। यह किसी बुरे सपने जैसा Ag 
दमपिशाचों को धुंध में दूर तैरता हुआ देख रहा था, सुन्न करने वाली ठंडक 
उसके फेफड़ों में भर रही थी और दूर से आती चीख़ उसके कानों में आ रही 
थी, लेकिन वह खुद की रक्षा करने में असमर्थ था। उस जगह से हिलने और 
भागने के लिए हैरी को अपनी पूरी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। 
उसने अंधे दमपिशाचों को मगलुओं के बीच उड़ता छोड़ दिया, जो उन्हें देख 
तो नहीं सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से उनके द्वारा फैलाई निराशा को 
महसूस कर सकते थे। 

'तो खाने के लिए कुछ नहीं मिला।' 

'चुप रहो, रॉन,' हर्माइनी ने डपटते हुए कहा। 'हैरी, क्या हुआ था? 
तुम्हें क्या लगता है, तुम पितृदेव उत्पन्न क्यों नहीं कर पाए? तुमने कल तो 
आसानी से पितृदेव उत्पन्न कर लिया था!' 

'मुझे नहीं मालूम ।' 

वह पकिंन्स की एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया और अपमानित 
महसूस करने लगा। उसे डर था कि उसके भीतर कुछ गड़बड़ हो गई है। 
गुजरा हुआ कल बीते वक्त की बात लग रहा था। आज वह खुद को एक 
वार फिर तेरह साल का महसूस कर रहा था, जब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में 
सिर्फ़ वही बेहोश हुआ था। 

रॉन ने कुर्सी के एक पाए पर लात मारी। 


हूँ! जब से 
क्या?” वह हर्माइनी पर गुर्राया। “मैं भूख से मरा जा रहा हू, जन ' 


कि 'तो जाओ और ख़ुद दमपिशाचों से लड़ो,' हैरी ने आहत होकर 
| 


तो मेरे 
'में ऐसा ज़रूर करता, लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया हो, 


गेय पर पट्टी बंधी है!” 
बड़ा अच्छा बहाना है।' 


हैरी पॉटर 
278 र 

'क्या मतलब - !' 

अब समझ में आया!' हमईनी la और अपने माथे पर हाथ 
जका. जिससे दोनों चौंककर ख़ामोश हो गए। 'हैरी, लॉकेट र दो! लाओ,” 
उसने अधीरता से कहा और जब हैरी ने कुछ नहीं किया, तो उसने अपनी 
उंगलियाँ चटकाईं, “हैरी, तुम अब भी होरक्रक्स पहने हो!' 

उसने अपने हाथ बढ़ाए और हैरी ने सुनहरी चेन को अपने सिर के 
ऊपर उठाया। जिस पल हैरी की चमड़ी से इसका संपक टूटा, वह आज़ाद 
और अजीब तरीके से हल्का महसूस करने लगा। उसे तो यह एहसास भी 
नहीं हुआ था कि वह पसीना-पसीना हो रहा था या उसे सीने पर एक भारी 
बोझ महसूस हो रहा था, जब तक कि दोनों का एहसास ख़त्म नहीं हो गया। 

“अब अच्छा लग रहा है?” हर्माइनी ने पूछा। 

"हाँ, बहुत अच्छा!' 

'हेरी,” हर्माइनी उसके सामने उकडूं बैठते हुए ऐसे लहज़े में बोली, 
जिसका इस्तेमाल बहुत बीमार व्यक्ति से बात करते समय किया जाता है, 
"तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है कि किसी ने तुम्हारी आत्मा पर कव्जा कर 
लिया था?” 

'क्या? नहीं तो!” उसने रक्षात्मक अंदाज़ में कहा। 'इसे पहनने के 
बाद हुई हर चीज़ मुझे याद है। अगर कोई मेरी आत्मा पर क़ब्ज़ा कर लेता, 
तो मुझे यह याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया है। जिनी ने मुझे बताया था 
कि कुछ दौर ऐसे थे, जिनके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था।' 

ूँ,' हर्माइनी ने भारी लॉकेट को देखते हुए कहा। 'देखो, शायद हमें 
इसे पहनना नहीं चाहिए। हम इसे टेंट में रख देते हैं।' 

'हम होरक्रक्स को यूँ ही पड़ा नहीं छोड़ सकते,” हैरी ने दृढ़ता से 
कहा। 'अगर यह खो गया, अगर यह चोरी हो गया -? 

“ओह, ठीक है, ठीक है,” हर्माइनी अपने गले में 
डालकर शर्ट के नीचे कर लिया। 'लेकिन beh पहनेगे, 
ताकि कोई इसे ज़्यादा देर तक न पहने | 

अहुत बढ़िया,” रॉन ने चिढ़ते हुए कहा, “और अब जब हमने ईर 
७ है है, तो क्या हमें थोड़ा खाना मिल सकता है?” 
होगा,' हर्माइनी ने हैरी ie की तलाश करने के लिए कहीं और जर 

२ नज़र डालते हुए कहा। 'ऐसी जगह 


पिशाच का प्रतिशोध 375 
आआआ 


क्र कोई मतलब नहीं है, जहाँ दमपिशाच मंडरा रहे हों।' 

अंत में उन्होंने दूर-वराज़ के वीरान खेत में रात गुज़ारी। उन्हे 
के फार्म हाउस से कुछ अंडे और ब्रेड हासिल करने में कामयाबी मिल द्द 

'यह चोरी तो नहीं है, है ना ?” हर्माइनी ने परेशान आवाज़ में कहा 
जब वे अंडों को भूनकर टोस्ट के साथ खा रहे थे। 'मैंने मुर्गियों के दडबे में 
पैसे रख दिए हैं।' | 

रॉन ने अपनी आँखें गोल-गोल घुमाई और भरे हुए मुंह से बोला, 
'अर-माइ-नी, तुम चिंता बहुत करती हो। आराम से बैठो!” 

सचमुच, भरपेट खाने के बाद आराम से बैठना ज़्यादा आसान था। 
दमपिशाचों के बारे में हुई बहस उस रात को हंसी में भुला दी गई। हैरी 
खुश, यहाँ तक कि आशावादी मानसिकता से रात की तीन पालियों में से 
पहली पाली में पहरा देने गया। 


उन्हें पहली बार पता चला कि भरे पेट का मतलब अच्छा स्वभाव 
होता है, जबकि ख़ाली पेट का मतलब होता है विवाद और निराशा। हैरी 
को यह सच्चाई जानकर सबसे कम हैरानी हुई, क्योंकि वह डर्स्ली परिवार में 
कई बार भूखा रह चुका था। हर्माइनी भी उन रातों को ठीक-ठाक सहन 
कर लेती थी, जब उन्हें जंगली फलों या पुराने बिस्कुटों के अलावा कुछ 
खाने को नहीं मिलता था। अलबत्ता ऐसी स्थिति में हर्माइनी का स्वभाव 
सामान्य से थोड़ा ज्यादा चिडचिडा रहता था और वह ज़्यादा खामोश भी 
रहती थी। बहरहाल, रॉन को दिन में तीन बार ज़ायक़ेदार भोजन करने की 
आदत थी, जो उसकी माँ या हॉगवर्ट्स के घरेलू जिन्न बनाते थे। इस वजह 
से उससे भूख सहन नहीं होती थी और वह अतार्किक तथा चिइचिड़ा हो 
जाता था। जब भी भोजन की कमी के साथ ही रॉन होरक्रक्स पहनता था, 
उसका स्वभाव बहुत बुरा हो जाता था। न 
'तो अब आगे कहाँ?” वह रट लगाए रहता था। वह इस 
इर कभी सुझाव नहीं देता था। वह तो बस भोजन की कमी का रोना हा 
'हता था और हैरी तथा हर्माइनी से योजनाएँ बनाने की उम्मीद क चे 
और हमईनी ने इस बारे में घंटों तक निर्थक बात ह 
कस कहाँ खोज सकते हैं और जो होरक्रक्स उस नहीं थी, 
कसे नष्ट कर सकते हैं। चूँकि उनके पास कोई नई 
वे हर चर्चा में वही बातें बार-बार दोहरा रहै थै। 


वोल्डेमॉर्ट होरक्रक्स 
इम्बलडोर ने हैरी को बताया था कि ताति 


क 


जगह छिपाए होंगे, जो उसके लिए महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए ६ 
Fr के नाम दोहराते रहे, जहा वोल्डेमॉर्ट रहा या गया र 
चह अनाथालय, जहाँ वह पैदा और बड़ा हुआ था। हॉगवर्ट्स, जहाँ उसकी 
शिक्षा हुई थी। बोर्गिन एंड बर्क्स दुकान, जहाँ उसने स्कूल छोड़ने के वाद 
नौकरी की थी। फिर अल्बानिया, जहाँ वह कई साल तक छिपकर रहा धा। 
यही उनके अनुमानों का आधार था। 

'हाँ, चलो अल्बानिया चलते हैं। पूरे देश की तलाशी में एक दोपहर 
से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, रॉन ने ताना मारते हुए कहा। 

“वहाँ कुछ नहीं हो सकता। छिपने जाने से पहले वह पाँच होरक्रक्स 
बना चुका था और डम्बलडोर को यक्रीन था कि नागिनी छठी होरक्रक्स है,' 
हर्माइनी ने कहा। “हम जानते हैं कि नागिनी अल्बानिया में नहीं है। वह आम 
तौर पर उसी के साथ रहती है, वोल -' 

'मैने तुमसे कहा था ना कि उसका नाम मत लो?” 

“ठीक है! नागिनी आम तौर पर तठुम-जानते-हो-कौन के साथ रहती 
है - अब तो खुश ?' | | 

“कोई ख़ास नहीं।' 

'मुझे नहीं लगता कि वह बोर्गिन एंड बर्क्स दुकान में कुछ छिपाएगा,' 
हैरी ने कहा, जो यह बात पहले भी कई बार कह चुका था, लेकिन सिर्फ़ 
भयंकर खामोशी को तोड़ने के लिए उसने इसे एक बार फिर कह दिया। 


'बोगिन और बरक काले जादू की वस्तुओं के विशेषज्ञ हैं। वे होरक्रक्स को 
देखते ही पहचान लेंगे। 


रॉन ने ज़ोर से जम्हाई लेने का नाटक किया। उस पर कोई चीज़ 
फेंकने की प्रबल इच्छा पर क्राबू करते हुए हैरी आगे बोला, “मुझे अब भी 
लगता है कि उसने हॉगवर्ट्स में कोई चीज़ छिपाई होगी।' 

हर्माइनी ने आह भरी। | 

हैरी, ऐसा होता, तो डम्बलडोर उसे खोज लेते!' 
देता रहता था | तक दिया, जो वह इस सिद्धांत के समर्थन में बार-बीर 


जानते थे। गरे समने कहा था कि वे हॉगवर्द्स के सारे रहस्य न 
‘बो! चता रहा हूँ, अगर कोई ऐसी जगह थी, जहाँ वोह: 


280 


ए 


पिशाच 
“शाच का प्रतिशोध प्रतिशोध 28I 
'तुम-जानते-हो-कौन!” हैरी चिल्लाया और 
जवाब दे गई थी। 'अगर कोई ऐसी जगह थी, जो काफी 
लिए सचमुच महत्वपूर्ण थी, तो यह हॉगवर्ट्स थी!” हु 
“ओह, छोड़ो भी,” रॉन ने नाक-भौं सिकोड़ी। : उसका स्कूल ?” 
हॉ, उसका स्कूल! उसका पहला असली | 


घर, जहाँ उसे एहसास 
हुआ था कि वह ख़ास था। वह जगह उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी और 
वहाँ से जाने के बाद भी -' 


“हम तुम्हारे बारे में नहीं, तुम-जानते-हो-कौन के बारे में बात कर 
हहे हैं, है ना ?” रॉन ने कहते हुए अपने गले में लटकी होरक्रक्स की चेन को 
झटका दिया। हैरी का मन हुआ कि वह उसी चेन से उसका गला दबा दे। 

'तुमने हमें बताया था कि हॉगवर्दस से निकलने के बाद 
तुम-जानते-हो-कौन ने डम्बलडोर से नौकरी माँगी थी,” हर्माइनी ने कहा। 

'बिलकुल,' हैरी बोला। 


'और डम्बलडोर को लगता था कि वह वहाँ सिर्फ़ किसी अन्य 
संस्थापक की वस्तु खोजने आना चाहता था, ताकि उसे होरक्रक्स बना 
सके ?! 

'हाँ,' हैरी ने कहा। 


'लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली, है ना ?” हर्माइनी ने कहा। 'इसका 
मतलब यह है कि उसे हॉगवर्टस में किसी संस्थापक की वस्तु खोजने और 


~ 


उसे स्कूल में छिपाने का मौक़ा ही नहीं मिला!' . , 
'ठीक है,” हैरी ने हार मानते हुए कहा। 'हॉगवर्ट्स को रहने दो।' 
अन्य कोई सुराग न होने के कारण उन्होंने अदृश्य चोगे के नीचे 

लंदन तक यात्रा की और उस अनाथालय को खोजा, जहा 
वोल्डेमॉर्ट पला-बढ़ा था। हर्माइनी ने एक लाइब्रेरी के रिकॉर्ड से पता 
लगाया कि वह अनाथालय भवन कई साल पहले तोड़ दिया गया था। उस 
जगह पर उन्हें ऑफ़िसों की एक ऊँची इमारत मिली। 


'हम नींव खोदने की कोशिश करें ?” हमाइनी ने आधे 
झव दिया। 


-अधूरे मन से 


ह | कहा। वह यह बात 
हमेशा वह यहाँ होरक्रक्स कभी नहीं छिपाएगा,' हैरी ने से पीछा छुड़ाने के 


जहाँ 
जानता था : अनाथालय ऐसी जगह टुकड़ा वहाँ कभी नहीं 
ए वोल्डेमॉर्ट कृतसंकल्प था। वह अपनी आत्मा 


हैरी पॉटर 
ह कि वोल्डेमॉर्ट सिर्फ़ 
डम्बलडोर ने हैरी को बताया था फ भव्य 

डक जगहों पर शी होरक्रक्स छिपाता था। हॉगवर्ट्स या मंत्रालय थ 
सुनहरे दरवाज़ों व संगमरमर के फ़र्श वाले जादूगरों के बैंक ग्रिनगॉट पे 
लंदन का यह अँधेरा कोना बहुत अलग था। 

एहतियात के तौर पर वे हर रात अलग जगह टेंट लगाते रहे। 
बहरहाल, कई जगहें बदलने के बाद भी उनके मन में कोई नया विचार नहीं 
आया। हर सुबह वे अपनी उपस्थिति के सारे सुराग हटा लेते थे और फिर 
किसी दूसरी वीरान तथा सुनसान जगह की ओर चल देते थे। वे अंतर्ध्यान 
होकर यात्रा करते थे और उन्होंने जंगलों, चट्टानों की छायादार गुफाओं, 
भूरी बंजर ज़मीन, पेड़ों और झाड़ियों से ढँके पहाड़ों तथा एक बार तो 
पत्थरों से भरी छोटी खाड़ी में डेरा डाला। हर बारह घंटे बाद वे बदल-बदलकर 
होरक्रक्स पहनते थे, जैसे वे पार्सल बदलने का कोई घिनौना, धीमी गति का 
खेल खेल रहे हों, जहाँ उन्हें संगीत बंद होने का डर सताता था, क्‍योंकि 
इससे उन्हें बारह घंटे के डर और चिंता का पुरस्कार मिलता था। 


हैरी का निशान टीस मारता रहा। उसने ध्यान दिया कि होरक्रक्स 


पहनते समय ऐसा ज्यादा होता था। कई बार तो दर्द के मारे उसकी आह 
निकल जाती थी। 


जब रॉन हैरी को निशान के दर्द से छटपटाते देखता था, तो पूछने 
लगता था, 'क्या हुआ ? तुमने क्या देखा ?! 


'एक चेहरा,' हैरी हर बार बुदबुदाता था। 'वही चेहरा। वह चोर, 
जिसने ग्रेगरोविच का सामान चुराया था।' 


रॉन मुड़ जाता था और अपनी निराशा छिपाने की कोई कोशिश 
नहीं करता था। हैरी जानता था कि रॉन अपने परिवार या मायापंछी के 
समूह के सदस्यों की ख़बर सुनना चाहता है, लेकिन आखिरकार हैरी कोई 
टेलीविज़न एंटीना तो था नहीं। वह तो सिर्फ़ वही देख सकता था, जिसके 
बारे में वोल्डेमॉर्ट उस समय सोच रहा हो। हैरी अपनी मनमर्ज़ी या इच्छा से 
उसके विचारों में सेंध नहीं लगा सकता था। स्पष्ट रूप से वोल्डेमॉर्ट 
इए अनजान युवक के बारे में लगातार सोच रहा था, जिसी 


नाम- ठ्स 
ता की तरह ही उसे भी मालूम नहीं था। जब हैरी का निश 


मारता रहा और सुनहरे बालों वाले खिलखिलाते लड़के % 
र र की उभरता रहा, तो उसने दर्द या कष्ट के संकेतों की 
5 जिया, क्योकि चोर के ज़िक्र पर रॉन और हर्माइनी अधीर 


पिशाच का प्रतिशोध 283 
करने लगते थे। वह उन्हें ज़्यादा दोष नहीं दे 

ोरक्रक्सों की जानकारी हासिल करने के लिए बहुत य हिस 

जब दिन हफ्तों में बदल गए, तो हैरी को शक होने लगा कि र्ने 
और हर्माइनी उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे हैं, और बह भी उसके बारे 
में। कई बार जब हैरी टेंट में दाखिल हुआ, तो वे बात करले-करते एकदम 
चुप हो गए। दो बार तो उनके क़रीब पहुँचने पर उसने देखा कि वे कुछ दूर 
सिर सटाकर तेज़ी से बातें कर रहे थे, लेकिन उसके क़रीब पहुँचते ही दोनों 
खामोश हो गए और लकड़ी या पानी लाने का नाटक करने लगे। 

हैरी को लगा, शायद वे यह सोच रहे होंगे कि उन्होंने खामख्याह इस 
निरर्थक और भटकने वाली यात्रा के लिए हाँ कर दी है। शायद पहले 
उन्होंने सोचा होगा कि हैरी के पास कोई खुफ़िया योजना होगी, जो उन्हें 
सही समय आने पर पता चलेगी। रॉन अपने बुरे मूड को छिपाने की कोई 
कोशिश नहीं कर रहा था और हैरी सोचने लगा कि हर्माइनी भी उसके 
कमज़ोर नेतृत्व से निराश होगी। हताशा में उसने होरक्रक्स की अन्य 
संभावित जगहों के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में 
वार-बार हॉगवर्ट्स का ही विचार आ रहा था। बहरहाल, उसने इसका 
सुझाव इसलिए नहीं दिया, क्योंकि बाक़ी दोनों के हिसाब से होरक्रक्स वहाँ 
हो ही नहीं सकता था। 

जंगल में शरद ऋतु आ गई थी। वे अब गिरी हुई पत्तियों पर टेंट 
लगाने लगे। दमपिशाचों द्वारा उत्पन्न धुंध के साथ अब प्रकृति की धुंध भी 
मिल गई। हवा और बारिश के कारण उनकी परेशानियाँ बढ़ रही थीं। 
ह्माइनी अब खाने योग्य मशरूमों को पहचानने में निपुण होती जा रही थी, 
वहरहाल इससे उनकी चिंताएँ कम नहीं हुई थीं। लगातार अकेले रहना, 
सरे लोगों से दूर रहना उन्हें खल रहा था। और he कक उन्हें यह भी 
पता नहीं चल पा रहा था कि वोल्डेमॉर्ट के ख़िलाफ़ संघर्ष में क्या हो रहा 
था। 


. जब वे एक रात वेल्स में नदी किनारे टेंट लगाकर उसमें Bo 
ठ बोला, “मेरी मम्मी हवा में से स्वादिष्ट खाना उत्स 
स्‍! 
कुरेदा 
उसने अपनी प्लेट में रखी जली, भूरी मछली के दुक को कुरेदा। 


ट उसे उम्मीद थी, 
हा... "रे बरबस रॉन की गर्दन पर पहुँच गई। जैसी 
Fa की hh चेन चमक रही थी। वर्ह रॉन पर चिल्लाना 


हैरी पॉठर 
284 —— या 
उसने अपनी इस इच्छा पर काबू किया। वह 
5 लॉकेट bd के बाद रॉन का नज़रिया ठीक-ठाक हो ता 
तुम्हारी मम्मी हवा में से भोजन उत्पन्न नहीं कर सकतीं,” 
बोली। 'कोई भी नहीं कर सकता। गैंप के मूलभूत रूपांतरण के नियम के 
पाँच प्रमुख अपवाद हैं, जिनमें भोजन प्रथम है-' 
` “ओह, मुझे समझ आए, ऐसी भाषा बोलो,' रॉन ने अपने दाँतों के 
बीच से एक काटा निकालते हुए कहा। 

'हवा में से भोजन उत्पन्न करना असंभव है। अलबत्ता अगर आप 
जानते हैं कि भोजन कहाँ है, तो आप इसका आव्हान ज़रूर कर सकते हैं। 
इसके अलावा आप इसका रूपांतरण भी कर सकते हैं और अपने पास 
मौजूद भोजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं -' 

'- देखो, इसे बढ़ाने की तकलीफ़ मत करना, इसका स्वाद बहुत 
बुरा है,” रॉन मुँह बनाकर बोला। 

“हैरी मछली पकड़कर लाया है और मैंने इसे अच्छे से पकाने की 
पूरी-पूरी कोशिश की है! वैसे हमेशा खाना मैं ही क्यों बनाती हूँ? शायद 
इसलिए, क्योंकि मैं लड़की हूँ!' + 

रॉन ने पलटकर तेज़ स्वर में जवाब दिया, “नहीं, क्योंकि तुम जादू में 
सबसे माहिर मानी जाती हो!' . 


हर्माइनी उछलकर खड़ी हुई और उसकी प्लेट से भुनी मछली के 
टुकड़े फर्श पर गिर गए। र. | 


'कल खाना तुम पकाना, रॉन। तुम मशरूम खोजना और उरे 
स्वादिष्ट पकवान में बदलने के लिए सम्मोहित करना। फिर मैं यहाँ बैठकर 
मुह बनाऊंगी, आहें भरूँगी और तुम देखना कि तुम -' 


'चुप रहो!” हैरी ने उछलकर अपने कहा। अब 
चुप भी रहो!” दोनों हाथ उठाते हुए 


` हर्माइनी आहत दिखने लगी। . | 
ह तुम उसका पक्ष कैसे ले सकते हो? वह कभी खाना पकाता ही नह 
'हमइनी चुप रहो, मुझे आवाज़ें आ रही हैं!” 


- बेह पूरा ध 
और वह उन्हे नान लगाकर सुन रहा था। उसके हाथ अब भी उठे ई 


उप रहने की चेतावनी दे रहा था। फिर उनके टेंट के 


पिशाच का प्रतिशोध 
fl 2 जनक 285 
नदी की कलकल के ऊपर उसे दोबारा आवाज़े दीं। उसने 
यंत्र की तरफ़ देखा। यह नहीं हिल रहा था।. सुनाई | दीं। उसने 
उसने हर्माइनी से फुसफुसाकर पूछा, ' तुमने 
खनिदमन सम्मोहन तो कर दिया था, है ना?' उसने हमारे आस-पास 


'मैंने हर चीज़ कर दी थी,” उसने भी फुसफुसाकर - 
'ध्वनिदमन, मगलू-विकर्षक और विभ्रम सम्मोहन - सब कुछ हे व 
भी हों, वे हमें देख या सुन नहीं पाएँगे।' 

घिसटने और फिसलने की आवाज़ों के साथ ही पत्थरों के उखडने 
और टहनियों के चरमराने की आवाज़ से वे जान गए कि कई लोग पेडों के 
बीच के ढलवाँ उतार पर नीचे आ रहे थे, जो उस सँकरे किनारे तक आता 
था, जहाँ उनका टेंट लगा था। वे अपनी छड़ियाँ तानकर इंतज़ार करने 
लगे। उन्होंने सोचा कि चारों तरफ़ लगे सुरक्षात्मक सम्मोहनों के कारण वे 
मगलुओं और जादूगरों को नज़र नहीं आएँगे। अगर वे प्राणभक्षी होंगे, तो 
उनके रक्षात्मक उपायों की पहली बार सही जाँच होगी। | 

जब आने वाले नदी के किनारे पर पहुँच गए, तो उन लोगों की 
आवज़ें ज्यादा तेज़ हो गई, लेकिन साफ़ समझ में नहीं आईं। हैरी के अंदाज़े 
से आगंतुक उनसे बीस फुट से भी कम दूर थे। बहरहाल, बहती नदी के 
शोर के कारण यक्रीन के साथ कुछ भी कहना मुश्किल था। हर्माइनी अपना 
वैग उठाकर उसमें कुछ खोजने लगी। पल भर बाद उसने तीन विस्तारित 
कान निकाले और एक-एक हैरी तथा रॉन की ओर बढ़ा दिए। उन्होंने 
जल्दी से मांस के रंग के धागों को कान में लगाया और दूसरे सिरे के धागों 
को टेंट के दरवाज़े से बाहर उछाल दिया। 

कुछ ही पलों में हैरी को एक पुरुष की थकी हुई आवाज़ सुनाई दी। 

'यहाँ पर साल्मन मछली होना चाहिए। या फिर तुम्हे लगता है, 
अभी उनका मौसम शुरू नहीं हुआ होगा ? आगमनो साल्मन' 

छपाक की कई आवाज़ें सुनाई दीं और फिर हथेली पर a हर 
टकराने की आवाज़ आई। किसी ने प्रशंसा की हुंकार भरी। नदी की 

कान को अपने कान में और गहरा घुसा लिया। न Hr 


और जानी-पहचानी इंसानी भाषा नहीं बोल रही 
रहे कानों में चुभती भाषा लग रही थी। दो लोग इस 
पै, जिनमें से एक ज्यादा धीमी आवाज़ में और ज़्यादा 


स भाषा में कुछ बोल 
धीरे बोल रहा 


हैरी पॉटर 
286 र 
था। स्ट 

के दूसरी तरफ़ आग जलने लगी और टेंट पर आगंतुकों 
बडी sls दिखने लगीं। साल्मन मछली के पकने की जावे 
ललचाती हुई खुशबू उनकी ओर आने लगी। फिर प्लेटों पर छुरी-कौटो 
की खनक सुनाई दी और पहला आदमी दोबारा बोला। 

“यहाँ, ग्रिपहुक, गोरनक।' 

पिशाच! हर्माइनी ने बिना आवाज़ के मुँह हैरी की ओर गोल-गोल 
घुमाते हुए कहा, जिसने सिर हिला दिया। 

“धन्यवाद,” पिशाचों ने एक साथ अँग्रेजी में कहा। 

“तुम तीनों कितने समय से भाग रहे हो ?” एक नई सुखद और 
परिपक्व आवाज़ आई। यह आवाज़ हैरी को जानी-पहचानी लग रही थी 
और उसके मन में किसी तोंद वाले खुशनुमा चेहरे वाले पुरुष की तस्वीर 
उभर आई। 

“छह सप्ताह ... सात ... ठीक से याद नहीं है,” थके हुए आदमी ने 
कहा। 'कुछ ही दिन बाद ग्रिपहुक मिल गया और उसके कुछ समय बाद ही 
गोरनक भी मिल गया। साथ होना अच्छा लगता है।' कुछ पल खामोशी 
छाई रही, जब चाकू प्लेटों से टकराए और टिन के मग ज़मीन पर दोबारा 
रखे गए। फिर उसी आदमी ने आगे पूछा, 'टेड, तुम क्यों भागे थे ?' 

'मैं जानता था कि वे मुझे पकड़ने आ रहे हैं,” परिपक्व आवाज़ वाले 
टेड ने जवाब दिया और हैरी अचानक उसे पहचान गया - टौंक्स के पिता। 
'मैने सुना कि प्राणभक्षी एक हफ्ते पहले हमारे इलाके में घूम रहे थे और मैंने 
फैसला किया कि भागना ही बेहतर रहेगा। मैंने मगलू परिवार में पैदा होने 
का पंजीयन कराने से सिद्धांततः इंकार कर दिया था, इसलिए जानता था 
कि यह तो वक्त की बात है, जानता था कि अंत में मुझे छिपना पड़ेगा। 
मेरी पत्नी सुरक्षित रहेगी। वह शुद्ध-खून की है। और फिर कुछ दिन पहले 
मुझे डीन मिल गया, है ना बेटा ?! 


हाँ,' एक और आवाज़ आई। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक-दूसरे 
एकटक देखने लगे। वे ख़ामोश, लेकिन रोमांचित थे। उन्होंने अपने 
गरुड़द्धार के सहपाठी डीन थॉमस की आवाज़ पहचान ली थी। 
गल्‌ परिवार में पैदा हुए हो, हैं?” पहले आदमी ने पूछा। 
पक्का पता नहीं है, डीन ने कहा। 'मेरे डैडी ने मम्मी को तभी ई 


पिशाच का प्रतिशोध 
त 287 
दया था, जब मैं बच्चा था। हालाकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वे 

थे।' 

समय तक ख़ामोशी छाई रही। सिर्फ़ मछली 

आती वी फिर टेड दोबारा बोला। उलो चबाने की आवाज 

'मुझे कहना होगा, डक, कि तुमसे मिलकर हैरानी हुई। खुश हूँ 
लेकिन हैरान हूँ। सुना था कि तुम्हें पकड़ लिया गया था।' 

'हाँ, सही सुना था,' डर्क ने कहा। “मैं अज़्काबान तक की आधी दूरी 
तय कर चुका था, जब मैंने भागने के लिए संघर्ष किया। डॉलिश को स्तव्ध 
कर दिया और उसकी झाडू चुरा ली। तुम जितना सोचते हो, यह काम 
उससे ज्यादा आसान था। मुझे नहीं लगता कि वह बहुत अच्छी हालत में 
धा। शायद उसे चकरधिन्नी कर दिया गया था। अगर ऐसा है, तो मैं उस 
जादूगर या जादूगरनी से हाथ मिलाना चाहूँगा, जिसने ऐसा किया था। 
शायद उसने मेरी ज़िंदगी बचा ली।' 

एक बार फिर ख़ामोशी छा गई, जिसमें आग तड़कने और नदी के 
कलकल वहने की आवाज़ें आती रहीं। फिर टेड बोला, “और तुम दोनों कैसे 
आए? मुझे तो लग रहा था कि पिशाच तुम-जानते-हो-कौन का साथ दे 
रहे हैं।' 

"तुम्हें गलत लगा था,' ज्यादा तीखी आवाज़ वाले पिशाच ने जवाब 
दिया। 'हम किसी के साथ नहीं हैं। यह जादूगरों का युद्ध है।' 

'तो फिर तुम छिप क्यों रहे हो ?' 

'मुझे इसी में समझदारी लगी,” गहरी आवाज़ वाला पिशाच बोला। 
'मैंने एक अनुचित आग्रह मानने से इंकार कर दिया था और मुझे समझ में 
आ गया कि इसके वाद मैं खतरे में पड़ जाऊंगा।' 

“उन्होंने तुमसे क्या करने को कहा था ?” टेड ने पूछा। 

'ऐसे काम, जो मेरी जाति की गरिमा के अनुकूल नहीं थे,” पिशाच ने 
कहा और यह कहते समय उसकी आवाज़ कम मानवीय तथा ज्यादा कर्कश 
पी। 'मैं कोई घरेलू जिन्न नहीं हूँ।' 


'और तुम, ग्रिपहुक ?' 
बोला। अब 
न इसी कारण,' ज़्यादा तीखी आवाज़ वाली पिशाच डा 
नगो बैंक पर सिर्फ़ मेरी जाति का नियंत्रण नहीं RIT RR! 


को नहीं पहचानता हूँ।' 


हैरी पॉटर 
288 क 

उसने अपनी सॉस के नीचे पिशाचभाषा में कुछ जोड़ दिया, जिसे 

गोरनक हँसने लगा। | 

'इसमें हँसी की क्या बात है ?” डीन ने पूछा। 

डर्क ने जवाब दिया, “वह कह रहा है कि जादूगर भी कुछ चीज़ें नही 
पहचान पाते हैं।' 

कुछ पल ख़ामोशी छाई रही। 

“मैं समझा नहीं,' डीन ने कहा। 

वहाँ से आने से पहले मैंने अपना छोटा सा प्रतिशोध ले लिया, 
ग्रिपहुक बोला। 

“तुम अच्छे आदमी हो - मेरा मतलब है, अच्छे पिशाच हो,' टेड ने 
जल्दी से अपनी बात सुधारते हुए कहा। “कहीं तुम किसी पुरानी उच्च 
सुरक्षा वाली तिजोरी में किसी प्राणभक्षी को तो बंद नहीं कर आए?' 

ग्रिपहुक ने जवाब दिया, “अगर में उसे बंद कर देता, तब भी वह 
तलवार से ताला नहीं खोल पाता।' गोरनक एक बार फिर हँस दिया और 
डर्क ने भी सूखी हँसी निकाली। 

'डीन और मैं कुछ समझ नहीं पा रहे हैं,' टेड ने कहा। 

` “सीवियरस स्नेप भी नहीं समझ पाया, हालाँकि उसे यह बात मालूम 

नहीं है,' ग्रिपहुक ने कहा और दोनों पिशाच दुर्भावनापूर्ण हँसी हँसने लगे। 

टेंट के भीतर हैरी की साँस रोमांच से फूल रही थी। उसने और 
हर्माइनी ने एक-दूसरे को घूरा तथा पूरा ज़ोर लगाकर सुनने लगे। 

'क्या तुमने वह ख़बर नहीं सुनी, टेड?” डर्क ने पूछा। 'उन बच्चों के 
बारे में, जिन्होंने हॉगवर्ट्स में स्नेप के ऑफ़िस से गरुड़द्वार की तलवार 
चुराने की कोशिश की थी?' 

हैरी को जैसे बिजली का करंट लगा और उसकी हर नस हिल गई, 
जब वह उसी जगह पर बुत बनकर खड़ा रह गया। 


इस बारे में एक भी शब्द नहीं सुना,” टेड ने कहा। ' दैनिक जाई 
छपा था क्या ?' 


'विलकुल नहीं,' डर्क ने कहा। ' प्रिपहुक ने मुझे बताया था। उस 


पह बात बैंक के कर्मचारी बिल वीज्ली से 
सुनी थी। जिन बच्चों ने 
चराने की कोशिश की थी, उनमें बिल की छोटी बहन भी थी।' 


पिशाच का प्रतिशोध 

क 289 
हेरी ने हमाइनी और रॉन की तरफ़ देखा, जो अपने विस्तारित 

तरह पकड़े थे, जैसे उनकी ज़िंदगी दाँव पर लगी हो। का 

'उसने और उसके दो साथियों ने स्नेप के ऑफ़िस में घुसकर काँच 
क्व वह केस तोड़ डाला, जिसमें तलवार रखी थी। जब वे उसे सीढ़ियों के 
बीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो स्नेप ने उन्हें पकड़ लिया।' 

'ओह, ईश्वर उनकी रक्षा करे,' टेड ने कहा। 'क्या पता उनके इरादे 
क्या थे ? क्या वे तुम-जानते-हो-कौन पर उस तलवार का इस्तेमाल करना 
चाहते थे? या फिर खुद स्नेप पर ?' 

'देखो, इस बारे में उनके इरादे जो भी हों, स्नेप ने यह फैसला किया 
कि तलवार हॉगवर्दस में सुरक्षित नहीं है,” डक ने कहा। “दो दिन बाद, जिस 
दौरान शायद उसने तुम-जानते-हो-कौन से इजाज़त ली होगी, उसने इसे 
प्रिनगॉट बैंक में रखने के लिए लंदन भेज दिया।' 

पिशाच दोबारा हँसने लगे। 

'मुझे अब भी समझ में नहीं आया कि इसमें हँसने की क्या बात है,” 
टेड ने कहा। 

'तलवार नक़ली है,' ग्रिपहुक बोला। 

'गरुड्द्वार की तलवार! 

'ओह हाँ। यह नक़ल है - हालाँकि बहुत अच्छी नक़ल है - लेकिन 
जादूगरों के हाथ की बनी है। असली तलवार सदियों पहले पिशाचों ने 
वनाई थी और उसमें कुछ ऐसी ख़ूबियाँ हैं, जो सिर्फ़ पिशाचो के बनाए 
हथियारों में होती हैं। गरुड्ढ़ार की असली तलवार चाहे जहाँ भी हो, 
अनगॉट बैंक की तिजोरी में तो नहीं है।' ; 

टेड ने कहा, 'अच्छा, और मुझे लगता है तुमने इस बारे में 
प्राणभक्षियों को बताने का कष्ट तो नहीं किया होगा ?' 

मुझे यह जानकारी देकर उन्हें परेशान करने का कोई कारण नज़र 

आया, ग्रिपहुक ने थोड़े घमंड से कहा। अब गारनर्क और डर्क के 
गय-साथ टेड और डीन भी हँसने लगे। प 
ेंट के भीतर हैरी ने अपनी आँखें बंद कर लीं। वह साच रह 
ऐश कोई वह सवाल पूछ ले, जिसका जवाब वह सुनना ea पूछ 
मिनट बाद, जो दस मिनट जितना लंबा लगा, डीन ने i स करना 
लिया। हेरी को झटके के साथ याद आया कि डीन जिनी का 3 


हैरी पॉटर 
290 in 
बाॉयफ़ेंड था। 
बॉय 'जिनी और बाकी लोगों का क्या हुआ ? जिन्होंने तलवार चुराने की 
कोशिश की थी?" [ 

'ओह, उन्हें सज़ा मिली - भयंकर सज़ा,' ग्रिपहुक ने उदासीनता रे 
कहा। 

'वे ठीक तो हैं?” टेड ने तुरंत पूछा। 'मेरा मतलब है, 
परिवार के किसी और बच्चे को घायल नहीं होना चाहिए, है ना?” 

ग्रिपहुक बोला, “जहाँ तक मुझे पता है, उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं 
पहुँची है।' 

'उनकी क्रिस्मत अच्छी रही,” टेड ने कहा। 'स्नेप के पिछले रिकॉर्ड 
को देखते हुए हमें तो इसी बात पर खुश होना चाहिए कि वे अब तक ज़िंदा 
हैं! | | 

'क्या तुम्हें उस कहानी पर यक्रीन है, टेड?” डर्क ने पूछा। 'तुफ्े 
लगता है कि स्नेप ने ही डम्बलडोर को मारा है? : 

“ज़ाहिर है, मुझे यक़रीन है,' टेड ने कहा। 'तुम कहीं यह तो नहीं 
कहना चाहते कि इसमें पॉटर का हाथ है?” | 

डक बुदबुदाया, “आजकल तो समझ में ही नहीं आता है कि किस 
बात पर यक़ीन किया जाए।' . ह 

हल 'मं हैरी पॉटर को जानता हूँ,” डीन ने कहा। 'और मैं मानता हूँ कि 
आ चीज़ है - चुनिंदा जादूगर है, या आजकल लोग उसे जो भी 
स्‍! 

हों, बहुत से लोग ऐसा ही सोचना चाहेंगे बेटे,” डर्क ने कहा, 'जिनमें 
मैं भी शामिल हूँ। लेकिन वह है कहाँ लगता है, भाग गया है। अगर उमे 
कोई ऐसी चीज़ मालूम होती, जो हमें नहीं मालूम या अगर उसमें कोई ख़ास 
भा तो वह छिपने के बजाय उनका मुक़ाबला करता और | 
पूता कर दिया है | दैनिक जादूगर ने उसके ख़िलाफ़ लगे आरोप को और 

' दैनिक जादूगर ?' टेड ने नाक अब 
भी उस कचरे -भौं सिकोड़ी। 'डर्क, अगर तुम 
जानकारी शे जाए । आग  पो तुम इसी क़ाबिल हो कि तुमे है 
पढ़कर देखो।' ` "२ सच्याई जानना चाहते हो, तो क्विबलर 


पिशाच का प्रतिशोध 
oo 297 
अचानक गले में अटकने और खाँसने की आवाज़ : 
बडी अटक गई थी। आखिरकार उसने कहा, 'क्विबलर ? 
वह पागलपन से भरी पत्रिका ?' ह की 

'यह इन दिनों उतनी पागलपन भरी नहीं है,” टेड ने कहा। “तुम 
पर एक नज़र डालकर तो देखो। ज़ेनो वे सारी ख़बरें छाप रहा है जिने 
दैनिक जादूगर नज़रअदाज़ कर रहा है। पिछले अंक में क्रंपल-हॉर्न्ड 
सनोरकैक्स का ज़िक्र तक नहीं है। वैसे मुझे नहीं मालूम कि वे लोग उसे कब 
तक ऐसा करने देंगे? बहरहाल, ज़ेनो हर अंक के पहले पन्ने पर कहता है 
कि जो भी जादूगर तुम-जानते-हो-कौन के खिलाफ़ है, उसकी पहली 
प्राथमिकता हैरी पॉटर की मदद करना होना चाहिए।' 

इर्क बोला, “ऐसे लड़के की मदद करना मुश्किल है, जो धरती से जैसे 
गायब ही हो गया है।' हे मल | 

'देखो, वे उसे अब तक नहीं पकड़ पाए हैं, यह भी कोई कम बड़ी 
उपलब्धि नहीं है,' टेड ने कहा। “मैं उससे खुशी-खुशी इसका तरीक़ा जानना 
चाहूँगा। हम भी तो यही करने की कोशिश कर रहे हैं, आज़ाद रहने की, है 
ना?' 

“हा, यह तुमने सही कहा,' डर्क ने भारीपन से कहा। 'पूरा मंत्रालय 
और उसके सारे जासूस हैरी पॉटर की तलाश में लगे हैं। मुझे तो ४४ रहा 
था कि अब तक उसे पकड़ा जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि 
उन्होंने उसे पकड़ लिया हो और मार डाला हो, लेकिन इस बात का प्रचार 
न किया हो?” 


'ओह, ऐसा मत कहो, डर्क,” टेड बुदबुदाया। हे 

लंबे समय तक ख़ामोशी छाई रही, जो चाकू-छुरियों की खन-खन 
ही टूटती थी। जब वे दोबारा वोले , तो उन्होंने इस बारे में बातचीत की कि 
उन्हें नदी किनारे ही सो जाना चाहिए या फिर दोबारा ऊपर जाकर hh 
जगह पर शरण लेना चाहिए। आखिरकार वे इस नतीजे पर और 
पेड़ों से उन्हें ज़्यादा अच्छी सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने आग बुझाई और 
पढ़ाई चढ़ने लगे। उनकी आवाज़ें दूर होने लगीं। जपे 
तए हैरी, रॉन और हर्माइनी ने अपने विस्तारित कान र त 
ए। बाहर की आवाज़ें ख़त्म होने तक हैरी के लिए खामोश 'जिनी - 

था। लेकिन अब वह मुश्किल से इतना ही कह पाया, 


हैरी पॉठर 
292 छा 


तलवार -' 
त "मैं जानती हूँ! हर्माइनी ने कहा। 

वह अपने छोटे बैग की तरफ़ लपकी। इस बार उसने अपनी पृरी 

गह अंदर डाल दी। 

यह ... रही ...' वह दाँत भींचकर बोली और बैग की गहराई मे ह 
कोई चीज़ निकालने लगी। धीरे-धीरे एक सजावटी तस्वीर के फ्रेम का 
कोना दिखने लगा। हैरी उसकी मदद करने के लिए जल्दी से आगे आया। 
जब बैग में से फ़िनीज़ नाइजेलस की खाली तस्वीर बाहर निकल आई, तो 
हर्माइनी ने इसकी ओर अपनी छड़ी तानी और किसी भी पल मंत्र मारने के 
लिए तैयार हो गई। 

उन्होंने तस्वीर को टेंट से टिकाकर रख दिया और हर्माइनी हॉफते 
हुए बोली, “अगर किसी ने डम्बलडोर के ऑफ़िस में असली तलवार की 
जगह नक़ली तलवार रखी है, तो फिनीज़ नाइजेलस ने यह होते हुए देखा 
होगा। उसकी तस्वीर केस के बिलकुल पास टँगी है!” 

'बशर्ते वह सो न रहा हो,” हैरी ने कहा, लेकिन उसने अपनी साँस 
रोक ली, जब हर्माइनी छड़ी तानकर ख़ाली कैनवास के सामने झुकी और 
गला साफ़ करके बोली, “अर - फ़िनीज़ ? फ़िनीज़ नाइजेलस ?' 

कुछ नहीं हुआ। 

'फ़िनीज़ नाइजेलस ?' हर्माइनी एक बार फिर बोली। प्रोफ़ेसर 
ब्लैक? प्लीज़, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं, प्लीज़ ?' 

' “प्लीज़” से हमेशा फ़ायदा होता है,” एक ठंडी, ताने भरी आवाज़ 
आई और फ़िनीज़ नाइजेलस अपनी तस्वीर में आ गया। एकाएक हर्माइनी 
चिल्लाई, “अंधकार-पटिटका/' 
फ़िनीज़ नाइजेलस की चालाक, काली आँखों के ऊपर एक काली 


पट्री बैंध गई, जिस कारण वह फ़ेम से टकरा गया और दर्द से बिलबिला 


उठा। 


क्या - तुम्हारी इतनी हिम्मत - तुम कौन हो -?! 


f मुझे | 

का पकन जज है, प्रोफ़ेसर ब्लैक, हर्माइनी ने कहा, 'लेंकि" 

अच्छी ha को फ़ौरन हटाओ] मैंने कहा, हटाओ इसे! ई 
बर्बाद मत करो! मैं कहाँ हूँ? हो क्या रहा है 


पिशाच का प्रतिशोध हे 
PT er 93 


कहाँ हैं,' हैरी ने कहा। उसकी 
गया और उसने पट्टी हटाने 


'इस बात की चिंता न करें कि हम क 
आवाज़ सुनकर फ़िनीज़ नाइजेलस जैसे जम 

ढ्री कोशिश छोड़ दी। 
'क्या यह भगोड़े मि. पॉटर की आवाज़ है? 


'शायद,' हैरी ने कहा। वह जानता था कि इससे फ़िनीज़ नाइजेलस 
की दिलचस्पी बनी रहेगी। “हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं - 
गरुडद्वार की तलवार के बारे में।' 

'ओह,' फ़िनीज़ नाइजेलस ने कहा। अब वह अपना सिर इधर-उधर 
घुमाकर हैरी की झलक पाने की कोशिश कर रहा था, 'हाँ। उस मूर्ख लड़की 
जिनी ने स्कूल में बड़ी नादानी का काम किया था -' 

'मेरी बहन के बारे में चुप रहो,” रॉन रूखेपन से बोला। फ़िनीज़ 
नाइजेलस ने अपनी दंभी भौहें उठाई। 

'यहाँ और कौन है ?' उसने अपने सिर को इधर से उधर घुमाते हुए 
कहा। 'तुम्हारे लहज़े से में खुश नहीं हूँ। लड़की और उसके साथी बहुत मूर्ख 
थे। हेडमास्टर का सामान चुरा रहे थे!' 


'वे लोग चोरी नहीं कर रहे थे,” हैरी ने कहा। “वह तलवार स्नेप की 
नहीं है।' 

'वह प्रोफ़ेसर स्नेप के स्कूल की है,” फ़िनीज़ नाइजेलस ने कहा। 
वास्तव में वीज़्ली लड़की का इस पर क्या हक़ था? उसे सज़ा मिलनी ही 
चाहिए थी, जैसी कि उस बेवकूफ़ लागबॉँटम और पागल लवगुड को 
मिलनी चाहिए थी!” 

'नेविल बेवकूफ़ नहीं है और लूना पागल नहीं है!” हर्माइनी ने कहा। 

'में कहाँ हूँ ?' फ़िनीज़ नाइजेलस ने दोहराया और दोबारा पट्टी 

की कोशिश करने लगा। “तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? तुम 
गों ने मुझे मेरे पुरखों के मकान से क्यों हटा दिया है ?' | 

'उसे छोड़िए! स्नेप ने जिनी, नेविल और लूना को क्या सज़ा दी? 
हरी ने व्यग्रता से पूछा। नकल 

प्रोफ़ेसर स्नेप ने उन्हें अंधेरे जंगल में भेज दिया, ताकि वे वहाँ उस 
हैग्रिड के लिए कुछ काम करें।' 

'हैग्रिड गैंवार नहीं है!” हर्माइनी ने तीखी आवाज़ में है 
'्नेप को यह सज़ा लगी थी,” हैरी ने कहा, “लेकिन जिनी, 


गवार 


हैरी पॉठर 
ह न मज़ाक किया होगा। अँधेरा 

साथ हँसी-मज़ाव 
wee er ज्यादा बुरी चीज़ों का सामना किया है। कोई 
० Br 
बड़ी i राहत महसूस हो रही थी। पहले तो उसके मन में दहशत भरी 
कल्पनाएँ आ रही थीं; कम से कम पीड़ीकृत शाप। 

“प्रोफ़ेसर ब्लैक, दरअसल हम यह जानना चाहते थे कि इससे 
किसी और ने तो तलवार बाहर नहीं निकाली थी? शायद साफ़-सफ़ाई के 
लिए इसे कहीं और ले जाया गया हो ?' | 

फ़िनीज़ नाइजेलस ने अपनी आँखों से पट्टी हटाने का संघर्ष छोड़ 
दिया और व्यंग्य से मुस्कराया। 

'मगलु परिवार के जादूगर ही ऐसा सोच सकते हैं,' उसने कहा। 
'पिशाचों के बनाए हथियारों को सफ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है, नादान 
लड़की। पिशाचों की चाँदी धूल को ग्रहण नहीं करती है। यह सिर्फ़ उन्हीं 
चीज़ों को ग्रहण करती हे, जिनसे इसे शक्ति मिलती है।'. 

'हर्माइनी को नादान मत कहो,” हैरी ने कहा। - 

“मैं अपनी बात काटे जाने से उकता गया हुँ,” फ़िनीज़ नाइजेलस ने 
कहा। ‘शायद अब मुझे हेडमास्टर के ऑफ़िस में लौट जाना चाहिए ?' 

उसकी आँखों पर अब भी पट्टी बंधी थी, इसलिए वह फ़ेम के हिस्से 
में टटोलते हुए हॉगवर्ट्स वाली तस्वीर में लौटने की कोशिश करने लगा। 
हैरी के मन में अचानक एक ख्याल आया। | 


'डम्बलडोर! क्या आप डम्बलडोर को अपने साथ ला सकते हैं? 

'माफ़ करना ?” फ़िनीज़ नाइजेलस ने पूछा। 

प्रोफ़ेसर डम्बलडोर की तस्वीर - क्या आप उन्हें भी अपनी तस्वीर 
में नहीं ला सकते?” 


क्या फ़िनीज़ नाइजेलस ने अपना चेहरा हैरी की आवाज़ की दिशा मे 


इसका मतलब है कि सिर्फ़ मगलू परिवारों में पैदा हुए जादूगर है 
अज्ञानी नहीं होते हैं, पॉटर। हॉंगवर्ट्स की तस्वीरें एक-दूसरे के का 
अलावा चे महल हैं, लेकिन दूसरी जगह पर टँगी अपनी तर्स्वीर प्र 
साथ नहीं आ रह से बाहर यात्रा नहीं कर सकती हैं। डम्बलडोर यही 
नकते हैं और तुम लोगों ने मेरे साथ जिस तरह का 


पिशाच का प्रतिशोध 
on 295 


या है, उसके बाद मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि मैं भी यहाँ दोबारा नहीं 


आऊँगा! 

थोड़े निराश होकर हैरी ने देखा कि फ़िनीज़ 
और ज्यादा कोशिश कर रहा था। त म से निकलने की अब 

‘प्रोफ़ेसर ब्लैक,' हर्माइनी ने कहा, 'क्या आप हमें 
हं, प्लीज़, कि आखिरी बार तलवार को इसके केस मे से कब सकत 
निकाला गया था? मेरा मतलब है, जिनी के निकालने से पहले ?' 

फ़िनीज़ ने अधीरता से ताने भरी हँसी निकाली। 

'मुझे लगता है, आखिरी बार मैंने गरुड़द्धार की तलवार तब बाहर 
निकलते देखी थी, जब प्रोफ़ेसर डम्बलडोर ने अँगूठी खोलने के लिए इसका 
इस्तेमाल किया था।' 

हर्माइनी ने मुडकर हैरी को देखा। उनमें से कोई भी फिनीज़ 
नाइजेलस के सामने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था, जो 
अब निकलने की जगह खोज चुका था। न 

“अच्छा, तो शुभरात्रि,’ उसने थोड़ी चुभती आवाज़ में कहा और | 
ओझल होने लगा। सिर्फ़ उसके हैट का कोना दिखाई दे रहा था, जब हैरी 
अचानक चिल्लाया। | 

'ज़रा ठहरें! क्या आपने स्नेप को यह बात बताई है ?' 

फ़िनीज़ नाइजेलस ने अपना पट्टी बधा सिर दोबारा तस्वीर में 
डाला। 
प्रोफ़ेसर स्नेप के पास एल्बस डम्बलडोर की अजीब हरकतों को 
जानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम हैं। अलविदा, पॉटर!' 

इसके साथ ही वह पूरी तरह गायब हो गया और अपने पीछे 
दाग-धब्बे भरी पृष्ठभूमि छोड़ गया। 

'हैरी!' हर्माइनी चिल्लाई। नहीं 

'मैं जानता हूँ!” हैरी चिल्लाया। अब वह खुद पर काई 


नहीं थी। 
और उसने हवा में मुक्का मारा। उसे तो इसकी उम्मीद तक दौड़ 
तंबू में इधर से उधर चलने लगा। उसे लगा कि shhh 


पकता है। अब उसे भूख नहीं लग रही थी। हमद 
नइजेलस की तस्वीर को दोबारा अपने बैग में रख रही कर साथ हैरी की 
“गाकर उसे एक तरफ़ फेंकने के बाद वह दमकते चेहरे क॑ सा 


हैरी पॉटर 
296 TT 
तरफ़ देखने लगी। को नष्ट कर सकती है! पिशाचों के 

“तलवार होरक्रक्स $ जिनसे उन्हे बनाए 
हथियार सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करते हैं, जिनसे उन्हें शक्ति मिलती है 
.. हैरी, उस तलवार में कालदृष्टि के ज़हर की शक्ति है! 

“और डम्बलडोर ने वह मुझे इसलिए नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें इसकी 
जरूरत थी। वे लॉकेट पर इसका इस्तेमाल करना चाहते थे -' 

'- और उन्हें ज़रूर यह एहसास होगा कि अगर उन्होंने अपनी 
वसीयत में तलवार तुम्हें दे भी दी, तो भी मंत्रालय इसे तुम तक पहुँचने नहीं 
देगा -' 

'- इसलिए उन्होंने उसकी नक़ल बनवा ली -' 

'- और काँच के केस में नक़ली तलवार रख दी -' 

'- और उन्होंने असली तलवार रख दी ... कहाँ ?' 

वे एक-दूसरे की तरफ़ देखने लगे। हैरी को महसूस हुआ कि जवाब 
उनके ऊपर हवा में ही कहीं पर लटक रहा था। यह बहुत क़रीब लग रहा 
था। डम्बलडोर ने उसे क्यों नहीं बताया? या फिर उन्होंने दरअसल हैरी को 
बताया तो था, लेकिन उसे उस वक्त इस बात का एहसास नहीं हुआ था? 
'सोचो!' हर्माइनी फुसफुसाई। “सोचो! उन्होंने इसे कहाँ छोड़ा होगा ?' 
'हॉगवर्ट्स में तो नहीं,” हैरी ने दोबारा चहलक़दमी शुरू करते हुए 
कहा। 

'या फिर हॉग्समीड में कहीं पर ?' हर्माइनी ने सुझाव दिया। 

'चीख़ती हवेली में ?” हैरी ने कहा! “वहाँ कोई नहीं जाता है।' 

'लेकिन स्नेप उसके अंदर जाने का है। क्या इसमें 
थोड़ा जोखिम नहीं होता ?' [ तरीक़ा जानता है। 

अबलडोर स्नेप पर भरोसा करते थे,' हैरी ने उसे याद दिलाया। 
लो ७ नहीं कि उसे तलवार बदलने के बारे में बता देते, हमीर 

हों, तुम सही कहती हो!” हैरी उसे खुशी 
हो रही थी कि * हैरी ने कहा। उसे इस बात से बहुत 
शंकाएँ तो थीं त नीयत को लेकर डम्बलडोर के मन में 


उन्होंने हॉग्समीड तलवार छिप 
होगी ? तुम्हें लगता है, रॉन ? ह 7 से दूर तल 


पिशाच का प्रतिशोध £ 
To 


हैरी ने चारों तरफ़ देखा। एक पल के लिए तो उसने हे 
छट से बाहर चला गया है। फिर उसे एहसास हुआ कि रॉन Pre Fs 
वे नीचे वाली बर्थ पर किसी पत्थर की तरह स्थिर लेटा था। 

'ओह, मेरी याद आ गई, है ना ?” उसने कहा। 

क्या ? ? 

रॉन pg छोड़ते इए ऊपर वाली बर्थ के निचले हिस्से को घूरा। 

'तुम दोनों बातें करते रहो। मुझे तुम्हारा मज़ा ख़राब नहीं करना 
है।' 

हैरी ने परेशान होकर मदद के लिए हर्माइनी की तरफ़ देखा, लेकिन 
वह अपना सिर हिलाने लगी। स्पष्ट रूप से रॉन के अजीबोगरीब व्यवहार 
से वह भी हैरी जितनी ही हैरान थी। 

'क्या समस्या है ?' हैरी ने पूछा। 

“समस्या ? कोई समस्या नहीं है,” रॉन ने हैरी से नज़रें चुराते हुए 
कहा। 'तुम्हारे हिसाब से तो बिलकुल भी नहीं है।' 

उनके सिर के ऊपर कैनवास पर टप-टप की आवाज़ें आई। 
बारिश होने लगी थी। 

'देखो, स्पष्ट रूप से तुम्हें कोई समस्या है,' हैरी ने कहा। 'उसे बोल 
दो।' 

रॉन ने अपने लंबे पैर पलंग से नीचे किए और बैठ गया। वह आज 
अजीब दिख रहा था; वह घटिया दिख रहा था। कं 

'ठीक है, मैं बोल देता हूँ। मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं टेंट में 
इधर से उधर फुदकता फिरूँ, क्योंकि हमें एक और चीज़ खोजने को मिल 
है। इसे बस उस सामान की सूची में जोड़ लो, जिसे तुम नहीं जानते 


'मैं नहीं जानता हूँ ?” हैरी ने दोहराया। 'मैं नहीं जानता हूँ ?' 
टप, टप, टप : बारिश पहले से ज़्यादा तेज़ हो रही थी। यह उनके 
पारों तरफ़ पत्तियों से भरे किनारे पर और अँधेरे में कलकल बहती नदी में 
मचा रही थी। हेरी का उल्लास दहशत में बदल गया। रॉन दरअसल 
कह रहा था, जिसका उसे शक और डर था। Ce 
'ऐसा नहीं ग मुझे बड़ा मज़ा आ रहा ९ ’ 
हो, मेरी i र गरा वायल है और खाने के लिए कुछ नहीं है। 


हैरी पॉठर 
बा की कुल्फ़ी जम जाती है। देखो 

:> के मारे मेरी कमर मे 
ho हफ्तों की दौड़-धूप के बाद हमें कुछ नतीजा ह 
RE 'रॉन,' हर्माइनी ने कहा, लेकिन इतनी धीमी आवाज़ में कि रॉन यह 
नाटक कर सके कि वह टेंट पर गिरती बारिश की तेज़ आवाज़ में उसकी 
बात नहीं सुन पाया था। i. 

हैरी बोला, “मुझे लगा था कि तुमने सब कुछ समझने के बाद ही 
अभियान में शामिल होने के लिए हाँ की थी।' 

हा, मुझे भी ऐसा ही लगा था।' 

“तो फिर कौन सी बात तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है?” हैरी ने 
पूछा। अब गुस्सा उसकी रक्षा करने के लिए आगे आ रहा था। 'क्या तुमने 
सोचा था कि हम फ़ाइव स्टार होटलों में ठहरेंगे ? हर दूसरे दिन होरक्रक्स 
खोज लेंगे? या फिर तुमने सोचा था कि तुम क्रिसमस तक मम्मी के पास 
पहुँच जाओगे? | | ES 

“हमने सोचा था, तुम्हें पता होगा, तुम क्या कर रहे हो!” रॉन खड़े 
होकर चिल्लाया और उसके शब्द गर्म चाकुओं की तरह हैरी को बेध गए। 
'हमने सोचा था, डम्बलडोर ने तुम्हें बता दिया है कि क्या करना है। हमने 
सोचा था, तुम्हारे पास पक्की योजना है!” 


'रॉन!' हर्माइनी ने कहा। इस बार उसकी आवाज़ टेंट की छत पर 
गिरती बारिश की आवाज़ के बावजूद स्पष्ट सुनाई दे रही थी, लेकिन एक 
बार फिर रॉन ने उसे नज़रअंदाज़ कर दिया। 


माफ़ करना, तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं कर पाया,” हैरी ने कहा, 
जिसकी आवाज़ घ शांत थी, हालाँकि वह टूटा हुआ और अक्षम महसू 
फेर रहा था। 'मैंने शुरू से ही तुम्हें हर बात बताई है। मैंने तुम्हें डम्बलडोर 


दारा कही हर बात बताई है। और ध्यान तो हम ए 
रकस खोज भी चुके है." र अगर तुमने ध्यान दिया हो, 


हाँ, और हम इसे नष्ट करने के हैं, जितने कि बी 
Rs उतने ही क़रीब हैं, जित 


है!” - यानी दूर-दूर तक कोई आसार नज़र नहीं 
लॉकेट उतार दो, रॉन,' हरमाइन आवर्ण 

असामान्य ' रोन,' हर्माइनी ने कहा और उसकी 

नहीं RR तीखी थी। “प्लीज़ इसे उतार दो । अगर तुम इसे दिग र 


पिशाच का प्रतिशोध 
SS 299 
“तब भी वह इसी तरह बोलता,” हैरी ने कहा, जो रां 
बहाने नहीं सुनना चाहता था। ' तुम्हें क्या लगता है, न पा pei 
दोनों मेरी पीठ पीछे फुसफुसाकर बातें करते रहते थे? तुम्हें क्या 
तगता है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम यही सब सोच रहे होगे ?” 
'हेरी, हम नहीं -' 


'झूठ मत बोलो!” रॉन हर्माइनी पर चिल्लाया। 'तुमने भी 
कहा था। तुमने भी तो कहा था कि तुम निराश हो। तुमने कहा था र कप 
लग रहा था कि उसके पास थोड़ी ज़्यादा जानकारी होगी -' 

'मैंने इस तरह से नहीं कहा था - हैरी, मैंने ऐसा नहीं कहा था!” वह 
चिल्लाई । > 

बारिश टेंट पर झमाझम गिर रही थी। उधर हर्माइनी के चेहरे पर 
आँसू बह रहे थे। कुछ मिनट पहले का रोमांच गायब हो गया था, जैसे यह 
कभी था ही नहीं - थोड़ी देर की आतिशबाज़ी, जो झिलमिलाकर राख हो 
चुकी थी। अब हर चीज़ अँधेरी, गीली और ठंडी थी। गरुड़द्वार की तलवार 
कहीं छिपी थी, लेकिन उन्हें उस जगह का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। वे एक 
ेंट में छिपे हुए थे और उनकी एकमात्र उपलब्धि यह थी कि वे ज़िंदा थे। 

'तो फिर तुम अव भी यहाँ क्यों हो ?' हैरी ने रॉन से पूछा। 

'मुझे नहीं मालूम,” रॉन ने कहा। 

'तो फिर घर लौट जाओ,” हैरी बोला। 

'हा, शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए!” रॉन चिल्लाया और उसने 
हैरी की तरफ़ कुछ क़दम बढ़ाए, जो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। 
'क्या तुमने नहीं सुना कि वे लोग मेरी बहन के बारे में क्या कह रहे थे?! 
लेकिन तुम्हें तो उसकी मरे चूहे जितनी भी परवाह नहीं है, है ना, सिर्फ़ 
अंधेरे जंगल में ही तो गई थी। मैंने-वहुत-बुरे-का-सामना-किया- है मानने 
वाले हैरी पॉटर को रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि जिनी के साथ वहाँ 25 
शेता है। लेकिन मुझे परवाह है! वहाँ दैत्याकार मकड़ियाँ और बहुत ना 
खतरनाक चीज़ें हैं -' 

'मैं तो बस यह कह रहा था - वह बाक़ी लोगों 
ग्रिड के साथ थी -' वक्री परिवार 
का इ. 7 ठे? में समझ गया, तुम्हें परवाह नहीं है! र और बच्चे 

भ्या? क्या तुमने सुना नहीं, “वीज़्ली परिवार क 


के साथ थी, वह 


हैरी पॉटर 
300 id 
घायल नहीं होना चाहिए ?'' 

'इसका मतलब समझने का कष्ट नहीं किया, है ना?” 

'रॉन!” हर्माइनी ने उन दोनों के बीच में आते हुए कहा, 'मुझे नह 
लगता है कि इसका मतलब यह है कि कोई नई घटना हुई है, जो हमें नहीं 
मालूम। रॉन, ज़रा सोचो, बिल के चेहरे पर घावों के निशान हैं। बहुत से 
लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि जॉर्ज का एक कान भी चला 
गया है। इसके अलावा, लोग सोचते हैं कि तुम स्पैटरग्रॉइट के शिकार 
होकर मृत्युशैया पर पड़े हो। मुझे यक्रीन है कि उसका यही मतलब था -' 

“ओह, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? ठीक है? में 
उनके बारे में सोचने की ज़हमत नहीं उठाऊँगा। तुम दोनों के लिए यह 
बिलकुल ठीक है, है ना, क्योंकि तुम्हारे माता-पिता सुरक्षित हैं - तुम्हें 
उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है!' 

'मेरे माता-पिता मर चुके हैं!” हैरी गरजा। 

“और मेरे भी शायद उसी रास्ते जा रहे होंगे!” रॉन चिल्लाया। 

“तो फिर जाओ!” हैरी गरजा। 'उनके पास लौट जाओ। यह नाटक 
करना कि तुम्हारा स्पैटरग्रॉइट ठीक हो चुका है। मम्मी तुम्हें पेट भरकर 
खाना खिलाएँगी और -' 

रॉन का हाथ अचानक अपनी छड़ी की ओर बढ़ा। हैरी ने प्रतिक्रिय 
की, लेकिन इससे पहले कि उनमें से किसी की भी छड़ी जेब से बाहर निकल 
पाती, हर्माइनी ने अपनी छड़ी उठा दी। 

वह चिल्लाई, 'रक्षाकवच/” तत्काल एक अदृश्य दीवार बन गई 
जिसके एक तरफ़ हर्माइनी और हैरी थे, दूसरी तरफ़ रॉन था। मत्रे |; 
शक्ति के कारण उन सभी को कुछ क़दम पीछे हटना पड़ा। हैरी और रग 
पारदर्शी अवरोध के दोनों ओर खड़े होकर गुस्से से घूरते रहे, 
न को पहली बार स्पष्ट रूप से देख रहे हों । हैरी को रॉन के 

यकर a, महसूस हुई : उनके बीच कोई चीज़ तड़क गई थी। 
छोड़ जाना,' हैरी ने कहा। 


ने अपने सिर के ऊपर से चेन उतारी और लॉकेट पार्स 5 
| रख दिया। फिर वह हर्माइनी की ओर मुड़ा। 
पुम क्‍या कर रही हो? [ 


पिशाच का प्रतिशोध बे 
re 


'मतलब ?’ 

“तुम रुक रही हो, या ?' 

'मैं ...” उसके चेहरे पर पीड़ा साफ़ झलक रही थी। “है _ # मैं 
ही हूँ। रॉन, हमने वादा किया था कि हम हैरी का बोध दंग पा 
किया था कि हम उसकी मदद करेंगे -' 

'मैं समझ गया। तुम उसे चुन रही हो।' 

'रॉन, नहीं - प्लीज़ - वापस लौट आओ, वापस लौट आओ!” 

वह आगे बढ़ी, लेकिन अपने ही कवच सम्मोहन से टकरा गई। जब 
तक उसने इसे हटाया, तब तक रॉन रात के अँधेरे में गुम हो चुका था। हैरी 
बिलकुल स्थिर और खामोश खड़ा रहा। उसे हर्माइनी की सुबकियाँ सुनाई दे 
रही थीं और यह भी कि वह पेड़ों के बीच रॉन का नाम चिल्ला रही थी। 

कुछ मिनट बाद जब वह लौटी, तो उसके गीले बाल उसके चेहरे पर 
चिपके हुए थे। 

'वह च - च - चला गया! अंतर्ध्यान हो गया!' 

हर्माइनी एक कुर्सी पर पैर ऊपर करके बैठ गई और घुटनों पर सिर 
रखकर रोने लगी। 

हैरी सदमे में था। उसने झुककर होरक्रक्स उठाया और अपने गले में 
लटका लिया। उसने रॉन की बर्थ से कंबल खींचकर हर्माइनी पर डाल दिए। 
फिर वह अपनी बर्थ पर चढ़ गया और स्याह कैनवास की छत को घूरते हुए 
बारिश की टप-टप की आवाज़ें सुनता रहा। 


अध्याय सोलह 
गॉडरिक्स हॉलो | 


अगले दिन जब हैरी जागा, तो उसे बीते दिन की घटनाएँ याद आने में कु 
पल लग गए। फिर उसने बचकानी उम्मीद की कि यह ज़रूर बुरा सपना 
होगा और रॉन अब भी वहीं होगा, घर नहीं गया होगा। मगर, तकिए पर 
सिर घुमाते ही उसे रॉन का खाली बिस्तर दिख गया। यह किसी मुर्दा शरीर 
की तरह उसकी आँखों को खींच रहा था। हैरी अपनी बर्थ से नीचे कूद 
और उसने रॉन के बिस्तर से अपनी आँखें दूर रखीं। हर्माइनी पहले ही 
किचन में व्यस्त थी। उसने हैरी से गुड मॉर्निंग नहीं कहा, बल्कि उसके पा 
से गुज़रते समय जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। 

वह चला गया है, हैरी खुद से बोला। वह चला गया है। नहाते ओर 
कपड़े पहनते समय वह बार-बार यही बात सोचता रहा, जैसे बार-बार 
दोहराने से इसका सदमा कम हो जाएगा। वह चला गया है और वापस नहीं 
लौट रहा है। हैरी जानता था कि सच्चाई यही थी, क्योंकि उनके सुरक्षात्मक 
सम्मोहनों के कारण एक बार इस जगह से दूर जाने के बाद रॉन उन्हें फिर 
नहीं खोज पाएगा। ' 


उसने और हर्माइनी ने ख़ामोशी में नाश्ता किया। हर्माइनी की आई 
फूली हुई और लाल थीं। ऐसा लग रहा था, जैसे वह रात को सोई 
। उन्होंने अपना सामान पैक किया, हालाँकि हर्माइनी टालमटोल के 
रही थी। हैरी जानता था कि वह नदी किनारे के इस पड़ाव से जाने 
३४० समय क्यों लगा रही है। उसने कई बार हर्माइनी को उत्सुकता 
जल इए देखा। हैरी जानता था कि वह यह सोचकर खु ध 
थी, सेद, हक रही है कि भारी बारिश में उसे क़दमों की आहट सुन 
' 7 पो के बीच में लाल बालों वाली कोई आकृति नजर 


302 


-जस्क्स हॉलो 


आई। हर्माइनी की देखादेखी हैरी भी बार-बार जंगल की तरफ़ देख रहा 
था (क्योंकि वह ख़ुद भी यही उम्मीद कर रहा था)। बहरहाल, उसे बारिश 
भरे जंगल के सिवाय कुछ नहीं दिखा। उसके भीतर आवेश की एक और 
लहर उठी। उसे रॉन हि है हक दे रही थी, 'हमने सोचा था तुम्हें पता 
होगा, तुम क्या कर रहे हो!' सीने पर बोझ महसूस करते हुए : 

तला सूस करते हुए वह दोबारा 

उनके पास वाली कीचड़ भरी नदी तेज़ी से चढ रही 
जानते थे कि जल्दी ही यह किनारे के ऊपर बहने लगेगी। न कल 
में वे इस जगह से जिस वक्त रवाना होते, उसके लगभग एक घंटे बाद तक 
टालमटोल करते रहे। आखिरकार, अपने बैग को तीन बार पूरी तरह 
खाली और पैक करने के बाद हर्माइनी को देर करने का और कोई बहाना 
नहीं सूझा। वह और हैरी हाथ पकड़कर अंतर्ध्यांन हो गए। अब वे झाड़ियों 
से ढकी एक हवादार पहाड़ी पर पहुँच गए थे। 

वहाँ पहुँचते ही हर्माइनी ने फ़ौरन हैरी का हाथ छोड़ दिया और 
उससे दूर जाकर एक बड़ी चट्टान पर बैठ गई। उसका चेहरा घुटनों के 
वीच छिपा था और वह हिल रही थी, जिससे हैरी समझ गया कि वह सुबक 
रही है। वह उसे देखता रहा। उसे लग रहा था कि उसे जाकर हर्माइनी को 
तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन किसी कारण वह वहीं रुका रहा। उसके 
भीतर की हर चीज़ ठंडी और जकड़न भरी लग रही थी। एक बार फिर 
उसे रॉन के चेहरे पर मौजूद हिक़ारत का भाव याद आ गया। हैरी उठ 
खड़ा हुआ और हर्माइनी के चारों तरफ़ एक बड़े गोले में चलने लगा। वह 
ुरक्षात्मक मंत्रों को पढ़ रहा था, जिन्हें आम तौर पर हर्माइनी पढ़ती 

॥ 4 


303 


अगले कुछ दिनों तक उन्होंने रॉन का ज़िक्र तक नहीं किया। हैरी ने 
गन लिया था कि अब वह उसका नाम नहीं लेगा। शायद हर्माइनी जानती 
पी कि इस मुद्दे पर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कई बार रात 
मे हरी को उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, जब हर्माईनी को लगता 
था कि हैरी सो गया होगा। इस दौरान, हैरी हॉगवर्ट्स का नक्शा तर जे 
+ की रोशनी में उसे बार-बार देखने लगा। वह उस पल wh ह 
था, जब रॉन के नाम वाला बिंदु हॉगवर्ट्स के ह सुरक्षित 
भे यह साबित हो जाए कि शुद्ध-ख़ून वाला होने के Ne 
आरामदेह महल में लौट गया है। बहरहाल, रोग ह जिनी क 

' कुछ समय बाद हैरी ने पाया कि वह ल 


हैरी पॉटर 
बाकि जि शिद्दत से वह इसकी 
रहा था कि जिस शिद्दत से वह इसकी ओ 
नाम को घूर र है Ah नींद टूट जाएगी। क्या उसे किसी तरह के 
घूर रहा है, क्या उस वह उसके बारे में सोच रहा है और उसके सही-सल्ला; 
पता चल जाएगा कि वह उसक वा मत 
होने की उम्मीद कर रहा है। 
दिन में वे यह तय करने की कोशिश करते थे कि गरुड़द्वार की 
तलवार कहाँ छिपी हो सकती है। डम्बलडोर ने इसे कहाँ छिपाया होगा, इस 
बारे में वे जितनी ज़्यादा बातें करते थे, उनके अनुमान उतने ही ज्यादा 
बेतुके और हवाई लगते थे। अपने दिमाग पर पूरा ज़ोर डालने के वाद भी 
हैरी को याद नहीं आया कि डम्बलडोर ने किसी ऐसी जगह का ज़िक्र किया 
हो, जहाँ वे कोई चीज़ छिपा सकते हैं। ऐसे कई मौक़े आए, जब वह यह तय 
नहीं कर पाता था कि वह रॉन पर ज़्यादा गुस्सा है या डम्बलडोर पर। हमने 
सोचा था, तुम्हें पता होगा, तुम क्या कर रहे हो ... हमने सोचा था, 
डम्बलडोर ने तुम्हें बता दिया है कि क्या करना है ... हमने सोचा था, तुम्हारे 
पास पक्की योजना है! 
वह खुद से यह बात नहीं छिपा पाया : रॉन ने शायद सही कहा था। 
डम्बलडोर ने उसके लिए एक भी सुराग नहीं छोड़ा था। उन लोगों ने एक 
होरक्रक्स खोज लिया था, लेकिन उनके पास इसे नष्ट करने का कोई साधन 
नहीं था। बाक़ी होरक्रक्सों तक पहुंचना पहले जितना ही असंभव लग रहा 
था। निराशा उस पर हावी होने लगी। अब वह इस बात पर हैरान होने 
लगा कि उसने इस भटकने वाली, निरर्थक यात्रा में अपने दोस्तों को 
शामिल करने की हिमाकत कर ली थी। वह कुछ भी नहीं जानता था। 
उसके पास कोई विचार नहीं था, कोई पक्की योजना नहीं थी। और अब तो 
उसे रह-रहकर यह डर भी सताने लगा था कि हर्माइनी भी किसी भी पलं 
उससे कह सकती है कि अब बहुत हो चुका, वह भी जा रही है। 
वे लगभग ख़ामोशी में रातें गुज़ार रहे थे। हर्माइनी फ़िनीज 
हक की तस्वीर को बार-बार निकालकर एक कुर्सी पर रखने लगी 
ने वा की कमी पूरी हो जाएगी। हालाकि फ़िनीज़ ke 
योजनाओं के र आने की धमकी दी थी, लेकिन शायद वह हैरी 
पाया, इसलिए वह म जानकारी हासिल करने के प्रलोभन को नहीं घ 
त वोरियत दूर होती थी उसे देखकर खुशी होती थी, क्योंकि उसके | बे 
स में होने वाली घना हालाँकि वह थोड़े ताने भी मारता थी लकि 
ओं की ख़बर पाकर खुश होते थे, 


गॉडरिक्स हॉलो 


फ़िनीज़ नाइजेलस आदर्श ख़बरी नहीं था। वह 
जो उसके बाद नागशक्ति हाउस का स्कूल का पल उ हे डक 
अलावा, उन्हें यह सावधानी भी रखनी पड़ती थी कि वे स्नेप की ie | 
न करें या उसके बारे में अनुचित सवाल न पूछें, क्योंकि har 
नाइजेलस नाराज़ होकर फ़ौरन तस्वीर से चला जाता था। फेनी 


बहरहाल, फ़िनीज़ नाइजेलस से उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ 
मिलीं। कुछ विद्यार्थी स्नेप के ख़िलाफ़ लगातार बगावत कर रहे थे। जिनी 
के हॉग्समीड जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्नेप ने अंबरिज के 
पुराने आदेश को दोवारा लागू कर दिया था, जिसके तहत तीन या अधिक 
विद्यार्थियों के एक साथ होने और किसी भी तरह की अनाधिकारिक 
विद्यार्थी सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 


यह सब सुनकर हैरी इस नतीजे पर पहुँचा कि जिनी, और शायद 
उसके साथ नेविल और लूना भी, डम्बलडोर की सेना के काम को अच्छे ढंग 
से आगे बढ़ा रहे थे। इस छोटी सी ख़बर से हैरी के मन में जिनी को देखने 
की इतनी प्रवल इच्छा हुई कि उसके सीने में दर्द सा होने लगा। बहरहाल, 
इससे उसे दोवारा रॉन, डम्वलडोर और हाँगवर्ट्स की याद आ गई, जिससे 
विछड़ने का उसे उतना ही अफ़सोस था, जितना कि अपनी पूर्व-गर्लफ्रेंड से 
विछड़ने का था। जब फ़िनीज़ नाइजेलस ने स्नेप की सज़ाओं की ख़बर 
सुनाई, तो हैरी के मन में एक दीवानगी भरी कल्पना आई कि वह स्नेप के 
प्रशासन को अस्थिर करने के लिए दोवारा स्कूल पहुँच जाए : अच्छा खाना, 
नर्म विस्तर और दूसरे लोगों पर ज़िम्मेदारी होना उस पल दुनिया की सबसे 
वढ़िया संभावना लग रही थी। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह 
अवांछित क्रमांक एक था, उसके सिर पर दस हज़ार गैलियन का पुरस्कार 
था और इन दिनों हॉगवर्टस में क़दम रखना जादू मंत्रालय में कदम रखने 
जितना ही ख़तरनाक था। 'फ़िनीज़ नाइजेलस ने अनजाने में ही इस बात की 


पृष्ट कर दी, जब उसने हैरी और हमईनी के पते-ठिकाने के बारे में सवाल 
वह उसकी तस्वीर की वापस अपने 
किए। जब भी वह ऐसा करता था, हर्माइनी उ कई से नाराज़ फ़िनीज 


वैग में हूँस देती थी और इस अप्रत्याशित विदा 

नइजेलस कुछ दिनों तक दोवारा प्रकट नहीं होता थ मे 

मौसम अब ज्यादा ठंडा होता जा था। वे $ इसलिए पाले 

हुत ज्यादा समय तक रुकने की हिम्मत नहीं कर 7 भटकते रहे। 

पे भरे दक्षिण इंग्लैंड में रुके रहने को वजाय वे इधर से उर "ली थी, 
वे पहाड़ पर पहुँच जाते थे, जहाँ बर्फ़ उनके टेंट पर श 


305 


हैरी पॉटर 

i लगाते थे, जहाँ टेंट पर ठडे पानी की 

बंजर टेंट लगाते थ, 
तो ps er eh झील के बीच के छोटे टापू पर पु 
जा जहाँ बर्फ़ रात में उनके टेंट को आधा दफ़न कर देती थी। 
k आते-जाते हुए उन्हें सिटिंग रूम की कई खिड़कियों में 
क्रिसमस ट्री दिखने लगे। इसके कुछ समय बाद एक शाम को हैरी ने यह 
सुझाव देने का फैसला किया कि शायद उन्हें उस जगह पर खोज करनी 
चाहिए, जिसे उन्होंने अब तक नज़रअंदाज़ किया था। उन्होंने अभी-अभी 
असामान्य रूप से अच्छा खाना खाया था। हर्माइनी अदृश्य चोगे में 
सुपरमार्केट गई थी (वहाँ से लौटते समय वह एक खुले ड्रॉअर में ईमानदारी 
से पैसे डाल आई थी) और हैरी ने सोचा था कि भरपेट अच्छा खाना खाने 
के बाद हर्माइनी से अपनी बात मनवाना ज़्यादा आसान होगा। उसने 
दूरदर्शिता से यह सुझाव भी दिया कि वे कुछ घंटे तक होरक्रक्स न पहने 
और इसे क़रीब वाली बर्थ के सिरे पर लटका दें। | 

'हर्माइनी ?' 

'हूँ ?' वह बीडल की कहानियाँ पुस्तक लेकर हत्थे वाली कुर्सी पर 
बैठी थी। हैरी यह कल्पना नहीं कर पाया कि वह इस पुस्तक को कितने 
समय तक पढ़ेगी, जो आखिरकार ज्यादा बड़ी नहीं थी। बहरहाल, वह अब 
भी इसमें किसी चीज़ को खोजने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कुर्सी के 
हत्थे पर स्पैलमेन्स सिलेबरी खुली थी। | 


हैरी ने खंखारकर अपना गला साफ़ किया। उसे वैसा ही महसूस 
हुआ, जैसा कुछ साल पहले तब हुआ था, जब उसने प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल 
से पूछा था कि क्या वह डर्स्ली दंपति की इजाज़त के बिना हॉग्समीड जा 
सकता है। 

'हर्माइनी, मैं सोच रहा हूँ -' 

'हैरी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ?' 


जाहिर है, वह उसकी बात नहीं उसने आगे झुककर 
कहानियाँ सुन रही थी। उसने आगे झुक 

की पुस्तक हैरी की ओर बढ़ाई। 

इस प्रतीक को देखो ” उसने एक पन्ने की करते हए 
कहा ट ! तरफ़ इशारा ) 
न | ह भह कहानी का शीर्षक दिखा (चूँकि उसे पुरातन लिपि 
था)। वहाँ अब प वह यह बात पक्के तौर पर नहीं कह 

थ आख की तस्वीर भी रही थी, 

पुतली पर ऊपर से नीचे की तरफ़ एक रेखा थी। दिख र 


गॉडरिक्स हॉलो 
र 307 

'मैंने कभी पुरातन लिपि का अध्ययन नहीं किया, हर्माइनी।' 

हि मैं जानती हूँ, लेकिन यह पुरातन लिपि नहीं है और यह सिलेबरी में 
भ्षी नहीं है। मुझे लगता था कि यह आँख की तस्वीर है, लेकिन अब मुझे 
ऐप्ता नहीं लगता! इसे स्याही से बनाया गया है, देखो, किसी ने इसे यहाँ 
बनाया है। यह दरअसल किताब का हिस्सा नहीं है। सोचो, क्या तुमने इसे 
पहले कभी देखा है ?' 

“नहीं ... नहीं, एक मिनट रुकना।' हैरी ने ज़्यादा गौर से देखा। 
'कहीं यह वही प्रतीक तो नहीं है, जिसे लूना के डैडी अपने गले में लटकाकर 
रखते हैं ?' 

“मैंने भी यही सोचा था!' 

“फिर तो यह ग्रिन्डेलवाल्ड का निशान है।' 

हर्माइनी का मुँह खुला रह गया। . 

क्या?” 

'क्रम ने मुझे बताया था ...' | | 

उसने हर्माइनी को वह सब बता दिया, जो विक्टर क्रम ने उसे शादी 
में बताया था। हर्माइनी हैरान रह गई। 

'ग्रिन्डेलवाल्ड का निशान ?' 

उसने हैरी को, फिर अजीब प्रतीक को देखा और फिर हैरी को 
देखने लगी। “मैंने कभी नहीं सुना कि ग्रिन्डेलवाल्ड का कोई निशान भी था। 
मैंने उसके वारे में जितना भी पढ़ा है, उसमें ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है। 

'देखो, जैसा मैंने कहा, क्रम ने बताया था कि यह प्रतीक डर्मस्ट्रैंग की 
दीवार पर बना था और इसे ग्रिन्डेलवाल्ड ने वहाँ बनाया था | 

हर्माइनी दोबारा कुर्सी पर बैठ गई और उसने त्योरियाँ चढ़ा लीं। 

'बड़ी अजीब बात है। अगर यह काले जादू का प्रतीक है, तो यह 


च्यों की कहानियों की पुस्तक में क्या कर रहां है? 
। "और हिक्रमग्योर इसे क्यों नहीं 
हा, यह अजीब है,” हैरी ने कहा। और विशेषज्ञ होना चाहिए 


००३ पाया। वह मंत्री था, उसे तो काले जादू की 
i 


होगा कि यह 
. मैं जानती हूँ ... शायद मेरी तरह उसने भी हो तस्वीरें है (! 
भख है। बाक़ी सभी कहानियों के शीर्षक के ऊपर 


हैरी पॉटर 
308 नाप 
वह कुछ नहीं बोली, बल्कि अजीब निशान को देखती रही। हैरी न 


दोबारा कोशिश की। 

'हर्माइनी ?' 

श?’ 

सोच रहा हूँ। मैं - मैं गॉडरिक्स हॉलो जाना क हूँ।' 

हर्माइनी ने उसकी तरफ़ देखा, लेकिन उसकी आंखें उस पर केंद्रित 
नहीं थीं। हैरी को यक़ीन था कि वह अब भी पुस्तक के रहस्यमय निशान के 
बारे में सोच रही थी। 

वह बोली, 'हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। दरअसल मुझे भी 
लगता है कि हमें जाना चाहिए ।' 

'क्या तुमने मेरी बात सही सुनी है ?” उसने पूछा। 

‘ज़ाहिर है, मैंने सही सुनी है। तुम गॉडरिक्स हॉलो जाना चाहते हो। 
मैं सहमत हूँ, मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। मेरा मतलब है, में 
किसी और जगह के बारे में नहीं सोच सकती, जहाँ यह हो सकती है। काम 
तो ख़तरनाक है, लेकिन मैं इस बारे में जितना ज्यादा सोचती हूँ, इस बात 
की उतनी ही ज़्यादा संभावना नज़र आती है कि यह वहीं होगी।' 

“अर - क्या वहाँ होगी ?' हैरी ने पूछा। 

इस पर हर्माइनी भी हैरी जितनी ही चकराई हुई दिखने लगी। 

'तलवार, हैरी! डम्बलडोर ज़रूर जानते होंगे कि तुम वहाँ जाना 
चाहोगे । इसके अलावा, गॉडरिक्स हॉलो गौरव गरुड़द्वार का जन्मस्थान भी 

'क्या? गौरव गरुड़द्वार गॉडरिक्स हॉलो में पैदा हुए थे ?' 

हैरी, तुमने जादू का इतिहास पुस्तक कभी खोली भी है?” 

'हां,” a कहा और महीनों बाद शायद पहली बार मुस्कराया। उसे 
जल हक SN अजीब तरह से सख्त महसूस हुईं। “मैंने इसे 

' ख़रीदते समय ... बस एक बार ...' 


'देखो, चूँकि इस गाँव 
मैंने सोचा था कि इल गाव का नाम उनके नाम पर रखा गया है, इसलिए 


है वह "जादू 
में इस गाँव का ज़िक्र है, hg रही है। 'जादू का 


गॉडरिक्स हॉलो 
जप 309 
हमाईनी ने बैग खोला और कुछ देर तक टटोलती रही। आखिरकार 
बाधल्डा बैगशॉट की पुस्तक जादू का इतिहास निकाली। वह इसे तब 

तक पलटती रही, जब तक कि मनचाहे पन्ने पर नहीं पहुँच गई। 

१689 में अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता अधिनियम पर हस्ताक्षर होने के 
बाद जादूगर छिपकर रहने लगे। वे मगलू समुदाय के भीतर अपने 
्ोटे-छोटे समुदाय बनाकर रहने लगे। आपसी सहारे और सुरक्षा की 
खातिर कई छोटे हक में कई जादूगर परिवार एक साथ रहने लगे। 
कॉर्नवाल में टिनवर्थ, गयर में अपर फ्लेजली और इंग्लैंड के दक्षिणी 
किनारे पर ओटरी सेंट कैचपोल के गाँव जादूगर परिवारों के प्रमुख ठिकाने 
बन गए, जो सहिष्णु और कई बार सम्मोहित मगलुओं के बीच रहते थे। 
इन अर्ध-जादुई निवास स्थानों में गॉडरिक्स हॉलो शायद सबसे मशहूर है। 
यह वेस्ट कट्री का वह गाँव है, जहाँ महान जादूगर गौरव गरुडद्वार पैदा हुए 
थे और यहीं पर लुहार जादूगर बाउमैन राइट ने पहली सुनहरी गेंद बनाई 
थी। क्रब्रिस्तान में प्राचीन जादूगर परिवारों के नाम भरे हुए हैं और 
निस्सदेह इसी वजह से यहाँ के छोटे से चर्च के भुतहा होने की कहानियाँ कई 
सदियों से फैली हुई हैं।' 

“तुम्हारा और तुम्हारे माता-पिता का कोई ज़िक्र नहीं है,' हर्माइनी 
ने पुस्तक बंद करते हुए कहा, 'क्योंकि प्रोफ़ेसर बैगशॉट उन्नीसवीं सदी के 
अंत के बाद की किसी चीज़ का उल्लेख नहीं करती हैं। लेकिन तुमने देखा ? 
गॉडरिक्स हॉलो, गौरव गरुड्द्वार, गरुड़द्धार की तलवार; तुम्हें नहीं लगता 
कि उम्बलडोर को यह उम्मीद होगी कि तुम यह संबंध जोड़ लोगे ?' 

'ओह, हाँ ...' ध 

हैरी यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि गॉडरिक्स हॉलो जाने 
का सुझाव देते समय वह तलवार के बारे में ज़रा भी नहीं सोच रहा था। 
उसके लिए तो उस गाँव का आकर्षण उसके माता-पिता की क़ब्रों में था, 
सस मकान में था, जहाँ वह मौत से बाल-बाल बचा था और बाथिल्डा 

में था। 

'याद है, मुरियल ने क्या कहा था ?” उसने अंततः पू! 

'कौन ?' 
की ३, * झिझका, क्योंकि वह रॉन का नाम नहीं लेना 
ह ड आंट। शादी में। जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे 


ना चाहता था। 'जिनी 
रे टखने बहुत पतले 


का क 
3 

यह बहुत उलझन भरा पल था। हैरी जानता था, हर्माइनी को यह 
गया था कि वह रॉन का नाम लेने वाला था। हैरी आगे बोला 


एहसास हो गण बाथिल्डा बैगशॉट अब भी गॉडरिक्स हॉलो में रह 


‘उन्होंने कहा था कि 
है।' 

'बाधिल्डा बैगशॉट,' हमइनी बुदबुदाई और जादू का इतिहास के 
सामने वाले कवर पर उभरे बाथिल्डा के नाम पर उंगली फेरी। “अच्छा, मुझे 
लगता है -' 

उसने इतने नाटकीय तरीक़े से आह भरी कि हैरी का दिल धक्क रह 
गया। वह अपनी छड़ी निकालकर टेंट के दरवाज़े की तरफ़ घूम गया। उसे 
आशंका थी कि वहाँ उसे कोई हाथ दिखेगा, जो अंदर घुसने की कोशिश 
कर रहा होगा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। 

'क्या?” उसने आधे गुस्से और आधी राहत से कहा। “तुमने ऐसा 
क्यों किया मुझे तो लगा था कि तुमने किसी प्राणभक्षी को टेंट में घुसते 
देख लिया है -' | 

'हैरी, अगर बाधिल्डा के पास तलवार हुई, तो ? अगर .डम्बलडोर ने 
तलवार उसके पास रख दी हो, तो? | 

हैरी ने इस संभावना पर विचार किया। बाथिल्डा अब तक बहुत 
बूढ़ी हो चुकी होगी और मुरियल के अनुसार 'सठिया” चुकी थी। क्या इस 
बात की संभावना थी कि डम्बलडोर ने गरुड़द्धार की तलवार उसके पास 
छिपाई होगी? हैरी ने महसूस किया कि अगर ऐसा है, तो डम्बलडोर ने 
बहुत कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। डम्बलडोर ने उसे यह कभी नहीं 
के था कि उन्होंने असली तलवार की जगह पर नक़ली तलवार रख 
था pe वाथिल्डा के साथ अपनी दोस्ती का ज़िक्र तक नहीं किया 
था, तब तो दि यह समय हर्माइनी के सुझाव पर शंका ज़ाहिर करने का नहीं 

' तब तो बिलकुल नहीं, जब वह हैरी की सबसे प्रिय हसरत को मानने के 


लिए आश्चर्यजनक रूप से इच्छुक थी। 

हे वे ऐसा कर सकते थे! तो क्या हम गॉडरिक्स हॉलो चलें?! 
हर्माइनी अब कप बारे में सावधानी से सोचना होगा, हैंरी। 
की संभावना और हैरी जानता था कि दोबारा योजना 


'इसके लिए or परह ही हर्माइनी का मूड भी ठीक हो गया थी 
हमें अदृश्य चोगे के नीचे साथ-साथ अंतर्ध्यान 


गॉडरिक्स हॉलो 
oo 3॥7 
अभ्यास करना होगा। और शायद विभ्रम सम्मोहन 
* री होगी, जब तक कि हम भेसबदल काढ़े का a ३४ में भी 
चाहेँ। ऐसा करने के लिए के न 
करना ल । ऐ Fo र किसी के वाल हासिल करने होंगे। 
यही करना बेहतर होगा, हैरी। हमारा 
ब उतना ही बढ़िया है ...' इलिया जितना ज्यादा अलग 
हरी ने हर्माइनी को बोलने दिया। जब भी वह थोड़ा ठहरती थी. तो 
वह सिर हिलाकर के जताने लगता था, लेकिन उसका दिमाग 
हर्माइनी की बातों में नहीं था। ग्रिनगॉट में नक़ली तलवार है, यह पता 
लगने के बाद वह पहली बार रोमांचित महसूस कर रहा था। 
वह घर जाने वाला था। वह उस जगह लौटने वाला था, जहाँ 
उसका परिवार रहता था। अगर वोल्डेमॉर्ट नहीं होता, तो वह गॉडरिक्स 
हॉलो में ही बड़ा होता और वहीं स्कूल की हर छुट्टी बिताता। वह अपने 
घर पर दोस्तों को बुला सकता था ... उसके भाई-बहन हो सकते थे ... 
उसके सत्रहवें जन्मदिन का केक उसकी अपनी मम्मी ने बनाया होता। जो 
ज़िंदगी उसने खो दी थी, वह इस पल जितनी वास्तविक लग रही थी, 
उतनी कभी नहीं लगी थी। वह उस जगह को देखने वाला था, जहाँ उससे 
इस सुखद ज़िंदगी की संभावना को छीन लिया गया था। जब उस रात को 
हर्माइनी सोने चली गई, तो हैरी ने धीरे से उसके हैंडबैग में से अपना बैग 
निकाला और उसके भीतर से वह फ़ोटो एलबम निकाला, जो हैग्रिड ने उसे 
काफ़ी समय पहले दिया था। महीनों बाद पहली बार हैरी ने अपने 
माता-पिता की पुरानी तस्वीरें देखीं, जो उसकी तरफ़ हाथ हिला रहे थे 
और मुस्करा रहे थे। अब उनकी बस यही निशानियाँ बची थीं। 


हैरी अगले ही दिन खुशी-खुशी गॉडरिक्स हॉलो की तरफ़ चल 
देता, लेकिन हर्माइनी का विचार कुछ और था। उसे यक़रीन था कि 
वोल्डेमॉर्ट को उम्मीद होगी कि हैरी अपने माता-पिता की क्ब्रों को देखने 
जाएगा, इसलिए हर्माइनी ने संकल्प कर लिया था कि वे सबसे अच्छे वेश में 
छिपने के बाद ही वहाँ से जाएँगे। उन्होंने क्रिसमस की खरीदारी र य 
मगलुओं के बाल चुपके से हासिल कर लिए और अदृश्य चोगे के घ 
पाथ अंतर्ध्यान होना सीख लिया। एक सप्ताह बाद जाकर हर्माइनी ने यात्रा 


हॉ भरी। अतन व में पहुँचे 
उनकी योजना यह थी कि वे अँधेरे में अं हेरी फ़ौरन 
सलिए उन्होंने देर शाम को आखिरकार भेसबदल काढ़ा नारी और थोड़ी 
अधगंजे अधेड़ मगलू में बदल गया। हमईनी उसकी ह 


32 हैरी पॉटर 
सहमी हुई पत्नी में बदल गई। उन्होंने अपना सारा ग 
(होरक्रक्स को छोड़कर, जिसकी चेन हैरी गले में राचा और में रख लिया 
ह अपने कोट की भीतर वाली जेब में रख लिया। हैरी ड वैग को 
अदृश्य क न दमघोंटू अँधेरे में खो गए। दोनों पर 
गया था। वे लोग एक-दूसरे का हे हम दिल उछलकर गले में पइं 
ऊपर गहरा नीला आसमान था, जिसमें हे एक बफ़ भरी गली में खड़े थे 
चमकने लगे थे। सँकरी सड़क के ओर रात के पहले सितारे धुंधले र 
क्रिसमस की सजावट नज़र आ रही थी। उनके मकान थे, जिनकी खिड़कियों मे 
की रोशनी में थोड़ी दूरी पर गाँव का Juul सुनहरी स्ट्रीटलाइटस 
बारे में क्यों नहीं हक कप चोगे के नीचे फुसफुसाई। 'हमने बर्फ 
निशान पीछे छूट जाएँगे! इतनी सारी सावधानियों के बावजूद वफ के 
निशान मिटाती Mus हमें उन्हें मिटाना होगा तुम आगे पैरों के 
लती हूं -' -आगे चलो, मैं 
हैरी पैंटोमाइम करने | 
चाहता था और अदृश्य रत्कर ज घोड़े की तरह गाँव में दाखिल नहीं होना 
हैरी बोला, “हम चोगा र जादू से निशान भी नहीं मिटाना चाहता ॥। 
ठा लला हो।आ म चोगा उतार देते हैं।' यह ल र 
बता हो गए, तो वह फ़ौरन सुनकर जब हर्माइनी के 
असली रूप में तो हैं नहीं। वैसे हे बोला, “ओह, छोड़ो भी, हम अपने 
उसने चोगा अपनी जैकेट आस-पास कोई नहीं दिख रहा है। 
दिए। जब वे घरों के पास से गुज़रे ट में रख लिया और वे आगे की तरफ़ 
की तरह पडी। उनमें से गुज़रे, तो बर्फ़ीली हवा उनके फ़ चल 
और लिली. से कोई सा भी घर वह उनके चेहरे पर चाबुक 
लिली कभी रहे थे या जहाँ घर वह हो सकता 
पोचों के घरों के रवा, ` कः वाथिल्डा इस वक्त तान 
को निहारा! वह जों, बर्फ़ के बोझ र गी। 
अता है। मन ही मन वह था न बा ही सामने वाते 
यहाँ से हमेशा-हमेशा हक जानता था कि यह असंभव खकर उसे कुछ याद 
थी। उसे । के लिए गया बसों संभव है, क्योंकि जब वह 
तो यह यक्रीन । था, तब उसकी उम्र 
पत्ता नहीं था कि रहस्य भी नहीं था कि वह मकान उम्र लगभग एक सर्त 
सी गली में वे चल -रक्षकों के मरने के कान उसे नज़र आएगा। 
और उन्हें गाँव ह थे, कुछ समय बांद वह. क्या होता है। जिस 
का छोटा घूमकर बाई ओर मुई 


चौक के चारों 
तरफ़ रंगीन रोशनियाँ थीं। इसके बीच में युर % 


गॉडरिक्स हॉलो 
——— 33 
स्मारक लगा था, जो हवा में लहरा रहे क्रिसमस ट्री से थोड़ा ह 
| थीं, एक पोस्ट ऑफ़िस, एक शराबख़ाना he 
जिसकी काँच की खिड़कियाँ चौक के पार चमक रही थीं। 
यहाँ बर्फ़ पर काफ़ी सारे निशान थे। लोग इस पर दिन चले 

जिस वजह से बर्फ़ सख्त और फिसलन भरी हो गई थी। गौन वाले (० 
सामने इधर से उधर जा रहे थे। स्ट्रीटलाइट्स की रोशनी उनकी आकृतियों 
पर पड़ रही थी। जब शराबख़ाने का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ, तो उन्हें 
अचानक हँसी और पॉप म्यूज़िक की धुन सुनाई दी। फिर उन्होंने छोटे चर्च 
के भीतर क्रिसमस के भजन शुरू होने की आवाज़ सुनी। 

'हेरी, मुझे लगता है कि आज क्रिसमस ईव है!” हर्माइनी ने कहा। 

'क्या सचमुच ?' 

उसे तारीख पता नहीं थी। उन्होंने कई हफ्तों से अखबार की झलक 
तक नहीं देखी थी। 

'मुझे यक्रीन है आज क्रिसमस ईव है,' हर्माइनी ने चर्च पर आँखें 
टिकाते हुए कहा। 'वे ... वे लोग वहाँ होंगे, है ना? तुम्हारे मम्मी-डैडी ? 
मुझे इसके पीछे कब्रिस्तान नज़र आ रहा है।' 

हैरी को ऐसा रोमांच महसूस हुआ, जो रोमांच से परे था। एक तरह 
से इसे डर की संज्ञा दी जा सकती थी। अब इतने क़रीब आने पर वह 
सोचने लगा कि क्या वह सचमुच देखना चाहता है। शायद हर्माइनी उसकी 
भावनाओं को समझ गई, क्‍योंकि उसने हैरी का हाथ पकड़ लिया और 
पहली बार उसके आगे चलकर उसे खींचने लगी। बहरहाल, आधा चौक 
पार करने के बाद वह रुक गई। 

“हैरी, देखो!” 

वह युद्ध के स्मारक की तरफ़ इशारा कर 
पास से गुज़रे थे, तो इसका रूप बदल गया था। नामों र 
जगह अब वहाँ तीन लोगों की मूर्तियाँ दिख रही ' 
पशमे वाला एक आदमी, लंबे बालों वाली एक सुंदर रोएँदार 

में बैठा एक बच्चा। बर्फ़ उन सभी के सिर पर रोएदा 


परह जमी थी। चेहरों को देखा। 
हैरी ने ज़्यादा क़रीब जाकर अपने ह होगी ... अपनी 


एने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ एक 
त्वर की मूर्ति देखना कितना अजीब था - एक खुश ल 


रही थी। जब वे इसके 
मों से ढँके स्मारक की 
: बिखरे बालों और 
औरत और उसकी 
, सफ़ेद टोपियों 


हैरी पॉठर 
344 ~ 


कोई निशान नहीं था ... 
h “चलो,” हैरी ने कहा, जब उसने जी भरकर देख लिया। वे दोबारा 


चर्च की ओर चल दिए। सड़क पार करते समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। 
मूर्ति एक बार फिर युद्ध के स्मारक में बदल गई थी। 

जैसे-जैसे वे चर्च के पास पहुँचे, भजनों की आवाज़ ज्यादा तेज़ होती 
गई। हैरी का गला रंध गया। इसने उसे हॉगवर्ट्स की याद दिला दी, जहाँ 
पीव्ज़ कवचों के भीतर से भजनों के बदतमीज़ी भरे संस्करण गाता था, 
जहाँ बड़े हॉल में बारह क्रिसमस ट्री लगते थे, जहाँ डम्बलडोर ने एक बार 
पटाखे में जीता हैट पहना था, जहाँ रॉन हाथ से बुना स्वेटर पहने था ... 

क़ब्रिस्तान के प्रवेश द्वार में एक छोटा गेट था। हर्माइनी ने इसे बहुत 
धीरे से खोला और वे चुपके से भीतर पहुँच गए। चर्च के दरवाज़ों की तरफ़ 
जाने वाले फिसलन भरे रास्ते के दोनों तरफ़ जमी बफ़ मोटी और अनछुई 
थी। वे बर्फ़ पर चलकर अपने पीछे गहरे निशान छोड़ते गए, जब वे इमारत 
के पास से गोल घूमे और चमकती खिड़कियों के नीचे की छाया में छिपते 
हुए आगे चलते गए। [ 

चर्च के पीछे क़ब्र के पत्थर बर्फ के नीले कंबल में से बाहर निकलते 
दिख रहे थे, क्योंकि जहाँ भी खिड़की के काँच से आती रोशनी बफ़ से 
टकराती थी, यह लाल, सुनहरे और हरे रंगों की छटा बिखेरने लगती थी। 


हाथ को जैकेट की जेब में रखी छड़ी पर जमाते हुए हैरी सबसे करीबी कब्र 
की ओर बढ़ा। 


'यहाँ देखो। यह एबॉट है, हान्ना का दूर का कोई रिश्तेदार हो 
सकता है!' 

“अपनी आवाज़ नीची रखो, हर्माइनी ने उससे विनती की। 

वे कब्रिस्तान में और अंदर चलते चले गए तथा अपने पीछे बर्फ में 
गहरे निशान छोड़ते गए। वे पुराने पत्थरों पर लिखे शब्द पढ़ने के लिए 
झुकते थे और बीच-बीच में आस-पास के अँधेरे में आँखें गडकर र 
सुनिश्चित करते थे कि वे बिलकुल अकेले हैं। 

'हैरी, यहाँ!” 


हर्माइनी 
दिल उछल रहा E दूर थी। | हैरी जब उसके पास गया, तो उरस 


क्या मेरे मम्मी-डैडी >. 


गॉडरिक्स हॉलो 
नहीं, लेकिन देखो तो सही!' 


उसने स्याह पत्थर की ओर इशारा किया। हैरी ने नीचे झुककर जमे 


काईदार पत्थर को देखा, जिस पर कडा डम्बलडोर लिखा ह 
चे जन्म और मृत्यु की तारीखें लिखी थीं। उनके भी थोडे नीचे क 
और उनकी बेटी एरियाना। एक कोटेशन भी था: | | 


35 


जहाँ तुम्हारा खज़ाना है, वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। 


इसका मतलब है, रीटा स्कीटर और मुरियल की कुछ बातें सच थीं। 
झबलडोर परिवार सचमुच यहाँ रहता था और उसके कुछ सदस्य यहाँ मरे 
भी थे। 

कब्र को देखना उसके बारे में सुनने से भी ज्यादा बुरा था। हैरी यह 
सोचे बिना नहीं रह सका कि इस कब्रिस्तान में उसकी और डम्बलडोर की 
गहरी जड़ें थीं और डम्बलडोर को उसे यह बात बता देनी चाहिए थी, 
लेकिन उन्होंने उसे अपने इस आपसी संबंध को बताने के बारे में कभी 
सोचा तक नहीं। वे एक साथ यहाँ आ सकते थे। एक पल के लिए हैरी ने 
इम्बलडोर के साथ यहाँ आने की कल्पना की। अगर ऐसा होता, तो उनके 
वीच कितना गहरा बंधन जुड़ जाता और उसके लिए यह कितना मायने 
रखता। लेकिन ऐसा लग रहा था कि डम्बलडोर के लिए यह तथ्य एक 
महत्वहीन संयोग था कि उनके परिवार एक ही कब्रिस्तान में पास-पास 
विश्राम कर रहे थे। या फिर यह बताना शायद उस काम के लिए ज़रूरी 
नहीं था, जो वे हैरी से कराना चाहते थे। 

हर्माइनी हैरी को देख रही थी। हैरी को इस बात की खुशी हुई कि 
क चेहरा अँधेरे में छिपा था। उसने एक बार कर Ee ह ब्द 
पहं। जहाँ तुम्हारा खज़ाना है, वहीं तुम्हारा दिल । व 
का मतलब नहीं समझ पाया। निश्चित रूप से डम्बलडोर ने ही इन्हें चुना 
पा, क्योकि माँ की मौत के बाद वे ही परिवार के सबसे बड़े हह थे। 

हक तुम्हें यक्रीन है कि उन्होंने कभी इसका ज़िक्र नहीं किया - ? 

बात शुरू की। यो 
'नहीं,' हेरी ने रूखा जवाब दिया और फिर बोला, चला, आग 


है फिर वह और सोचने लगा कि काश उसने वह 
दूर मुड़ गया आर rn pad 
` देखा होता। वह नहीं चाहता था कि उसके रोमांचपूर्ण भय 


। में द्वेष भी शामिल हो जाए। 


हैरी पॉटर 
3व6 एक 


“यह रहा!” हर्माइनी कुछ पल बाद हक से एक बार फिर 
चिल्लाई। “ओह नहीं, माफ़ करना ! मुझे लगा था कि इस पर पॉटर लिखा 
कं वह एक काई लगे जर्जर पत्थर को मल रही थी और त्योरी चढ़ाकर 
उसे घूर रही थी। 

'हैरी, ज़रा एक मिनट आना।' 

वह दोबारा नहीं पलटना चाहता था, लेकिन मन मारकर बर्फ में 
उसकी तरफ़ गया। 

क्या ?' 

“इसे देखो!' 

यह क़ब्र बहुत पुरानी थी। हैरी को नाम पढ़ने में काफ़ी मुश्किल आ 
रही थी। हर्माइनी इसके नीचे बने प्रतीक की तरफ़ इशारा कर रही थी। 

“हैरी, यह तो वही पुस्तक वाला निशान है!” 

उसने उस जगह को देखा, जहाँ हर्माइनी इशारा कर रही थी। 
पत्थर इतना पुराना हो चुका था कि यह पता लगाना मुश्किल था कि वहाँ 
क्या उकेरा गया था, हालाँकि अस्पष्ट नाम के नीचे त्रिकोणीय निशान दिख 
रहा था। 

हाँ ... हो सकता है ...' 


त हर्माइनी ने अपनी छड़ी रोशन करके पत्थर पर लिखे नाम को गौर 
खा। 


इस पर लिखा है इग - मुझे लगता है इग्नोटस ...' 
'मैं अपने मम्मी-डैडी की तलाश में जा रहा हूँ, ठीक है?” हैरी ने 
के कहा और उसकी आवाज़ में थोड़ी चिढ़ झलक रही थी। वह हम 
पानी कब्र के पास झुका छोड़कर दोबारा चल दिया। 


बीच-बीच में उसे कोई ऐसा सरनेम हि 
है ेगवर् मे म दिख जाता था, जिससे 4 
व की तरह हॉगवर्ट क चुका था। कई बार उसी जादूगर ख 
#या कब्रिस्तान में नज़र आई। हैरी तारीखों से समझ सकता 
र । हैरी तारीखों से समझ 

गॉडरिक्स २. या तो खत्म हो गया था या फिर उसके जीवित 
क कहीं दूर रहने चले गए थे। वह क़ब्रों के बीच होता है” 
गया। जब भी वह कब्र के पत्थर के पास पहुँचेत 


उम्मीद का झटका महसूस होता था। 


गॉडरिक्स हॉलो 


अँधेरा और ख़ामोशी अचानक ज्यादा गहरा गए 
दर्मपिशाचों की याद आई और उसने चारों तरफ़ बैक फ़ौरन 
हुआ कि भजन खत्म हो गए थे। चर्च के सदस्य अब चौक की Ri 


था कि चर्च में किसी ने अभी-अभी भीतर की बत्तियाँ बुझाई थीं। 


फिर हमाइनी की आवाज़ अँधेरे में कुछ गज़ 
आई। यह आवाज़ स्पष्ट और तीखी थी। गे दूर से तीसरी बार 


'हेरी, वे यहाँ हैं +०० बिलकुल यहीं ।? 


हमाइनी के अंदाज़ से वह जान गया कि इस बार वह उसके 
मम्मी-डैडी का ज़िक्र कर रही थी। वह इस एहसास के साथ उसकी ओर 
बढ़ा, जैसे कोई भारी चीज़ उसके सीने पर दबाव डाल रही हो। यह वैसा ही 
एहसास था, जैसा उसे डम्बलडोर की मौत के बाद हुआ था, एक ऐसा दुख 
जो उसके दिल और फेफड़ों पर भारी पड़ रहा था। 


क़ब्र का यह पत्थर केड्रा और एरियाना की कब्र से सिर्फ़ दो क़तार 
पीछे था। डम्बलडोर की क़ब्र की तरह ही यह क़ब्र भी सफ़ेद संगमरमर से 
वनी थी। इस वजह से इस पर लिखी इबारत को पढ़ना आसान था, क्योंकि 
यह अँधेरे में चमकती लग रही थी। हैरी को इस पर उकेरे गए शब्दों को 
पढ़ने के लिए झुकने या बहुत ज्यादा क़रीब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 


37 


जेम्स पॉटर, जन्म 27 मार्च 7960, मृत्यु 37 अक्टूबर 7987 
लिली पॉटर, जन्म 30 जनवरी 7960, मृत्यु 3 अक्टूबर 7987 


जो अंतिम शत्रु नष्ट होगा, वह मृत्यु है। 


हैरी ने इन शब्दों को धीरे-धीरे पढ़ा, जैसे उसे उनका मतलब समझने का 
सिर्फ़ एक ही मौक़ा मिलेगा। फिर उसने आखिरी शब्दों को ज़ोर से पढ़ा। 


८ “जो अंतिम i डे उसके मन में एक 
कर जो अंतिम शत्रु नष्ट होगा, वह मृत्यु है” ... nies 
फिर विचार आया और दहशत भी। क्या यह प्राणभक्षी 

? इसे य हे 

इसे यहाँ क्यों लिखा गया है ! व 


हेरी, इसका मतलब मौत को उस तरह हराना नहीं Bad 
, सोचते हैं,” हर्माइनी ने कहा और उसकी ह नी 
के भव था। “जानते हो ... इसका मतलब है ... मौत के प 
वोदे जीना । 


हैरी पॉटर 


बे जीवित नहीं थे, हैरी ने सोचा। वे तो चले गए थे। खोक 


नहीं झुठला सकते थे कि उसके माता-पिता क 
र hr क नीचे बेजान पड़े थे। इससे पहले कि वह रोक 
पाता उसकी आँखों में आँसू आ गए। उसके ठंडे चेहरे पर गर्म आँसू वहने 
लगे । उन्हें पोंछने या नाटक करने से क्या फ़ायदा था? उसने उन्हे बहने 
दिया। उसके होंठ कसकर बंद थे। वह उस मोटी बफ़ की ओर देख रहा था, 
जो उसकी आँखों से उस जगह को छिपा रही थी, जहाँ लिली और जेम्स के 
अंतिम अवशेष दफ़न थे, जो अब तक हड्डियों या मिट्टी में बदल चुके 
होंगे। उसके मम्मी-डैडी को तो इस बात की जानकारी या परवाह भी नहीं 
होगी कि उनका बेटा इतने क़रीब खड़ा था और उसका दिल अब भी धड़क 
रहा था। वह उनके बलिदान के कारण ज़िंदा था और इस पल यह सोच रहा 
था कि काश वह भी इस वक्त बर्फ़ के नीचे उनके साथ सो रहा होता। 


हर्माइनी ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया था, इस बार थोड़ा 
कसकर। हैरी ने उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन उसने भी उसका हाथ दवा 
दिया। खुद को सँभालने और क्राबू में करने के लिए वह रात की हवा में 
हाफ़ते हुए गहरी साँसें ले रहा था। उसे उनके लिए कुछ लाना चाहिए धा, 
लेकिन उसे ख्याल ही नहीं आया था। उसने इधर-उधर देखा : कब्रिस्तान के 
किसी पौधे में कोई पत्ती या फूल नहीं थे। तभी हर्माइनी ने अपनी छड़ी 
उठाकर हवा में गोला बनाया; क्रिसमस का गुलाबों वाला हार उनके सामने 
आ गया। हैरी ने उसे लेकर अपने माता-पिता की क़ब्र पर चढ़ा दिया। 


इसके बाद वह वहाँ से फ़ौरन चल देना चाहता था। वह अब वहाँ 
एक पल भी और खड़े रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने हर्माइनी के 
कंधों पर अपनी बाह रखी और हर्माइनी ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया। 
वे ख़ामोशी में बर्फ पर चलने लगे। वे डम्बलडोर की माँ और बहन के पास 
से निकले। अब वे अँधेरे चर्च और उस छोटे से गेट की ओर बढ़ रहे थे, जो 
अभी नज़र नहीं आ रहा था। 


38 


अध्याय प्रत्रह 
बाथिल्डा का रहस्य 


'हैरी, रुको।' 

'क्या हुआ ?' 

वे अनजान एबॉट की क़ब्र के पास थे। 

'कोई वहाँ है। कोई हमें देख रहा है। मुझे यक्रीन है। वहाँ, झाडियों के 
पीछे।' | 

वे बिलकुल स्थिर खड़े रहे और एक-दूसरे का हाथ पकड़कर 
कब्रस्तान की काली चहारदीवारी को देखते रहे। हैरी को वहाँ कुछ नहीं 
दिखा। है 

तुम्हें पक्का यक्रीन है?” 

'मुझे वहाँ कोई चीज़ हिलती दिखी थी। मैं क़सम खा सकती हूँ कि 
मुझे दिखी थी ...' | 

हर्माइनी ने अपना छड़ी वाला हाथ हैरी के हाथ से छुड़ा लिया। 

“हम मगलू जैसे दिख रहे हैं,” हैरी ने कहा। 

'ऐसे मगलू, जो अभी-अभी तुम्हारे मम्मी-डैडी की क़ब्र पर फूलों 
का हार चढ़ा रहे थे! हैरी, मुझे यक्रीन है, वहाँ कोई था!' 

हैरी को जादू का इतिहास पुस्तक के शब्द याद आ गए। ई 
कब्रिस्तान को भुतहा माना जाता था। क्या होगा अगर -7 snes 
एक सरसराहट सुनाई दी और उसने उस झाड़ में बर्फ़ के टुकड़ों को थोः 


हट हुआ देखा, जिस तरफ़ हर्माइनी ने इशारा किया था। धूल बर्फ़ नहीं 
हेरा सकते 


39 


हैरी पॉठर 
320 बात के ह 
/ हैरी ने एक-दो सेकंड बाद कहा, या 
बिल्ली bs बता गो हम अब तक मर चुके होते। Rl 
अगर वहा कोई प्रा भक्षी | फि दोबारा 
अब यहाँ से जल्दी से निकल लेना चाहिए। फिर हम दोबारा चोगा ओह 
लेंगे।' 

कब्रिस्तान से बाहर निकलते समय वे बार-बार पीछे मुड़कर देखते 
रहे। हैरी उतना आशावादी महसूस नहीं कर रहा था, जितना हर्माइनी को 
तसल्ली देने के लिए नाटक कर रहा था। कब्रिस्तान के र गेट और फिर 
फिसलन भरे फुटपाथ पर पहुँचकर उसे खुशी हुई। उन्होंने चोगा अपने 
ऊपर डाल लिया। शराबख़ाना पहले से ज़्यादा भरा था। इसके भीतर कई 
लोग बह भजन गा रहे थे, जो उन्होंने चर्च के पास से गुज़रते समय सुना 
था। एक पल के लिए हैरी ने सोचा कि क्या उन्हें भी इसके भीतर शरण 
लेनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, हर्माइनी बुदवुदाई, 
“चलो, इस रास्ते से चलते हैं।' हर्माइनी ने उसे उस अंधेरी सड़क पर खींचा, 
जो गाँव के बाहर जाती थी और जिस दिशा से वे आए थे, उससे विपरीत 
दिशा में जाती थी। हेरी को वह जगह दिख रही थी, जहाँ मकान ख़त्म हो 
गए थे और जंगल शुरू हो गया था। वे पूरी तेज़ी से चलने लगे। वे 
रंग-बिरंगी रोशनियों से चमकती खिड़कियों के पास से गुज़रे, जिनके पर्दो 
के पार क्रिसमस ट्री की आकृतियाँ साफ़ दिखाई दे रही थीं। 

“हम बाथिल्डा का मकान कैसे खोजेंगे ?” हर्माइनी ने पूछा, जो थोड़ा 
काप रही थी और पीछे मुड़-मुड़कर देख रही थी। “हैरी? तुम्हें क्या लगता 
है? हैरी ?' 

हमाइनी ने उसकी बाह खींची, लेकिन हैरी उधर ध्यान नहीं दे रहा 
था। वह तो उस स्याह खंडहर की तरफ़ देख रहा था, जो मकानों की इस 
क़तार के बिलकुल अत में था। अगले ही पल उसने अपनी रफ्तार तेज़ 


कर दी और हर्माइनी को भी अपने साथ खींचकर ले जाने लगा, जिससे वह 
बर्फ़ पर थोडी फिसल गई | 


“हैरी _? 

'देखो ... इसकी तरफ़ देखो, हर्माइनी ...! 

'मैं यह नहीं समझ ... ओह!” 

वह इसे देख सकता था। रहस्य-रक्षक सम्मोहन जेम्स और लि 


es ले बी तग हो गया होगा। हैग्रिड हैरी को इस खंडहर * 
[या था, मलबा कमर तक ऊँची घास में विर 


SOT 32] 


पड़ा था। उस घटना को सोलह साल हो चुके थे और 
क्वाफ़ी बेकाबू होकर फैल चुकी थी। मकान का ज्यादातर 
तही-सलामत था, हालाँकि यह गहरे रंग की बेलों 
था। ऊपर वाली मंजिल का दाहिना हिस्सा पूरी तरह उड़ गया 

बक़ीन था कि यहीं पर वोल्डेमॉर्ट का शाप उलट गया होगा। ai 
हमइनी गेट पर खड़े होकर उस खंडहर को निहारते रहे, जो कभी इसके 
पास वाले मकान जैसा ही दिखता होगा। 

'मैं सोच रही हूँ कि किसी ने इसे दोबारा क्यों नहीं बनाया ?' हर्माइनी 
ने फुसफुसाकर पूछा। 

'शायद इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता हो? हैरी ने जवाब 
दिया। “शायद यह काले जादू की चोटों जैसा हो और आप नुक़सान को 
ठीक नहीं कर सकते हों ?' 

उसने चोगे के नीचे से हाथ बाहर निकालकर बर्फ़ से ढँके, काफ़ी 
ज़ंग लगे गेट को पकड़ लिया। वह इसे खोलना नहीं चाहता था, वह तो बस 
इस घर के किसी हिस्से को छूना भर चाहता था। 

'तुम अंदर तो नहीं जाना चाहते हो? यह काफ़ी असुरक्षित लगता 
है, हो सकता है यह - ओह हैरी, देखो!' 

लगता था, उसके गेट को छूने से यह हो गया था। सामने बिच्छूबूटी 
और जंगली झाड़ियों के वीच किसी अजीब और तेज़ी से उगने वाले फूल 
की तरह लकड़ी का एक साइनबोर्ड प्रकट हो गया, जिस पर सुनहरे अक्षर 


र इस दौरान बागड़ 
और बर्फ़ से ढँक चुका 


इस जगह पर 37 अक्टूबर 7987 की रात को, 
लिली और जेम्स पॉटर की जान गई थी। 
उनका बेटा हैरी मारक शाप से 
बचने वाला इकलौता जादूगर है। 
यह घर मगलुओं के लिए अदृश्य है और इसे 
खंडहर जैसी हालत में छोड़ दिया गया है 
पॉटर परिवार के स्मारक के रूप मैं 
और उस हिंसा की स्मृति में, 
जिसने उनके परिवार को बिखरा दिया। 


हैरी पॉटर 
oe जागरो और जादूगरनियों 
चारों ओर दूसरे जादूगरों और जादूगरनियों ने 
व क की थीं, जो उस जगह को देखने आए थे, जहाँ हैरी पॉटर 
edi गया था। कुछ ने अमिट स्याही से अपने हस्ताक्षर किए थे। फु 
ने लकड़ी पर अपने नाम उकेर दिए थे। कुछ ने संदेश छोड़े थे। सोलह सात 
की जादुई इबारत के ऊपर कुछ नए संदेश चमक रहे थे, जिनमें एक ही बात 
लिखी थी। 
'गुड लक, हैरी, चाहे तुम जहाँ भी हो।' 'हैरी, अगर तुम इसे पढ़ो, 
तो यह जान लो कि हम सब तुम्हारे साथ है!' 'हैरी पॉटर अमर रहे।' 
'उन्हें इस साइनबोर्ड पर कुछ नहीं लिखना चाहिए था! हर्माइनी 
गुस्से में बोली। 
लेकिन हैरी उसकी तरफ़ देखकर मुस्कराया। 
'यह बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया। मैं ...' 


वह बीच वाक्य में ही रुक गया। बहुत सारे कपड़ों में लिपटी एक 
आकृति गली में धीरे-धीरे चलती हुई उनकी तरफ़ आ रही थी। दूर वाले 
चौक में जल रही स्ट्रीटलाइट्स में उसकी आकृति साफ़ दिख रही थी। 
हालाँकि अनुमान लगाना मुश्किल था, लेकिन हैरी ने सोचा कि यह आकृति 
महिला की होगी। वह धीरे-धीरे चल रही थी, शायद बर्फ़ीली सड़क पर 
फिसलने से डर रही थी। उसकी झुकी कमर, हुलिया और धीमी चाल से 
लगता था कि वह बहुत बूढ़ी होगी। वे ख़ामोशी में उसे पास आते देखते 
रहे। हैरी यह देखने का इंतज़ार कर रहा था कि क्या वह रास्ते में पड़ने वाले 
किसी मकान में जाएगी, लेकिन उसे यह आभास हो गया था कि वह ऐसा 
नहीं करेगी। आख़िरकार वह उनसे कुछ गज़ दूर रुक गई और बर्फ़ जमी 
सड़क के बीच में उनके सामने खड़ी हो गई। 


हैरी को हर्माइनी के बाह पर चिकोटी काटने की ज़रूरत नहीं थी। 
इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि यह औरत मगलू हो सकती है। वह 
वहा खड़ी-खड़ी एक ऐसे मकान को निहार रही थी, जो मगलुओं को दिखाई 


नहीं दे सकता था। बहरहाल अगर वह 
जादूगरनी भी ' अगर यह मान भी लिया जाए कि 
सिर्फ़ एक पुराने खंडहर को ; अजीब बात थी कि वह इतनी ठंडी रात 


उन को देखने आई थी। जादू के सभी सामान्य ल 
ण कल और हैरी नज़र नहीं आने चाहिए थे। के 
le एहसास हुआ कि वह जानती थी कि वे वहीं 


थे। जैसे ही वह इस परेशानी भरे निष्कर्ष “ 


इन शब्दों 


बाथिल्डा का रहस्य 
Inne 


323 
चा, उस महिला ने दस्ताने वाला हाथ उठाकर इशारा किया | 
हमईनी चोगे के नीचे हैरी के क़रीब आई और उसके हाथ से अपना 
हाथ सटा दिया। | 
'उसे कैसे मालूम ?' | 


हैरी ने सिर हिला दिया। औरत ने दोबारा इशारा किया, इस बार 
थोड़ी ज़ोर से। वे लोग वीरान सड़क पर आमने-सामने खड़े थे। हेरी के मन 
में कई कारण आए कि उसे उस औरत के पास क्यों नहीं जाना चाहिए। 
इसके अलावा, उस औरत के बारे में उसके शक हर पल बढ़ते जा रहे थे। 

क्या यह संभव था कि वह महीनों से उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी? 
क्या इम्बलडोर ने उससे इंतज़ार करने को कहा था और यह भी कि अंत में 
हैरी यहाँ ज़रूर आएगा ? कहीं ऐसा तो नहीं था कि अँधेरे कब्रिस्तान में वही 
हिली हो और उनका पीछा करते-करते यहाँ तक आ गई हो? उसने 
इम्बलडोर की तरह उनकी उपस्थिति को भाँप लिया था और उसकी यह 
क्षमता इतनी अद्भुत थी कि इससे हैरी का पहले कभी पाला नहीं पड़ा था। 

आखिरकार हैरी बोला, जिससे हर्माइनी उछल पड़ी। 

'तुम बाथिल्डा हो ?' 

कपड़ों में लिपटी आकृति ने हाँ में सिर हिलाया और दोबारा क़रीब 
आने का इशारा किया। [ 

चोगे के नीचे हैरी और हर्माइनी ने एक-दूसरे की तरफ़ देखा। हैरी 
ने भौहें उठाई। हर्माइनी ने घबराकर धीरे से सिर हिलाया। 

वे उस औरत की तरफ़ बढ़ने लगे। वह फ़ौरन मुड़कर उस रास्ते पर 
धीरे-धीरे चलने लगी, जिधर से वे आए थे। कई मकानों के पास से गुजरने 
के बाद वह एक गेट में घुस गई। वे उसके पीछे-पीछे सामने वाले बगीचे में 
पहुँचे, जिसकी हालत भी उस बगीचे जितनी ही ख़स्ता थी, क he 
अभी-अभी देखकर आए थे। वह सामने वाले दरवाज़े पर i 

एक पल ठहरी। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया और उ 

गै जगह देने के लिए पीछे खड़ी हो गई। 

उसके पास से बदबू आ रही थी या फिर शायद चोगा 
पी। उसके पास से गुज़रते समय हैरी ने अपनी नाक सिकोड़ी और चोगा 

ग दिया। उसके क़रीब पहुँचने पर हैरी को एहसास 
। उम्र के साथ उसकी कमर बहुत झुक गई 


हैरी पॉटर 
324 क | 
आ रही थी। उसने दरवाज़ा बद कर दिया। उपक 
उसके हीन i उखड़ते हुए पेंट पर नीली और रंग-विरंगी दिख ३ 
उँगलियों की गा करी को घूरा। उसकी आँखें मोतिया रही 
थीं। फिर उसने मुड़कर हैरी के चेहरे को घूरा। उसकी ओं ; के 
कारण जालीदार थीं और पारदर्शी त्वचा की झुर्रियों में घेंसी हुई क्ष | 
उसका पूरा चेहरा टूटी हुई नसों और भूरे धब्बों से भरा था। हैरी ने सोचा 
कि क्या वह उसे देख सकती है। अगर वह देख भी सकती हो, तो भी उसे 
वह अधगंजा मगलू दिखेगा, जिसका भेस हैरी ने चुरा लिया था। 
बुढ़ापे, धूल, बिना धुले कपड़ों और वासे खाने की बदबू बढ़ गईं. 
जब उस औरत ने दीमक खाया काला शॉल उतारा। सफ़ेद बालों वाला 
सिर नज़र आया, जिसमें से खोपड़ी साफ़ दिख रही थी। 
'बाथिल्डा ?' हैरी ने दोहराया। 
उसने दोबारा सिर हिलाया। हैरी को अपनी चमड़ी पर लॉकेट का 
स्पर्श महसूस हुआ। लॉकेट के भीतर की चीज़ धड़कने लगी थी, जैसे जाग 
गई हो। ठंडे सोने के भीतर की उसकी धड़कन को हैरी महसूस कर सकता 
था। क्या यह जानता था, क्या इसे एहसास हो गया था कि इसे नष्ट करने 
वाली चीज़ क़रीब थी? 
बाथिल्डा उनके पास से गई और उसने हर्माइनी को एक तरफ़ 
धकाया, जैसे उसने उसे देखा ही नहीं हो। फिर वह सिटिंग रूम में ओझल 
हो गई। 
“हैरी, मुझे इस बारे में यक्रीन नहीं है,” हर्माइनी ने धीरे से कहा। 
'उसकी हालत तो देखो। मुझे लगता है कि मौक़ा पड़ने पर हम उसे 
आसानी से क्राबू में कर सकते हैं, हैरी ने कहा। 'सुनो, मुझे तुम्हें बता देना 
चाहिए था। मैं जानता था कि उसकी दिमागी हालत बहुत अच्छी नहीं है। 
मुरियल ने कहा था कि वह “सठिया” गई है।' 
“आओ!' बाथिल्डा ने अगले कमरे से कहा। 
हमइनी उछली और उसने हैरी की बाँह पकड़ ली। 
'सब ठीक है,' हैरी ने तसल्ली देते हर्माईनी 
चलकर सिटिंग [ते हुए कहा और वह 
के बादिल्डा रूम में पहुँच गया। 
ल्डा धीरे-धीरे चलती मोमबत्तियाँ जला रही थी, लेकिं 
अब भी बहुत अँधेरा था और ह तात र ह पैरों के नी 
। हैरी की नाक में सीलन और फफूँद के साथ ही 


बायिल्‍डा का रहस्य 
त त्क 325 
और बदबू भी आई, जैसे मांस सड़ गया हो। वह सोचने लगा 

वार कब किसी ने वाथिल्डा के मकान में आकर देखा होगा ह 
हाल में रह रही है। लगता था, वह यह भूल गई थी कि वह जादू भी 5 
पकती है, क्योंकि वह हाथ से मोमबत्तियाँ जला रही थी, जिससे उसके कर 
के लेस में आग लगने का ख़तरा पैदा हो गया था। ह 


'यह काम मैं करता हूँ,” हैरी ने उससे माचिस लेते हुए 
खड़ी-खड़ी देखती रही, जब हैरी ने तश्तरियों में रखे he दूं 
जलाए। ये तश्तरियाँ पुस्तकों के ढेर पर और साइड टेबलों पर रखी थीं 
जिन पर टूटे तथा गंदे कप रखे थे। 

हैरी को आख़िरी मोमबत्ती एक अलमारी पर दिखी। अलमारी पर 
बहुत से फ्रेम किए हुए फ़ोटो रखे थे। मोमबत्ती जलने के बाद लपट का 
प्रतिबिंब फ़ेमों के धूल भरे कॉँच और चाँदी पर लहराता नज़र आया। उसने 
फ़ोटो के भीतर के लोगों को हिलते-डुलते देखा। जब बाथिल्डा आग के 
लट्ठों को हाथ से सही करने लगी, तो वह बुदबुदाया, 'स्वच्छो।” तस्वीरों से 
धूल गायब हो गई और उसने तत्काल देख लिया कि सबसे बड़े और 
सजावटी आधा दर्जन फ़ेमों से तस्वीरें गायब थीं। वह सोचने लगा कि इन्हें 
बाधिल्डा ने हटाया होगा या किसी और ने। फिर उसकी निगाह उस संग्रह 
के पीछे वाली तस्वीर पर पड़ी और उसने उसे उठा लिया। 

यह सुनहरे बालों वाले, हँसते हुए चोर की तस्वीर थी - वह युवक 
ज ग्रेगरोविच की खिड़की की मुँडेर पर बैठा था। वह चाँदी के फ़ेम में से 
हैरी की तरफ़ आलस से मुस्करा रहा था। हैरी को तत्काल याद आ गया 
कि उसने इस लड़के को पहले कहाँ देखा था : एल्बस डम्बलडोर का जीवन 
और झूठ का सिलसिला पुस्तक में, जहाँ यह किशोर डम्बलडोर का हाथ 
पकड़े था। वह जानता था कि बाक़ी गायब तस्वीरें भी रीटा की पुस्तक में 

होंगी। 

'मिसेज़ - मिस - बैगशॉट ?” उसने कहा और उसकी आवाज़ हल्की 
सी कॉपी। 'यह कौन है ?' 

वाधिल्डा कमरे के बीच में खड़ी होकर हरमाईनी को आग 


i, आगे 
'मिस बैगशॉट ?” हैरी ने दोहराया और ट peed sd 


ि। अँगीठी में लपटें उठने लगीं। बाथिल्डा ने है 
उप देखा और होरक्रक्स उसके सीने पर ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा। 


[ग जलाते हुए 


हैरी पॉटर 

326 ———— 
'यह कौन है?” हैरी ने तस्वीर आगे बढ़ाते हुए उससे पूछा। 
बाथिल्डा ने इसकी तरफ़ देखा और फिर हैरी को देखने लगी। 
'क्या आप जानती हैं कि यह कौन है ?' उसने सामान्य से ज़्यादा तेज़ 
आवाज़ में दोहराया। 'यह युवक ? क्या आप इसे जानती हैं ? इसका नाप 
क्या है ?' 

बाथिल्डा थोड़ी चकराई हुई दिखने लगी। हैरी को भयंकर कुंग 
महसूस हुई। रीटा स्कीटर ने वाथिल्डा की यादों को बाहर कैसे निकाला 
होगा ? 

'यह युवक कौन है ?' उसने ज़ोर से एक बार फिर पूछा। 

“हैरी, तुम क्या कर रहे हो?” हर्माइनी ने कहा। 

'हर्माइनी, यह तस्वीर उस चोर की है, जिसने ग्रेगरोविच के यहाँ 
चोरी की थी! प्लीज़!” उसने बाथिल्डा से पूछा। “यह कौन है ?' 

लेकिन वह सिर्फ़ उसे घूरती रही। 

“आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया, मिसेज़ - मिस - बैगशॉट ?” हर्माइनी 
nT आवाज़ ऊँची करते हुए कहा। 'क्या आप हमें कुछ बताना चाहती 


बाथिल्डा के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था, जिससे यह पता चले 
कि उसने हर्माइनी की बात सुन ली थी। वह कुछ क़दम चलकर हेरी के 


क़रीब आई और अपना सिर हल्के से झटककर हॉल की तरफ़ इशारा 
किया। 


हैरी ने पूछा, “आप चाहती हैं कि हम चले जाएँ ?' 
बाथिल्डा ने दोबारा वही हरकत की, इस बार पहले उसकी तरफ़, 
फिर अपनी तरफ़ और फिर छत की तरफ़ इशारा किया। 


'ओह, ठीक है ... हर्माइनी, मुझे लगता है कि वह मुझे ऊपर की 
मंजिल पर ले जाना चाहती है।” ॒ 


“ठीक है,” हर्माइनी ने कहा, 'चलो, चलते हैं।' | 


लेकिन जब हर्माइनी हिली, तो बाथिल्डा ने आश्चर्यजनक तेजी ते 


अपना सिर हिलाया और एक बार फिर पहले हैरी की तरफ़ इशारा कं 
बाद अपनी तरफ़ इशारा किया। 


4 वह में ु 
ह चाहती है कि मैं उसके साथ अकेला जाऊँ।' 


बाथिल्डा का रहस्य 
2७७७" 


क्यों ?' हर्माइनी ने पूछा। उसकी आवाज़ मोमबत्तियों 
कमरे में तेज़ी से गूँजी। इस तेज़ आवाज़ पर बूढ़ी औरत ने अल 

। 

'शायद डम्बलडोर ने उससे कहा हो कि वह तलवार मुझे और सिर्फ़ 
मुझे ही दे ?' | ह 

'क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वह तुम्हें पहचानती है?” 

'हॉ,' हैरी ने उन दूधिया आँखों में देखते हुए कहा, जो उसकी अपनी 
आँखों पर जमी हुई थीं, “मुझे लगता है कि वह मुझे पहचानती है।' 

'अच्छा, तो फिर ठीक है, लेकिन जल्दी आना, हैरी।' 

'आगे चलिए,” हैरी ने बाथिल्डा से कहा। 

लगता था, वह उसकी बात समझ गई, क्योंकि वह उसके पास से 
होकर दरवाज़े की तरफ़ चल दी। हेरी हर्माइनी को तसल्ली देने के लिए 
मुस्कराया, लेकिन उसे यक़ीन नहीं था कि हर्माइनी ने इसे देखा था। वह 
अपने सीने पर हाथ बाँधकर अटाले के बीच में खड़ी थी और किताबों की 
अलमारी को निहार रही थी। जब हैरी कमरे से बाहर निकला, तो उसने 
हर्माइनी और बाथिल्डा की नज़र बचाकर अनजान चोर का चाँदी के फ़ेम 
वाला फ़ोटो अपनी जैकेट के भीतर रख लिया। किक 

सीढ़ियाँ ऊँची और सँकरी थीं। हैरी बाथिल्डा की पीठ पर हाथ 
रखकर यह तसल्ली करना चाहता था कि वह लड़खड़ाकर उसके हल 
गिर जाए, जिसकी काफ़ी संभावना लग रही थी। धीरे-धीरे, गहरी साँसें 
ते हुए वह ऊपर पहुँच गई। फिर वह तुरंत दाहिनी तरफ़ मुड़ी और हैरी 
को नीची छत वाले बेडरूम में ले गई। ` 

यहाँ घुप्प अँधेरा था और भयंकर बदबू आ रही थी। हैरी को पलंग 
के नीचे रखा यूरिन पॉट नज़र आया। फिर बायिल्डा ने दरवाजा तद क 
दिया, जिससे पॉट भी अँधेरे में डूब गया। रोशनी 

प्रकाशित भव, हैरी ने कहा और उसकी छड़ी ह बहुत 
सै गई। वह चौंक गया। अँधेरे के उन चंद पलों में बाधिल्ड सुनाई नहीं दी 
क आ गई थी, हालाँकि हैरी को उसके आने की आवा सुना 

| i 


तुम पॉटर हो?” वह फुसफुसाई। 
'हाँ 


327 ` 


हैरी पॉठर 


गंभीरतापूर्वक धीरे-धीरे सिर हिलाया। हैरी को 

हुआ Fee उसके दिल से ज्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। ह 
अप्रिय एहसास था। 
श 'क्या आप मुझे कुछ देना चाहती हैं?” हैरी ने पूछा, लेकिन वह 
उसकी छड़ी की रोशनी से विचलित दिख रही थी। 

'क्या आप मुझे कुछ देना चाहती हैं ?' उसने दोहराया। 

फिर बाथिल्डा ने अपनी आँखें बंद कर लीं और एक साथ कई चीज़ 
हुईं हैरी के निशान में दर्द की तेज़ लहर उठी; होरक्रक्स के हिलने से उसके 
स्वेटर का अगला हिस्सा हिलने लगा; अँधेरा, बदबूदार कमरा पल भर के 
लिए ओझल हो गया। उसे खुशी की लहर महसूस हुई और वह ऊँची, ठंडी 
आवाज़ में बोला : उसे पकड़ लो! 

हैरी जहाँ खड़ा था, वहीं लहराया : अँधेरा, बदबूदार कमरा एक बार 
फिर उस पर हावी हो रहा था। वह नहीं जानता था कि अभी-अभी क्या 
हुआ था। 

'क्या आप मुझे कुछ देना चाहती हैं ?” उसने तीसरी बार ज्यादा ज़ोर 
से पूछा। 

“वहाँ पर,' वह कोने की तरफ़ इशारा करते हुए फुसफुसाई। हैरी ने 


अपनी छड़ी उठाई और पर्दे लगी खिड़की के नीचे सामान से लदी ड्रेसिंग 
टेबल की आकृति को देखा। 


इस बार वह उसके आगे नहीं गई। हैरी छड़ी उठाकर उसके और 


पलंग के बीच से उस तरफ़ गया । वह बाथिल्डा पर से नज्रें नहीं हटाना 
चाहता था। 


.. यह क्या है?” उसने पूछा, जब वह ड्रेसिंग टेबल तक पहुँच गया, 
जहां पर गंदे कपड़ों का ढेर बहुत ऊँचा लगा था। 


न ' उसने निराकार ढेर की तरफ़ इशारा किया। 
तलवार स पल उसने दूर देखा, जिस पल उसकी आँखें उस ढेर 
तरीके का पठ या माणिक की तलाश करने लगीं, बाथिल्डा अणी 
कारण हिली। हैरी ने अपनी आँख के कोने से उसे देखा। दहशत 

I वह मुडा और डर के कारण उसे जैसे लक़वा मार गया, जब 


देखा कि a जुढ़क गया था और बाथिल्डा की गर्दन से एक व 
T। 


328 


बायिल्‍डा का रहस्य 
नि 329 


जैसे ही उसने अपनी छड़ी उठाई, साँप ने वार हि 
हैरी की बाह पर इतनी ज़ोर से काटा कि उसकी छड़ी छू्म | बल 
तरफ़ उड़ गई। इसकी लहराती हुई रोशनी कमरे पर पड़ी और फिर छड़ी 

गई। फिर हैरी की कमर में पूछ कसकर पड़ी, जिससे उसका दम 

निकल गया। वह पीछे की तरफ़ ड्रेसिंग टेबल पर, गंदे कपड़ों के ढेर पर 
गिर गया - ह 

वह तिरछा हुआ और सौंप की पूँछ से बाल-बाल बचा, जो उस 
टेबल पर कसकर पड़ी, जहा वह एक पल पहले था। जब हैरी फर्श पर 
गिरा, तो उस पर काँच के टुकड़ों की बारिश हो गई। नीचे से हर्माइनी की 
आवाज़ आई, “हैरी ?' 

हर्माइनी को जवाब देने के लिए वह फेफड़ों में पर्याप्त साँस नहीं भर 
पाया। फिर किसी भारी चिकनी चीज़ ने उसे तेज़ी से फर्श पर गिरा दिया - 
कोई सशक्त, मांसपेशियों से भरी चीज़ - 

“नहीं!” वह फ़र्श पर पड़े-पड़े हॉफते हुए चिल्लाया। 


'हाँ,' आवाज़ फुसफुसाई। 'हाँ ... तुम्हें पकड़े रहना है ... तुम्हें पकड़े 
रहना है ...” 

'आगमनो ... आगमनो छड़ी ...” 

लेकिन कुछ नहीं हुआ। साँप को दूर हटाने के लिए उसे अपने हाथों 
की ज़रूरत थी, क्योंकि अव यह उसके धड़ पर लिपट रहा था और उसकी 
वची-खुची हवा वाहर निकाल रहा था। यही नहीं, यह उसके सीने के 
होक्रकस को दवा रहा था, जो अब वर्फ़ के गोले की तरह जीवन से धड़क 
रहा था और उसके धडकते दिल से वस कुछ इंच दूर था। उसके दिमाग में 
ठंडी, सफ़ेद रोशनी की वाढ़ आ गई। सारे विचार गुम हो गए थे, उसकी 
मॉस डूब गई थी, दूर से आते क़दमों की आहट सुनाई दे रही थी, हर चीज़ 
ष्म हो चुकी थी ... 


धातु का दिल उसके सीने के बाहर धड़क रहा था और अब वह उड़ 
रह था, सीने में विजय के उल्लास के साथ, झाडू या थैसट्राल के i हज 
वह बदबूदार अँधेरे में अचानक जाग गया। नागिनी ने dere 
गथा । वह उठा और बाहर से आती रोशनी में साप की आद र 
रा ली ने सह ड टकरा 
निशाना चूक गया और मंत्र पर्दे वाली खिड़की 


ग ® और 
है गई। कमरे में ठंडी हवा भर गई, जब हैरी दूटै कीचे की एक अप 


हैरी पॉटर 
330 रा 
बारिश से बचने के लिए झुका। उसका पैर किसी पेंसिल जैसी चीज़ फे 
पड़कर फिसल गया - उसकी छड़ी - हु 
_ उसने झुककर तेज़ी से छड़ी उठा ली। डक सम en, 
और तेज़ी से पूँछ लहराकर वा T। कही 
पजर नहीं आ रही थी। एक पल के लिए तो हैरी के मन में यह भयंकर 
विचार आया कि कहीं उसका काम तमाम तो नहीं हो गया। लेकिन तभी 
एक ज़ोरदार धमाका हुआ और लाल रोशनी की चमक के साथ साँप हवा मे 
उड़ गया। उड़ते-उड़ते साप ने हैरी के चेहरे पर इतनी तेज़ी से पूँछ मारी कि 
वह उछलकर छत तक पहुँच गया। हैरी ने अपनी छड़ी उठाई, लेकिन तभी 
उसका निशान बहुत तेज़ी से दर्द करने लगा। इसमें इस वक्त जितना दर्द हो 
रहा था, उतना बरसों से नहीं हुआ था। 


“वह आ रहा है! हमाहिनी, वह आ रहा है।' 


उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर साँप ज़ोर से फुफकारा। हर 

चीज़ अस्त-व्यस्त थी। इसने दीवार पर लगी अलमारियों के काँच को 

चकनाचूर कर दिया था। काच के टूटे हुए टुकड़े हर जगह उड़ने लगे, जब 

त ने पलंग के ऊपर से कूदकर हर्माइनी की स्याह आकृति को पकड़ 
या - 


हमाइनी दर्द से चीखी, जब वह उसे खींचकर पलंग के पार ले गया। 


साप दोबारा उठा, लेकिन हैरी जानता था कि साँप से भी ज्यादा बुरी चीज़ 


आ रही थी, शायद गेट पर पहुँच चुकी थी। निशान के दर्द के कारण उसके 
सिर का अब भी बहुत बुरा हाल था - 


सॉप तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन हैरी एक तेज़ छलांग मारकर 
हर्माइनी को उससे दूर ले गया। जब साँप ने वार किया, तो हमाईनी 
चिल्लाई, 'अग्निविस्फोट/' उसका मंत्र कमरे में चारों तरफ़ उड़ने लगा। 
कपड़ों की अलमारी में लगे आईने में विस्फोट हो गया। उससे टकराकर म 
र तरफ़ लौटा, फिर यह फर्श से छत के बीच उछलने लगा। हैरी ने 
था 38 कि इसकी गर्मी से उसके हाथ का पिछला हिस्सा जल गर्थि 
आ उसके गाल पर भी घाव हो गया, जब वह हमईनी 
उन्होने टूटी चते हुए पलग से टूटी हुई ड्रेसिंग टेबल पर कदा और फि 

दनो हुई खिड़की से हवा में छलांग लगा दी। जब वे हवा में धूम 


चीख रात के अंधेरे में गूँजती रही ... 


फिर 
उसका निशान खुल गया और वह वोल्डेमार्ट बन गयां। वह 


बाथिल्डा का रहस्य 
Too ् 


33 

बेडरूम में भाग रहा था। उसके लंबे सफ़ेद हाथ मुँडेर 
पर रखे थे, जब उसने गंजे आदमी और नाटी hai तथा 
ओझल होते देखा। फिर वह गुस्से से चीखा। उसकी चीख भी लड़की की 
चीख़ से मिल गई और अँधेरे बगीचों के पार क्रिसमस के मौक़े पर बजती 
चर्च की घंटियों के ऊपर सुनाई दी ... . 

और उसकी चीख़ हैरी की चीख थी। उसका दर्द हैरी का दर्द था ... 
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह एक बार फिर वहीं हो गया था, जहाँ यह 
पहले हो चुका था ... यहां, उस मकान के पास, जहाँ वह मौत के बिलकुल 
करीब पहुँच गया था ... मौत ... दर्द इतना भयंकर था ... अपने शरीर से 
अलग हो जाना ... लेकिन अगर उसके पास शरीर नहीं था, तो फिर 
उसका सिर इतनी बुरी तरह क्यों दुख रहा था। अगर वह मर चुका था, तो 
उसे इसका इतना असहनीय एहसास कैसे हो सकता था। क्या दर्द मौत के 
साथ ख़त्म नहीं हो जाता है, क्या यह चला नहीं जाता है ... 

रात नम और हवादार थी। दो बच्चे कदूदुओं के भेस में चौक के पार 
इठलाकर चल रहे थे और दुकान की बिंडोज़ में भरी कागज़ की मकड़ियों 
को देख रहे थे। भड़कीली मगलू वस्तुओं की ऐसी दुनिया, जिसमें वे यक्रीन 
नहीं करते थे ... और वह चला जा रहा था, उसके भीतर उद्देश्य, शक्ति 
और सब कुछ सही होने का एहसास था, जो उसे हमेशा ऐसे मौक़ों पर होता 
था ... गुस्सा नहीं ... यह तो कमज़ोर लोगों को आता था ... लेकिन विजय, 
हँ ... उसने इसके लिए इंतज़ार किया था, उसने इसकी उम्मीद की थी... 

'अच्छी पोशाक है!” 

उसने छोटे बच्चे की मुस्कराहट गायब होते देखी, जब क़रीब आने 
पर वच्चे ने नक्राब के नीचे देखा। अब बच्चे के चेहरे पर डर का भाव आ 
गया। फिर बच्चा मुडा और द्र भागने लगा ... दुशाले के नीचे उसने 
अपनी छड़ी की मूठ पर ठँगलियाँ फेरीं ... इसे थोड़ा सा हिला दिया, तो 
पच्या अपनी माँ के पास नहीं पहुँच पाएगा ... लेकिन अनावश्यक, बहुत 
अनावश्यक ... | उस 

फिर वह एक नई और अँधेरे में डबी सड़क पर प्च 7 कं 
पनी मंजिल नज़र आने लगी थी। रहस्य-रक्षक समन चो आहट 

उन्हें यह बात अब तक पता नहीं थी ... उसके म अंधेरे में 
फुरपाथ आवाज़ धीमी थी। वह अँधेरे 
शीर पत्तियों के सरकने की आवाज़ से भी 
शे वागड़ के क़रीब आया और उसने इसको पार देखा -.: 


2 हैरी पॉटर 
33 जप: 
उन्होंने पर्दे बंद नहीं किए थे। वे छोटे सिटिंग रूम में साफ़ वि 
थे। लंबा, काले बालों वाला आदमी, जिसने चश्मा लगा रखा धा। इ. 
अपनी छड़ी से रंगीन धुआँ निकालकर नीले पाजामे और काले बालो 
छोटे लड़के का दिल बहला रहा था। बच्चा हस रहा था और धुएं को 
नन्ही मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहा था ... 

एक दरवाज़ा खुला और माँ अदर आई। उसने कुछ कहा, जिसे वह 
सुन नहीं पाया। उसके लंबे, गहरे लाल बाल उसके चेहरे पर आ हहे थे। 
अब पिता ने बच्चे को उठाकर माँ को थमा दिया और अपनी छड़ी सोफे के 
फेककर जम्हाई तथा अँगड़ाई लेने लगा ... 

खुलते समय गेट थोड़ा सा चरमराया, लेकिन जेम्स पॉटर को इसके 
आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसके सफ़ेद हाथ ने चोगे के नीचे से छड़ी बाहर 
निकाली और दरवाज़े की तरफ़ तान दी, जो खुल गया। 


उसको चौखट पार करते ही जेम्स तेज़ी से हॉल में आया। वह 
आसान था, बहुत आसान था, उसने अपनी छड़ी भी नहीं उठाई धी ... 

'लिली, हैरी को लेकर चली जाओ! वह आ यया है! जाओ! भागो! 
मैं उसे रोकता हूँ -' 

उसे रोकता हूँ, छड़ी के बिना! ... शाप देने से पहले वह हैंसा ... 

'मृत्युदंशम्‌!' 

हरी रोशनी उस छोटे गलियारे में भर गई। इससे दीवार से टिकी 
वच्चागाडी चमकने लगी। सीढ़ियों की रेलिंग ट्यूबलाइट की तरह चमकने 
लगी और जेम्स पॉटर ऐसी कठपुतली की तरह गिर गया, जिसकी 
रस्सियाँ कट गई हों ... 

५ उसे ऊपर की मंजिल से औरत के चीख़ने की आवाज़ युनाई र 
वह फंस गई थी, लेकिन अगर वह समझदारी दिखाए, तो कम से कम उगे 
कोई खतरा नहीं था ... वह सीढ़ियाँ चढ़ा और थोड़े आनंद के साथ उम 
रास्ता रोकने की कोशिशों को सुना ... उसके पास भी छड़ी नहीं थी .. 
मूर्ख थे, जो अपने दोस्तों पर मूर्खतापुर्ण भरोसा करते थे और 

चते थे कि हथियार कुछ पलों के लिए भी छोड़े जा सकते हैं ... 


इससे उसने अपनी छड़ी हल्के से लहराकर दरवाज़ा खोला। फिर 


गई बक्सों रमति 
वह खड़ी थी। Ee ई कुर्सियों और बसों को जल्दी से हटाया। न 


उसकी बाँहों में था। उसे देखते ही उसने अपने 
अपने पीछे पालने में डाला और अपनी बाँहें चौड़ी फैला लीं जैसे इत 


पके 


f 


बाथिल्डा का रहस्य 333 

मिलेगी, जैसे उसकी नज़रों से ओझल करने पर 

eros भय र वह बच्चे के बजाय 
'हैरी को नहीं, हैरी को नहीं, मेहरबानी करके, हैरी को नहीं!” 


'एक तरफ़ हट जाओ, मूर्ख लड़की ... एक तरफ़ हट जाओ 


का हैरी को नहीं, प्लीज़ नहीं, मुझे ले लो, उसके बजाय मुझे मार 

'यह मेरी आखिरी चेतावनी है -' 

'हैरी को नहीं! प्लीज़ ... रहम करो ... रहम करो ... हैरी को नहीं! 
हैरी को नहीं! प्लीज़ - मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ -” 

एक तरफ़ हट जाओ - एक तरफ़ हट जाओ, लड़की -” 

वह उसे पालने से ज़बर्दस्ती भी दूर हटा सकता था, लेकिन उन 
सबको एक साथ मारने में ज्यादा समझदारी नज़र आ रही थी ... 

कमरे में हरी रोशनी चमकी और अपने पति की तरह ही वह भी 
गिर गई। बच्चा इस दौरान रोया नहीं था। वह खड़ा हो गया था और अपने 
पालने की छड़ें पकड़कर दिलचस्पी से घुसपैठिए को देख रहा था। शायद वह 
सोच रहा था कि यह उसके पिता हैं, जो चोगे के नीचे छिपे हैं और रंगीन 
रोशनियाँ दिखा रहे हैं तथा उसकी मम्मी किसी भी पल हँसती हुई खड़ी हो 
जाएँगी - 

उसने अपनी छड़ी बहुत सावधानी से लड़के के चेहरे की तरफ़ की। 
वह इसे होते देखना चाहता था - इस रहस्यमय ख़तरे का ख़ात्मा। बच्चे ने 
ना शुर्च कर दिया। उसने देख लिया था कि वह जेम्स नहीं था। उसे रोना 
अच्छा नहीं लगा। वह अनाथालय में छोटे बच्चों के रोने को कभी बर्दाश्त 
नहीं कर पाया था - 
मृत्युदंशम!” हि 
और फिर वह गायब हो गया : वह कुछ नहीं था, दर्द 


सिवा कुछ नहीं। उसे खुद को छिपाना होगा, ईस उजाड़ आ ल 
दूर ' जहाँ बच्चा फँस गया था और चीख़ रहा था, बल्कि कहीं दूर ... 


र दहशत के 


'नहीं,' वह कराहा। 


ड क्रो मार डाला 
पॉप अस्त-व्यस्त गदे फ़र्श पर फिसला। उसने बच्च 


हैरी पॉटर 
334 — 


था, लेकिन इसको बावजूद बच्चा ज़िंदा बच गया था ... 

नहीं ...' 

और अब वह बाथिल्डा के घर की टूटी खिड़की पर खड़ा था 
अपने सबसे बड़े नुक्रसान की यादों में डूबा था। उसके पैरों के पास 
साँप टूटे काँच पर फिसल रहा था ... उसने नीचे देखा और उसे कुछ रि 
गया ... कुछ अविश्वसनीय ... 

“नहीं ... 

'हैरी, सब ठीक है, तुम बिलकुल ठीक हो!' 

वह नीचे झुका और उसने चकनाचूर फ़ोटो उठा लिया। उसमे 
अनजान चोर था, वह चोर जिसकी उसे तलाश थी ... 

'नहीं ... मैंने इसे गिरा दिया था ... मैंने इसे गिरा दिया था ... 

“हैरी, सब ठीक है, जाग जाओ, जाग जाओ! 

वह हैरी था ... वोल्डेमॉर्ट नहीं, हैरी था ... और जो चीज़ फिसल 
रही थी, वह साँप नहीं थी ... | 

उसने अपनी आँखें खोली । 


बा “हैरी,” हर्माइनी फुसफुसाई। “क्या तुम बिलकुल - बिलकुल ठीक 

हॉ, उसने झूठ बोल दिया। | 
र वह टेंट में था और कंबलों के ढेर के नीचे बर्थ पर लेटा हुआ था। 

शांति और ठंड के एहसास से वह समझ गया कि भोर अभी हुई ही होगी, 

क्योकि कैनवास की छत पर ठंडी, सीधी रोशनी पड़ रही थी। वह पसीने में 

नहा रहा था। वह इसे चादरों और कंबलों पर भी महसूस कर रहा था। 
-हम बच गए।' 

हौं हमी ने कहा। ' मुझे तुम्हें बर्थ पर लिटाने के लिए वायु-विचरण 

मंत्र नें 

कि लि करना पड़ा। मैं तुम्हें उठा नहीं पाई। तुम ... देखो, तु 

में एक हल भूरी आँखों के नीचे बैंगनी छायाएँ थीं और उसके है 

गा : वह उसका चेहरा पोंछ रही थी। 

तुम बीमार 


थे,” उसने बात 
पूरी की। 'बहुत बीमार। 
- 'हम कितने समय पहले आए थे?” हु 


बाथिल्डा का रहस्य हु 
४ ७७ 35 


'घंटों पहले। अब सुबह होने वाली है।' 
और मैं ..- बेहोश था ?' 


“पूरी तरह नहीं,” हर्माइनी ने परेशानी से कहा। ' 
और कराह रहे थे और ... ऐसी ही चीज़ें,” उसने ऐसे अ कस ह 
हेरी परेशान हो गया। उसने क्या किया था? वोल्डेमॉर्ट की तरह शाप दिए 
थे। पालने में पड़े बच्चे की तरह रोया था? . 

'में तुम्हारे शरीर से होरक्रक्स नहीं उतार पाई,” हर्माइनी ने कहा 
और वह जान गया कि वह विषय बदलना चाहती थी। “यह चिपक गया 
था, तुम्हारे सीने से चिपक गया था। मुझे अफ़सोस है, वहाँ पर निशान रह 
गया है। इसे निकालने के लिए मुझे विच्छेद सम्मोहन का इस्तेमाल करना 
पड़ा। साप ने तुम्हें काट भी लिया था, लेकिन मैंने घाव साफ़ करके डिटैनी 
लगा दी है ...' 

हैरी ने अपनी पसीने से तरबतर टीशर्ट उतारी और अपने सीने की 
तरफ़ देखा। वहाँ पर लाल अंडाकार निशान था, जहाँ लॉकेट ने उसे जला 
दिया था। इसके अलावा बाँह पर साँप के दाँतों के निशान भी दिख रहे थे, 
जो अब आधे ठीक हो चुके थे। 

“तुमने होरक्रक्स कहाँ रखा है?! 

'मेरे बैग में। मुझे लगता है कि हमें इसे कुछ समय के लिए दूर ही 
रखना चाहिए।' | | ु 

वह अपने तकियों पर लेट गया और हर्माइनी के तनावपूर्ण सफ़ेद 
चेहरे को देखने लगा। न [ 

“हें गॉडरिक्स हॉलो नहीं जाना चाहिए था। यह मेरी गलती है, पूरी 
तरह से मेरी गलती है, हर्माइनी, मुझे अफ़सोस है।' 

'यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं भी तो जाना चाहती थी। मुझे 
सचमुच लगा था कि डम्बलडोर ने वहाँ तुम्हारे लिए तलवार छोड़ी होगी। 

हा, देखो ... हमने गलत सोच लिया था, है ना” 

'हुआ क्या था, हैरी? जब वह तुम्हें ऊपर की pe र ll 
तौ उसके बाद क्या हुआ था? क्या साप कहीं छिपा था ' अं 
निकला और उसे मारने के बाद तुम पर हमला 

'नहीं,' उसने कहा। 'बाथिल्डा ही सप थी = प 

“- पूरे समय।' 


कर दिया ?' 
साँप ही बाथिल्डा 


था 


हैरी पॉटर 
336 27७७७ 
पक्- क्या B® री 
हैरी ने अपनी आँखें बंद कर लीं। वह अब भी अपने शरीर एर 
वाथिल्डा के मकान की बदबू महसूस कर सकता था। इससे हर चीज़ भयंकर 
रूप से स्पष्ट हो गई | ५ 

'बाथिल्डा को मरे काफ़ी समय हो गया होगा। साँप उसके ... उसके 
भीतर था। तुम-जानते-हो-कौन ने उसे गॉडरिक्स हॉलो में इंतज़ार करने 
के लिए छोड़ दिया होगा। तुमने सही कहा था। वह जानता था कि मैं वहाँ 
जाऊँगा।' 

'साँप उसके भीतर था ?' 

हैरी ने अपनी आँखें दोबारा खोलीं : हर्माइनी के चेहरे पर वितृष्णा 
और घिन का भाव था। 

'ल्यूपिन ने सही कहा था कि हमारा मुक़ाबला ऐसे जादू से होगा, 
जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी,” हैरी ने कहा। “वह तुम्हारे 
सामने इसलिए बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह सर्पभाषा में बात 
कर रही थी। मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि में उसकी बात 
समझ सकता था। कमरे में पहुँचने के बाद साँप ने तुम-जानते-हो-कोन को 
संदेश भेजा। मैंने इसे अपने दिमाग में महसूस किया। मैंने महसूस किया कि 
वह रोमांचित हो रहा था, उसने साप से कहा कि वह मुझे वहीं रोके रहे ... 
और फिर ...' 

हैरी को याद आया कि साँप बाथिल्डा की गर्दन में से बाहर आ रहा 
थाः लेकिन हर्माइनी को सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं थी। 


'-. उसने रूप बदल लिया, वह साँप में बदल गई और उसने हमी 
कर दिया।' 


उसने अपने हाथ पर दाँत के निशान देखे। 
द साप का मक़सद मुझे मारना नहीं था, बल्कि तुम-जानते-हो-क 
वहा आने तक मुझे रोके रखना था।' 
अगर वह साँप को मार डालने में कामयाब हो जाता, तो यह ६ 


अभियान 
न सार्थक हो जाता ... वह निराशा से उठा और उसने चार्दर 


'हेरी 
he मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए! 
भरूरत तो तुम्हें है। बुरा मत मानना, पर तुम्हारी 


बायिल्‍डा का रहस्य वि 
CT Ts 37 


बुरी दिख रही है। मैं ठीक हूँ। अब कुछ समय के लिए 
की । मेरी छड़ी कहाँ है ?' प के लिए में रखवाली 

हर्माइनी ने जवाव नहीं दिया, सिर्फ़ उसकी तरफ़ देखती रही। 

“मेरी छड़ी कहाँ है, हर्माइनी ?' 
वह अपना होंठ काट रही थी और उसकी आँखों में आँसू तैर रहे 

| 

'हैरी ...' 

'मेरी छड़ी कहाँ है?” 

वह पलंग के पास नीचे झुकी और छड़ी हैरी की तरफ़ बढ़ा दी। 

हॉली और फ़ीनिक्स की छड़ी के लगभग दो टुकड़े हो चुके थे। 
फ़ीनिक्स के पंख का एक कमज़ोर हिस्सा दोनों टुकड़ों को जोड़े हुए था, 
लेकिन लकड़ी पूरी तरह टूट गई थी। हैरी ने इसे इस तरह अपने हाथों में 
लिया, जैसे यह कोई जीवित वस्तु हो, जिसे गंभीर चोट लगी हो। वह सही 
तरीके से नहीं सोच पाया। दहशत और डर के कारण उसे हर चीज़ घूमती 
हुई लग रही थी। उसने हर्माइनी की तरफ़ छड़ी बढ़ाई। 

“इसे जोड़ दो। प्लीज़ ।' 

'हेरी, मुझे नहीं लगता। यह इतनी बुरी तरह से टूटी है -' 

“प्लीज़, हर्माइनी, कोशिश तो करो!' 

'म - मरम्मतो।' 

छड़ी थोड़ी सी जुड़ गई। हैरी ने उसे ऊपर उठाया। 

प्रकाशित भव! 

छड़ी से हल्की सी चिंगारी निकली, फिर बुझ गई। हैरी ने उसे 
हेमइिनी की तरफ़ ताना। 

'निरस्त्र भव!” नहीं छूटी 

हर्माइनी की छड़ी हल्के से हिली, लेकिन उसके हाथ ह ह 
जादू की यह कमज़ोर कोशिश भी हैरी की छड़ी को भारी पड़ आँखें जो 

दोबारा को घूरा और उसकी ओ 
दट गई। हैरी ने स्तब्धता से छड़ी को बेर (डी ने इतना कुछ 
थीं, उसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाया ..- जिस 55 


सेहेन 
किया था... क्क उसकी बात बहुत 
हैरी,' हर्माइनी इतनी धीरे से फुसफुसाई 


हैरी पॉटर 
bss 


'मुझे बहुत, बहुत अफ़सोस है। मुझे लगता है, 
से नाई र । जब हम निकल रहे थे, तो सॉप हमारी तरफ़ 
मेरी गलती र मैंने विस्फोटक शाप मार दिया। वह शाप पूरे कमरे ® 
इसने ही - इसने ही तुम्हारी छड़ी को -' 


338 


तरीक़ा खोज लेंगे।' यागे 

"हैरी, मुझे नहीं लगता कि हम कभी ऐसा कर पाएंगे,” हर्माइनी ने 
कहा और उसके चेहरे पर आँसू बह रहे थे। “याद है ... रॉन की छड़ी याद 
है? जब उसकी छड़ी उस कार दुर्घटना में टूटी थी ? वह दोबारा कभी पहले 
जैसी नहीं हो पाई थी। उसे नई छड़ी लेनी पड़ी थी।' 

हैरी ने ऑलिवैन्डर के बारे में सोचा, जिसे वोल्डेमॉर्ट ने अपहरण 
करके क्रैद कर रखा था। उसने ग्रेगरोविच के बारे में भी सोचा, जो मर 
चुका था। वह अपने लिए नई छड़ी कहाँ से लाएगा ? 

उसने नाटक करते हुए उदासीन आवाज़ में कहा, 'ठीक है, 
हाल-फ़िलहाल मैं तुम्हारी छड़ी उधार ले लेता हूँ। पहरेदारी के लिए।' 

हर्माइनी का चेहरा आँसुओं से सना था, जब उसने हैरी को अपनी 
छड़ी थमा दी। हैरी उसे पलंग के पास बैठा हुआ छोड़ गया। उसके मन में 
ज हर्माइनी से दूर जाने की जितनी इच्छा थी, उतनी किसी चीज़ की 
नहीं थी। | 


अध्याप अहारह 


एल्बस डम्बलडोर का जीवन और 
झूठ का सिलसिला 


सूरज ऊपर चढ़ रहा था। विशाल रंगहीन आसमान उसके ऊपर फैला था, 
जो उसके दुख के प्रति उदासीन था। हैरी टेंट के प्रवेशद्वार पर बैठ गया 
और उसने साफ़ हवा की गहरी सॉस भरी। बफ़ भरी चमकती पहाड़ी के 
ऊपर से उगते सूरज को देखना दुनिया की सबसे बड़ी नियामत होती है, 
लेकिन वह इसका आनंद नहीं ले पाया। छड़ी टूटने से जैसे उसकी एहसास 
करने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। उसने बफ़ से ढेंकी घाटी को देखां 
और खामोशी में दूर बजती चर्च की घंटियों की आवाज़ सुनी। 

उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वह अपनी उँगलियाँ 
अपनी बाँहों में गड़ा रहा था, जैसे शारीरिक दर्द रोकने की कोशिश कर रहा 
हो। उसका खून इतनी वार बहा था कि वह गिनती ही भूल गया था। एक 
वार तो उसके दाहिने हाथ की सारी हड़्डियाँ ही गायब हो गई थीं। इस 
यत्रा में उसके सीने और बाँह पर घाव हुए थे, जो उसके हाथ और माथे के 
निशानों के साथ जुड़ गए थे। बहरहाल, पहले कभी उसने खुद को इतना 
ज्यादा कमज़ोर, खाली, खोखला महसूस नहीं किया था, जैसे उसकी जादुई 
शक्ति का सबसे अच्छा हिस्सा उससे छीन लिया गया हो। वह जानता था 
कि अगर वह यह बोलेगा, तो हर्माइनी क्या कहेगी। वह कहेगी कि छड़ी बस 
उतनी ही अच्छी होती है, जितना कि उसका इस्तेमाल करने वाला 
जादूगर। लेकिन यह बात सही नहीं है। उसका मामला अलग था। हमइनी 
ने छड़ी को किसी कम्पास की सुई की तरह घूमते और दुश्मन की र 
नहरी लपटें मारते महसूस नहीं किया था। वह छड़ियों के फ़ीनिक्स 


339 


हैरी पॉटर 
340 ~ I 
रक्षण को खो चुका था। छड़ी क॑ नष्ट होने के बाद ही हु 
हु जो कि वह उस पर कितना निर्भर था। मे 


देखे बिना उन्हें 
ठाति सारी टूटी और निरर्थक चीज़ों से पूरी तरह भर चुका था । हैरी 


पुरानी सुनहरी गेंद से टकराया और एक पल के लिए तो 

बने हम कि वह उसे निकालकर फेंक दे। यह भी अभेद्य थी, मददगार नह 
थी, बेकार थी, जैसी कि डम्बलडोर की छोड़ी हर चीज़ थी। 

अब उसके मन में डम्बलडोर के प्रति गुस्सा लावे की तरह 
लगा और उसके भीतर की हर चीज़ को जलाने लगा। उसके मन से बाढ़ी 
सभी भावनाएँ बाहर निकल गई। हताशा में उन्होंने यह सोचा था कि 
गॉडरिक्स हॉलो में जवाब मिलेंगे। उन्होंने खुद को यक्रीन दिलाया था कि 
उन लोगों को वहाँ जाना चाहिए। उन्होंने सोचा था कि यह डम्बलडोर द्वारा 
चुने किसी रहस्यमय रास्ते का हिस्सा था, लेकिन कोई नक्शा नहीं था, कोई 
योजना नहीं थी। डम्बलडोर ने उन्हें अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ दिया धा, 
ताकि वे लोग बिना किसी मदद के अकेले ही अनजान खतरों से जूझते रहं, 
जिनकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। डम्बलडोर ने कुछ भी 
स्पष्ट नहीं किया था, कोई भी चीज़ नहीं दी थी। उन लोगों के पास तलवार 
नहीं थी और अब तो हैरी के पास छड़ी भी नहीं थी। यही नहीं, उसके पास 
से चोर की तस्वीर भी गिर गई थी और निश्चित रूप से अब वोल्डेमॉर्ट के 
लिए उसका पता लगाना आसान हो जाएगा ... वोल्डेमॉर्ट के पास अब 
सारी जानकारी थी ... 

“हैरी ?' 

हर्माइनी डर रही थी कि हैरी कहीं उसी की छड़ी से उसे शाप न मार 
दे। उसके चेहरे पर आँसुओं के निशान थे। वह हैरी के पास झुककर बैठ 
गई। उसके हाथ में चाय के दो कप कॉप रहे थे और उसकी बाँह के नीचे 
कोई भारी चीज़ थी। 

धन्यवाद,” हैरी ने एक कप लेते हुए कहा। 

'अगर मैं तुमसे बात करूँ, तो तुम्हें दिक्क़्त तो नहीं है ?' 


'नहीं,' उसने कहा, क्योंकि भावनाओं को चोट नहीं 
हू । वह उसकी ओं को 
पहुँचाना चाहता था। सकी भावनाओं 


'हैरी, तुम जानना चाहते हो कि तस्वीर वाला लड़का कौन था! देखो 


डम्बलडोर का जीवन का 
22224: जयन और झूठ का सिलसिला ३4; 


सहमते हुए उसने पुस्तक हैरी की गोद में रख दी। यह एल्बस 
ठबलडोर का जीवन और झूठ का सिलसिला पुस्तक की नई प्रति थी। 

'कहाँ - कैसे - ?' 

'यह बाथिल्डा के सिटिंग रूम में पड़ी हुई थी ... इसके ऊपर यह 
चिट्ठी चिपकी थी।' 

हर्माइनी ने नुकीली, हरी लिखाई की कुछ पंक्तियों को ज़ोर से पढ़ा। 

' “प्रिय बाथिल्डा, तुम्हारी मदद क लिए धन्यवाद। पुस्तक की एक 
प्रति भेज रही हूँ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। तुमने सब कुछ बता दिया, 
हालाँकि तुम्हें यह याद नहीं होगा। रीटा।” मुझे लगता है कि यह वास्तव में 
तब आई होगी, जब असली बाथिल्डा ज़िंदा होगी, लेकिन शायद वह इसे 
पढ़ने की अवस्था में नहीं होगी!” 

'नहीं, बिलकुल नहीं होगी।' 


हैरी ने डम्बलडोर के चेहरे की तरफ़ देखा और उसके मन में वहशी 
आनंद का ज्वार उठने लगा। अब उसे वे सारी बातें पता चल जाएँगी, जो 
इम्बलडोर ने उसे बताना उचित नहीं समझा था। 


“तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो, है ना ?” हर्माइनी ने कहा। हैरी ने 
नज़र उठाकर देखा कि उसकी आँखों से दोबारा आँसू निकल रहे थे। वह 
समझ गया कि उसका गुस्सा उसके चेहरे पर झलक गया होगा। 


'नहीं,' उसने धीरे से कहा। “नहीं हर्माइनी, मैं जानता हूँ कि यह बस 
एक दुर्घटना थी। तुम हम दोनों को वहाँ से ज़िंदा निकालने की कोशिश कर 
रही थीं और तुमने कमाल का काम किया था। अगर तुम मेरी मदद के लिए 
वहाँ नहीं आई होतीं, तो मैं तो मर गया होता।' 

उसने उसकी फीकी मुस्कान लौटाने की कोशिश की, फिर पुस्तक 
की तरफ़ देखने लगा। इसकी जिल्द सख्त थी। इससे यह स्पष्ट था कि इसे 

नहीं गया था। वह पन्ने पलटकर तस्वीरें देखने लगा। लगभग 
"काल ही उसे अपनी मनचाही तस्वीर मिल गई : युवा डम्बलडोर और 


ष आकर्षक साथी, जो किसी मज़ाक़ पर बेतहाशा हँस रहा था। हैरी ने 


पर निगाह डाली। 


मित्र एल्बस डम्बलडोर, अपनी माँ की मृत्यु के कुछ समय बाद, अपने 
ग्रिन्डेलवाल्ड के साथ। 


2 हैरी पॉटर 
34 ss 

पलों तक कैप्शन को घूरता रहा। ग्रिन्डेलवाल्ड। 
मित्र Roo फिर उसने कनखियों से हर्माइनी को देखा, जो 
नाम को इस तरह देख रही थी, जैसे उसे अपनी आँखों पर यक्रीन नहीं 
रहा हो। धीरे-धीरे उसने हैरी की तरफ़ नज्रें उठाई। 


'ग्रिन्डेलवाल्ड ? ॒ 

बाक़ी तस्वीरों को नज़रअंदाज़ करते हुए हैरी ने उस तस्वीर के 
आस-पास के पन्नों पर नज़र डाली, ताकि उन पर ग्रिन्डेलवाल्ड का नाम 
देख सके। जल्दी ही उसे यह मिल गया और उसने इसे भूखी निगाहों से 
पढ़ा, लेकिन यह गुम गया। पूरी बात समझने के लिए पीछे जाना ज़रूरी धा 
और अंततः वह उस अध्याय के शुरू में पहुँच गया, जिसका शीर्षक था, 
'बहुसंख्यक लोगों की भलाई।' वह और हर्माइनी इसे एक साथ पढ़ने लगे : 


शीघ्र ही अपना अठारहवाँ जन्मदिन मनाने जा रहे डम्बलडोर 
जब हॉगवर्ट्स से निकले, तो वे प्रशसा के गुब्बारे पर उड़ रहे 
थे - हेडबॉय, प्रिफेक्ट, बेहतरीन मत्र-मारण बानाबिस फ़िकले 
पुरस्कार के विजेता, जादूगर - न्यायसभा में ब्रिटेन के युवा 
प्रतिनिधि, कंरो में हुए अतराष्ट्रीय कीमियागर सम्मेलन में 
क्रांतिकारी योगदान के लिए स्वर्ण-पदक विजेता। इसके बाद 
डम्बलडोर एल्फ़ियस डोज के साथ दुनिया के भ्रमण पर जाना 
चाहते थे, जो उनका बुद्धू, लेकिन समर्पित चमचा था, जिसे 
उन्होंने स्कूल में चुना था। [ 

दोनों युवक लंदन में रिसती कड़ाही में रुके और अगली 
सुबह ग्रीस जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी एक उल्लु 
डम्बलडोर की माँ की मौत की ख़बर लेकर आ गया। इस 
पुस्तक के लिए इंटरव्यू देने से इकार करने वाले डोज ने जनता 
को इस घटना का भावुक वर्णन बताया है। उसके अनुसार केंड्र 

मौत एक दुखद सदमा थी और विश्व-भ्रमण छोड़ने का 
इबलडोर का निर्णय बड़ा ही त्यागपूर्ण कार्य था। 
a खप से, डम्बलडोर तत्काल गॉडरिक्स हॉलो लौट 

' शायद अपने छोटे भाई-बहन की “देखभाल” के लिए। 


भास द. पह है कि वास्तव में उन्होंने उनकी कितनी 


"रगोथ तो सिरफिरा था, ' एनिड स्मीक ने कहा, जिसकी 


एल्बस डम्बलडोर का जीवन और झूठ का सिलसिला 
ब्रा me 


परिवार उस वक़्त गॉडरिक्स हॉलो के बाहरी इलाक्र में रहता 
था। आवारागर्दी करता रहता था। ज़ाहिर है, मम्मी-डैडी के 
गुजरने के बाद उसके लिए er होना चाहिए, लेकिन वह 
मेरे सिर पर बकरी की लेंडियाँ मारता रहता था। मुझे नहीं 
लगता कि एल्वस उसकी ज्यादा परवाह करते थे। चाहे जो हो, 
मैंने उन दोनों को कभी साथ नहीं देखा।' 


अगर एल्बस अपने आवारा छोटे भाई को सात्वना नहीं दे 
रहे थे, तो फिर क्या कर रहे थे? ऐसा लगता है कि वे अपनी 
बहन की क़ैद को सुनिश्चित कर रहे थे। पहली जेलर यानी 
कोड़ा के मरने के बाद भी एरियाना डम्बलडोर की दयनीय दशा 
में कोई फक्क नहीं आया। उसके ज़िंदा होने के बारे में डोज जैसे 
चुनिंदा बाहरी लोगों को ही मालूम था, जो उसकी “बीमारी” की 
कहानी पर यक्रीन करते थे। | 

मशहूर जादुई इतिहासकार बाथिल्डा बैगशॉट ने भी इस 
बात पर यक्रीन कर लिया, जो डम्बलडोर परिवार की पुरानी 
मित्र है और काफ़ी समय से गॉडरिक्स हॉलो में रह रही है। 
ज़ाहिर है, जब बाथिल्डा ने डम्बलडोर परिवार के गाँव आने 
पर उन लोगों से शुरुआत में मेल-जोल बढ़ाने की कोशिश की 
थी, तो केंड्रा बाथिल्डा को झिडक दिया था। बहरहाल, कई 
साल बाद बाथिल्डा ने हॉगवर्ट्स में एल्बस को उल्लू भेजकर 
उनकी प्रशंसा की, क्योंकि वह रूपांतरण आज में अतर्प्रजातीय 
रूपांतरण पर छपे उनके शोधपत्र से काफ़ी प्रभावित हुई थी। 
इसके बाद बाथिल्डा का पूरे डम्बलडोर परिवार से परिचय हो 
गया। केझ़ा की मौत के वकत गॉडरिक्स हॉलो में सिर्फ़ बाथिल्डा 
से ही डम्बलडोर की माँ की बातचीत होती थी। 


दुर्भाग्य से, बाथिल्डा ने अपने जीवन की शुरुआत में जो 
ृद्धिमत्ता की चमक दिखाई थी, अब वह फीकी पड़ चुकी है। 
'आग जल रही है, लेकिन कड़ाही खाली है,” जैसा आइवर 
डिलॉन्सबाई ने मुझे बताया या एनिड स्मीक के थोड़े जमीन से 
जुड़े वाक्यांश में, 'वह गिलहरी जितनी पागल है।' vs 
आज़माई हुई पत्रकारिता तकनीकों से मैंने पर्याप्त सच्चाई 

बाहर निकाल लिया, जिनसे पूरी सनसनीखेज घटना का 
इलासा हो गया। 


343 


344 


हैरी पॉटर 
हट ० 


बाक़ी जादूगर दुनिया की तरह ही बाथिल्डा भी “सम्मोहन 
के पलटवार” को कोड़ा की असमय मृत्यु का कारण मानती है। 
यही बात एल्बस और एबरफ़ोर्थ ने बाद के सालों में दोहराई है। 
बाथिल्डा एरियाना को 'कमज़ोर” और “नाज़ुक” कहकर पारिवारिक 
टिप्पणी का प्रचार करती है। बहरहाल, इस बारे में मैंने 
बायिल्‍डा पर सत्यद्रव का इस्तेमाल किया और यह बहुत ही 
लाभदायक रहा, क्योंकि वह, और सिर्फ़ वह, एल्बस डम्बलडोर 
की ज़िंदगी के सबसे अच्छी तरह से छिपाए गए रहस्य की पूरी 
कहानी जानती है। अब पहली बार उस रहस्य का खुलासा 
होगा, जिससे हर उस चीज़ पर सवाल खड़े होंगे, जो डम्बलडोर 
के प्रशंसक उनके बारे में मानते थे : गुप्त कलाओं के प्रति 
उनकी नफ़रत, मगलुओं के दमन के प्रति उनका विरोध, यहाँ 
तक कि अपने परिवार के प्रति उनकी निष्ठा भी। 


गर्मियों में जब डम्बलडोर गॉडरिक्स हॉलो के अपने घर 
लौटे, तो वे अनाथ हो चुके थे और परिवार के मुखिया बन गए 
थे। उसी साल गर्मी में बाथिल्डा बैगशॉट के घर पर उनकी 
बहन का नाती गेलेर्ट ग्रिन्डेलवाल्ड घूमने के लिए आया। 


ग्रिन्डेलवाल्ड का नाम कुख्यात है। उसका नाम सबसे 
ख़तरनाक शैतानी जादूगरों की सुची में है। उसका नाम सबसे 
ऊपर इसलिए नहीं है, क्योंकि उससे एक पीढ़ी बाद 
तुम-जानते-हो-कौन ने आकर उसके सिंहासन पर क़ब्ज़ा कर 
लिया था। चूँकि ग्रिन्डेलवाल्ड ने अपने आतंक का साम्राज्य 
ब्रिटेन में कभी नहीं फैलाया, इसलिए उसके शक्तिशाली बनने 
के वर्णन यहाँ ज्यादा नहीं जाने जाते हैं। 


ग्रिन्डेलवाल्ड की शिक्षा-दीक्षा डर्मास्ट्रैग स्कूल में हुई थी, जो 
गुपत कलाओं के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण सहिष्णुता के लिए तब भी 
कुख्यात था। भी डम्बलडोर जितना ही प्रतिभाशाली 


था। बहरहाल, अपनी प्रतिभा के दम पुरस्कार जीतने के 
बजाय गेलेट प्न पर पुरस्का 


ल्ड ने उसका दूसरा इस्तेमाल किया। 
र मछ सोलह साल का था, तब डर्मा््रैंग जैसे स्कूल ने भी यह 
हसूस किया कि यह गेलेर्ट ग्रिन्डेलवाल्ड के ख़तरनाक प्रयोगों 


नज़रअददाज़ नहीं 
दिया गया। ि नहीं कर सकता, इसलिए उसे स्कूल से निकार्ल 


एल्बस डम्बलडोर का जीवन और झूठ का 
माका 


इसके बाद ग्रिन्डेलवाल्ड कुछ समय के लिए कहीं 
गया। जानकारों का दावा है कि वह “कुछ महीनों के लिए कि: 
चला गया था।' अब यह रहस्य उजागर किया जा सकता है कि 
उस दौरान ग्रिन्डेलवाल्ड गॉडरिक्स हॉलो में अपनी नानी की 
बहन के यहाँ रह रहा था। यह सुनकर बहुत से लोगों को गहरा 
तदमा लगेगा कि यहाँ एल्बस डम्बलडोर से उसकी गहरी दोस्ती 
हो गई। 

'बड़ा ही प्यारा लड़का था, ' बाथिल्डा ने बताया, 'चाहे बाद 
में वह जो भी बना हो। ज़ाहिर है, मैंने उसे बेचारे एल्बस से 
मिलवा दिया, क्योंकि यहाँ पर उनकी उम्र के दोस्त नहीं थे। 
दोनों ही एक-दूसरे को फ़ौरन पसंद करने लगे।' 

यह सच है। बाथिल्डा ने मुझे एक चिट्ठी भी बताई जो 
एल्बस डम्बलडोर ने गेले ग्रिन्डेलवाल्ड को देर रात भेजी थी। 

'जबकि उन्होने दिन भर बातचीत की थी - दोनों बहुत 
प्रतिभाशाली थे और एक-दूसरे से ऐसे चिपके रहते थे, जैसे 
आग से कड़ाही। कई बार मुझे गेलेर्ट के बेडरूम की खिडकी पर 
उल्लू के पंजों की आवाज़ सुनाई देती थी, जो एल्बस की 
चिट्ठी देने आता था! उनके मन में कोई विचार आ जाता था 
और वे उसे गेलेर्ट को तत्काल बताना चाहते थे!” 

और वे विचार क्या थे। हालाँकि एल्बस डम्बलडोर के 
प्रशंसकों को यह जानकर बहुत सदमा लगेगा, लेकिन यहाँ पर 
उनके सत्रह साल के हीरो के विचार बताए जा रहे हैं, जो 
उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को लिखकर भेजे थे (मूल पत्र 
की प्रति पृष्ठ 463 पर देखी जा सकती है) : 


गेलेर्ट - 


मगलुओं की भलाई को लिए जादूगरों के उन पर 
आधिपत्य का तुम्हारा तर्क - मुझे लगता है कि स 
महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ, हमें शक्ति दी गई है आ व 
शक्ति हमें शासन करने का अधिकार देती है, oo 
शासित लोगों की ज़िम्मेदारी भी देती है। हमें इस थे पर 
ज़ोर देना चाहिए। यही वह नींव का पत्थर होगा, 


345 


346 


हैरी पॉटर 
ons 


हम नए समाज का निर्माण करेंगे। जहाँ हमारा विरोधच 
होगा, जो निश्चित रूप से होगा, वहाँ यह हमारे सभी तको 
का आधार होगा। हम बहुसख्यक लोगों की भलाई के 
लिए सत्ता अपने हाथ में लेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि जहाँ भी हमारा प्रतिरोध होगा, वहाँ हम सिर्फ़ उतनी 
ही शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, जितनी आवश्यक हो; 
उससे ज्यादा नहीं। (डमस्ट्रँग में तुमने यही गलती की थी! 
लेकिन उसका मुझे कोई गिला नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें 
स्कूल से नहीं निकाला जाता, तो हमारी कभी मुलाक़ात ही 
नहीं हो पाती।) 


एल्बस 


उनके कई प्रशंसक हैरान और हतप्रभ होंगे, लेकिन यह पत्र इस 
बात का सबूत है कि एल्बस डम्बलडोर ने कभी गोपनीयता 
अधिनियम की धज्जियाँ उड़ाने और मगलुओं पर जादूगरों का 
शासन स्थापित करने का सपना देखा था। यह उन लागों के 
लिए कितना बड़ा आघात है, जो डम्बलडोर को हमेशा मगलुओं 
का सबसे बड़ा हितैषी मानते थे! इस नए सबुत की रोशनी में 
मगलू अधिकारों के समर्थन में दिए गए उनके भाषण कितने 
खोखले लगते हैं! एल्बस डम्बलडोर बहुत घिनौने नज़र आते 
हैं, क्योंकि जब उन्हें अपनी माँ की मौत पर दुख मनाना चाहिए 
था और अपनी बहन की देखभाल करनी चाहिए थी, उस वक्त 
वे दुनिया पर शासन करने की योजना बना रहे थे! 

बेशक डम्बलडोर को उनके बेदाग सिंहासन पर क़ायम 
रखने के लिए सकल्पवान लोग यह चिल्लाएँगे कि उन्होने 
अपनी योजनाओं पर अमल नहीं किया था, कि उनका हृदय 
परिवर्तन हो गया था, कि वे बाद में होश में आ गए थे, 
LE सच्चाई बिलकुल ही अलग और बड़ी सनसनीख्ेगं 


अणी हने के दो महीने बाद ही डम्बलडोर और ग्रिल्डेलवाल्ड 

र का हो गए। इसके बाद उनकी मुलाक़ात तब 

कब सब तक कि उनमें ऐतिहासिक इंदयुद्ध नहीं हुआ (ई 
ततार से जानने के लिए अध्याय 22 पढ़ें)। अचार 


एल्बस डम्बलडोर का जीवन और झूठ का एल्बस रम्न सग जीवन और झूठ का सिलसिला 
ह Rl 


दोस्ती टूटने का क्या कारण था? कया डम्बलडोर मे 
गए थे ? क्या उन्होंने ग्रिन्डेलवाल्ड से साफ़ कह दिदा, कि वे 
उसकी योजनाओं में हिस्सा नहीं लेना चाहते ? नहीं: अफ़सोस 
कि ऐसा कुछ नहीं था। ह 

'मुझे लगता है कि यह बेचारी एरियाना की मौत के कारण 
हुआ था,” वाथिल्डा कहती है। 'यह बहुत भयंकर सदमा था । 
जब यह हुआ, उस वक़्त गेलेट उन्हीं के घर पर था। एक रात 
को वह बहुत परेशान हालत में घर लौटा और मुझसे बोलने 
लगा कि वह अगले ही दिन घर जाना चाहता है। वह बहुत 
दुखी दिख रहा था। मैंने एक आवागमन कुंजी से उसे भिजवा 
विया और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। 


'एल्बस डम्बलडोर एरियाना की मौत से बड़े दुखी थे। यह 
उन दोनों भाइयों के लिए बहुत बुरी घटना थी। अब दुनिया में 
उनका एक-दूसरे के सिवाय और कोई नहीं था। कोई हैरानी 
नहीं कि वे आवेश में थे। जानते हैं, एबरफ़ोर्थ ने एल्बस को दोष 
दिया, जैसा लोग इन भयंकर परिस्थितियों में अक्सर करते हैं। 
बेचारा एबरफोर्थ हमेशा थोड़ी पागलपन भरी हरकतें करता 
था। चाहे जो हो, अत्येष्टि के समय एल्बस की नाक तोड़ना 
अच्छी बात नहीं थी। इस बात से कड़ा का दिल टूट जाता कि 
उसके बेटे अपनी बहन की लाश के ऊपर लड़े थे। कितने 
अफ़सोस की बात है कि गेलेर्ट अत्येष्टि के लिए भी नहीं रुका 
“ इससे कम से कम एल्बस को तसल्ली मिल जाती .... : 

कफ़न के पास हुई इस लड़ाई की जानकारी सिर्फ़ उन्हीं 
लोगों को है, जो एरियाना डम्बलडोर की अत्येष्टि में गए थे। 
वहरहाल, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। आख़िर एबरफ़ोर्थ 
इमबलडोर ने अपनी बहन की मौत के लिए एल्बस को दोष क्यों 

दिया कया इसका कारण सिर्फ़ गहरा दुख था, जैसा बायिल्डा 
सोचती है? या फिर उसके गुस्से का कोई ज्यादा ठोस कारण 
था? ग्रिन्डेलवाल्ड, जिसे साथी विद्यार्थियों पर घातक हमलों के 
कारण डर्मसट्रैंग से निकाल दिया गया था, एरियाना की मौत द 
पेद घंटों बाद ही देश छोड़कर चला गया (शर्म a या ए र 
कारण ?) और एल्बस ने उसे दोबारा तब तक नहीं देखा, a 
तक कि जादूगर समुदाय के आग्रहों के कारण वे उससे लः 


347 


हैरी पॉठर 
348 ss 
नहीं हो गए। 

h jis न ही ग्रिन्डेलवाल्ड ने बाद में अपनी 
टाया की इस संक्षिप्त दोस्ती का ज़िक्र किया। बहरहाल, 
इसमें कोई शक नहीं कि _डम्बलडोर ने गेलेट ग्रिन्डेलवाल्ड से 
दंदयुद्ध करने के लिए पाँच साल तक टालमटोल की, जिस 
दौरान बहुत सारी मौतें हुई, लोग लापता हुए, और भी कई 
भयंकर घटनाएँ हुईं। क्या डम्बलडोर की झिझक का कारण यह 
था कि वे उससे प्यार करते थे या फिर अपने पुराने दोस्त का 
भेद नहीं खोलना चाहते थे? क्या सिर्फ़ अनिच्छा से ही 
डम्बलडोर उस व्यक्ति को पकड़ने गए थे, जिससे मिलकर वे 
कभी खुश हुए थे? 

और एरियाना की रहस्यमय मौत केसे हुई? क्या वह किसी 
शैतानी कर्मकांड की अनजान शिकार थी ? क्या वह कोई ऐसी 
बात जान चुकी थी, जो उसे नहीं जाननी चाहिए थी, जब दोनों 
युवक शोहरत और आधिपत्य की अपनी कोशिशों का अभ्यास 
कर रहे थे? क्‍या यह संभव है कि एरियाना डम्बलडोर वह 
पहली शख्स थी, जिसने 'बहुसख्यक लोगों की भलाई” के लिए 
अपनी जान दी थी? 


अध्याय यहाँ समाप्त हो गया और हैरी ने ऊपर देखा। हर्माइनी उससे पहले 
ही पूरा पेज पढ़ चुकी थी। उसने हैरी के हाथां से पुस्तक ली और उसके 
चेहरे का भाव देखकर थोड़ी दहशत में दिखने लगी । उसने पुस्तक की तरफ़ 
देखे बिना इसे बंद कर दिया, जैसे किसी भद्दी चीज़ को छिपा रही हो। 

४ हैरी + 


लेकिन हैरी ने अपना सिर हिला दिया। उसके भीतर की निश्चितता 

बाद, हो गई थी। उसे ठीक वैसा ही लग रहा था, जैसा रॉन के जाने 

pe प i उसे डम्बलडोर पर भरोसा था। वह उन्हें हो ग्य 
क प्रतोक मानता था। लेकिन अब सब कुछ राख 

छड़ी उसे अभी और कितना खोना पड़ेगा ? रॉन, डम्बलडोर, मायं 


'हैरी।” हमाईनी ने जैसे म 
उसके इन विचारों लिया था। 
बात सुनो। यह - यह पढ्ने में अच्छा नहीं लगता ह हर 


एल्बस डम्बलडोर का जीवन और झूठ का 
~ सिलसिला. 349 


“- हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो -' 
'- लेकिन यह बात मत भूलो, हैरी, इसे रीटा स्कीटर ने लिखा है।' 
“तुमने ग्रिन्डेलवाल्ड को लिखा वह पत्र पढ़ा था, है ना ?' 


हँ, मैंने - मैंने पढ़ा था।' वह परेशान दिखती हुई थोड़ी 
और चाय के कप को अपने ठंडे हाथों में झुलाने लगी। ' र 
वह सबसे बुरा हिस्सा था। वाथिल्डा के हिसाब से ये सिर्फ़ बातें थीं, लेकिन 
“बहुसंख्यक लोगों की भलाई” बाद में ग्रिन्डेलवाल्ड का सूत्रवाक्य बन गया 
उसके अत्याचारों को सही ठहराने का तर्क बन गया। और ... उस चिटठी 
से ... ऐसा लगता है कि डम्बलडोर ने ही उसे यह विचार दिया था। 
र्मनगार्ड के प्रवेशद्वार के ऊपर भी “बहुसंख्यक लोगों की भलाई” लिखा 
हुआ है।' 

'नर्मनगार्ड क्या है ?' 

“वह जेल, जो ग्रिन्डेलवाल्ड ने अपने विरोधियों को क्रैद करने के 
लिए बनाई थी। डम्बलडोर ने जब उसे पकड़ लिया, तो अंततः वह खुद भी 
वहीं पहुँच गया। खैर, यह - यह बड़ा भयंकर विचार है कि डम्बलडोर के 
विचारों के कारण ग््रिन्डेलवाल्ड को शक्तिशाली बनने में मदद मिली। 
लेकिन दूसरी तरफ़, रीटा भी यह नहीं कह सकती थी कि उनकी 
जान-पहचान चंद महीनों से ज्यादा समय तक रही थी। तब उनकी उम्र 
बहुत कम थी और -' 

'में जानता था, तुम यही कहोगी,' हैरी ने कहा। वह अपना गुस्सा 
हमाइनी पर नहीं उतारना चाहता था, लेकिन उसके लिए अपनी आवाज़ 
को सामान्य रखना मुश्किल था। “मैं जानता था, तुम यही कहोगी, “वे छोटे 
घ।” हर्माइनी, उनकी उम्र उतनी ही थी, जितनी इस वक्त हमारी है। हमें 
देखो, हम यहाँ गुप्त कलाओं से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल 
हे हैं, जबकि वे अपने नए दोस्त के साथ मिलकर मगलुओं पर शासन 
केने की योजना बना रहे थे।' 

उसका गुस्सा ज्यादा समय तक क्राबू में नहीं रहेगा। इसे कुछ हद 
पके कम करने के लिए वह उठकर टहलने लगा। 

का बचाव करने की 


हर्मइनी ने कहा, 'मैं डम्बलडोर की लिखी बातों 
3 नहीं कर रही हूँ। “शासन करने का आधिकार, pen pu 
झे हो जादू ही शक्ति है” वाली बात है। लेकिन हैरी, [ 

समय पहले हुई थी, वे घर में बहुत 


जे 


हैरी पॉटर 
350 ७७ कतई 
| अकेले नहीं थे! उनके साथ उनके भाई-बहन थे, 

उन्होंने bork बहन को क़ैद कर रखा था -' कि 
४०३४४ मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता, हर्माइनी ने भी खड़े होते र 
कहा। 'चाहे उस लड़की के साथ जो भी गड़बड़ हो, मुझे नहीं लगता कि द 
नाकारा थी। जिस डम्बलडोर को हम जानते थे, वे कभी भी ऐसा नहीं होने 
देते -' 
‘जिस डम्बलडोर को हम जानते थे, वे मगलुओं पर शक्ति से 
भी नहीं करना चाहते थे!” हैरी चिल्लाया। उसकी आवाज़ खाली पहाड़ी पर 
गूँजी और कुछ काले पक्षी चीखते हुए हवा में उठे और मोती जैसे आसमान 
में उड़ गए। 

'वे बदल गए थे, हैरी, वे बदल गए थे! बस यही बात है! हो सकता 
है, सत्रह साल की उम्र में वे इन बातों पर यक़ीन करते हों, लेकिन बाद में 
ज़िंदगी भर उन्होंने गुप्त कलाओं के ख़िलाफ़ लड़ाई की! डम्बलडोर ने ही 
्रिन्डेलवाल्ड को रोका था, उन्होंने ही मगलू संरक्षण और मगलू परिवार के 
जादूगरों के हक़ों की पैरवी की थी, उन्होंने शुरू से ही तुम-जानते-हो-कोन 
से संघर्ष किया था और उसे हराने की कोशिश में अपनी जान दी थी! 

रीटा की पुस्तक उन दोनों के बीच ज़मीन पर पड़ी रही, जिसके 
कवर पर छपा एल्बस डम्बलडोर का चेहरा उनकी तरफ़ मुस्कराता रहा। 

'हैरी, माफ़ करना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी नाराज़गी का 
असली कारण यह है कि डम्बलडोर ने तुम्हें ये सारी बातें कभी खुद नहीं 
बताई ।' | | 

“शायद!” हैरी गरजा और उसने अपने हाथ सिर के ऊपर उछाब 
दिए। वह यह नहीं जानता था कि वह अपने गुस्से को रोकने की कोशिश 
कर रहा था या फिर अपने मोहभंग के भार से खुद की रक्षा करने 
कोशिश कर रहा था। “देखो तो सही, उन्होंने मुझसे क्या माँगा है, हर्माइनी' 
अपनी जान जोखिम में डालो, हैरी! बार-बार! हर बार! लेकिन मुझसे य* 
कं मत करो कि मैं हर चीज़ स्पष्ट करूँगा। बस मुझ पर अंधीं की र 
bars लि hea जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ! ग 

शभ हुँ! 
सच्चाई नहीं बताई! कभी नहीं। तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ | 
उसकी आवाज़ तनाव के मारे के एह 
साथ एक्क. टूट गई। वे निरर्थकता ठ 
दुसरे को देखते हुए खड़े हो गए। हैरी को महसूस हुआ गिं 


एल्बस डम्बलडीर का जीवन और झूठ का सिलसिला 


गल आसमान के नीचे वे कीड़े-मकोड़ों जितने महत्वहीन थे | 
'वे तुमसे प्यार करते थे,' हर्माइनी फुसफुसाई। “मैं जानती हूँ, बे 
तुमसे प्यार करते थे।' 
हैरी ने अपनी बाँहें नीचे गिरा लीं। 


'मैं यह तो नहीं जानता कि वे किससे प्यार करते थे, हर्माइनी 
लेकिन मुझसे तो कभी नहीं करते थे। वे मुझे जिस उलझन में छोड़कर गए 
हैं, उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। उन्होंने मुझे अपने असली विचार बहुत 
कम वताए हैं, उससे बहुत ज़्यादा विचार तो उन्होंने गेलेर्ट ग्रिन्डेलवाल्ड को 
बताए थे।' 

हैरी ने बर्फ पर गिरी हर्माइनी की छड़ी उठा ली और फिर से टेंट के 
प्रवेश द्वार पर बैठ गया। 

'चाय के लिए धन्यवाद। मैं पहरेदारी का काम पूरा करूँगा। तुम 
अंदर गर्मी में चली जाओ।' | 

हर्माइनी झिझकी, लेकिन समझ गई कि हैरी उसे अंदर भेजना 
चाहता है। उसने पुस्तक उठाई और उसके पास से होती हुई टेंट में चली 
गई। जाते-जाते उसने हैरी के सिर के ऊपरी हिस्से पर हल्के से हाथ फेरा। 
हैरी ने हर्माइनी के स्पर्श पर अपनी आँखें बंद कर लीं और यह सोचने के 
लिए खुद से नफरत करने लगा कि हर्माइनी की बात सच थी और 
इबलडोर सचमुच उसकी परवाह करते थे। | | 


357 


अध्याय उन्नीस 


सफ़ेद हिरणी 


जब हर्माइनी ने आधी रात को पहरेदारी सँभाली, तब तक बर्फ़ गिरने लगी 
थी। उस रात हैरी को बुरे-बुरे सपने आए। उनमें नागिनी बार-बार 
आती-जाती रही। पहले तो वह एक टूटी हुई बड़ी अँगूठी में से निकली 
फिर क्रिसमस के गुलाबों के हार में से। हैरी दहशत में आकर बार-बार 
जागा। उसे लग रहा था कि कोई उसे दूर से आवाज़ दे रहा है। वह यह 
कल्पना कर रहा था कि टेंट के फड़फड़ाने की आवाज़ लोगों या उनके 
क़दमों की आवाज़ें हैं। 

अंततः वह अँधेरे में उठ खड़ा हुआ और हर्माइनी के पास पहुँच 
गया, जो टेंट के प्रवेशद्वार पर बैठकर छड़ी की रोशनी में जादू का इतिहा 
पुस्तक पढ़ रही थी। बर्फ अब काफ़ी ज्यादा गिर रही थी और हर्माइनी ने 
राहत के साथ उसके सुझाव को स्वीकार कर लिया कि वे जल्दी से पैकिंग 
` करके कहीं और चले जाएँ। 

कापती हुई हर्माइनी ने पाजामे के ऊपर शर्ट पहनते हुए कहा, (हमे 
किसी ज़्यादा सुरक्षित जगह की तलाश करनी चाहिए। मुझे बार-बार बाहर 
लोगों के चलने की आवाज़ आई थी। ऐसा भी लगा था, जैसे एक-दो बार 
किसी की झलक दिखी हो।' 

हैरी स्वेटर पहनते-पहनते रुक गया और टेबल पर रखे ख़ामोश, 
स्थिर मुखबिर यंत्र को देखने लगा 

'मुझे यक्रीन है कि यह मेरे मन का वहम रहा होगा,' हमी 
य से स्वर में कहा, 'अंधेरे में बर्फ के कारण आँखों को अक्सर 

जाता है ... लेकिन शायद हमें अदृश्य चोगे के नीचे अंतर्ध्य् ही 


352 


सफ़ेद हिरणी 


353 
त्रहिए। अगर कोई आस-पास हुआ, तो अच्छा रहेगा।” 
आधा घंटे बाद टेंट पैक हो गया। हैरी ने 
ने बैग पकड़ लिया। फिर वे अंतर्ध्यान हो ोरक्रक्स पहन लिया और 


गए। दमघोंटू एहसास ने 
उन्हें जकड़ लिया। हैरी के पैर बर्फ़ भरी ज़मीन से दूर हुए 
ढी हुई ज़मीन पर तेज़ी से टकराए। FP जब 


'हम कहाँ हैं ?” हैरी ने आस-पास बहुत से पेड़ों को देखते हुए 
जब हर्माइनी ने बैग खोला और उसमें से टेंट बाहर निकालने लगी। कहा, 


'हम डीन जंगल में हैं,' उसने कहा। “मैंने एक बार अपने मम्मी-डैडी 
के साथ यहाँ कैंपिंग की थी।' 


यहाँ भी चारों तरफ़ के पेड़ों पर बर्फ़ पड़ी थी और बहुत ज़्यादा ठंड 
धी, लेकिन कम से कम वे हवा से सुरक्षित थे। उन्होंने ज़्यादातर दिन टेंट के 
भीतर गुज़ारा और गर्मी के लिए चमकदार नीली लपटों के पास रहे, जिन्हें 
उत्पन्न करने में हर्माइनी बहुत माहिर थी और जिन्हें जार में कहीं भी ले 
जाया जा सकता था। हैरी को महसूस हुआ, जैसे वह किसी कम अवधि की 
गंभीर बीमारी से ठीक हो रहा हो। हर्माइनी की चिंता से उसे यह एहसास 
वार-वार हो रहा था। दोपहर को आसमान से फिर बर्फ़ गिरने लगी । अब 
उनकी छायादार खाली जगह पर भी बर्फ़ आ गई थी। 

दो रात की थोड़ी सी नींद के बाद हैरी की इंद्रियाँ सामान्य से ज्यादा 
चौकस थीं। गॉडरिक्स हॉलो में वे इतने बाल-बाल वचे थे कि वोल्डेमॉर्ट 
पहले से ज्यादा क़रीब, ज्यादा ख़तरनाक लगने लगा था। जब अँधेरा 
गेवारा गहराने लगा, तो हैरी ने हर्माइनी के पहरेदारी करने के प्रस्ताव को 
नकार दिया और उसे सोने जाने को कहा। 

हैरी टेंट के दरवाज़े पर एक पुराना तकिया लगाकर बैठ गया। 
उने अपने सभी स्वेटर पहन रखे थे, लेकिन इसके बावजूद वह कॉप रहा 
| समय गुज़रने के साथ-साथ अँधेरा गहराने लगा और अब कुछ भी 
देखाई नहीं दे रहा था। जिनी के विंदु को देखने के लिए वह हॉगवर्ट्स का 
"वेशा बाहर निकालने वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया कि क्रिसमस 

इंट्टयाँ चल रही थीं, इसलिए वह घर पर होगी। 

जंगल इतना विशाल था कि छोटी से छोटी सी हलचल भी eR वह 
ल थी। हैरी जानता था कि उसमें बहुत से जीव-जतु होंगे, उनकी मासूम 
था कि वे सभी स्थिर और ख़ामोश रहें, ताकि जले हा कई साल 
को दुष्ट लोगों की हलचलों से अलग कर सके। उ 


हैरी पॉटर 


354 हि 
पर चोगे के सरसराने की आवाज़ याद आ गई। ल 


पहले गिरी हुई गा कि यह उसे दोबारा सुनाई दी थी, लेकिन उसने खुद के 
के लिया। उनके सुरक्षात्मक सम्मोहन कई हफ़्तों से काम कर रहे थे पे 


अब क्यों टूटेंगे? बहरहाल, वह इस अनुभूति को नकार नहीं पाया कि आज 
की रात कुछ अलग है। 

उसने कई बार उठकर शरीर को सीधा किया। उसकी गर्दन 
रही थी, क्योंकि वह टेंट से एक अजीब कोण पर टिककर सो गया था। 
रात इतनी गहरी मखमली काली हो चुकी थी कि उगलिया उसे लगा, जैसे वह 
अंतर्ध्यान होते समय के अँधेरे में हो। उसने अपनी उँगलियों को देखने के 
लिए अभी हाथ चेहरे के सामने उठाया ही था कि तभी एक अजीब चीज़ हुई। 

एक चमकती सफ़ेद रोशनी उसके ठीक सामने दिखने लगी और 
पेड़ों के बीच चलने लगी। इसका स्रोत चाहे जो हो, यह बिना आवाज़ किए 
चल रही थी। रोशनी उसकी तरफ़ तैरती नज़र आ रही थी। 

वह उछलकर खड़ा हो गया, उसकी आवाज़ उसके गले में जम गई 
और उसने हर्माइनी की छड़ी उठा ली। जब रोशनी से उसकी आँखें 
चौंधियाने लगीं, तो उसने आँखें सिकोड़ लीं। इसके सामने के पेड़ बिलकुल 
काले नज़र आ रहे थे और वह चीज़ ज़्यादा क़रीब आती जा रही थी ... 

फिर बलूत के पेड़ के पीछे से रोशनी का स्रोत बाहर निकला। यह 
चाँदी जैसी सफ़ेद हिरणी थी, चाँद जितनी चमकदार और चांधियाने वाली। 
वह ज़मीन पर ख़ामोशी से चल रही थी और बर्फ़ के कणों पर उसके पंजा 
के निशान नहीं दिख रहे थे। वह जब उसकी तरफ़ बढ़ी, तो उसका सुंदर 
सिर उसकी चौड़ी, लंबी पलकों वाली आँखों के साथ ऊपर उठा हुआ था। 

हैरी हिरणी को हैरानी से घूरने लगा। वह इस बात पर हैरान नहीं 
था, क्योंकि वह बहुत अजीब लग रही थी, बल्कि इसलिए हैरान था, 
न जाने क्‍यों वह जानी-पहचानी लग रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे वह 
उसी के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वह भूल गया था कि 
उलाक्रात तय की थी। एक पल पहले तक वह हर्माइनी को आवाज़ लगी 
चाहे जो लेकिन अब इसका कोई सवाल नहीं था। वह जानता था 

हो, यह हिरणी उसके और सिर्फ़ उसी के लिए आई थी। 


वे कई लंबे पलों एक कि 
पुड़कर दूर जाने लनी रे एका सरे को निहारते रहे और फि 


नहीं,' हैरी ने कहा और उसकी आवाज़ कम इस्तेमाल होने गै 


सफ़ेद हिरणी ३ 
Sr 55 


टूट गई। “लौट आओ!” 
वह धीरे-धीरे पेड़ों के बीच चलती रही और जल्दी 
पेडों के मोटे, काले तनों के बीच नज़र आने लगी । पल ठी 
करर झिझका। उसके अंदर की सावधानी ने बुदबुदाकर कहा : यह कोई 
बाल, प्रलोभन या जाल हो सकता है। लेकिन उसकी सहज भावना, मन की 
भावना ने उससे कहा कि यह शैतानी जादू नहीं है। वह उसके पीछे चल दिया। 
बर्फ़ उसके पैरों के नीचे चरमराई, लेकिन पेड़ों के बीच से गुज़रते 
समय हिरणी ने कोई आवाज़ नहीं की, क्योंकि वह सिर्फ़ रोशनी थी। वह 
उसे जंगल के अंदर, और अंदर ले गई और हैरी जल्दी-जल्दी चलता रहा। 
उसे पूरा भरोसा था कि रुकने पर वह उसे अपने क़रीब आने देगी। फिर 
वह बोलेगी और वह सब वता देगी, जो वह जानना चाहता था। 
आखिरकार वह रुक गई। उसने अपना सुंदर सिर एक बार फिर 
उसकी तरफ़ घुमाया। हैरी तेज़ी से दौड़ने लगा। उसके मन में एक सवाल 
घुम रहा था, लेकिन जैसे ही उसने इसे पूछने के लिए अपना मुँह खोला, 
हिरणी गायब हो गई। . 
हालाँकि अँधेरे ने उसे पूरी तरह निगल लिया था, लेकिन उसकी 
चमकती छवि अब भी उसकी आँखों की पुतलियों पर मौजूद थी। इससे 
उसकी दृष्टि थोड़ी धुँधली हो गई। जब उसने अपनी पलक झुकाई, तो उसे 
चौधियाने जैसा एहसास हुआ। अब उसे डर लगने लगा। हिरणी की 
उपस्थिति में वह खुद को सुरक्षित समझ रहा था। | 
हि प्रकाशित भव/” वह फुसफुसाया और छड़ी की नोक पर रोशनी हो 
ग | 
उसकी पलकों के झपकने के साथ हिरणी की छवि धुँधली होती जा 
रही थी। वह जंगल की आवाज़ों को सुनने लगा। दूर टहनियाँ टकरा रही 
थीं और वर्फ़ गिर रही थी। क्या उस पर हमला होने वाला है? क्या हिरणी 
ललचाकर यहाँ तक लाई थी? क्या यह महज़ उसकी कल्पना थी कि 
छड़ी की रोशनी से दूर खड़ा-खड़ा उसे देख रहा था? 
उसने अपनी छड़ी ऊँची की। कोई भी उसकी तरफ़ न गो | 
को के पीछे से हरी रोशनी की कोई चमक नहीं निकली। फिर वह उसे 


लाई थी ? 

छ्डी की रोशनी में कोई चीज़ चमकी और हैरी घूमा, लेकिन वहाँ पर 
ष i ” के लिए 
है , जमा हुआ कुंड था। जब उसने इसे गौर से देखने 


हैरी पॉटर 


ऊुँची उठाई, तो इसकी चटकी हुई, काली सतह चमकने लेगी 
> के. वह थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ा और नीचे देखने लगा। ब मे 
प्रतिबिंब दिखा और छड़ी की रोशनी का भी। मोटी सफ़ेद वह के 
अत गहराई में कोई चीज़ चमक रही थी। एक बड़ा सा चाँदी का क्रॉस है 
उसका दिल उछलकर मुँह तक आ गया। वह कुंड के किनारे घुटने 
के बल बैठ गया और अपनी छड़ी तिरछी कर ली, ताकि कुंड की तलह 
में ज्यादा से ज़्यादा रोशनी पहुँच सके। गहरे लाल रंग की चमक ... यह 
तलवार थी, जिसकी मूठ में चमकते माणिक थे ... गरुड़द्वार की तलवार 
इस जंगल के कुंड की तलहटी में पड़ी थी। 
मुश्किल से साँस लेते हुए उसने इसकी तरफ़ घूरा। क्या यह संभव 
था? यह जंगल के कुंड में कैसे पड़ी रह सकती थी, उस जगह के इतनी 
क़रीब, जहाँ वे लोग कॅपिंग कर रहे थे? कया किसी अनजान जादू ने 
हर्माइनी को इस जगह तक खींचा था, या फिर वह हिरणी, जिसे उसने 
पितृदेव समझा था, इस कुंड की संरक्षक थी? या फिर वह तलवार कुं में 
उनके आने के बाद रखी गई थी, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वे वहाँ पर धे? 
अगर ऐसा था, तो वह कौन था, जो हैरी तक तलवार पहुँचाना चाहता 
था? एक बार फिर उसने अपनी छड़ी पास के झाड़-पेड़ों की तरफ़ करके 
किसी इंसान, किसी आँख की चमक की तलाश की, लेकिन उसे कोई नहीं 
दिखा। बहरहाल, उल्लास के साथ-साथ उसे थोड़ा डर भी लगने लगा, जब 


उसने अपना ध्यान उस तलवार की ओर मोड़ा, जो जमे हुए कुंड की 
तलहटी में पड़ी थी। 


चाँदी की तलवार की तरफ़ छड़ी तानकर वह बुदबुदाया, “आगमो 
तलवार।' 


यह हिली तक नहीं। उसे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। अगर यह 


काम इतना आसान होता, तो तलवार जमे हुए कुंड की गहराई के वगा 
ei गोल पड़ी होती, जहाँ से वह इसे आसानी से उठा लेता। वह बफ प 
ले-गाल घूमते हुए सोचने लगा कि आखिरी बार तलवार उसके साम 
कट हुई थी। तब वह भयंकर ख़तरे में था और उसने मदद मागी थै 
मदद करो,” वह बुदबुदाया तक नहीं 
कुंड की तलहटी में 8 पक सब लेकिन तलवार हिली 
चलते 


हैरी ने चलते र 
इस्तेमाल इए दोबारा खुद से पूछा कि जब उसने तलवीर 
न किया था, तो इम्बलडोर ने उसे क्या बताया था? सिफ र 


सफ़ेद हिरणी 


ही तलवार को टोपी से बाहर 
हड़द्वार में कौन से गुण होते हैं? हैरी दी "| और सच्चे 
ज़ ने इसका जवाब दे दिया : साहस, हिम्मत और बहादुरी 

हे को बाक़ी लोगों से अलग करती है। 

हैरी ने चलना छोड़ दिया और एक लंबी आह निकाली। उसकी गर्म 
स का धुआ जमी हुई हवा में तेज़ी से बिखर गया। वह जानता था कि 
उसे क्या करना है। अगर वह ख़ुद के साथ ईमानदार होता, तो तलवार को 
देखते ही समझ जाता कि बात यहाँ तक आने वाली है। 

उसने एक बार फिर आस-पास के पेड़ों को देखा, लेकिन उसे 
भरोसा हो चुका था कि अब कोई उस पर हमला नहीं करेगा। अगर कोई 
हमला करना ही चाहता, तो उसके पास बहुत से मौक़े थे। जब वह जंगल में 
अकेला चल रहा था या कुंड को देख रहा था, तो उस पर बड़ी आसानी से 
हमला किया जा सकता था। इस बिंदु पर देर करने का इकलौता कारण 
यही था कि आगे का काम बहुत आरामदेह नहीं था। 

काँपती उंगलियों से हैरी अपने कपड़े उतारने लगा। उसने दुख से 
सोचा कि जहाँ तक 'बहादुरी' का सवाल था, आज उसने ऐसा कोई काम 
नहीं किया था, सिवाय इसके कि उसने यह काम करने के लिए हर्माइनी को 
आवाज़ नहीं दी थी। 

उसके कपड़े उतारते समय कहीं पर एक उल्लू बोला, जिससे उसे 
हेविग की याद आ गई। वह अब काँप रहा था और उसके दाँत बुरी तरह 
किटकिटा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वह कपड़े उतारता रहा। आखिरकार 
वह अपने अंडरवियर में बर्फ़ पर नंगे पैर खड़ा था। उसने अपनी छड़ी, 
अपनी मम्मी की चिट्ठी, सिरियस के आईने के टुकड़े और पुरानी सुनहरी 
गेंद वाले पाउच को अपने कपड़ों के ऊपर रख दिया। इसके बाद उसने 
ह्मइनी की छड़ी बर्फ़ की तरफ़ तानी। 

'विभक्तो। 

ख़ामोशी में गोली चलने जैसी आवाज़ आई। कुंड की सतह र गई 
भर वर्फ़ के टुकड़े पानी में जा गिरे। हैरी ने देखा कि कुड Bs था, 

तलवार को उठाने के लिए उसे पानी में डुबकी लगानी हम हो 

उसने सोचा, ठंडे पानी के बारे में सोचने से काम मे गया और 
"णा या पानी गर्म नहीं हो जाएगा। वह कुंड के किनारे त कल्पना किए 

की रोशन छड़ी को ज़मीन पर रख दिया। फिर यर्ह 


358 हैरी पॉटर 
बिना कि उसे कितनी ठंड लगेगी या वह कितनी बुरी तरह कौपेगा 
छलाँग लगा दी। ' ऐस 
उसके शरीर का रोम-रीम विरोध में चीख़ने लगा : जब 
हुए पानी में कंधे तक डूब गया, तो उसके फेफड़ों की हवा जमकर भे 
लगने लगी। उसे साँस लेने में मुश्किल हो रही थी। बह इतनी कर ठो 
काप रहा था कि पानी कुंड के कोनों पर से छिटकने लगा। बुरी तरह 
सुन्न पैरों से तलवार को छूने की कोशिश की। वह उसने अपने 
ह सिर्फ़ एक 
लगाना चाहता था। | | वार इक 
हॉफता-काँपता हैरी डुबकी लगाने के पल 
करता रहा; जब तक कि उसने खुद से यह नहीं an की कोशिश 
कर ही देना चाहिए। फिर उसने पूरी हिम्मत बटोरकर डुबकी ms को 
ठंड बहुत दर्दनाक थी। इसने आग की तरह उस 
दिया। उसका मस्तिष्क जैसे जम सा गया, जब वह स्याह र इमा का 
हुए rae तक पहुँचा और तलवार को टटोलने लगा। ४ धकाते 
पठ के न ओर कप कक और उसने इसे ऊपर की तरफ़ ह| 
तभी अचानक कोई चीज़ उसकी 
पौधों के बारे में सोचा, हालांकि डुबकी लगाते अप ता 
से या बेल 
उसकी साँस की नली को दबा रही शक होरक्रक्स की चेन थी, जो अब 
हैरी ने ज़ोर से पैर चलाए पहुँचने | 
लेकिन वह सिर्फ़ ५ सतह पर पहुँचने की कोशिश की, 
हुए उसने गला घोंटती चेन पर रे तक ही पहुच पाया। शंय वे फ 
उसे ढीला नहीं कर पाईं। अब उसके हा ताता मार कली जल 
थे और वह डूबने वाला था। अब सिर क भीतर छोटे सितारे नाचने तो 
सकता था और जो बाँहे ल कुछ नहीं बचा था, अब वह कुछ नहीं की 
रूप से मौत की थीं . सीने के चारों ओर कस गई थीं, वे तिरि 
घुटते हुए गले से साँस छोड़ते इए औ' ठ 
महसूस करते हुए वह es छोड़ते हुए और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा 8 
और आया। उसका चेहरा बर्फ़ पर नीचे की तर 
किले जा ये हॉफ रहा था, खाँस रहा था और प 
‘+. यह ! गई थी, जैसे बह साप के हमला करते ही 
आवाज़ तो उसके जैसी नहीं थी, न ही 


सफ़ेद हिरणी व 
9 


वती, न ही कदमों की आहट का वज़न ... 


हैरी में इतनी ताक़त नहीं थी कि अपना सिर उठाकर 
बचाने वाले का चेहरा देख सके। उसने तो बस कापता हुआ हाथ bah 
गले की उस जगह को छुआ, जहाँ लॉकेट ने उसके मांस में घाव कर दिया 
धां। लॉकेट चला गया था। किसी ने उसे काटकर खोल दिया था। फिर एक 
हँफती हुई आवाज़ उसके सिर के ऊपर बोली। 

'क्या - तुम - पागल - हो - गए - थे ?! 

उस आवाज़ को सुनने के सदमे के अलावा कोई चीज़ हैरी को उठने 
की शक्ति नहीं दे सकती थी। बुरी तरह कापते हुए वह अपने पैरों पर खड़ा 
हुआ। उसके सामने रॉन खड़ा था, जिसने पूरे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन 
वह बुरी तरह गीला था। उसके बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे। 
गरुडद्वार की तलवार उसके एक हाथ में थी और टूटी चेन से लटकता 
होरक्रक्स दूसरे हाथ में था। ह 

“आखिर तुमने,” रॉन ने हॉफते हुए होरक्रक्स को उठाया, जो अपनी 
छोटी चेन में आगे-पीछे झूलता रहा, “गोता लगाने से पहले इसे उतार क्‍यों 
नहीं दिया ?! 

हैरी ने जवाब नहीं दिया। रॉन के दोबारा आने की तुलना में चाँदी 
जैसी हिरणी का आना कुछ भी नहीं था। वह इस पर यक़ीन नहीं कर 
पाया। ठंड से ठिठुरते हुए वह उन कपड़ों को उठाकर पहनने लगा, जो अब 
भी पानी के किनारे पर पड़े थे। अपने सिर के ऊपर स्वेटर के बाद स्वेटर 
झलते वक्‍त हैरी ने रॉन को घूरा। उसे लग रहा था कि नज़रों से दूर होने 
पर कहीं वह गायव न हो जाए, लेकिन वह असली दिख रहा था। उसने 
अभी-अभी कुंड में कूदकर हैरी की जान बचाई थी। 

'यह तु - तुम थे ?' हैरी ने आखिरकार कहा। उसके दाँत बज रहे थे 

गला दवने के कारण उसकी आवाज़ सामान्य से ज़्यादा धीमी थी। 


हो,' रॉन ने कहा, जो थोड़ी दुविधा में दिख रहा था। 

'तु - तुमने वह हिरणी भेजी थी ?' | 
या? नहीं, ज़ाहिर है नहीं! मैंने सोचा था कि यह तुमने किया हीगा' 
'मेरा पितृदेव मृग है।' 

'ओह हाँ। मुझे यह थोड़ा अलग लगा भी था 
हैरी ने हैग्रिड के पाउच को दोबारा अपनी 


| सींग नहीं थे।' 
गर्दन में लटकाया, 


हैरी पॉटर 
360 र नाज 
आखिरी स्वेटर पहना, झुककर हर्माइनी की छड़ी उठाई और एक वार ह, 
रॉन की तरफ़ चेहरा घुमाया। | 

'तुम यहाँ कैसे आ गए ! 

स्पष्ट रूप से रॉन को उम्मीद थी कि अगर यह सवाल पूछा भे 

बाद में पूछा जाएगा। 
गा दल मैं - तुम जानते हो - मैं लौट आया हूँ। अगर -' उसने 
अपना गला साफ़ किया। 'अगर तुम अब भी मेरा साथ चाहते हो।' 
पल भर खामोशी छाई रही, जिसमें रॉन के जाने का विषय उनके 
तरह उठता हुआ लगा। बहरहाल, वह यहाँ आ गया था 
wpe था। उसने अभी-अभी हैरी की जान बचाई थी। 

रॉन ने अपने हाथों की तरफ़ देखा। पल भर के लिए वह हैरान 
नज़र आया कि वह अपने हाथ में कौन सी चीज़ें पकड़े था। 

“ओह हाँ, मैंने इसे बाहर निकाल लिया,” उसने अनावश्यक रुप मे 
कहा और हैरी के सामने तलवार को ऊपर उठाया। “तुम इसीलिए कूदे थे, 
है ना?” 

हॉ,' हैरी ने कहा। “लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तुम यहाँ कैसे आ 
गए ? तुमने हमें कैसे ढूँढ़ लिया ?' 

'लंबी कहानी है,” रॉन ने कहा। “मैं घंटों से तुम्हारी तलाश कर रह 
था। यह काफ़ी बड़ा जंगल है, है ना? मैं सोचने लगा था कि किसी पेड़ के 
नीचे बैठकर सुवह होने का इंतज़ार करता हूँ, तभी मैंने हिरणी को और 
उसके पीछे तुम्हें आते देखा।' 

'तुम्हें कोई और नहीं दिखा ?' 

'नहीं,' रॉन ने कहा। “मुझे -' 
लेकिन वह झिझका और कुछ गज़ दूरी पर लगे दो पेड़ों की तर्फ 
देखने लगा। | 
“- मुझे कोई चीज़ वहाँ हिलती दिखी थी, लेकिन में उस वर्क $ 
तरफ़ भाग रहा था, क्योंकि तुम पानी के नीचे चले गए थे और 
आए थे, इसलिए मैं उस तरफ़ नहीं गया - बहाँ!' 
रॉन ने जिधर इशारा किया था, हैरी जल्दी से वहाँ पहुँच गर्ग 


«भरत के दो पेड़ बहुत पास-पास लगे थे। उनके तनों के बीच 
की ऊँचाई पर सिर्फ़ कुछ इंचों का छेद था। यह जासूसी के लिए त 


की तर 
नहीं 


सफ़ेद हिरणी 
क्योंकि कोई आपको देख नहीं or 
धी, ख नहीं सकता था पेडों 

न्यास की ज़मीन पर बर्फ नहीं होने के कारण हैरी पैरों ह पे के 
पाया। वह उस जगह पर लोट आया, जहाँ रॉन Ri शान नहीं 
कर रहा था। उसके हाथ में तलवार और होरक्रक्स अब भी थे। इंतज़ार 

'क्ुछ मिला ?” रॉन ने पूछा। 

'नहीं,' हैरी ने कहा। 

'तो तलवार उस कुंड में कैसे पहुँची ?' 

'जिसने भी पितृदेव उत्पन्न किया था, उसी ने रखी होगी |! 

उन दोनों ने चाँदी की सुंदर तलवार को देखा। इसकी माणिक वाली 
मूठ हर्माइनी की छड़ी की रोशनी में हल्की-हल्की चमक रही थी। 

तुम्हें लगता है कि यह असली है ?' रॉन ने पूछा। 

'इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, है ना?” हैरी ने पूछा। 

होरक्रक्स अब भी रॉन के हाथ में झूल रहा था। लॉकेट हल्के से 
कप रहा था। हैरी जानता था कि इसके भीतर की चीज़ एक बार फिर 
विचलित हो गई है। इसे तलवार की मौजूदगी का एहसास हो गया था और 
इसने हैरी को तलवार पकड़ने देने के बजाय उसे मारने की कोशिश की थी। 
यह लंबी बातचीत का वक्त नहीं था। यह तो लॉकेट को हमेशा-हमेशा के 
लिए नष्ट करने का वक्त था। हैरी ने हर्माइनी की छड़ी ऊँची उठाकर चारों 
तरफ़ देखा। उसे गूलर के पेड़ के नीचे एक समतल सी चट्टान दिखी। 

'यहाँ आओ,' उसने आगे चलते हुए कहा। फिर उसने चट्टान के 
ऊपर की वर्फ़ साफ़ की और होरक्रक्स लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। 
वहरहाल, जब रॉन ने तलवार देने की कोशिश की, तो हैरी ने सिर हिला 
दिया। 


'नहीं, यह काम तुम्हें करना चाहिए।' 
'मुझे ?' रॉन ने सदमे में कहा। 'क्यों ?' 
'क्योकि तलवार को कुंड में से तुमने बाहर निकाला था। मुझे लगता 
है कि यह काम तुम्हारे ही हाथों होना चाहिए।' 
रहा था। जितनी निश्चितता से 


वह दयालुता या उदारता नहीं दिखा रह 

पी मालूम चला था कि हिरणी मासूम थी, उतनी a से वह 
ह भी जानता था कि तलवार रॉन को ही चलाना चाहिए। 

र जादू के कुछ रहस्यों के बारे में, कुछ कामों की अतुलनीय शक्ति के 


हैरी पॉटर 
362 क 


बारे में सिखा दिया था। 


हैरी ने कहा, मैं सदर 
करना। तत्काल, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर जो भी है, वह | 


क डायरी के भीतर मौजूद रिडल ने मुझे मारने की कोशिश क हे 

'तुम इसे खोलोगे कैसे ?' रॉन ने दहशत में पूछा। 

'सर्पभाषा का इस्तेमाल करके,' हैरी ने कहा। जवाब इतनी जी 
उसके होंठों तक आ गया, जैसे मन ही मन यह उसे हमेशा से मालूम i 
शायद नागिनी के साथ हुई हाल की मुठभेड़ की वजह से उसे इस बात कर 
एहसास हो गया था। उसने सर्पाकार 'एस' को देखा, जिस पर सुनहरे हरे 
पत्थर चमक रहे थे। यह कल्पना करना आसान था कि यह छोटा सा साँप 
है, जो ठंडी चट्टान पर कुंडली मारकर लेटा है। 

“नहीं!” रॉन ने कहा, “नहीं, इसे मत खोलो! मैं सच कह रहा हूँ! 

'क्यों नहीं?” हैरी ने पूछा। 'चलो, हम इस कमबख्त चीज़ पे 
छुटकारा पा लेते हैं। महीनों हो चुके हैं? 

'मैं नहीं कर सकता, हैरी, मैं सच कह रहा हूँ - यह काम तुम करो -' 

“लेकिन क्यों ?' . = | 

'क्योंकि वह चीज़ मेरे लिए बुरी है!” रॉन ने कहा और चट्टान पर 
रखे लॉकेट से दूर हट गया। “मैं इससे नहीं लड़ सकता! हेरी, मैं अपने पुराने 
व्यवहार के लिए बहाने नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इसका तुम पर और 
हर्माइनी पर जितना असर होता था, उससे ज्यादा बुरा असर मुझ पर होता 
था। इसकी वजह से मेरे मन में बहुत बुरे-बुरे विचार आते थे और हर चीज़ 
ज़्यादा बुरी बन जाती थी। मैं इसे स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसे 
उतारने के बाद मेरा दिमाग सही हो जाता था - मैं यह काम नहीं कर 
सकता, हैरी!” | 
हर हक पीछे हटकर सिर हिलाने लगा। तलवार उसके एक तरफ़ शर्ट 

| | 

तुम यह काम कर सकते हो,” हैरी ने कहा, 'तुम कर सकते है! 
sre तलवार निकाली है। मुझे लगता है कि इसलिए तुही वी 

गाल करना चाहिए। प्लीज़, इससे छुटकारा पा लो, रोग! 


अपना नाम सुनकर जैसे रॉन को प्रेरणा मिल गई। 
निगला, फिर अपनी लंबी नाक से तेज़ी से सास लेते हुए चट्टान की तर 


इसे खोलता हूँ, तुम इस पर तलवार पे 


सफ़ेद हिरणी 
J 363 


बढ़ा | 
उसने धीमी आवाज़ में कहा, “मुझे बता देना कि कब।' 
'तीन की गिनती पर,” हैरी ने कहा। उसने लॉकेट की तरफ़ 
और अपनी आँखें सिकोड़कर 'एस' अक्षर पर केंद्रित कीं। उसने हक 
कल्पना की, जब लॉकेट के अंदर वाली चीज़ फँसे हुए कॉकरोच की तरह 
खड़खड़ाने लगी। इस पर तरस खाना आसान होता, लेकिन हैरी की गर्दन 
का धाव अब भी जल रहा था, इसलिए तरस खाने का सवाल ही नहीं था। 
'एक ... दो ... तीन ... खुलो।' 
आखिरी शब्द हिस्स की आवाज़ में आया और हल्की सी क्लिक के 
साथ लॉकेट के सुनहरे दरवाज़े चौपट खुल गए। 
काँच की दोनों खिड़कियों के पीछे एक-एक ज़िंदा आँख झपकी। ये 
आँखें काली और सुंदर थीं, जैसी टॉम रिडल की तब थीं, जब वे लाल और 
छेद जैसी पुतलियों में नहीं बदली थीं। 
'तलवार मारो, हैरी ने लॉकेट को चट्टान पर पकड़े हुए कहा। 
रॉन ने अपने काँपते हाथों से तलवार उठाई। इसकी नोक तेज़ी से 
घूमती आँखों पर झुक गई और हैरी ने कसकर लॉकेट को जकड़ लिया। 
उसने खुद को तैयार कर लिया और वह खुली खिड़कियों से ख़ून बहने की 
कल्पना करने लगा। | 
तभी होरक्रक्स में से हिस्स की एक आवाज़ आई। 
'मैने तुम्हारा दिल देख लिया है और यह मेरा है।” 
'इसकी बात मत सुनो!” हैरी ने रूखेपन से कहा। “तलवार से वार 
करो!' 
मैंने तुम्हारे सपने देख लिए हैं, रोनाल्ड वीज़्ली, और तुम्हारे डर 
भी। तुम जो चाहते हो, वह संभव है, लेकिन तुम जिससे डरते हो, वह भी 
संभव है ...! 


'मारो!' हैरी चिल्लाया। उसकी आवाज़ पास के पेड़ों से टकराकर 


पूजी, तलवार की नोक काँपी और रॉन ने रिडल की आँखों में देखा। 


'्माँ हसरत थी ... 
माँ का प्यार हमेशा सबसे कम मिला, जिसे बेटी की हसरत - 


हैरी पॉटर 
व और उसे डर था कि इसके 
लॉकेट पकड़ में काप रहा था आर उ अगले 

दी तलवार ऊपर उठाई और ऐसा करते समय रि 
आँखें लाल चमकने लगीं। कि 

लॉकेट की दो खिड़कियों में से, दोनों आँखों से, दो अजीब से + 
फूलकर बाहर निकले - हैरी और हर्माइनी के विकृत से सिर। ' 

उन आकृतियों को लॉकेट से निकलता देखकर रॉन सदमे में चीज 
और पीछे हट गया। पहले तो लॉकेट से आकृतियों के सीने निकले, हि 
कमर, फिर पैर, जब तक कि वे लॉकेट में एक ही जड़ वाले दो पेड़ झ् 
तरह पास-पास खड़े नहीं हो गए। ये आकृतियाँ रॉन और असली हैरी & 
ऊपर लहरा रही थीं, जिसने अपनी उँगलियाँ लॉकेट से दूर कर ली ही 
क्योंकि यह अचानक दहकने लगा था। ! 

'रॉन!' वह चिल्लाया, लेकिन रिडल-हैरी अब वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ 
में बोल रहा था और रॉन मंत्रमुग्ध होकर उसके चेहरे को निहार रहा धा। 

'तुम क्यों लौटे ? हम तुम्हारे बगैर ज़्यादा अच्छे थे, तुम्हारे बगेर 
ज्यादा खुश थे, तुम्हारे जाने से हम बहुत प्रसन्न थे ... हम तुम्हारी मूर्खता, 
तुम्हारी कायरता, तुम्हारी हिमाक़त पर हँसे थे -' 


'हिमाक्रत!' रिडल-हर्माइनी बोली, जो असली हर्माइनी से ज्यादा 
सुंदर, लेकिन भयंकर भी दिख रही थी। वह रॉन के सामने हंसते हुए 
लहराई, जो दहशत में दिख रहा था और तलवार उसके बगल में लटक 
रही थी। 'जब हैरी पॉटर पास में हो, तो तुम्हारी तरफ़ कौन देख सकता 
है, तुम्हारी तरफ़ कौन देखेगा ? चुनिंदा जादूगर की तुलना में तुमने 


आख़िर किया ही क्या है? वह लड़का जो ज़िंदा बच गया की तुलना में तुम 
हो ही क्या ?! 


रान, इस पर तलवार भोंक दो, तलवार भोंक दो!' हैरी चिल्लाय, 
लेकिन रॉन हिला तक नहीं। उसकी आँखें फैली हुई थीं और उन 
रिडल-हैरी तथा रिडल-हर्माइनी के प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। उनके बात 


र परह घुमड़ रहे थे, उनकी आँखें लाल चमक रही थीं, 
५ के दुष्ट युगल गीत की तरह ऊँचे सुर में उठ रही थीं। 
तुम्हारी हक व्यग्य से कहा, जबकि रिडल-हर्माइनी मुका 


बेटे बदलकर खुशी है वे बेटे के रूप में मुझे ज्यादा पसंद करती कहे 


'उसे कौन ज्यादा पसंद नहीं करेगा ? कौन सी औरत तुम्हें वाह" 


सफ़ेद हिरणी 
४७७७७ 365 
नहीं हो, उसकी तुलना में कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं * रिडल- 
| गुतगुनाते हुए कहा। फिर वह सौंप की तरह रिडल-हैरी के चारों तरफ़ 
लिपट गई और उसे कसकर आलिंगन में बाँध लिया : उनके ५ 
गए। 
रॉन का चेहरा दर्द से भर गया : उसने काँपते हाथों से तलवार ऊँची 
उठाई। 
“मारो, रॉन!' हैरी चिल्लाया। 
रॉन ने उसकी तरफ़ देखा और हैरी को उसकी आँखों में लाली 
नज़र आई। 
रॉन -?' 
तलवार चमकी और जमकर पड़ी : हैरी तेज़ी से दूर हट गया। 
तलवार के धातु से टकराने की आवाज़ आई और एक लंबी चीख निकली। 
हैरी बफ़ में फिसलते हुए घूमकर मुड़ा। उसने रक्षा करने के लिए छड़ी तैयार 
रखी थी, लेकिन वहाँ लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। 
उसके और हर्माइनी के राक्षसी संस्करण जा चुके थे। वहाँ सिर्फ़ रॉन 
धा, जो हाथ में तलवार पकड़े खड़ा था और समतल चट्टान पर पड़े लॉकेट 
के टूटे अवशेषों को देख रहा था। 
धीरे-धीरे हैरी उसके पास आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि 
क्या कहे या करे। रॉन गहरी साँसें ले रहा था। उसकी आँखें अब लाल 
नहीं, वल्कि सामान्य नीली थीं। वे गीली भी थीं। 
हैरी ने ऐसा जताया, जैसे उसने यह देखा ही नहीं हो। उसने झुककर 
टूटे हुए होरक्रक्स को उठा लिया। रॉन ने दोनों खिड़कियों के काँच को भेद 
दिया था। रिडल की आँखें गायव हो चुकी थीं और लॉकेट की धब्बेदार 
रेशमी किनारी से हल्का-हल्का धुआँ निकल रहा था। होरक्रक्स के अंदर 


की ज़िंदा चीज़ अव गायव हो चुकी थी। रॉन को सताना इसका आख़िरी 
काम था। 


हा रॉन के हाथ से तलवार छूट गई। वह सिर को हाथों में पकड़कर 
रनों के बल बैठ गया। वह काँप रहा था, लेकिन हैरी समझ गया कि 
5% के कारण नहीं था। हैरी ने टूटे हुए लॉकेट को अपनी जेव में be 
रन के पास झुककर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने ३ 
अच्छी निशानी समझी कि रॉन ने हाथ नहीं हटाया। 


हैरी पॉठर 
366 4 ए हि 

'नम्हारे जाने के बाद,' उसने धीमी आवाज़ में कहा और इस ७... 
हुए इ इज कि रंग का चेहरा लि हुआ था "कह ले भर 
रोती रही। शायद उससे भी ज़्यादा समय कर नह नहीं चाहती हू 
कि मुझे पता चले। ज़्यादातर रातों को हमने बात तक नहीं की। तुमे 
जाने के बाद ...' | 

उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। रॉन के दोबारा आने के वाद ही 
हैरी को पूरा एहसास हुआ था कि उसके न रहने की उन्होंने कितनी कीमत 
चुकाई थी। 

'वह मेरी बहन जैसी है,” हैरी ने आगे कहा। “मैं उसे बहन की तरह 
चाहता हूँ और मुझे लगता है कि वह भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है। वह 
हमेशा ऐसा ही था। मुझे लगता है कि तुम यह जानते हो।' 

रॉन ने प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन अपना चेहरा हैरी से दूर घुमा 
लिया और आवाज़ करते हुए अपनी आस्तीन पर नाक पोछी। हैरी दोबारा 
उठकर खड़ा हो गया और कुछ गज़ दूर चलकर रॉन के बड़े बैग के पास 
पहुँचा, जिसे पटककर वह हैरी को डूबने से बचाने के लिए कुंड की तरफ़ 
भागा था। उसने इसे अपनी पीठ पर लाद लिया और वापस रॉन के पास 
पहुँचा। हैरी के आते समय रॉन उठकर खड़ा हो गया। उसकी आँखें अब 
लाल थीं, लेकिन सिर्फ़ इसे छोड़कर वह सामान्य नज़र आ रहा था। 

'मुझे अफ़सोस है,” उसने भारी आवाज़ में कहा। “मुझे अफ़सोस है 
कि मैं चला गया था। मैं जानता हूँ कि मैं एक - एक -' 

उसने अँधेरे में चारों तरफ़ घूमकर देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि 
हक पर्याप्त बुरा शब्द उड़कर आ जाएगा और उसका वाक्य पूरा कर 

गा। 

“तुमने आज रात को एक तरह से उसकी भरपाई कर दी है,' हैरी ने 
कहा। तलवार निकालकर। होरक्रक्स नष्ट करके। मेरी जान बचार्कर। 

'इससे मैं बहुत बहादुर लगता हूँ, असलियत से ज़्यादा, १ 
बुदबुदाया | 
है हे इस तरह की चीज़ हमेशा असलियत से ज्यादा बहादुरी भरी का 
' चते ने कहा। 'मैं बरसों से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रह 


वे एक साथ आगे बढ़े और गले लग न की जैक" 
[ गए। हैरी ने रॉन 
गले पिछले को पकड़ लिया। . रा 


सफ़ेद हिरणी 


'और अब,' हैरी ने कहा, जब वे दोनों 
खोजना है।' 

लेकिन यह मुश्किल नहीं था। जंगल के अँधेरे 
चलना लंबा लग रहा था, जबकि रॉन के साथ लोटते क्ब 
आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम समय लगा। हेरी र्माइनी को जगाने के 
लिए बेताब था और बढ़ते रोमांच के साथ टेंट में दाखिल हुआ। रॉन थोडा 
पीछे रह गया। 

कुंड और जंगल की ठंडक के वाद अंदर का माहौल काफ़ी गर्म लग 
रहा था। अंदर फर्श पर एक प्याले में नीली लपटों की रोशनी थी। हर्माइनी 
कंबलों के नीचे गहरी नींद में सोई थी और तब तक नहीं हिली, जब तक 
हैरी ने उसका नाम कई बार नहीं पुकारा। 

'हमाहनी!” 

वह हिली, फिर जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने चेहरे से बाल 
हटाने लगी। 

'क्या गड़बड़ हो गई ? हैरी? ? तुम ठीक तो हो?” | | 

'ठीक हूँ, में ठीक हूँ। ठीक से भी ज़्यादा अच्छा हूँ। मैं बहुत बढ़िया 
हूँ। कोई आया है।' 

'तुम्हारा क्या मतलब है? कौन - ?' 

उसने रॉन को देखा, जो वहाँ तलवार थामे खड़ा था और उधड़ते 
कालीन पर पानी टपका रहा था। हैरी एक अँधेरे कोने में पीछे हट गया। 
उसने रॉन का बैग नीचे रखा और कैनवास में ओझल होने की कोशिश 
करने लगा 

हर्माइनी अपनी वर्थ से फिसलकर उतरी और किसी नींद में चलने 
वाले की तरह रॉन की तरफ़ वढ़ी। उसकी नज़रें रॉन के पीले चेहरे पर 
गमी थीं। वह उसके ठीक सामने जाकर रुकी। उसके होंठ थोड़े खुले थे और 
आँखें फैली हुई थीं। रॉन ने एक कमज़ोर, आशा भरी मुस्कान दी और 
अपनी बाँहें आधी ऊँचाई तक उठाई। क 

र्माइनी ने उस पर छलाँग लगा दी और उसके पूरे शरीर पर उ 

लगी। 


367 
अलग हुए, “हमें दोबारा रेंट 


'आउच - आऊ - दूर हटो! यह क्या - ! हर्माइनी - ओढ! 
तुम - बेवकूफ - रोनाल्ड - वीज़्ली!' 


ड्वैरी पॉटर 
हा ne हर्माइनी के 
क्रे साथ एक मुक्का मारा। हम आगे वह 

समय ps अपना सिर बचाने लगा। जणे कन 

'तुम - यहाँ - हफ्तों - बाद - लौट - रहे - हो - ओह, मेरी बे 
कहाँ है?” | 
वह इस तरह दिख रही थी, जैसे इसे हैरी के हाथ से छीनने न 
तैयार हो। हैरी ने सहज भाव से प्रतिक्रिया की। 

'रक्षाकवच!' 

रॉन और हर्माइनी के बीच अदृश्य दीवार बन गई। इसकी शक्ति मे 
वह फर्श पर पीछे की तरफ़ गिर पड़ी। अपने मुंह से बालों पर फूँक मारते 
हुए वह दोबारा उछलकर खड़ी हो गई। 

'हर्माइनी!' हैरी ने कहा। “शांत -' 

'मैं शांत नहीं रहूँगी!' वह चीख़ी। हैरी ने इससे पहले उसे कभी 
इतना बेक़ाबू होते नहीं देखा था। वह बहुत संकल्पवान दिख रही थी। 

“मुझे मेरी छड़ी वापस दो! मेरी छड़ी वापस दो!” 

'हर्माइनी, क्या तुम मेहरबानी करके -' 

'मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, हैरी पॉटर!' वह 
चिल्लाई। 'तुम यह जुर्रत मत करो! इसे अभी वापस दो! और तुम।' 

वह रॉन की तरफ़ गंभीर आरोप भरी उँगली उठा रही थी। यह 
किसी शाप की तरह था और हैरी रॉन को दोष नहीं दे सकता था कि वह 
कई क़दम पीछे हट गया। 

'में भागकर तुम्हारे पीछे गई थी! मैंने तुम्हें आवाज़ें लगाई थीं! मैने 
तुमसे गिड़गिडाकर लौटने की भीख मागी थी!” 


'मैं जानता हूँ,” रॉन ने कहा। 'हर्माइनी, मुझे अफ़सोस है, मुग 
सचमुच -' 


'ओह, तुम्हें अफ़सोस है।” 


तरफ़ वह तीखी और बेक़ाबू आवाज़ में हँसी। रॉन ने मदद के लिए ह 
र | देखा, लेकिन हैरी ने कंधे उचकाकर जताया कि वह कया 


कस क वापस लौट रहे हो - हफ़्तों बाद - तुम सोव * 
अफ़सोस जताने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा?” 


सफ़ेद हिरणी की 
'देखो, मैं और क्या कह सकता हूँ ?” रॉन चिल्लाया 
शी हुई कि रॉन संघर्ष कर रहा था। जीर हैरी को 
'ओह, मैं नहीं जानती! हर्माइनी व्यंग्य भरी आवाज़ में चिल्लाई 
? हि इसमें * लत 
अपने दिमाग को टटोलो, रॉन, इसमें सिर्फ़ दो सेकंड का समय ताता 


} 


~ 


'हर्माइनी,' हैरी बीच में बोला, क्योंकि उसे यह बहुत संवेदनशील 
हमला लगा, उसने अभी-अभी मेरी जान बचाई है -' 

'मुझे परवाह नहीं है!” वह चीख़ी। “मुझे परवाह नहीं है कि उसने क्या 
किया है! कई हफ्ते गुज़र गए हैं। अगर हम मर भी जाते, तो भी उसे पता 
नहीं चलता -' 

'में जानता था कि तुम लोग मरे नहीं हो!' रॉन गरजा और पहली 
बार उसकी आवाज़ हर्माइनी की आवाज़ से ज्यादा तेज़ थी। वह इतने 
करीव आया, जितना कवच सम्मोहन के बावजूद आ सकता था। “हैरी के 
बारे में दैनिक जादूगर में, रेडियो पर सारी ख़बरें आती रहती हैं। वे हर 
जगह तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। बहुत सारी अफ़वाहें और पागलपन भरी 
ख़बरें फैली हुई हैं। अगर तुम मर जाते, तो मुझे ख़बर मिल जाती। तुम 
नहीं जानते हो कि क्या हुआ था -' 

“तुम्हारे साथ क्या हुआ था ?' 

हर्माइनी की आवाज़ अब इतनी तीखी थी कि अगर वह इससे 
ज्यादा तीखी आवाज़ में बोलती, तो सिर्फ़ चमगादड़ ही उसकी वात सुन 
पाते। वहरहाल, अब वह गुस्से के उस स्तर पर पहुँच गई थी कि कुछ समय 
के लिए अवाक रह गई थी और रॉन ने लपककर इस मौक़े का फ़ायदा 
उठा लिया। 

'जिस पल मैं अंतर्ध्यान हुआ था, उसी पल वापस लौटना चाहता 
था, लेकिन धरपकड़ गैंग ने मुझे पकड़ लिया था, हर्माइनी । मैं हिल भी नहीं 
कता था!” भ 

'किस गैंग ने?” हैरी ने पूछा, जब हर्माइनी ने एक कुर्सी पर बैठकर 
क इतनी कसकर बाँध लिए, जैसे कई सालों तक उन्हे नहीं 

| 


हैं। ये गैंग मगलू परिवार 
धरपकड़ गैंग,” रॉन बोला। “वे हर जगर्ह हैं। ये में सोना पाना 


में पदा 
जादूगरों और ख़ून के गद्दारों को पकड़कर घोषणा 
। मंत्रालय ने पकड़े जाने वाले हर व्यक्ति पर इनाम देने की ह 


हैरी पॉटर 

5 जाने की उम्र का दिख 
में और स्कूल जाने की $ रहा था। वे 

की है। मैं र हाने सोचा कि मैं मगलू परिवार का जादूगर न 


रोमांचित हो ही , जाने 
छिपने की कोशिश कर रहा हैं। मंत्रालय जाने से बचने के लिए मुझे ह 


दिमाग लड़ाना पड़ा। 

“तुमने उनसे क्या कहा ! 

"मैंने कहा कि मैं स्टैन शनपाइक हूँ। मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम 
उसी का आया था।' 

“और उन्होंने इस पर यक्रीन कर लिया ?' 

'देखो, वे ज़्यादा बुद्धिमान तो थे नहीं। उनमें से एक का दिमाग तो 
निश्चित रूप से दैत्य जैसा था, उसकी बदबू ...' _ 

रॉन ने हर्माइनी की तरफ़ नज़र डाली। स्पष्ट रूप से उसे उम्मीद शी 
कि इस हल्के मज़ाक़ से वह नरम पड़ सकती है, लेकिन कसकर बै 
हाथ-पैरों के ऊपर उसके चेहरे का भाव पथरीला ही बना रहा। 

'ख़ैर, उनके बीच इस बारे में बहस हुई कि मैं स्टैन था या नहीं। सच 
कहा जाए, तो यह बड़ा ही कमज़ोर दृश्य था, लेकिन इसके बावजूद वे पाच 
थे, जबकि मैं अकेला था और उन्होंने मेरी छड़ी भी छीन ली थी। फिर उनमें 
से दो लड़ने लगे और बाक़ी का ध्यान भटक गया। जिसने मुझे पकड़ रखा 
था, मैंने उसके पेट में घूँसा मार दिया और उसकी छड़ी उठा ली। जिस 
जादूगर के पास मेरी छड़ी थी, मैंने उसे निरस्त्र किया और अतर्ध्यान हो 
गया। मैं इस काम को ज्यादा अच्छी तरह नहीं कर पाया, दोबारा विभक्त 
हो गया -' रॉन ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर दो गायब नाखून 
दिखाए। हर्माइनी ने अपनी भौहें ठंडेपन से उठाई '- और मैं तुमसे मीलों दूर 
पहुच गया। जब तक मैं नदी के उस किनारे पर वापस पहुँचा, जहाँ हम 
लोगों ने डेरा डाला था ... तब तक तुम लोग जा चुके थे।' 

“ओह, कितनी दिलचस्प कहानी है,” हर्माइनी ने ऊँची आवाज़ में 
जिसमें वह तब बोलती थी, जब वह चोट पहुँचाना चाहती थी। तब 
छ गए होगे। इस दौरान हम गॉडरिक्स हॉलो गए थे 
आपि आ गया वहाँ क्या हुआ था, हैरी ? ओह हाँ, तुम-जानते-हो-कौ 

था। उसने हम दोनों को लगभग मार ही डाला था 


फिर तुम-जानते-हो-कौन खुद आया 
या और हम उसके पल भेर 
पहले ही भागकर उससे बच बा र हम उसके आने के बस 


क्या?” रॉन ने मुंह फाड़कर कभी हिय को, तो कभी हैरी की 


सफ़ेद हिरणी शत 
१४ I 


खा, लेकिन र उसे Fe mre कर दिया। 

'हेरी, ज़रा सोचो, उसके नाखून चले गए हैं! 
८ तो कुछ भी नही है है ना?' ए हैं! उसकी तुलना में हमारा 

'हर्माइनी,' हैरी ने धीरे से कहा, 'रॉन ने अभी-अभी मेरी जान 
बचाई है।' 

ऐसा लग रहा था, जैसे हर्माइनी ने हैरी की बात सुनी ही नहीं हो। 

'वैसे में एक बात जानना चाहूँगी,” हर्माइनी ने अपनी आँखें रॉन के 
सिर के एक फ़ुट ऊपर जमाते हुए कहा। “तुमने आज रात हमें कैसे खोजा ? 
यह महत्वपूर्ण है। इससे हमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कोई 
ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं आ पाए, जिसे हम देखना नहीं चाहते हैं।' 

रॉन ने गुस्से से उसे घूरा, फिर अपनी जीन्स की जेब में से चाँदी की 
एक छोटी चीज़ निकाली। | 

“यह।' 

हमइनी ने रॉन की तरफ़ देखा कि वह उन्हें क्या दिखा रहा था। 

'बत्तीबंद यंत्र ?' उसने पूछा और वह इतनी हैरान थी कि भावहीन 
तथा नाराज़ दिखना भूल गई। 

'यह सिर्फ़ रोशनियों को जलाता-बुझाता ही नहीं है,' रॉन ने कहा। 
'में नहीं जानता कि यह कैसे काम करता है या यह सिर्फ़ उसी वक्त क्यों 
हुआ और किसी दूसरे समय क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जाने के बाद से ही मैं 
लौटकर आना चाहता था। लेकिन मैं क्रिसमस की सुबह रेडियो सुन रहा था 
और मैंने ... मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी।' 

उसने हर्माइनी की तरफ़ देखा। | 

'तुमने रेडियो पर मेरी आवाज़ सुनी?” हर्माइनी ने हैरानी से पूछा। 

'नहीं, मैंने तुम्हारी आवाज़ अपनी जेब में से आती हुई सुनी। 
0 आवाज़,” उसने एक बार फिर बत्तीबंद यंत्र दिखाया, ' इसमें से आ 

है 

'और मैंने क्या कहा था?” हर्माइनी ने पूछा। उसका अदाज़ ७ 
और उत्सुकता के बीच का था। के कह 
था, 'मेरा नाम। “रॉन।” और तुमने ... छड़ी के बारे में भी कु 


हेरी पॉटर 
रा हैरी को याद आ 
का चेहरा लाल हो गया। हैः गया। रॉन ३ 

जाने Rosai बार उनमें से किसी ने ह का नाम ज़ोर से लिया था 
हर्माइनी ने इसका ज़िक्र उस वक़्त किया था, जब वह हैरी की छड़ी स 
करने के बारे में बोल रही थी। | 

'तो मैंने इसे बाहर निकाला,' रॉन ने आगे कहा और कत्ीबंद गत 
की तरफ़ देखा, 'और हालाँकि यह पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन म 
यक्रीन था कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है। मैंने इसे क्लिक किया। इसे 
मेरे कमरे की बत्ती बुझ गई, लेकिन खिड़की के ठीक बाहर दूसरी रोशनी 
नज़र आई।' 

रॉन ने अपना ख़ाली हाथ उठाकर सामने की तरफ़ इशारा किया। 
उसकी नज़रें किसी ऐसी चीज़ पर केंद्रित थीं, जिसे हैरी या हर्माइनी नहीं 
देख सकते थे। 

'यह रोशनी का गोला था, एक तरह की नीली, धड़कती रोशनी, 
जैसी आवागमन-कुंजी के आस-पास रहती है, तुम जानते हो ना?' 


'हाँ,' हैरी और हर्माइनी ने अपने आप कहा। 

'मैं जान गया कि यह वही थी,” रॉन ने कहा। “मैंने अपना सामान 
पैक किया और फिर बैग लेकर बगीचे में पहुँच गया। 

“रोशनी वाली छोटी गेंद वहाँ मैंडरा रही थी, मेरा इंतज़ार कर रही 
थी और जब मैं बाहर निकला, तो यह चलने लगी। मैं शेड के पीछे तक 
इसके पीछे-पीछे गया और फिर यह ... यह मेरे भीतर चली गई। 


क्या कहा ?” हैरी ने कहा। उसे विश्वास नहीं था कि उसने ठीक 
सुना था। 


'यह एक तरह से मेरी तरफ़ तैरती हुई आई,' रॉन ने कहा और 
अपनी उँगली से इशारा किया, “सीधे मेरे सीने की तरफ़ और फिर - फिर 
यह पार निकल गई। यहाँ,” उसने अपने दिल की तरफ़ इशारा किया, 
इसे महसूस कर सकता था, यह गर्म थी । इसके भीतर पहुँचने के बार 
जान गया कि मुझे क्या करना था। मैं जान गया कि यह मुझे वहीं 


बस जहाँ मैं जाना चाहता था । तो मैं अंतर्ध्यान होकर एक पहाड़ी १ 
ईच गया। वहाँ हर तरफ़ बर्फ़ थी ..! 
हम वहाँ रहे थे” 


' हैरी ने कहा। “हमने वहाँ दो रातें गुज़ारी है" 
सुनाई भी दी थ!” अधरे में किसी के चलने और पुकारने की अर्ग 


सफ़ेद हिरणी 07 


'हा, देखो, वह मैं ही था,” रॉन ने कहा। ' 
हैं, क्योंकि मैं न तो तुम्हें देख पाया, he सकन 
ज़ सुन 
पाया। मुझे यक्रीन था कि तुम लोग आस-पास ही हो, इसलिए अंत में मै 
अपने स्लीपिंग बैग में घुसकर तुम लोगों के दिखने का इंतज़ार करता रहा। 
मैंने सोचा था कि टेंट पैक करते समय तो तुम दोनों दिख जाओगे।' 

'नहीं,” हर्माइनी ने कहा। “हम लोग अतिरिक्त सावधानी 
पर अदृश्य चोगे के नीचे अंतर्ध्यांन हुए थे। और हम सचमुच जल्दी र त 
थे, क्योंकि जैसा हैरी ने कहा, हमें वहाँ किसी के भटकने की आवाज़ सुनाई 
दी थी।' 

'मैं दिन भर पहाड़ी पर ही रुका रहा,” रॉन ने कहा। “मैं उम्मीद 
करता रहा कि तुम नज़र आओगे। लेकिन जब अँधेरा होने लगा, तो मैं 
समझ गया कि तुम लोग कहीं और चले गए हो, इसलिए मैंने दोबारा 
वत्तीबंद यंत्र को क्लिक किया। नीली रोशनी बाहर निकली और मेरे भीतर 
चली गई। मैं अंतर्ध्यान होकर इस जंगल में आ गया। अब भी में तुम्हें नहीं 
देख सकता था, इसलिए मैंने बस यह उम्मीद की कि तुममें से कोई नज़र आ 
जाए - और हैरी नज़र आ गया। ज़ाहिर है, हिरणी को मैंने उससे पहले 
देखा था।' 

'तुमने किसे देखा था?” हर्माइनी ने तीखी आवाज़ में पूछा। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि क्या हुआ था। जब सफ़ेद हिरणी और कुंड 
की तलवार वाली कहानी आगे बढ़ी, तो हर्माइनी उन दोनों की तरफ़ 
वारी-बारी से त्योरी चढ़ाकर देखती रही। उसका ध्यान अब इतना ज़्यादा 
केंद्रित था कि वह अपने हाथ-पैर बाँधे रखना भूल गई। 

'लेकिन वह तो पितृदेव होगा!” उसने कहा। 'क्या तुम यह नहीं देख 
पाए कि उसे किसने उत्पन्न किया था? क्या तुम्हें कोई नहीं दिखा? और 
हिरणी तुम्हें तलवार तक ले गई! मुझे भरोसा नहीं हो रहा है! फिर क्या 
हुआ ?' हु 

रॉन ने स्पष्ट किया कि किस तरह उसने हैरी को कुड में छलांग 
णगाते देखा और उसके दोबारा सतह पर लौटने का इंतज़ार करने ने 

फिर उसे एहसास हुआ कि कोई चीज़ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए गायां 
तोंकेर लगाकर पहले हैरी को बचाया, फिर तल और हैरी ने 
वे को खोलने तक की बात बताने के बाद वर्ह झिझका 
केहा। 


हैरी पॉटर 
374 एप | 
,_ और रॉन ने तलवार से उस पर वार कर दिया।' 
और ... और वह नष्ट हो गया ? बस इसी तरह ?' हमाईनी \ 
पूछा। | 
'उसमें से - उसमें से चीख़ सुनाई दी थी,' हैरी ने रॉन को कनषियो 
से देखते हुए कहा। 'यह देखो।' हुक 
हरी ने लॉकेट हर्माइनी की गोद में फेक दिया । हर्माइनी ने से 
सावधानी से उठाकर उसकी खिड़कियों के छेदों की जाँच की। 
हेरी ने फैसला किया कि अब आखिरकार यह करना सुरक्षित था। 
उसने हर्माइनी की छड़ी लहराकर कवच सम्मोहन हटा दिया और रॉन क 
ओर मुडा। | 
'तुमने अभी-अभी कहा था कि तुमने धरपकड़ गैंग से एक अतिरिक्त 
छड़ी छीन ली थी ?' 
'क्या?' रॉन ने कहा, जो अब भी हर्माइनी को लॉकेट की जाँच 
करते हुए देख रहा था। 'ओह - ओह हाँ।' 
उसने अपने बैग का एक कुंदा खोलकर इसकी जेब से एक छोटी, 
गहरे रंग की छड़ी बाहर निकाली। “यह लो। मैंने सोचा था कि अतिरिक्त 
छड़ी पास में रखना अच्छा रहेगा।' 
“तुमने सही सोचा था,' हैरी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। “मेरी 
छड़ी टूट गई है।' | | 
'तुम मज़ाक़ कर रहे हो?” रॉन ने कहा, लेकिन उसी पल हर्माइनी 
उठकर खड़ी हो गई, जिससे वह दोबारा दहशत में दिखने लगा। 
हर्माइनी ने नष्ट होरक्रक्स को अपने बैग में डाल लिया और फिर 
अपनी बर्थ पर चढ़कर चुपचाप लेट गई। 


रॉन ने हैरी को नई छड़ी दे दी। 


हैरी बुदबुदाया, 'मुझे लगता है कि इससे अच्छी चीज़ की तो मे 
कल्पना भी नहीं कर सकता था।” i 


भूल गए, जो उसने मुझ पर छोड़े धे ?” 


« 


की दबी js उ भी वह इरादा छोड़ा नहीं है,” कंबलों के नीचे से हम 


आवाज आई, लेकिन हैरी ने देखा कि अपने बैग से गै 
भाजामा निकालते समय रॉन हल्के से मुस्करा रहा था। 


अध्याय बीस 


ज़ेनोफ़िलियस लवगुड 


खत्म हो जाएगा, 
इसलिए उसे यह देखकर कोई हैरानी नहीं हुई कि अगली सुबह भी वह 
चुप-चुप थी और उन्हें क़हर ढाती नज़रों से देख रही थी। रॉन भी हर्माइनी 
के सामने असामान्य रूप से उदास था, ताकि हर्माइनी को उसके पछतावे का 
एहसास हो जाए। दरअसल माहौल इतना गंभीर था कि हेरी को लगा, जैसे 
कोई अंत्येष्टि हो रही हो, जिसमें सिर्फ़ वही दुखी नहीं था। वैसे हैरी के साथ 
अकेले रहने पर (पानी लाने और झाड़ियों में मशरूम खोजने जाते समय) 
रॉन काफ़ी खुश दिखता था। 


“किसी ने हमारी मदद की,” वह बार-बार कहता रहा। 'किसी ने उस 
हिरणी को भेजा था। कोई हमारी तरफ़ है। एक होरक्रक्स तो कम हुआ, 
दोस्त।' 

लॉकेट के नष्ट होने से उनका उत्साह बढ़ गया था। अब वे बाक़ी 
होरक्रक्सों की संभावित जगहों के वारे में बहस करने लगे थे। हालाकि वे 
इस विषय पर पहले भी कई वार बातचीत कर चुके थे, लेकिन हैरी अब 
आशावादी महसूस कर रहा था। उसे यक़रीन था कि एक सफलता मिलने के 
वाद आगे और सफलताएँ ज़रूर मिलेंगी। हर्माइनी का चिड़चिड़ापन भी 
उसके उत्साह को कम नहीं कर पाया। क्रिस्मत के अचानक पलटने, 
रहस्यमयी हिरणी के आने, गरुड़द्धार की तलवार मिलने और सबसे 
न रॉन के लौटने से हैरी इतना खुश था कि मुँह लटकाकर नहीं बैठ 

था। 


शाम के आते-आते वह और रॉन निराशा फैलाती हर्माइनी के पास 


हेरी को उम्मीद नहीं थी कि हर्माइनी का गुस्सा रात भर में ख 


375 


हैरी पॉटर 
376 


से भागने 
में काली 


में कामयाब हो गए। इसके लिए उन्होंने बिना पत्तियों की झाड 

बरियाँ खोजने का बहाना बनाया था, जो वहाँ थीं ही + 

उनका असली मक़सद ख़बरों का आदान-प्रदान करना था हे 

कप अपने और हर्माइनी के तमाम रोमांचक अभियानों के बारे हर 

कुछ बता दिया तथा गॉडरिक्स हॉलो में हुई घटनाओं की पूरी जानकारी $ 

दे दी। अब रॉन हैरी को बता रहा था कि कुछ सप्ताह बाहर रहने के दौरान 
उसे जादूगर दुनिया के बारे में क्या-क्या पता चला था। 

रॉन ने बताया कि मगलू परिवार में पैदा जादूगर मंत्रालय से बचने 
के लिए कैसी-कैसी हताशापूर्ण कोशिशें कर रहे थे। फिर उसने हैरी : 
पूछा, ' ... और तुम्हें प्रतिबंधित शब्द के बारे में कैसे पता चला ?' 

'क्या?' 

र (i और हर्माइनी ने तुम-जानते-हो-कौन का नाम लेना बंद कर 
या है!” 

हैरी बोला, ओह, हाँ। बस बुरी आदत पड़ गई है। व्यक्तिगत रूप 
से तो मुझे तो कोई दिक्क़त नहीं है कि मैं उसे वोल्-' 

“नहीं!” रॉन इतनी तेज़ी से गरजा कि हैरी उछलकर झाडी में गिर 
पड़ा और हर्माइनी (जिसकी नाक टेंट के प्रवेशद्वार पर एक पुस्तक पर 
झुकी थी) ने त्योरियाँ चढ़ाकर उनकी तरफ़ देखा। 'माफ़ करना,' रॉन ने 
हैरी को कॅटीली झाड़ियों से बाहर निकालते हुए कहा, “लेकिन उस नाम पर 
सम्मोहन किया गया है, हैरी। प्राणभक्षी इसी तरह अपने दुश्मनों का पता 
लगाते हैं! उसका नाम लेने से रक्षात्मक सम्मोहन टूट जाते हैं। इससे किसी 
कर न हि होती है - टोटेनहैम कोर्ट रोड में उन्हें हमारा पता 

ला था!” 

क्योंकि हमने उसका नाम लिया था? 


'बिलकुल! इस बात के लिए उनकी तारीफ़ करनी चाहिए; इसम 
ह गा री बसे है। सिर्फ़ वे लोग ही उसका नाम लेने की हिम्मत करते 
उ टकराने के ee बारे में गंभीर होते हैं, जैसे डम्बलडोर। ४ 

ठाले कर दिया है। इस नाम को लेने वाले ६ 

। जा सकता है - मायापंछी के समूह के सदस्यों की ठ 


आते-आते बचा ग तरीक़ा! इसी कारण किंग्सले भी पर्कई 


~ 


जैनोफ़िलियस लवगुड कर 
7 


'नहीं, बिल ने मुझे बताया था कि कुछ प्राणभक्षियों ने किंग्सले 
था, लेकिन वह लड़कर बच निकला। वह भी अब हमारी बरद 
हुआ है।' रॉन ने सोचते हुए छड़ी की नोक से अपनी ठुडडी खुजलाई। 
हें ऐसा तो नहीं लगता कि वह हिरणी किंग्सले ने ही भेजी होगी ?' 
'उसका पितृदेव वनबिलाव है। हमने शादी में देखा था, याद है?” 
'ओह हाँ ...' 


वे बागड़ के किनारे-किनारे आगे बढ़े और हर्माइनी तथा टेंट से दूर 
हो गए। 
'हेरी ... तुम्हें यह तो नहीं लगता कि यह डम्बलडोर ने किया 
होगा ?' 
'उम्बलडोर ने क्या किया होगा ?! 
रॉन थोड़ा झिझका, लेकिन फिर धीमी आवाज़ में बोला, 'डम्बलडोर 
... हिरणी मेरा मतलब है,” रॉन हैरी को कनखियों से देख रहा था, 
'आख़िरी बार असली तलवार उन्हीं के पास थी, है ना ?' 
हैरी रॉन की बात पर हँसा नहीं। इस सवाल के पीछे छिपी हसरत 
को वह बहुत अच्छी तरह समझ सकता था। यह बहुत राहत भरा विचार 
धा कि डम्बलडोर उनके पास लौट आए हैं, कि वे उन पर नज़र रख रहे हैं। 
'डम्बलडोर मर चुके हैं,' उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। "मैंने 
उन्हें मरते देखा था। मैंने उनकी लाश देखी थी। वे यक्रीनन चले गए हैं। 
वैसे भी, उनका पितृदेव हिरणी नहीं, मायापंछी था।' 
'पितृदेव बदल सकता है, है ना?” रॉन ने कहा। 'टौंक्स का पितृदेव 
नहीं बदला क्या ?' 
'हाँ, लेकिन अगर डम्बलडोर ज़िंदा होते, तो सामने क्यों नहीं आते ? 
वे हमें अपने हाथों से तलवार क्यों नहीं देते ?' 
बंद 'क्या पता,” रॉन ने कहा। 'शायद उसी कारण, जिस कारण उन्होंने 
गंदा रहते समय तुम्हें तलवार नहीं दी थी? शायद उसी i 
शरण उन्होंने तुम्हें एक पुरानी सुनहरी गेंद और हर्माइनी को ब 
की पुस्तक दी ?' उसके 
की “यानी ?” हैरी ने रॉन पर गहरी नज़र डालते हुए पूछा। वह 
`` का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। रहे 
'पता नहीं,” रॉन ने कहा। 'पहले मैं सोचता था कि वे मज़ाक़ कर र 


हैरी पॉटर 
ह मुश्किल बनाना चाहते थे 
ज़्यादा मुश्किल | 

रा ही मनी कस न ताक संत की 
मुझे ऐसा नी या कर रहे हैं, है ना ? उन्हें -' रॉन के कान अदय 
जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं, हैं ना है लोहे 
हो गए और वह अपने पैरों के नीचे के घास के टुकड़े को देखने लगा, जि 
वह अपने अँगूठे से कुरेद रहा था, “उन्हें पता होगा कि मैं तुम लोगों ने 
छोड़कर चला जाऊंगा।' 

. “नहीं,” हैरी ने उसकी बात को सही किया। “उन्हें ज़रूर पता होगा 
कि तुम हमारे पास लौटकर आना चाहोगे।' 

रॉन कृतज्ञ, लेकिन अजीब सा दिखने लगा। कुछ हद तक विषय 
बदलने की ख़ातिर हैरी बोला, 'डम्बलडोर की वात चली है, तो क्या तुमने 
सुना कि स्कीटर ने उनके बारे में क्या लिखा है?” 

“ओह हाँ,” रॉन ने तत्काल कहा, 'लोग इस वारे में काफ़ी बातें कर 
रहे हैं। ज़ाहिर है, अगर माहौल अलग होता, तो यह बहुत बड़ी ख़बर होती 
कि डम्बलडोर की ग्रिन्डेलवाल्ड से दोस्ती थी, लेकिन अब यह डम्बलडोर को 
नापसंद करने वालों के लिए हसने की बात है और उन्हें अच्छा समझने वाते 
लोगों के चेहरे पर एक तरह से तमाचा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि यह 
कोई इतनी बड़ी बात है। वे बहुत छोटे थे, जब उन्होंने -' 

'वे हमारी उम्र के थे,' हैरी बोला, जैसा उसने हर्माइनी से कहा धा। 
उसके चेहरे के भाव से रॉन समझ गया कि इस विषय पर आगे कुछ बोलना 
उचित नहीं है। | 

एक बड़ी मकड़ी झाड़ियों में बुने जाले के बीच में बैठी थी। हैरी ने इस 
पर उस छड़ी से निशाना साधा, जो रॉन ने उसे पिछली रात को दी थी। 
र ने सुबह उसकी जाँच करके बताया था कि यह ब्लैकथॉर्न लकड़ी मे 

E 2 

'वृहदो।' 


कोशिश "बैठी मकड़ी हल्के से कॉपी और हिली। हैरी ने दबा 
की। इस बार मकड़ी थोड़ी बड़ी हो गई। 


मैंने मत करो,' रॉन तीखी आवाज़ में चिल्लाया। ' मुझे अफ़सोस है हिं 
मुझे अ! 
मैंने यह कहा था कि डम्बलडोर उस वक़्त छोटे थे। अब तो ठीक है! 


ह भूल गया था कि रॉन मकड़ियों से नफ़रत करता था। 


जेनोफ़िलियस ॐ यस लवगुड 


379 
मकड़ी छोटी नहीं हुई। हैरी ने अपनी ब्लैकथॉर्न 


र्न लकड़ी 
। उस दिन अब तक उसने इससे जो भी मंत्र मारा था, eal 
प्रावापंछी वाली छड़ी से कमज़ोर था। नई छड़ी अपरिचित सी णार 


ऐता लग रहा था, जैसे उसकी बाँह के सिरे पर किसी दूसरे का हाथ चिपका 
दिया गया हो। 


तुम्हें बस अभ्यास की ज़रूरत है,' हर्माइनी ने कहा, जो बिना 

आवाज़ किए उनके पीछे आ गई थी और खड़े होकर मकड़ी को बड़ा-छोटा 
करने की हैरी की कोशिशों को चिंता से देख रही 
आत्मविश्वास पर निर्भर करता है, हेरी।' 


वह जानता था कि हर्माइनी इस तरह क्यों बोल रही थी। उसकी 
छड़ी तोड़ने के मामले में वह अब भी खुद को अपराधी मान रही थी। हेरी ने 
उस ताने को रोका, जो उसके होंठों तक आ गया था। वह बोलने वाला था 
कि अगर इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है, तो हर्माइनी अपनी छड़ी हैरी को 
देकर खुद ब्लैकथॉर्न लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करके देखे। बहरहाल, 
वह उससे दोस्ती क़ायम रखना चाहता था, इसलिए चुप रह गया। मगर 
जब रॉन ने हर्माइनी को संकोच के साथ थोड़ा मुस्कराकर देखा, तो वह तेज़ी 
से चली गई और एक बार फिर अपनी पुस्तक के पीछे ओझल हो गई। 

अँधेरा घिरने पर वे तीनों टेंट में लौट आए। हैरी ने पहरेदारी की 
पहली पाली सँभाली। प्रवेशद्वार पर बैठकर वह ब्लैकथॉर्न छड़ी से अभ्यास 
करने लगा। उसने छड़ी हिलाकर अपने पैरों के पास पड़े कुछ छोटे पत्थरों 
को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका जादू अब भी पुरानी छड़ी की 
तुलना में बहुत अटपटा और कमज़ोर लग रहा था। हर्माइनी अपनी बर्थ 
पर लेटकर पढ़ रही थी। रॉन ने उसकी तरफ़ कई बार घबराकर देखने के 
वाद अपने बैग में से लकड़ी का एक छोटा सा रेडियो निकाला और स्टेशन 
पकड़ने की कोशिश करने लगा। 


उसने हैरी से धीमी आवाज़ में कहा, 'इसमें एक कार्यक्रम आता है, 
गो सही ख़बरें देता है। बाक़ी सब तो तुम-जानते-हो-कौन की तरफ़ हैं 
और मंत्रालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन यह कार्यक्रम -- he 
म सुनोगे, तो खुद समझ जाओगे। यह बहुत बढ़िया है। दिक्कत Bye 
सेनी है कि वे हर रात को प्रसारण नहीं कर सकते। वे लगातार Ea 
गगह बदलते रहते हैं, ताकि छापा न पड़ जाए। इसे सुनने के लिए पार 
ज़रूरत पड़ती है ... दिक्क़त यह है कि मैं पासवर्ड भूल गया हू ... 


थी। 'सब कुछ 


हैरी पॉटर 
हैरी हट" 


को अपनी छड़ी से ड्रम की 

उसने हिय क ऊप में वह हर्माइनी को कनखियों हे 
और कु ब जाहिर है, उसे डर लग रहा था कि वह गुस्से में कुछ वोलेगी 
किम हर्माइनी ने उसे इस तरह नज़रजदाज़ कर दिया, जैसे वह वहाँ हो ही 
नहीं। लगभग दस मिनट तक रान छड़ी ठोंकता रहा और बुदबुदाता रहा 
हर्माइनी अपनी पुस्तक के पन्ने पलटती रही और हैरी ब्लैकथॉर्न छड़ी से 
अभ्यास करता रहा। 

आखिरकार हर्माइनी बर्थ से नीचे उतरी। रॉन ने तत्काल छड 
ठोंकना बंद कर दिया। 

“अगर तुम्हें दिक्क़्त हो रही हो, तो मैं बंद कर देता हूँ!' उसने 
हर्माइनी से घबराकर कहा। 

हर्माइनी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हैरी के 
पास गई। 

उसने कहा, 'मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।' 

हैरी ने उस पुस्तक को देखा, जो अब भी हर्माइनी के हाथ में थी। 
इसका शीर्षक था - एल्बस डम्बलडोर का जीवन और झूठ का सिलसिला। 

'क्या ?' उसने सहमकर पूछा। उसके दिमाग में तुरंत यह बात आई 
कि इस पुस्तक में एक अध्याय उस पर भी था। वह डम्बलडोर के साथ 
अपने संबंधों के बारे में रीटा की कहानी सुनने के मूड में नहीं था। बहरहाल, 
हर्माइनी का जवाब बिलकुल अप्रत्याशित था। 

में ज़ेनोफ़िलियस लवगुड से मिलने जाना चाहती हूँ।' 

हैरी ने उसकी तरफ़ घूरकर देखा। 

'क्या कहा ?' 
चाहती अ लवगुड। लूना के डैडी। मैं जाकर उनसे बात करनी 

अर - क्यों ?' 

हर्माइनी ने गहरी साँस ली, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। फि 


वह बोली, ' OT 8 
बारे में। न्द के बारे में! बीडल की कहानियाँ पुस्तक के निशान के 


380 


उसने एल्बस डम्बलडोर ुतर् 
हैरी की अनिच्छुक आँखों र का जीवन और झूठ का सिलसिला पर 
आँखों के नीचे रख दी। हैरी ने देखा, वहाँ “ 


| 


्रडेतवाल्ड को लिखे डम्बलडोर के मूल पत्र की छायाप्रति 
रि , तिरछी लिखाई को अच्छी तरह पहचानता था। 5 अकाटय 
था। यह सबूत देखकर उसे अच्छा नहीं लगा कि इम्बलडोर ने 
मचमुच वे शब्द लिखे थे और रीटा की कहानी मनगढ़ंत नहीं थी। 

'दस्तखत,' हर्माइनी बोली। 'दस्तख़त देखो, हैरी!' 

उसने ऐसा ही किया। एक पल को तो उसे समझ में नहीं आया कि 
ह्माइनी क्या कहना चाह रही थी। बहरहाल, अपनी रोशन छडी क़रीब 
लाकर जब उसने गौर से देखा, तो उसे हर्माइनी की बात समझ में आ गई। 
इम्बलडोर ने एल्बस के 'ए' की जगह पर वही त्रिकोणीय निशान बना दिया 
था, जो बीडल की कहानियाँ में बना था। 

'अर - तुम क्या -?' रॉन ने हल्के से पूछा, लेकिन हर्माइनी ने उस 
पर क़हर ढाती नज़र डाली और हैरी की तरफ़ मुड़ गई। 

'यह निशान बार-बार आ जाता है, है ना ?' उसने कहा। “मैं जानती 
हुँ, विक्टर ने कहा था, यह ग्रिन्डेलवाल्ड का निशान है, लेकिन यह निश्चित 
रूप से गॉडरिक्स हॉलो में उस पुरानी क़ब्र पर बना था और कब्र के पत्थर 
की तारीखें ग्रिन्डेलवाल्ड से बहुत पहले की थीं! और निशान इस पुस्तक में 
भी है! देखो, डम्बलडोर या ग्रिन्डेलवाल्ड से तो हम अब इसका मतलब नहीं 
पूछ सकते हैं, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि ग्रिन्डेलवाल्ड ज़िंदा भी है या 
नहीं, लेकिन हम मि. लवगुड से ज़रूर पूछ सकते हैं। शादी में यह निशान 
उनके गले में लटक रहा था। मुझे यक्रीन है कि यह महत्वपूर्ण है, हैरी!' 

हैरी ने तत्काल जवाब नहीं दिया। उसने हर्माइनी के उत्सुक चेहरे 
को देखा और फिर आस-पास के अँधेरे को देखते हुए सोचने लगा। काफ़ी 
देर सोचने के बाद वह बोला, 'हर्माइनी, हमें एक और गॉडरिक्स हॉलो की 
ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह की बातचीत करके वहाँ गए थे और - 

'लेकिन यह निशान बार-बार टपक पड़ता है, हैरी! डम्बलडोर मेरे 

बीडल की कहानियाँ छोड़कर गए थे। तुम्हें कैसे मालूम कि हमें इस 
निशान के बारे में पता नहीं लगाना चाहिए ?' 


३87 
। हैरी इस 


'लो, एक बार फिर वही मामला आ गया! हैरी को थोड़ी चिढ़ 


स हुई। हम खुद को यक़ीन दिलाने की कोशिश कर र हैं कि 
>वलडोर ने हमारे लिए गोपनीय निशान और सुरार छाई 
लगता 'वैसे बत्तीबंद यंत्र काफ़ी उपयोगी साबित ह 
है कि हर्माइनी सही कह रही है। मुझे लगता 


हैरी पॉठर 
382 र 
चाहिए।' 

a गुस्से से देखने लगा। उसे पूरा यक्रीन था कि रॉन माइ 
की बात का समर्थन सिर्फ़ इसलिए नहीं कर रहा था, क्योंकि वह दे 
त्रिकोणीय निशान का मतलब समझना चाहता था। 

'यह गॉडरिक्स हॉलो जैसा नहीं है,' रॉन ने आगे कहा, “लवाह 
तरफ़ है, हैरी! क्विबलर लगातार तुम्हारी पैरवी कर रहा है। इसमे 
लोगों से कहा जाता है कि उन्हें तुम्हारी मदद करनी चाहिए!' 
'मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है!” हर्माइनी गंभीरता से वोली। 
“लेकिन अगर यह महत्वपूर्ण होता, तो डम्बलडोर ने मरने से पहले 
मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया ? ' 

“हो सकता है ... हो सकता है यह ऐसी चीज़ हो, जो तुम्हें खुद 
खोजनी हो,” हर्माइनी ने तिनके का सहारा लेते हुए कहा। 

'हाँ,' रॉन ने चमचागिरी करते हुए कहा, 'यह समझदारी की बात 
है।' | 

“नहीं, यह नहीं है,' हर्माइनी ने तमककर कहा, 'लेकिन मुझे अब भी 
लगता है कि हमें जाकर मि. लवगुड से बात करनी चाहिए। एक ऐसा 
प्रतीक, जो डम्बलडोर, ग्रिन्डेलवाल्ड और गॉडरिक्स हॉलो को जोड़ता है? 
हैरी, मुझे यक्रीन है कि हमें इसके बारे में जानना चाहिए!' 

“चलो, इस पर वोटिंग कर लेते हैं,” रॉन ने कहा। “जो लोग लवगुड 
से मिलने जाने के पक्ष में हैं, वे अपने हाथ उठा दें -' 

रॉन ने हर्माइनी से भी पहले हाथ उठा दिया। हर्माइनी के होंठ संदेह 
से कापे, जब उसने भी अपना हाथ उठा दिया। - 

'तुम हार गए, हैरी, माफ़ करना,” रॉन ने उसकी पीठ पर धीत 
जमाते हुए. कहा। | 

“ठीक है,” हैरी ने कहा। एक तरफ़ तो उसे यह देखकर थोड़ा मर 
आया था और दूसरी तरफ़ थोड़ी चिढ़ भी हुई थी। 'बस एक बार लवर 
मिलने के बाद हमें होरक्रक्सों की तलाश में जुटना चाहिए, ठीक है 
जनगुह क है कहाँ ? क्या तुममें से किसी को पता है ?' हि 

ठीक हों, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है,” रॉन बोला। “मुझे उनकी 
कमल मालूम, लेकिन उनका ज़िक्र करते समय कक 
नयो की तरफ़ इशारा करते हैं। उनका घर खोजना 


तुम्हारी 
हर बार 


जैनोफ़िलियस लवगुड लि 
नहीं हीना चाहिए।' ह 
काक अपनी बर्थ की ओर लौटी, तो हैरी ने अपनी आवाज़ 

'तुमने सिर्फ़ उससे संबंध सुधारने के लिए हाँ की है।” 

'प्यार और जंग में सब जायज़ है; रॉन ने उत्साह से कहा : 
वक्‍त तो दोनों ही चल रहे हैं। खुश हो जाओ, क्रिसमस Ps 
रही हैं। लूना घर पर ही होगी!” | 

अगली सुबह वे लोग अंतर्ध्यान होकर हवादार पहाड़ी पर पहुचे । 
वहाँ से ओटरी सेंट कैचपोल गाँव का बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा था | 
इतनी ऊँचाई से गाँव के घर खिलौने जैसे दिख रहे थे। बादलों के बीच से 
निकलती धूप की किरणें उन पर तिरछी पड़ रही थीं। उन्होंने अपनी आँखों 
पर हाथ से छाँव करके एक-दो मिनट तक रॉन के घर की तलाश की, 
लेकिन उन्हें घर नहीं दिख पाया। उन्हें सिर्फ़ बगीचे की ऊँची वागड़ और 
पेड़ ही दिखाई दिए, जिनके कारण वह अजीब सा घर मगलुओं को दिखाई 
नहीं देता था। 

रॉन उदासी से बोला, “कितनी अजीब बात है कि इतने क़रीब 
होकर भी घर नहीं जा सकता।' 

'देखो, ऐसी बात तो है नहीं कि तुमने उन्हें काफ़ी अरसे से नहीं देखा 
हो। तुम क्रिसमस पर तो वहाँ गए थे,” हर्माइनी ने ठंडेपन से कहा। 

'मैं अपने घर नहीं गया था!” रॉन हैरानी से हँसते हुए बोला। तुम्हें 
क्या लगता है, वहाँ जाकर मैं सबको यह बता सकता था कि मैं तुम्हारा 
साथ छोड़ आया हूँ? हाँ, फ़ेड और जॉर्ज तो यह सुनकर बड़े खुश होते। 
और जिनी तो इसे बहुत समझदारी का काम मानती।' 

'तो फिर तुम कहाँ गए थे ?” हर्माइनी ने हैरानी से पूछा।. 

'विल और फ्लर के नए घर। शेल कॉटेज। बिल मेरे ७ अच्छा 
व्यवहार करता है। मेरी हरक़त के बारे में जानकर वह खुश तो नहीं न 
उसने इस बारे में लगातार बड़बड़ भी नहीं की। वह त था 
सचमुच अपनी गलती पर अफ़सोस है। परिवार में ख ठ वह आर 
र वहाँ होने का पता नहीं था। बिल ने मम्मी से कह मनाना चाहते हैं। 
लर क्रिसमस पर घर नहीं आएँगे, क्योंकि वे इसे अकेले रहे थे मुझे नहीं 

पता है, अकेले छुट्टियाँ मना र | 

शादी के बाद वे पहली बार अ तो जानते ही हो, वर्ह 

कि फ़्लर को इससे दिक्क़त हुई। तुम लोग 


हैरी पॉटर 
384 थक 
सेलेस्टिना वारबेक से कितना चिढ़ती है।' 

रॉन ने अपने घर की तरफ़ पीठ कर ली। 

उसने पहाड़ी के शिखर की ओर सबसे आगे जाते हुए कहा, कं 

कोशिश करते हैं।' 
कोशि वे कुछ घंटों तक तलाश करते रहे। हर्माइनी के ज़ोर देने पर है 
अदृश्य चोगे के नीचे ही छिपा रहा। नीचे की पहाड़ियों पर कोई नहीं रह 
था। बस एक छोटा सा घर था, जो ख़ाली नज़र आ रहा था। 

तुम्हें क्या लगता है, कहीं यह उन्हीं का घर तो नहीं है? शायद ३ 
क्रिसमस पर कहीं बाहर चले गए हों ?' हर्माइनी ने खिड़की से झाककर 
देखते हुए पूछा। अंदर छोटा सा साफ़ किचन दिख रहा था, जिसकी खिड़की 
की चौखट पर गमले रखे थे। रॉन हँस पड़ा। 

'देखो, मुझे लगता है कि लवगुड परिवार की खिड़की में से झाकते 
ही समझ में आ जाएगा कि वहाँ कौन रहता है। चलो, अगली पहाड़ी पर 
तलाश करते हैं।' 

वे अंतर्ध्यांन होकर उत्तर दिशा में कुछ मील आगे पहुँच गए। 

हवा से उनके बाल और कपड़े उड़ रहे थे। तभी रॉन चिल्लाया, 
“आहा!” वह उस पहाड़ी की चोटी की तरफ़ इशारा कर रहा था, जिस पर वे 
अभी-अभी प्रकट हुए थे। वहाँ एक बहुत अजीब सा मकान था। ऐसा लग 
रहा था, जैसे एक बड़ा काला बेलन आसमान की तरफ़ उठ रहा था। उसके 
पीछे दोपहर के आसमान में भुतहा सा चाँद लटका हुआ था। “यही लूना का 
घर होना चाहिए। और कौन ऐसी जगह पर रह सकता है? यह तो कि 
बड़े “कैसल” जैसा दिखता है!' 


'यह महल जैसा नहीं दिखता है, हर्माइनी ने त्योरी चढ़ाकर इसकी 
मीनार को देखते हुए कहा। 


बाला 'में महल की नहीं, शतरंज के हाथी की बात कर रहा था, रग 
रॉन के पैर सबसे लंबे थे, इसलिए सबसे पहले 
ह ’ ए पहाड़ी की चोटी पर 
र मा जव हैरी और हर्माइनी उसके पास पहुँचे, तो वे हँफ हे थ 
थे पर हाथ रखे थे। रॉन खुलकर मुस्करा रहा था। 
पह उन्हीं का घर है,” रॉन बोला। 'देखो।' 
एक टूटे-फूटे गेट पर हाथ से पेंट करके लिखे गए तीन दाहृतबी् 


>¦ 


जेनोफ़िलियस लवगुड 
जि 385 
पहले पर लिखा था, 'द क्विबलर। सं 
ठगे थे। ५ पर लिखा था, अपने हिरत उ है. ही स | 
ह धा, 'डिरिजिबल प्लम्स से दूर रहें।” i 
जब उन्होंने गेट खोला, तो यह चरमराया। सामने 
वाले टेढे-मेढ़े रास्ते में बहुत से अजीब पौधे लगे inn en 
नारंगी और गाजर जैसे फल भी लगे थे, जिन्हें लूना कई बार ईयररिंग की 
दरह कानों में पहनती थी। हैरी एक अम्लरस झाड़ी को पहचान गया और 
उसने इसके सूखे तने को थोड़ी दूर से पार किया। दो उम्रदराज़ क्रैव-एप्पल 
पेड़ हवा में झुक गए थे और उनकी पत्तियाँ झड़ गई थीं, हालाँकि उन पर 
बेरी के आकार के लाल फूल लगे थे। सफ़ेद मनकेदार मिसलटो सामने वाले 
दरवाज़े के दोनों तरफ़ जैसे पहरा दे रहे थे। वाज़ जैसे थोड़े चपटे सिर वाले 
एक छोटे उल्लू ने मिसलटो की एक शाखा से उन्हें घूरकर देखा। 

'हैरी, अच्छा रहेगा कि तुम अदृश्य चोगा उतार दो,” हर्माइनी ने 
कहा। “मि. लवगुड हमारी नहीं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं।' 

हैरी ने हर्माइनी का कहना मान लिया और चोगा बैग में रखने के 
लिए उसे दे दिया। फिर हर्माइनी ने मोटे, काले दरवाज़े को तीन बार 
खटखटाया, जिस पर लोहे की कीलें लगी थीं और उसकी सकल चील के 
आकार की थी। 

दस सेकंड में ही दरवाज़ा खुल गया और वहाँ पर ज़ेनोफ़िलियस 
लवगुड नंगे पैर खड़े थे। वे दागदार नाइटशर्ट जैसी कोई ड्रेस पहने हुए थे। 
उनके लंबे, सफ़ेद बाल गंदे और बिखरे हुए थे। इसकी तुलना में बिल और 
फर की शादी में उनका हुलिया काफ़ी अच्छा था। 

'क्या? क्या है तुम लोग कौन हो ? क्या चाहते हो ?' ज़ेनोफ़िलियस 
ने तीखी, चिड़चिड़ी आवाज़ में चिल्लाकर पूछा। उन्होंने सबसे पहले 
ह्मइनी को, फिर रॉन को और आख़िर में हैरी को देखा। उसे देखते ही 
उनका मुँह मज़ेदार गोल आकार में खुल गया। | 
'हेलो, मि. लवगुड,' हैरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। 'मैं हैरी हूँ, 
हैरी पॉटर।' , 

ेनोफ़िलियस ने हैरी से हाथ नहीं मिलाया, हालाँकि जो आख 
तह की तरफ़ नहीं थी, वह सीधे हैरी के माथे के निशान पर पहुँच 

| 


'क्या हम अंदर आ सकते हैं?” हैरी ने पूछा। “हम आपसे कु पर 


हैरी पॉटर 
386 re 
हम ... मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना डकार होगा, i नोति । 
ने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने थूक गुटका और बगीचे में चारों ओर तेज़ी भे 
नज़र दौड़ाई। “यह तो सदमे वाली बात है ... हे भगवान मुझे ... मे 
सचमुच नहीं लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए - 

“इसमें ज़्यादा वक्‍त नहीं लगेगा,' हैरी ने कहा, जो अपने इस फ 
स्वागत से थोड़ा निराश हुआ था। 

“मैं - ओह, तो ठीक है। जल्दी से अंदर आ जाओ। जल्दी!” 

वे लोग मुश्किल से चौखट के पार निकले ही थे कि ज़ेनोफ़िलियस ने 
पीछे तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर लिया। वे किचन में खड़े थे। हैरी ने आज 
तक इतना अजीब किचन नहीं देखा था। यह बिलकुल गोलाकार था। ऐस्ना 
लग रहा था, जैसे वे किसी बड़ी नमकदानी में खड़े हों। दीवारों पर फ़िट होने 
के लिए हर चीज़ घुमावदार थी : स्टोव, सिंक और अलमारियाँ। उन सभी 
पर फूल, कीड़े-मकोड़ों और चिड़ियों की भड़कीले रंग की तस्वीरें बनी थीं। 
हैरी लूना की शैली पहचान गया। इतनी छोटी जगह पर इसका प्रभाव कुछ 
ज्यादा ही ज़ोरदार था। 

फर्श के बीच में लोहे की एक घुमावदार सीढ़ी थी, जो मकान के 
ऊपरी हिस्से की तरफ़ जाती थी। ऊपर से काफ़ी खड़खड़ और धमधम की 
आवाज़ें आ रही थीं। हैरी सोचने लगा कि लूना जाने क्या कर रही है। 

“तुम लोग ऊपर आ जाओ, ज़ेनोफ़िलियस ने कहा, जो अब भी 
बहुत परेशान दिख रहे थे और सवसे आगे चल रहे थे। 

ऊपर का कमरा लिविंग रूम और वर्कशॉप का मिला-जुला सम 
था। यहाँ किचन से ज़्यादा सामान भरा था। यह कमरा आवश्यकता कक्ष 
कहीं ज्यादा छोटा और बिलकुल गोल था, लेकिन लगता वैसा ही थी 
ह का आवश्यकता कक्ष किसी विशाल भूलभुलैया की तरह षै 

समें हक से चीज़ें छिपी हुई थीं। कुछ उसी तरह यहाँ भी हर नी, 
र कागज़ों के ढेर लगे थे। कुछ प्राणियों के मॉडल भी थे, हे 


हैरी पहचान नहीं पाया " 
। वे सभी लटके और पंख फड 
थे या जबड़े हिला रहे थे। छत से लटके हुए थे और प॑ 


जिसके पहिए जा. "हीं थी। आवाज़ लकड़ी की एक मशीन से आ यु 
अलमारी की जाइ से घूम रहे थे। यह काम करने वाली टेबल प्‌ 
"तन लग रही थी, लेकिन एक पल बाद हैरी इस नतीन 


जेनोफ़िलियस जैनोफ़िलियस लवगुड 5 
Ss 7 


कुँचा कि यह पुराने ज़माने की प्रिंटिंग मशीन होगी, क्योंकि यह क्विबलर 
उगल रही थी। 

'माफ़ करना,' ज़ेनोफ़िलियस ने मशीन के पास जाते हुए कहा। 
उन्होंने बहुत सारी किताबों और कागज़ों के नीचे से एक गंदा सा 
ेबलक्लॉथ निकाला, जिससे कई किताबें फर्श पर गिर गईं। उन्होंने 
टेबलक्लॉथ को प्रिंटिंग मशीन पर ढँक दिया, जिससे खड़खड़ की आवाज़ 
थोड़ी कम हो गई। इसके बाद वे हैरी की ओर मुड़े। 

'तुम यहाँ क्यों आए हो ?' 

बहरहाल, हैरी कुछ बोल पाता, इसके पहले ही हर्माइनी ने सदमे 
भरी चीख निकाली। | 

'मि. लवगुड - वह क्या है?” 

वह एक बड़े, भूरे सीढ़ीदार सींग की तरफ़ इशारा कर रही थी। यह 
काफ़ी हद तक यूनिकॉर्न के सींग जैसा दिखता था, जो दीवार पर मढ़ा था 
और कमरे में कई फुट आगे तक निकल आया था। 

'यह क्रपल-हार्न्ड स्नोरकैक का सींग है,” ज़ेनोफ़िलियस ने कहा। 

“नहीं, यह नहीं है!” हर्माइनी ने कहा। 

'हमाइनी,' हैरी संकोच से बुदबुदाया, यह वक्त नहीं है -! 

'लेकिन हैरी, यह महाविस्फोटक सींग है! यह क्लास बी की प्रतिबंधित 
पामग्री है और इसे मकान में रखना बहुत ही ख़तरनाक है। 

'इसका वर्णन विचित्र जानवर और उन्हें कहाँ खोजा जाए में दिया 
गया है! मि. लवगुड, इसे तत्काल घर से बाहर कर दें। क्या. आप नहीं 
भाते हैं कि इसे छूते ही विस्फोट हो सकता है?” 

'क्रंपल-हॉर्न्ड स्नोरकैक,” ज़ेनोफ़िलियस ने बहुत स्पष्टता और ज़िद 
के साथ कहा, 'क्रंपल-हॉर्न्ड स्नोरकैक एक शर्मीला और बहुत ही जादुई 

और इसका सींग -! 

'मि. लवगुड, मैं इसके नीचे बने चारों तरफ़ के खाँचेदार निशान 
१हचानती हूँ। ds सींग है और बेहद ख़तरनाक हैः 
"िती कि यह आपको कहाँ मिला -' मने इसे दो 

ेनोफ़िलियस ने उसी ज़िदूदी अंदाज़ में आगे कहा, "ह जो 
भत पहले एक बहुत ही खुशमिज़ाज युवा जादूगर शक के लिए 

इत ही खुशाम+ जानता था। मेरी लूना 
नोरकैक में मेरी दिलचस्पी के बारे में जानता था। 


हैरी पॉटर 
388 
क्रिसमस का तोहफ़ा है। अब, उन्होंने हैरी की ओर मुड़ते हुए कहा, दि 
यहाँ किसलिए आए हो, मि. पॉटर ? 
“हमें मदद की ज़रूरत है,' हैरी ने हर्माइनी के दोबारा शुरू होते 


पहले ही कहा। ५ध 

'आह,' ज़ेनोफ़िलियस ने कहा। pe । हूँ।' उनकी निगाह दोरा 
हैरी के निशान की तरफ़ गई। वे आतंकित, लेकिन थोड़े मंत्रमुग्ध हि 
रहे थे। 'देखो, बात यह है ... हैरी पॉटर की मदद करना .. धो 
खतरनाक है ...' [ 

“क्या आप सबसे यह नहीं कह रहे हैं कि हैरी की मदद करना उनका 
पहला कर्तव्य होना चाहिए ?” रॉन बोला। “अपनी पत्रिका में ?' 

ज़ेनोफ़िलियस ने टेबलक्लॉथ के नीचे छिपी हुई प्रिंटिंग मशीन की 
तरफ़ नज़र डाली, जो अब भी खड़खड़ कर रही थी। 

“अर - हाँ, मैंने यह विचार व्यक्त किया है। बहरहाल -' 

'-यह दूसरे लोगों को करना चाहिए, आपको नहीं ?' रॉन ने कहा। 

ज़ेनोफ़िलियस ने जवाब नहीं दिया। वे थूक गुटकते रहे। उनकी 
आँखें उन्हीं तीनों के बीच घूमती रहीं। हैरी को लगा कि उनके भीतर कोई 
दर्द भरा आंतरिक संघर्ष चल रहा था। 

'लूना कहाँ है ?” हर्माइनी ने पूछा। 'देखते हैं कि वह क्या सोचती है।' 

ज़ेनोफ़िलियस का मुँह खुल गया। वे जैसे खुद को मज़बूत बना रहे 
थे। आखिरकार उन्होंने कापती आवाज़ में कहा, जो प्रिंटिंग मशीन के शोर 
के कारण मुश्किल से सुनाई दी, ' लूना मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी तर्क 
गई है। वह ... वह तुम्हें देखकर खुश होगी। मैं उसे बुलाकर लाता हूँ - है 
बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा।' 
वाह हि घुमावदार सीढ़ियों पर उतरकर ओझल हो गए। उन लोगो को 

दरवाज़ा 

एक-दूसरे a का) 0200 00४0 के 

-इरपोक बुड्ढा,' रॉन ने कहा। “लूना में उससे दस गुना हि 
आने का पता चल बा कर रहा है कि अगर प्राणभक्षियों को मेरे 
खो. में हक पहन उसके साथ क्या होगा, हैरी ने हक 

द » हर्माइनी “बहुत ब 
' सर एक को तुम्हारी मदद करने की सलाह देता है और खुद इससे 


ज़ेनोफ़िलियस जेनोफ़िलियस लवगुड 365 
ढी कोशिश कर रहा है। और भगवान के लिए उस सींग से दूर रहना।' 

हैरी कमरे के दूर वाले सिरे की खिड़की तक गया। उसे पहाड़ी के 
वे एक पतली सी नदी दिखी, जो चमकते रिबन जैसी दिख रही थी। वे 
बहुत ऊँचाई पर थे। जब उसने रॉन के घर की तरफ़ देखा, जो बीच की 
पहाड़ियों के कारण अदृश्य था, तो एक चिड़िया खिड़की के पास से उड़कर 
निकल गई। जिनी वहीं कहीं पर थी। बिल और फ्लर की शादी के बाद 
आज वे एक-दूसरे के जितने क़रीब थे, उतने इस दौरान कभी नहीं रहे थे। 
बहरहाल, जिनी को तो ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वह इस वक्त उसकी 
तरफ़ देख रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। वह सोचने लगा कि उसे इस 
दूरी पर खुश होना चाहिए। उसके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति खतरे में 
था। ज़ेनोफ़िलियस का नज़रिया इस बात का सबूत था। 


वह खिड़की से दूर मुडा और उसकी निगाह एक अजीब चीज़ पर 
पड़ी, जो सामान से अटे साइडबोर्ड पर रखी थी। यह एक सुंदर, लेकिन 
गंभीर दिखने वाली जादूगरनी की पत्थर की अर्धप्रतिमा थी, जो सिर पर 
बड़ी अजीब सी चीज़ पहने थी। इस मुकुट जैसी चीज़ के दोनों तरफ़ सुनहरे 
ईयर-्म्पेट जैसी दो चीज़ें थीं। सिर के ऊपर वाले चमड़े के पट्टे पर 
चमकदार नीले पंखों का जोड़ा लगा था, जबकि माथे पर बँधे दूसरे पट्टे में 
नारंगी गाजर फँसी थी। 

'इसकी तरफ़ देखो,' हैरी ने कहा। 

'मनमोहक है,' रॉन ने कहा। 'हैरान हूँ कि वह इसे शादी में पहनकर 
क्यों नहीं आया।' | 

उन्हें सामने वाले दरवाज़े के बंद होने की आवाज़ सुनाई दी ३४ एक 
पल बाद ही ज़ेनोफ़िलियस घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ते हुए र 
गए। उनके पतले पैर वेलिंगटन जूतों में थे। वे अलग-अलग डिज्ाई 

के टीपॉट को लेकर आ रहे थे। 

वाले चाय के कपों की ट्रे और घुआँ निकालते टीपॉट 

ओह, तुमने मेरी प्रिय खोज को देख ही लिया, उर og 
के हाथ में पकड़ाते हुए कहा और मूर्ति के बग़ल में खड़े इनाया है। वृद्ध 
'९। "ज़ाहिर है, मैंने सुंदर चंद्रिका चीलघात का मुकुट वन 
रंतान का सबसे बड़ा खज़ाना है! इशारा किया। 

“होने ईयर-द्रम्पेट्स जैसी चीज़ों ह वाले के आस-पास से 


'ये चकरधिन्नी कीट चूसक हैं - सोचने वाल छोटे पंखों 
विचलित करने वाली सभी चीज़ों को हटा देते हैं। य्ह, उन्होंने 


हैरी पॉटर 
390 जा 
; -उत्थानक है, ताकि दिमाग ड 
गारा किया, “जादुई कीट ऊ 
की तरफ़ इर में” उन्होंने नारंगी गाजर की तरफ़ इशारा किया, 


में चीज़ों यह 
syn है, ताकि असाधारण चीज़ों को स्वीकार करने की क्षमता 


बढ़ सके।' | 
` ज्रेनोफ़िलियस ने ट्रे तक क़दम बढ़ाए, जिसे हमाइनी ने एक भरी हु 


साइड टेबल पर जमाने में कामयाबी पा ली थी। 

क्या मैं तुम लोगों को गर्डीरूट का रस पिला सकता हूँ ?” ज़ेनोफ़िलियम् 
ने कहा। 'हम इसे खुद बनाते हैं।' चुकंदर के रस जैसे बैंगनी रस को कपोंमे 
डालते हुए वे आगे बोले, “लूना नीचे पुल के पास है। वह तुम लोगों के आने 
की खबर सुनकर बहुत रोमांचित है। उसे ज़्यादा वकत नहीं लगना चाहिए। 
उसने इतनी मछलियाँ पकड़ ली हैं कि हम सभी के लिए सूप बन सकता है। 
बैठ जाओ और शकर मिला लो। ह 

'अब,' उन्होंने एक कुर्सी पर रखे क़ागज़ों के गट्ठर को हटाकर 
बैठते हुए कहा और वेलिंगटन जूते वाले पैर एक-दूसरे पर रख लिए, 'मैं 
तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मि. पॉटर ?' 

'देखिए,' हैरी ने हर्माइनी की तरफ़ देखते हुए कहा, जिसने सिर 
हिलाकर उसका उत्साह बढ़ाया, 'मि. लवगुड, हमें उस प्रतीक के बारे में 
पूछना है, जिसे आप बिल और फ्लर की शादी में अपने गले में पहनकर 
आए थे। हम यह जानना चाहते हैं कि उसका मतलब क्या है ?' 


ज़ेनोफ़िलियस ने अपनी भौंहें उठाई। 
"क्या तुम्हारा इशारा मौत के तोहफ़ों के निशान की तरफ़ है?” 


साइ 


अध्याय इक्कीस 


तीन भाइयों की कहानी 


हैरी ने रॉन और हर्माइनी की तरफ़ देखा। हैरी की तरह वे दोनों भी 
ज़ेनोफ़िलियस की बात का मतलब नहीं समझ पाए थे। 


'मौत के तोहफ़े ?' 


'सही कहा,' ज़ेनोफ़िलियस ने कहा। “तुमने उनके बारे में नहीं सुना? 
इससे मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। बहुत कम जादूगर इसमें यक्रीन करते हैं। 
तुमने अपने भाई की शादी में उस बददिमाग युवक को देखा था,' उन्होंने 
रॉन की तरफ़ सिर हिलाया, 'जिसने मुझ पर यह आरोप लगाया था कि मैं 
एक कुख्यात शैतानी जादूगर का प्रतीक पहने हूँ! वह कितना अज्ञानी था! 
मौत के तोहफ़े शैतानी चीज़ नहीं हैं - कम से कम, सामान्य तौर पर। आप 
इस प्रतीक को सिर्फ़ इसलिए पहनते हैं, ताकि दूसरे विश्वास करने वाले 
लोग आपको पहचान लें और उनकी खोज में आपकी मदद करें।' 

उन्होंने अपने गर्डीरूट के रस में थोड़ी शकर डालकर उसे पिया। 

'माफ़ कीजिए,' हैरी ने कहा। 'मैं अब भी कुछ नहीं समझ पाया।' 

विनम्र दिखने के लिए उसने भी अपने कप से एक घूँट पिया। 
तत्काल उसका गला रुँध गया। रस बहुत ही बुरा था। ऐसा लग रहा था, 
जैसे किसी ने मलीदे की हर स्वाद वाली टॉफ़ी का घोल तैयार किया हो। 


'देखो, जो लोग मौत के तोहफ़ों में विश्वास करते हैं, वे उनकी खोज 


करते हैं, ज़ेनोफ़िलियस ने गर्डारूट के रस को चटखारे लेते हुए पिया और 
अपने होंठ चारे | 


'लेकिन मौत के तोहफ़े आख़िर हैं क्या?” हमईईनी ने पूछा। 
ज़ेनोफ़िलियस ने अपना ख़ाली कप एक तरफ़ रखे दिया। 


397 


हैरी पॉटर 
392 dd 
'मुझे लगता 
होगी ?' , 
सुनी हेरी ने कहा, 'नहीं,' जबकि रान और हर्माइनी दोनों ने 'हाँ' कर ते | 
जेनोफ़िलियस ने गंभीरता से सिर हिलाया। 

"देखो मि. पॉटर, सारी बात “तीन भाइयों की कहानी” से शुरू होती 
है... मेरे पास कहीं पर वह किताब है ...' 

उन्होंने कमरे में चर्मपत्रों और पुस्तकों के अस्त-व्यस्त ढेरों पर एक 
उडती नज़र डाली, लेकिन तभी हर्माइनी बोल पड़ी, “मेरे पास किताब है 
मि. लवगुड। यहीं है।' किस 

उसने अपने छोटे बैग में से बीडल की कहानियाँ बाहर निकाली। 

“मूल प्रति ?' ज़ेनोफ़िलियस ने तीखे अंदाज़ में पूछा और हर्माइनी के 
सिर हिलाने पर बोले, “तो फिर ठीक है, इसे ज़ोर से पढ़ो, ताकि हम सभी 
अच्छी तरह समझ जाएँ।' 

“अर ... ठीक है,” हर्माइनी घबराते हुए बोली। उसने पुस्तक खोली। 
हैरी ने देखा, पन्ने के सबसे ऊपर वही प्रतीक बना था, जिसका मतलब वे 
जानना चाहते थे। हल्के से खंखारने के बाद हर्माइनी पढ़ने लगी। 

'एक बार की बात है। तीन भाई शाम के समय वीरान, घुमावदार 
सड़क पर यात्रा कर रहे थे -' 

'हमारी मम्मी ने तो हमें बताया था, आधी रात को,' रॉन ने कहा, 
जिसने सुनते समय अपने सिर के पीछे हाथ रख लिए थे। हर्माइनी उसकी 
तरफ़ चिढ़कर देखने लगी। 

'माफ़ करना, मुझे लगा था कि अगर आधी रात होती, तो ज़ाद 
डर लगता!' रॉन बोला। 

हाँ, क्योकि हमारी ज़िंदगी में तो डर की बहुत कमी है, हैरी *. 
कहने से खुद को रोक नहीं पाया। ज़ेनोफ़िलियस उनकी तरफ़ ज़्यादा ag 
बा pe बल्कि खिड़की के बाहर के आसमान को ताक रहे थे। 

9, |! 
तीनों भाई एक के नदी के किनारे पर पहुँचे। नदी इतनी गहरी थी रि 
इसे चलकर पार नहीं ही 
खतरनाक था नहीं कर सकते थे और तैरकर पार करना 
छड़ियाँ खाराकर ह क ये तीनों भाई जादू में माहिर थे। उन्होंने ft 
जतरनाक दिख रही नदी पर पुल बना लिया। 


है कि तुम लोगों ने “तीन भाइयों की कहानी” ज 


तीन भाइयों की कहानी 
rd 393 
री हैँ ही पहुँचे थे कि एक नक्रावपोश आकृति ने उनका रास्ता रोक 
| 
ल 'और मौत उनसे बातचीत करने लगी -” 
'क्या कहा, ! हैरी बीच में बोला, i मौत उनसे बातचीत करने ’ 
“यह कहानी है, हैरी!” र 


“माफ़ करना। आगे पढ़ो।' 


'और मौत उनसे बातचीत करने लगी। वह नाराज़ 
वीन नए शिकार उसके चंगुल से बचकर जा रहे हैं, 
यात्री उस नदी को पार करते समय डूब जाते थे। 
धी। उसने तीनों भाइयों की जादुई निपुणता पर 
कि चूँकि उन्होंने अपनी चतुराई से उसे हरा 
एक-एक पुरस्कार देना चाहती है। 


'सबसे बड़ा भाई लड़ाकू प्रवृत्ति का था। उसने मौत से दुनिया की 
तबसे ताक़तवर छड़ी माँगी : ऐसी छड़ी जो इसके मालिक को ददयुद्ध में 
हमेशा जिताए, जो मौत को हराने वाले जादूगर के क्राबिल हो! यह सुनकर 
मौत नदी किनारे लगे एल्डर वृक्ष तक गई और उसने उसकी एक शाखा 
तोड़कर अजेय छड़ी बनाई तथा सबसे बड़े भाई को दे दी। 

दूसरा भाई घमडी था। उसने मौत को थोड़ा ज्यादा अपमानित 
करने का फ़ैसला किया। उसने कहा कि उसे मुर्दा लोगों को इस दुनिया में 
वापस बुलाने की शक्ति चाहिए। मौत ने नदी किनारे से एक पत्थर उठाकर 


दूपरे भाई को दे दिया और कहा कि इस पत्थर में मरे हुए लोगों को वापस 
बुलाने की शक्ति है। 


'इसके वाद मौत ने तीसरे और सबसे छोटे भाई से पुछा कि उसे क्या 
पाहिए। यह भाई तीनों में सबसे विनम्र और समझदार था। उसे मौत पर 
मरा भी भरोसा नहीं था। उसने कहा कि उसे ऐसी चीज़ चाहिए, जिसकी 

व्दौलत वह वहाँ से इस तरह जा सको, ताकि मौत उसका पीछा न कर 
गए। बड़ी अनिच्छा से मौत ने उसे अपना अदृश्य चोगा दे विया। 

'मौत के पास अदृश्य चोगा है?” हैरी एक बार फिर बीच में बोल पड़ा। 


'ताकि np 'कई बार 
ताकि वह चुपके से लोगों के पास आ सके,' रॉन ने कहा। के 
बह उनकी तरफ़ दौड़ने, बाहें फैलाने और चीख़ने से बोर हो जाती होगी ... 
माफ़ केरना, हर्माइनी |’ 


ज़ थी कि उसके 
क्योंकि आम तौर पर 

लेकिन मौत बड़ी चालाक 
उन्हें बधाई दी। वह बोली 
दिया है, इसलिए वह उन्हें 


५ हैरी पॉटर 
39 ss 
गई और तीनों भाइयों को 
(फिर मौत एक तरफ़ हट गई ए अपने 
आगे जाने दिया। चलते-चलते वे तीनों भाई इस रोमांचक अद्भुत 
के बारे में बातें करते जा रहे थे और मौत के तोहफ़ों का गुणगान कर रहे ध 


'समय के साथ तीनों भाई अलग हो गए और अपनी-अपनी दिशा 


में चल दिए। | 

'सबसे बड़ा भाई हफ्ते भर की यात्रा के बाद एक गाँव में पहुँचा। 
वहाँ उसने उस जादूगर को ढूँढ़ा, जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी थी। ज़ाहि 
है, जब हथियार के रूप में अजेय छड़ी उसके पास थी, तो दुश्मन जादूगर ते 
हुए ढदयुद्ध में वह कैसे नहीं जीतता ? अपने दुश्मन को ज़मीन पर मरा हुआ 
छोड़कर सबसे बड़ा भाई एक शराबख़ाने में जाकर शराब पीने लगा, जहाँ 
उसने चिल्ला-चिल्लाकर अपनी शक्तिशाली छड़ी की डींग हाँकी। वह 
ज़ोर-ज़ोर से सबको बता रहा था कि यह छड़ी मौत का दिया तोहफा है 
और इससे वह अजेय बन गया है। 

“उसी रात को सबसे बड़े भाई के कमरे में एक जादूगर चुपके से धृ 
आया। बड़ा भाई शराब के नशे में धुत्त होकर बिस्तर पर सोया था। चोर ने 
उसकी छड़ी चुरा ली और एहतियात के तौर पर उसका गला भी काट दिया। 

'इस तरह मौत ने पहले भाई को हरा दिया। 

'इसी दौरान दूसरा भाई यात्रा करके अपने धर पहुँच गया, जहाँ वह 
अकेला रहता था। यहाँ उसने उस पत्थर को बाहर निकाला, जितमें मरे 
लोगों को वापस बुलाने की शक्ति थी। उसने उस पत्थर को तीत बा 
अपने हाथ में घुमाया। उसे हैरानी और ख़ुशी हुई कि उसकी मरी ह 


कक जिससे वह शादी करना चाहता था, तत्काल उसके सामने प्रक 
हो गई। 


बहरहाल, प्रेमिका दुखी और भावहीन थी। ऐसा लग रहा थीं, रे 
ण बीच कोई पर्दा हो और उसके कारण वे दूर हों। हालाँकि व इ 
इसलिए र जरूर आई थी, लेकिन दरअसल वह यहाँ की नहीं गै 

दूसरा 3 उल बहुत कष्ट हो रहा था। अंत में. अपनी हताशा भरी हरि 

दू 242 भाई पायल हो गया और उसने अपनी प्रेमिका के यास ष 

हद लिए आत्महत्या कर ली। | 

ट तरह मौत ने दूसरे भाई को भी हरा दिया हि 
लेकिन वह 2383 भाई की कई सालों तक तलाश करती कि 

गश मिला। जब सबसे छोटा भाई बहुत बूढ़ा 


तीन भाइयों की कहानी 395 
ऽ ~_ऊहानी 
जाकर उसने अपना अदृश्य चोगा उतारा और अपने बेरे 
ह उसने मौत का स्वागत किसी पुराने दोस्त की तरह किया और 8 
वाध खुशी-खुशी, बराबर वालों की तरह इस दुनिया को छोड़कर गया।” 
हर्माइनी ने पुस्तक बंद कर दी। ज़ेनोफ़िलियस 


ह यस को एक-दो पल बाद 
एहसास हुआ कि उसने पढ़ना बंद कर दिया था। उन्होंने खिड़की से निगाह 


हटाई और बोले, “तो यह मामला है।' 
'क्या ?” हमईनी ने दुविधा में कहा। 


'मौत के तोहफे यही हैं,' ज़ेनोफ़िलियस ने कहा। 


उन्होंने अपनी कोहनी के पास वाली भरी टेबल से एक क़लम उठाई 
और पुस्तकों के बीच से एक फटा हुआ चर्मपत्र खींचा। 


'अजेय छड़ी,' उन्होंने चर्मपत्र पर ऊपर से नीचे तक सीधी लकीर 
खचते हुए कहा। 'पुनर्जीवन पत्थर,” उन्होंने उस लकीर के ऊपर एक 
गोला जोड़ दिया। “अदृश्य चोगा, उन्होंने लकीर और गोले को त्रिकोण के 
अंदर रख दिया, जिससे वह प्रतीक बन गया, जो हर्माइनी को इतना परेशान 
कर रहा था। फिर वे बोले, “इन्हीं तीनों को मौत के तोहफ़े कहते हैं।' 

'लेकिन कहानी में तो “मौत के तोहफ़े” का कोई ज़िक्र ही नहीं हे,” 
हर्माइनी बोली। | 

ज़ाहिर है, नहीं हैं,' ज़ेनोफ़िलियस ने गर्व से कहा, जिससे हर्माइनी 
पगला गई। “यह बच्चों की कहानी है। यह सिखाने के बजाय मनोरंजन 
करने के लिए लिखी गई है। हममें से जो लोग इन मामलों को समझते हैं, 
वे जानते हैं कि यह प्राचीन कहानी तीन वस्तुओं या तोहफ़ों की तरफ़ 
शारा करती हे, जिन्हें एक साथ हासिल करने वाला व्यक्ति मौत का 
मालिक वन जाएगा।” | 

थोडी देर खामोशी छाई रही, जिस दौरान ज़ेनोफ़िलियस खिड़की के 
बाहर देखते रहे। आसमान में सूरज ढल रहा था। 


'लूना के पास जल्दी ही पर्याप्त मछलियाँ हो जानी चाहिए, उन्होने 
धीरे से कहा। 


| _' रॉन बोला। 
मौत का मालिक” से आपका क्या मतलब है 7' रन 


'मालिक,' ज़ेनोफ़िलियस ने उसकी बात पर ह ब लहराते 
33 कहा। “विजेता । स्वामी। तुम इसे चाहे जो नाम दे सक 


से कहां और 
... क्या आपका मतलब है -..' हमईनी ने धीरे 


हैरी पॉटर 
396 
हरी जान गया कि वह अपने शक को प्रकट नहीं करना ; 


"आपको यक्रीन है कि ये वस्तुएँ - ये तोहफ़े - इस दुनिया में सचमुच भू 


? |) 
थे जेनोफ़िलियस ने अपनी भौंहें एक बार फिर उठाई। 
'ज़ाहिर है, हॉँ।' हर 
'लेकिन,' हर्माइनी ने कहा और हैरी को उसका संयम टूटता 
महसूस हुआ, 'मि. लवगुड, आप यह यक़ीन कैसे कर सकते हैं - ?' सा 


'लुना ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, लड़की,' ज़ेनोफ़िलियप ने 
कहा, 'मुझे लगता है कि तुममें बुद्धि तो है, लेकिन बहुत सीमित है। 
संकीर्ण। दिमाग बंद है।' 

“शायद तुम्हें वह हैट पहनना चाहिए, हर्माइनी,' रॉन ने उस वदसुरत 
मुकुट की तरफ़ सिर हिलाया। उसकी आवाज़ कॉप रही थी, जिससे साफ़ 
लग रहा था कि वह अपनी हँसी रोकने की कोशिश कर रहा था। 


“मि. लवगुड,' हर्माइनी ने दोबारा कहा, “हम सभी जानते हैं कि 
अदृश्य चोगों जैसी चीज़ें होती हैं। वे दुर्लभ हैं, लेकिन दुनिया में हैं। लेकिन -' 


“आह, लेकिन तीसरा तोहफ़ा सच्चा अदृश्य चोगा है, मिस ग्रेंजर! 
मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कोई यात्री चोगा नहीं है, जिस पर 
विभ्रम या चकाचौंध सम्मोहन किया गया हो। यह अर्ध-पारदर्शी बालों से 
बुना चोगा भी नहीं है, जो किसी को शुरू में तो छिपा लेगा, लेकिन कई 
साल बाद धुंधला हो जाएगा और फिर बेअसर हो जाएगा। हम ऐसे चोगे 
के बारे में बात कर रहे हैं, जो इसे ओढ़ने वाले को पूरी तरह अदृश्य बता 
देता है और अनंत काल तक ऐसा करता है। इस पर चाहे जितने मंत्र मारे 
५३ उस व्यक्ति को छिपाए रखता है। तुमने ऐसे कितने चोगे देखे है 

स ग्रेंजर ?' 


हर्माइनी ने जवाब देने के लिए अपना मुँह खोला, फिर बद का 
लिया। अब वह पहले से ज़्यादा दुविधा में दिखने लगी। , ही और 
9 एक-दूसरे को देखा। हैरी जानता था कि वे सभी एक ही बीते हे 
से । जेनोफ़िलियस ने जिस तरह के चोगे का वर्णन किया था, वी 

परह का एक चोगा इस समय उनके पास था | 


'देखा,' ज़ेनोफ़िलियस ने कहा, जैसे वे उन किसी ता 
, जैसे वे उन लोगों को 
इसका. रा चुके हों। तुमे से किसी ने भी कभी ऐसी चीज़ नहीं दे" कं 
अहुत ज़्यादा अमीर होगा, है ना?” 


तीन भाइयों की कहानी 397 
ज़ेनोफ़िलियस एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने 
अब गुलाबी रंग की हल्की चमक थी। क 
'ठीक है,” हमाइनी ने विचलित होते हुए कहा। 'मान लें कि अदृश्य 
गा होता है -- लेकिन पत्थर, मि. लवगुड ? जिसे आप पुनर्जीवन पत्थर 
है” 
'इसके बारे में क्या ?' 
'यह असली कैसे हो सकता है ?' 


'साबित करो कि यह असली नहीं है,” ज़ेनोफ़िलियस ने कहा। 
हर्माइनी ताव में आ गई। 


'लेकिन - मुझे अफ़सोस है, लेकिन यह बात तो बिलकुल मूर्खतापूर्ण 
है! मैं यह कैसे साबित कर सकती हूँ कि इसका अस्तित्व नहीं है? क्या आप 
यह उम्मीद करते हैं कि में दुनिया के सारे पत्थरों की जाँच करूँगी ? मेरा 
मतलब है, इस तरह तो आप किसी भी बात को सच मान सकते हैं। अगर 
किसी चीज़ के असली होने का आधार सिर्फ़ इतना हो कि किसी ने इसे झूठ 
सावित नहीं किया है, तब तो फिर कोई भी कैसा भी दावा कर सकता है।” 

'हाँ, केसा भी दावा किया जा सकता है,' ज़ेनोफ़िलियस ने कहा। 
'मुझे यह देखकर खुशी हुई कि तुम्हारा दिमाग अब थोड़ा खुल रहा है।' 

हर्माइनी के गुस्से भरे जवाब के आने से पहले ही हैरी जल्दी से बोल 
पड़ा, 'अजेय छड़ी! आपको लगता है कि यह भी दुनिया में मौजूद है ?' 

'ओह हाँ, इस मामले में तो बहुत सारे सबूत हैं,' ज़ेनोफ़िलियस ने 
कहा। “तीनों तोहफ़ों में अजेय छड़ी का पता सबसे आसानी से चल जाता 
है। एक मालिक से दूसरे मालिक तक पहुँचने का इसका तरीक़ा अजीब है।' 

'यानी ?' के 

'यानी अगर कोई इस छड़ी का सच्चा मालिक बनना चाहता है, 
उसे पुराने मालिक से छड़ी शक्ति से छीननी पड़ती है,' ज़ेनोफ़िलियस नै 
षहा “निश्चित रूप से तुमने सुना होगा कि दुष्ट एमरिक को मारने के कक 
हे छड़ी बड़बोले एबगर्ट के पास कैसे पहुँची ? किस तरह ह bid 
शेरी में मरा, जब उसके बेटे हेरेवर्ड ने छड़ी उससे ले ली उससे 

के बारे में, जिसने बार्नावास डेवरिल को मारने र bub 
र ली? अजेय छड़ी का ख़ून भरा सफ़र जादूगरों 
पर बिखरा हुआ हे।' 


हैरी पॉटर 
398 एल 
ने हर्माइनी पर निगाह डाली। वह ज़ेनोफ़िलियस को यो 
र रही थी, लेकिन उसने उनकी बात का विरोध नहीं किया। 
` जनने पूछा, 'तो आपको क्या लगता है, अजेय छड़ी इस वक्त कं 
होगी ?' 

'आह, कौन जाने ?' ज़ेनोफ़िलियस ने एक बार फिर खिड़की 
आर्कस और लिवियस के बाद इसका सुराग गायब हो गया। कौन जान 
उनमें से किसने लोक्सियस को हराकर उससे छड़ी ली थी ? और कौन कि 
उन्हें किसने हराया होगा? दुर्भाग्य से, इतिहास में हमें यह जानकारी नहीं 
मिलती है।' | 

थोड़ी देर ख़ामोशी छाई रही। आख़िरंकार हरमाइनी ने पूछा, 'मि 
लवगुड, क्‍या मौत के तोहफ़ों से पेवरेल परिवार का कोई संबंध है? ा 

ज़ेनोफ़िलियस सदमे में दिखने लगे। इसी वक्त हैरी को कोई 
sen क तरह याद नहीं आ पाई। पेवरेल ... उसने यह ५ 

'तो तुम मुझे गुमराह कर रही थीं, लड़की!' ज़ेनोफ़िलियस ने कहा 
जो अब क aes सीधे बैठकर हर्माइनी को देख रहे थे। म 
लगा था कि तुम लोग तोहफ़ों की खोज में नए हो! लेकिन तुम तो बहुत 
कुछ जानते हो। हममें से कई खोजियों को यक्रीन है कि पेवरेल परिवार का 
मौत के तोहफों से पुरा - पूरा संबंध है!” 

'पेवरेल परिवार कहाँ है ?” रॉन ने पूछा। 

'यह नाम गॉडरिक्स हॉलो में क्रब्र के पत्थर पर लिखा था, जिसके 
नीचे यह निशान बना था,' हर्माइनी ने कहा, जो अब भी ज़ेनोफ़िलियस को 
देख रही थी। 'इग्नोटस पेवरेल।” Se 

'बिलकुल,' ज़ेनोफ़िलियस ने दांज़ में उँगली 
जा हनी ली ब समझाने के अंदाज़ में ऊँगली उठाते हए 

पके हक पर मौत के तोहफ़ों का निशान निर्णायक सबूत है! 

?' रॉन ने पूछा। 


'किस 
पेवरेल भाई oe पवौ ? इस बात का कि कहानी के तीनों भाई दर 


पहले मालिक थे!” हक कैडमस और इग्नोटस! वे मौत के तोहफ़ो 
खिड़की पर एक और नज़र डालने के बाद ज़ेनोफ़िलियस उठ और 


तीन भाइयों की कहानी 355 
दक्र घुमावदार सीढ़ियों की ओर चल दिए। 

'तुम लोग डिनर करोगे ?' उन्होंने दोबारा नीचे जाते हुए पूछा। “हमारे 
गही आने वाला हर व्यक्ति हमसे मछलियों के सूप की विधि पूछता है।' 

'शायद सेंट मंगोज़ अस्पताल के विष प्रकोष्ठ में दिखाने के लिए,' 
नने दबे स्वर में कहा। 

हैरी ने कुछ कहने से पहले तब तक इंतज़ार किया, जब तक उसे 
रीचे किचन में ज़ेनोफ़िलियस के चलने-फिरने की आवाज़ें नहीं आने लगीं। 

उसने हर्माइनी से पूछा, 'तुम्हें क्या लगता है? 

'ओह हैरी,” उसने थके अंदाज़ में कहा, 'यह बकवास का पुलिंदा है। 
प्रतीक का असली मतलब यह नहीं हो सकता। उसके बारे में इस आदमी 
का नज़रिया अजीबोगरीब है। हमने खामख्वाह अपना समय बर्बाद किया!” 


'मुझे लगता है कि इसी आदमी ने हमें क्रंपल-हॉर्न्ड स्नोरकैक्स का 
काल्पनिक विचार दिया है,' रॉन बोला। : 


'तो तुम्हें भी इस बात पर यक़ीन नहीं है ?” हैरी ने रॉन से पूछा। 

रॉन बोला, “नहीं है। यह कहानी तो बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के 
लिए है, है ना? “मुश्किल की तलाश में मत जाओ, लड़ाई-झगड़े मत करो, 
फटे में टैग मत अड़ाओ। विनम्र रहो, अपने काम से काम रखो। अगर 
ऐसा करोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से गुज़र जाएगी।” ज़रा सोचो, 
रॉन ने आगे कहा, “शायद इसी वजह से एल्डर वृक्ष की छड़ियों को 
वदक्रिस्मत माना जाता है।' | 

'तुम यह क्या बोल रहे हो ?' 

“एक अंधविश्वास है, है ना? “मई में पैदा जादूगरनियों की शादी 
गगलुओं से होगी।” “शाम के धुंधलके में किया जादू आधी रात तक ख़त्म 
हो जाएगा।” “एल्डर वृक्ष की छड़ी होगी, तो कभी सफलता 2 

।” तुमने इन बातों को सुना होगा। मेरी मम्मी को ऐसी बहुत 

केहावर्तें आती हैं।' 


'हैरी और मैं मगलुओं के बीच बड़े हुए हैं,” हर्माइनी ने bee 
दिलाया, 'हमें अलग अंधविश्वास सिखाए गए थे।' उसने wet 
व थोः कसैली गंध किचन से उड़कर ऊपर तक आई । न कि इससे वह 
हेमहिनी के नाराज़ होने का इकलौता फ़ायदा यह हुआ we adr 
'ले गई थी कि वह रॉन से बात नहीं कर रही थी। “मुझे लगा 


हैरी पॉटर 
a सिर्फ़ नैतिक शिक्षा 

” उसने रॉन से कहा। 'यह सिफ़ नेतिक शिक्षा क 
he है स्पष्ट है कि सबसे अच्छा तोहफ़ा कौन सा है । “a र 
सा चुनोगे -' 

“तीनों एक साथ बोल पड़े; हर्माइनी ने कहा, “चोगा; ” रॉन बो 
“छडी;” और हैरी ने कहा, “पत्थर।' ' | 

. तीनों ने थोड़ी हैरानी और थोड़ी दिलचस्पी के साथ एक-दूसरे क 
देखा। 

रॉन ने हर्माइनी से कहा, 'चोगा वैसे तो सबसे अच्छा है, लेकिन 
अगर आपके पास छड़ी होगी, तो आपको अदृश्य होने की ज़रूरत ही नह 
पड़ेगी। अजेय छड़ी, हर्माइनी!' 

“हमारे पास अदृश्य चोगा पहले से ही है,” हैरी ने कहा। 

'और अगर तुमने ध्यान दिया हो, तो इसने हमारी बहुत मदद क 
है!' हर्माइनी बोली। 'जबकि यह तय है कि छड़ी अपने साथ बहुत सी 
परेशानियाँ भी लाएगी -' 

'- वह तो सिर्फ़ तभी होगा, जब आप इसके बारे में डींग होंकेंगे, 
रॉन ने तर्क दिया। 'तभी, जब आप इसे बचकाने ढंग से अपने सिर के 
ऊपर घुमाकर नाचेंगे-गाएँगे। “मेरे पास अजेय छड़ी है। अगर दम है, तो 
मुझसे लड़कर दिखाओ।” अगर कोई व्यक्ति अपना मुँह बंद रखे -' 

हाँ, लेकिन क्या कोई अपना मुँह बंद रख सकता है?' हर्माइनी ने 
संदेह से कहा। 'देखो, इस आदमी ने हमें जो इकलौती सच्ची बात बताई है, 
वह यह है कि सैकड़ों सालों से अतिरिक्त शक्तिशाली छड़ियों के बारे में 
कहानियाँ फैली हैं।' 

‘सचमुच ?' हैरी ने पूछा। 

हर्माइनी चिढ़ गई। उसके चेहरे का यह भाव इतना जाना-पहचाना 
था कि हैरी और रॉन एक-दूसरे की तरफ़ देखकर मुस्कराने लगे। 

'मौत की छड़ी, क्रिस्मत की छड़ी, वे सदियों से अलग-अलग गाए 
मर EN पर वे किसी शैतानी जादूगर के पास होती है 
१ तवग ब हॉकता है। प्रोफ़ेसर बिन्स कक उनमें से कुछ का पक 
बस यह डीग हॉकन, ल करने वाले जादूगर होते हैं। कुछ डि 

संद करते हैं कि उनकी छड़ी बाक़ी लोगों की १ 


हताय र काहानी 
ते ज्यादा शक्तिशाली और बेहतर है।' 


_ हैरी ने कहा, “लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये छड़ियाँ - मौत की 
और क्रिस्मत की छड़ी - एक ही छड़ी नहीं हैं, जो अलग-अलग 
सदियों से प्रकट होती आ रही है?” 


'क्या ? और वे सभी दरअसल एल्डर वृक्ष से बनी छड़ी हैं, जिसे मौत 
ने बनाया था?” रॉन ने कहा। 

हैरी हसा : उसके मन में अभी-अभी जो विचार आया था, वह 
ूर्तापूर्ण था। उसे खुद को याद दिलाना पड़ा कि उसकी छड़ी एल्डर की 
नहीं, हॉली की थी और उसे ऑलिवैंडर ने बनाया था, चाहे इसने उस रात 
को जो भी चमत्कार किया हो, जब वोल्डेमॉर्ट ने आसमान में उसका पीछा 
किया था। इसके अलावा, अगर यह अजेय होती, तो टूट कैसे सकती थी? 

“तुम पत्थर क्यों लेना चाहते हो ?” रॉन ने उससे पूछा। 


'देखो, अगर हम मुर्दा लोगों को वापस बुला सकेंगे, तो सिरियस ... 
वावरे-नैन ... डम्बलडोर ... मेरे माता-पिता हमारे पास लौट आएँगे।' 


रॉन और हर्माइनी मुस्कराए तक नहीं। 


“लेकिन वीडल के अनुसार वे लौटकर नहीं आना चाहेंगे, है ना?' 
हैरी ने अभी-अभी सुनी कहानी के वारे में सोचते हुए कहा। “मुझे नहीं 
लगता कि मुर्दो को दोबारा ज़िंदा कर सकने वाले पत्थर के बारे में इतिहास 
में बहुत से प्रसंग होंगे, है ना ?' उसने हर्माइनी से पूछा। 

'नहीं,' हर्माइनी ने दुखी अंदाज़ में जवाब दिया। “मुझे नहीं लगता 
कि मि. लवगुड के अलावा कोई इतना मूर्ख हो सकता है कि इसे संभव मान 
ले। वीडल ने शायद यह विचार पारस पत्थर से लिया है। अमर बनाने वाले 
पत्थर के बजाय मुर्दे को ज़िंदा करने वाला पत्थर।' 


लग रहा 
किचन से आती बदबू अव ज़्यादा तीखी हो गई थी। ऐसा लग रह 
था, मानो किसी का अंडरवियर जल रहा हो। हैरी ने सोचा घोड़ा बहुत ३4408 
जो भी पका रहे हैं, क्या उनका मन रखने के लिए उसे था 
भा सकता है। 


४ तुम्हें एहसास 

'और चोगे के बारे में?” रॉन ने धीरे से कह! का हूँ और मैंने 

है, उन्होंने सही कहा है? मैं हैरी के चोगे का ह का है। मैंने कभी 
सं बारे में कभी ठीक से नहीं सोचा, लेकिन इसमें कोई कमी या दोष 


री के चोगे जैसे दूसरे चोगे के बारे में नहीं सुना। 


40] 


हैरी पॉटर . 
402 वि र 
हम इसके नीचे कभी पकड़ नहीं गए - 

नहीं है र $ - रांन, जब हम इसके नीचे होते हैं, तो अदृश्य होते है 

लेकिन उन्होंने बाक़ी चोगों के बारे में बिलकुल सच कहा है _ और 
वे भी कोई बहुत सस्ते नहीं मिलते हैं! मुझे यह पहले कभी लगा ही नहीं 
लेकिन मैंने सुना है कि पुराने होने पर ऐसे चोगों का सम्मोहन ख़त्म हू 
जाता है या मंत्रों के कारण उनमें छेद हो जाते हैं। हैरी का चोगा पहले उसके 
हैडी के पास था। यह बहुत पुराना है, लेकिन ... आदर्श है! 

'हाँ, ठीक है, लेकिन रॉन, पत्थर ...' 

जब वे फुसफुसाकर बहस कर रहे थे, तो हैरी कमरे में घूमने लगा। 
उनकी बातों पर वह आधा-अधूरा ध्यान दे रहा था। घुमावदार सीढ़ियों 
तक पहुँचकर उसने यूँ ही ऊपर वाली मंज़िल की तरफ़ देखा। उसका ध्यान 
एकाएक भटक गया। ऊपर वाले कमरे की छत पर उसे अपना चेहरा नज़र 
आया था। 

एक पल चकराने के बाद उसे एहसास हुआ कि वहाँ आईना नहीं, 
बल्कि तस्वीर लगी थी। उत्सुकतावश वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। 

“हैरी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि उनके न रहने पर 
तुम्हें इस तरह इधर-उधर ताक-झाँक करना चाहिए!” 

लेकिन तब तक हैरी अगली मंज़िल पर पहुँच चुका था। 

लूना ने अपने बेडरूम की छत को पाँच चेहरों की सुंदर तस्वीरों से 
सज़ाया था : हैरी, रॉन, हर्माइनी, जिनी और नेविल। वे लोग हॉगवर्ट्स की 
तस्वीरों की तरह हिल तो नहीं रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जादुई लग रहे 
थे: हैरी को लगा, जैसे वे साँस ले सकते हों। तस्वीरों के चारों ओर सुनहरी 
जंजीरों जैसी चीज़ें नज़र आ रही थीं, जो उन्हें साथ जोड़े थीं, लेकिन एकाध 
मिनट तक उन्हें देखने के बाद हैरी को एहसास हुआ कि ज़ंजीरें दरअसल 


एक शब्द थीं, जिसे सुनहरी स्याही में हज़ार बार लिखा गया था : दोस्त -“ 
दोस्त ... दोस्त ... 


चारों तरफ़ हैरी के मन में लूना के प्रति असीम प्रेम उमड़ आया। उसने करे मे 

के गले देखा। पलंग के पास एक बड़ा फ़ोटो रखा था। इसमें लूना एक 

तस्वीर में ले लगी हुई थी, जिसकी शक्ल लूना से काफ़ी मिलती थी। ६ 
दा का हलिया जितना अच्छा था, उतना हैरी ने ज़िंदगी में 


नहीं देखा था। फ़ोटो पर 
धूल जमी. 
लगी। उसने चारों तरफ़ घूरा। नी -थो। चह त हैरी को थे 


तीन भाइयों की कहानी 
TT 403 

गड़बड़ थी। हल्के नीले गलीचे पर भी ण 
कपड़ों की अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा बूना च. ही ण 
देखा कि उसमें कपड़े नहीं र । विस्तर को देखकर ऐसा लग रडा i 
से कोई उस पर हफ्तों से नहीं सोया हो। सबसे पास वाली खिड़की पर 

बड़ा जाला लगा हुआ था, जिसमें से लाल आसमान दिख रहा था । 

जब हैरी सीढ़ियों से उतरा, तो उसका चेहरा देखकर हर्माइनी ने 
पूछा, क्या गड़बड़ है ?' लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही ज़ेनोफ़िलियस 
किचन से सीढ़ियों के ऊपर आ गए। वे एक ट्रे में प्याले रखकर लाए थे। 

'मि. लवगुड ?” हैरी ने कहा। 'लूना कहाँ है?” 

क्या? 

'लूना कहाँ है ?' | 

जेनोफ़िलियस सबसे ऊपर की सीढ़ी पर रुक गए। 

में - मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। वह नीचे पुल पर मछली 
पकड़ने गई है।' 

'तो फिर आप ट्रे में चार प्याले ही क्यों लाए हैं ?' 

ज़ेनोफ़िलियस ने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं 
निकली। इस वक्त सिर्फ़ प्रिंटिंग मशीन की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी 
और ट्रे की खनखन भी, क्योंकि ज़ेनोफ़िलियस के हाथ काँपने लगे थे। 

'मुझे नहीं लगता कि लूना कई सप्ताह से यहाँ है?' हैरी ने कहा। 
'उसके कपड़े भी नहीं हैं, वह अपने पलंग पर हफ्तों से सोई नहीं है। वह है 
कहाँ? और आप बार-बार खिड़की से बाहर क्यों देख रहे थे ?' 

ज़ेनोफ़िलियस के हाथ से ट्रे छूट गई। प्याले उछले और टूट गए। 
हैरी, रॉन और हर्माइनी ने अपनी छड़ियाँ निकाल लीं। ज़ेनोफ़िलियस मूर्ति 
की तरह स्थिर खड़े रहे, हालाँकि उनका हाथ अपनी जेब में जाने ही वाला 
था। उसी पल, प्रिंटिंग मशीन ने ज़ोरदार आवाज़ की और क्विबलर 
पत्रिका के बहुत से अंक टेबलक्लॉथ के नीचे से फर्श पर बिखर ह 
प्रिंटिंग मशीन आखिरकार खामोश हो गई। कक 

हर्माइनी ने नीचे झुककर एक पत्रिका उठाई, हालाँकि वह ज 
अपनी छड़ी मि. लवगुड की तरफ़ ताने हुए थी। 


हैरी, इसकी तरफ़ देखो।' 
अटाले के बीच से हैरी उसके पास जितनी 


धी। 


भी 


जल्दी पहुँच सकता थीं, 


हैरी पॉटर 
छा 


की तस्वीर छपी थी 
< गया। क्विबलर के कवर पर हैरी । तस्वीर 
a हिमाक एक लिखा था और उसके नीचे घोषित पुरस्कार राशि FE 


लिखी थी। उडेपन 
लि 'तो क्विलबर बदल गया है?' हैरी ने ठंडेपन से पूछा और उसका 
दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। “तो आप बगीचे में यही करने गए 


थे, मि. लवगुड ? उल्लू भेजकर मंत्रालय को ख़बर भेज रहे धे?” 
` ज़ेनोफ़िलियस ने अपने होंठों पर जीभ फेरी। 

'वे मेरी लूना को पकड़कर ले गए,' उसने फुसफुसाकर कहा। 
'क्योंकि मैं उनके खिलाफ़ लिख रहा था। वे मेरी लूना को पकड़कर ले गए 
और मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है या उन्होंने उसके साथ कैसा सलूक 
किया है। लेकिन वे उसे लौटा देंगे, अगर मैं - अगर मैं -' 

'हेरी को पकड़वा दूँ ?' हर्माइनी ने उसकी बात पूरी की। 

‘बिलकुल नहीं,” रॉन ने सपाट अंदाज़ में कहा। “रास्ते से हट जाओ, 
हम जा रहे हैं।' 

जेनोफ़िलियस को काटो तो खून नहीं था। वह सौ साल बूढ़ा दिख 
रहा था और उसके होंठ भयंकर मुस्कान में फैल गए। 

'वे लोग किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। मुझे लूना को बचाना है। 
मैं उसे नहीं खो सकता। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगा।' 

वह सीढ़ियों के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। हैरी को 
अचानक याद आ गया कि उसकी माँ ने भी उसके पालने के सामने यही 
किया था। 

'ऐसा कुछ न करें, जिससे हमें आपको चोट पहुँचानी पड़े, हैरी ने 
कहा। 'रास्ते से हट जाएँ, मि. लवगुड।' 

'हैरी!' हरमाइनी चिल्लाई। 

झाइओं पर सवार दो आकृतियाँ खिड़कियों के पास से उड़ती है 
य । उन तीनों का ध्यान हटते ही ज़ेनोफ़िलियस ने अपनी छड़ी निकाले 
हि | र को समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया। वह एक तरफ 
hae) और उसने रॉन तथा हर्माइनी को भी दूर कर दिया, जब 
शा का स्तब्धीकरण मंत्र कमरे में उड़ा और महाविस्फीटर्क सींग 


भोरदार विस्फोट हुआ। कमरा जैसे ढह सा गया : लकड़ी, कारि 


404 


तीन भाइयों की कहानी 20 


हर दिशा में उड़ने लगा। हर तरफ़ सफ़ेद धूल के 

वेर रहे थे। हैरी हवा में उड़कर फ़र्श पर गिर गया क त 

ह कारण वह कुछ देख नहीं सकता था। उसने अपने सिर पर हाथ रख 
। तभी उसने हर्माइनी की चीख और रॉन के चिल्लाने की आवाज़ 
। फिर उसे एक के वाद एक धातु के धमाकों की आवाज़ें आई, जिससे 

उसे पता चला कि ज़ेनोफ़िलियस भी घुमावदार सीढ़ियों पर नीचे की तरफ़ 

गिर गया था। 

मलबे में आधे दफ़न हैरी ने उठने की कोशिश की। धूल के कारण 
वह बमुश्किल साँस ले पा रहा था और देख पा रहा था। आधी छत गिर 
गई थी और छेद में से लूना के पलंग का सिरा नज़र आ रहा था। चंद्रिका 
चीलघात की अर्धप्रतिमा उसके क़रीब पड़ी थी और अब उसका आधा 
चेहरा गायब था। फटे चर्मपत्र के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे और प्रिंटिंग 
मशीन का ज्यादातर हिस्सा भी अपनी जगह से हट गया था, जिससे किचन 
की तरफ़ जाने वाली सीढ़ियों का ऊपरी हिस्सा बंद हो गया था। एक सफ़ेद 
आकृति हैरी के क़रीब आई। वह मूर्ति की तरह धूल में लिपटी हुई थी और 
उसकी उँगली होंठों पर थी। 

नीचे दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। 

'मेंने तुमसे कहा था ना, ट्रैवर्स, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं 
है?” एक रूखी आवाज़ आई। “मैंने तुमसे कहा था ना कि यह पागल हमेशा 
की तरह बकवास कर रहा होगा ?' 

एक धमाका हुआ और जेनोफ़िलियस की दर्द भरी चीख़ सुनाई दी। 

'नहीं ... नहीं ... ऊपर की मंज़िल पर ... पॉटर!' 

'लवगुड, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते ही बताया था, हम पक्की जानकारी 
के अलावा किसी चीज़ के लिए नहीं लौटेंगे ? पिछले हफ्ते की बात याद है ? 
जव तुमने अपनी बेटी के बदले में मूर्खतापूर्ण मुकुट देने का प्रस्ताव रखा 
था? और उसके एक हफ्ते पहले -' एक और धमाका, एक और चीख़ '- जब 
ने सोचा था कि हम उसे लौटा देंगे, अगर तुम हमें इस बात का सबूत दे 

क्रपल-' धमाका '- हेडेड -' धमाका '- स्नोरकैक्स होते हैं : 

'नहीं - नहीं - मैं रहम की भीख माँगता हूँ! ज़ेनोफ़िलियस सुबकते 
ईए बोला। 'यह सचमुच पॉटर है! सचमुच !' + सिर्फ़ इसलिए 

'और अब यह नज़र आता है कि तुमने हम को! प्राणभक्षी 


या है, ताकि तुम अपने घर के साथ हमें भी 


406 
आवाज़ आई, जिस दौरान ज़ेनोफ़िलियस 
गरजा और कई धमाकों की *लियस ह; 


चीखता-चिल्लाता रहा। 
ris 'सेल्विन, इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है, जैसे यह भि 
ठंडी आवाज़ टूटी सीढ़ियों से गूँजती हुई ऊपर ष 


वाली है,” दूसरी | 
,ऊपर का रास्ता पूरी तरह से बंद है। मलबा साफ़ करने की कोशिश करे 


कहीं पूरा मकान ही न गिर जाए। 

'झूठे कहीं के,' सेल्विन नाम का जादूगर चिल्लाया। “तुमने 
ज़िंदगी में पॉटर को कभी देखा भी नहीं होगा, है ना? सोचा होगा, तुम हमे 
यहाँ लालच देकर बुलाओगे और धोखे से मार डालोगे, है ना? तुम्हें क्या 
लगता है, इस तरह तुम्हें अपनी बेटी वापस मिल जाएगी ?' 

'मैं कसम खाता हूँ ... मैं क्सम खाता हूँ ... पॉटर ऊपर की मंज़ित 
पर है!' CR 
'मानव प्रकटो, ' सीढ़ियों के नीचे से आवाज़ आई। 
हैरी ने हर्माइनी की आह सुनी। उसे यह अजीब एहसास हुआ कि 
कोई चीज़ उस पर झुक रही है और उसके शरीर से टकरा रही है। 

'कोई सचमुच ऊपर है, सेल्विन,' दूसरे आदमी ने तीखी आवाज़ में 
कहा। He ॒ 
'मैं कब से कह रहा हूँ, वह पॉटर है, वह पॉटर है!' ज़ेनोफ़िलियस ने 
सुबकते हुए कहा। “प्लीज़ ... प्लीज़ ... मुझे लूना दे दो, बस मुझे मेरी लूना 
देदो....' 


तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी, लवगुड,” सेल्विन ने कहा, 
“अगर तुम उन सीढ़ियों से ऊपर जाकर हैरी पॉटर को लाकर दे दो। लेकिन 
अगर यह कोई साज़िश हुई, कोई चाल हुई, अगर तुम्हारा कोई साथी ऊपर 
हम पर हमला करने के लिए घात लगाए बैठा हुआ, तो हम तुम्हारी बेटी के 
टुकड़े-टुकड़े कर देंगे और थोड़े से टुकड़े तुम्हें दफ़नाने के लिए दे देंगे।' 
ज़ेनोफ़िलियस ने डर और हताशा भरी चीख़ निकाली। खरच 
और हटाने की आबाज़ें आईं। ज़ेनोफ़िलियस सीढ़ियों के मलबे में स 
ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। 


चलो,' हैरी फुसफुसाया, 'हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा।' 
सीढ़ियों ह उस शोर के बीच बाहर निकलने लगा, जो जेन 
केर रहा था। रॉन सबसे गहराई में दफ़न था। 


तीन भाइयों की कहानी 407 
ने बिना आवाज़ किए उसके ऊपर का मलबा हटाया और 
पैरों पर गिरी भारी अलमारी को हटाने की कोशिश की। जब ज़ेनोफ़िलियस लय 
और खरोंचने की आवाजें क़रीब आईं, तो हमांइनी ने वायु-विचरण 
त्र का इस्तेमाल करके रॉन को आज़ाद कर लिया। 


'ठीक है,” हर्माइनी 233 फुसफुसाई, जब सीढ़ियों के रास्ते को रोकने 
बाली टूटी प्रिंटिंग मशीन कॉपने लगी। ज़ेनोफ़िलियस अब उनसे बस कुछ 
ही फुट दूर था। हर्माइनी अब भी धूल के कारण सफ़ेद थी। “क्या तुम्हें मुझ 
पर भरोसा है, हैरी ?' 

हैरी ने सिर हिलाया। 

'तो फिर ठीक है,' हर्माइनी फुसफुसाई, “मुझे अदृश्य चोगा दे दो। 
रॉन, तुम इसे पहन लो।' 

'मैं लेकिन हैरी -' 

“प्लीज़ रॉन! हैरी, मेरा हाथ कसकर पकड़ लो! और रॉन, तुम मेरा 
कंधा पकड़ लो।' 

हैरी ने अपना बायाँ हाथ बढ़ाया। रॉन चोगे के नीचे घुसकर अदृश्य 
हो गया। सीढ़ियों का रास्ता रोकने वाली प्रिंटिंग मशीन कॉप रही थी : 
ज़ेनोफ़िलियस वायु-विचरण मंत्र का इस्तेमाल करके उसे हटाने की कोशिश 
हा ह था। हैरी नहीं जानता था कि हर्माइनी किस चीज़ का इंतज़ार कर 
रहा ह। 


'कसकर पकड़ना,' वह फुसफुसाई। 'कसकर पकड़ना ... किसी भी 
पलत ...' 


जेनोफ़िलियस का कागज़ जैसा सफ़ेद चेहरा साइडबोर्ड के ऊपर 
नज़र आया। 
'विस्मृतो/” हर्माइनी उसके चेहरे की तरफ़ अपनी छड़ी करके चिल्लाइ, 
फिर अपने नीचे के फ़र्श पर छड़ी तानकर बोली, ' A | 
उसने सिटिंग रूम की छत में छेद कर दिया था। वे चट्टानों की तरर 
गिरे। अपनी जान बचाने की खातिर हैरी अब भी हर्माइनी कते कह 
श था। नीचे से एक चीख़ सुनाई दी और उसने दो लोगों 386 हे की बारिश 
' जेब टूटी छत से उन पर ढेर सारे मलबे और टूटे में ही घूम गई और 
के गी। तभी हमाइनी अत्यान होने के लिए हवा में ही कै से लगी। 
में खोते समय हैरी के कानों में ढहते मकान की आंवाः 


अध्याय बाईस 
मौत के तोहफ़े 


हफता हुआ घास पर गिरा और तत्काल खड़ा हो गया। वे 
hes के कोने में उतरे थे। हर्माइनी तत्काल छड़ी हिला, 


ढलते समय एक खेत 
हुई उनके चारों तरफ़ दौड़ते हुए गोला बनाने लगी। 
'रक्षाकवच संपूर्णम्‌ ... शाप-अप्रभावितो ...' 


का!' रॉन ने हॉफते हुए कहा और अदृश्य चोगे के नीचे 
से निकलकर उसे हैरी की ओर उछाल दिया। 'हर्माइनी, तुम कमाल की हो! 
तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया! मुझे यक्रीन नहीं हो रहा है कि हम वहाँ 
से सही-सलामत निकल आए!' 

'शत्रु-अदृश्यो ... मैंने कहा नहीं था कि वह महाविस्फोटक सींग है? 
मैंने उसे बताया नहीं था क्या? और अब उसका घर तबाह हो गया है!' 

“उसे अपनी करनी का फल मिल गया,” रॉन ने अपनी फटी जीन्स 
और पैर के घावों को गौर से देखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है, वे 
उसके साथ क्या करेंगे ?' 

'ओह, मुझे उम्मीद है कि वे उसे जान से नहीं मारेंगे!' हमाइनी ने 
कराहते हुए कहा। 'इसीलिए तो मैं चाहती थी कि हमारे वहाँ से आने से 
पहले प्राणभक्षी हैरी की एक झलक देख लें, ताकि उन्हें पता चल जाए 
ज़ेनोफ़िलियस झूठ नहीं बोल रहा था! 

'लेकिन मुझे क्यों छिपाया ?” रॉन ने पूछा। 

'रॉन, उनके ख्याल से तुम इस वक्त स्पैटरग्रॉइट बीमारी के कर 
बिस्तर हो! लूना के पिता तो बस हैरी का समर्थन कर रहे थे, 

इसलिए उन्होंने लूना का अपहरण कर लिया! अगर उन्हें यह मा्ूम 


408 


'गददार कहीं क 


मौत के तोहफ़े 


409 
जाता किं तुम हैरी के साथ हो, तो तुम्हारे परिवार का क्या होता ?! 
“लेकिन तुम्हारे मम्मी-डैडी ?” 
'वे ऑस्ट्रेलिया में हैं,” हर्माइनी ने कहा। "वे ठीक-ठाक रहेंगे। उन्हे 
कुछ नहीं मालूम । | 
'तुम कमाल की हो,' रॉन ने प्रशंसा भरी नज़रों से देखते हुए 
दोहराया। 


'हाँ हमाइनी, सचमुच, हैरी ने उत्साह से कहा 
तुम्हारे विना हमारा क्‍या होता ?! 

वह मुस्कराई, लेकिन तत्काल गंभीर हो गई। 

'लूना का क्‍या होगा ?! 


'देखो, अगर वे सच बोल रहे हैं और वह अब तक ज़िंदा है -' रॉन 
ने बोलना शुरू किया। 


'ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो!” हर्माइनी चिल्लाई। 'वह ज़रूर 
ज़िंदा होगी, ज़रूर ज़िंदा होगी!” 
'तो फिर मुझे लगता है, वह अज़्काबान में होगी,” रॉन ने कहा। “वैसे 


भया पता, वह उस जगह से बच भी पाएगी या नहीं ... बहुत से लोग नहीं 
झेल पाते हैं ...' 


'वह झेल जाएगी,' हैरी ने कहा। वह इसके अलावा कुछ सोचना 
गवारा नहीं कर पाया। 'लूना सख्तजान है, तुम जितना सोचते हो उससे 
मयादा सख्तजान है। वह शायद क्रैदियों को चकरधिन्नी कीटों और नार्गल्स 
के बारे में सिखा रही होगी।' 

काश तुम्हारी बात सही हो,” हर्माइनी ने कहा। उसने अपनी आँखों 
पर हाथ फेरा। “मुझे ज़ेनोफ़िलियस की हालत पर तरस आता, अगर - 

“- अगर उसने हमें प्राणभक्षियों के हाथों बेचने की कोशिश नहीं की 
हेती,' रॉन ने कहा। 

उन्होंने टेंट लगाया और उसके भीतर चले गए, जहां क 
लिए चाय वनाई। बाल-बाल बचने के बाद उन्हें ठंडी और | 

जगह घर जैसी सुरक्षित, परिचित तथा आरामदेह र 

'ओह, हम वहाँ गए ही क्यों?” हर्माइनी ने कुछ ह तो एक बार 
वाद दुखी स्वर में कहा। 'हैरी, तुमने ठीक ही कहा था, | मौत के तोहफ़े 
फेर गा हॉलो जैसी बात हो गई, समय की बाढ़, 


हा। “मैं नहीं जानता कि 


हैरी पॉटर 
40 ल्त लक 
... हालाँकि दरअसल,” उसके मन में अचानक 
*** ; है, उसने यह कहानी गढ़ ली हो, है न, 'े 
विचार आया, 'हो सकता हैं, , है ना? 
तोहफ़ों में बिलकुल भी यक़ीन नहीं करता हो. द्वह, हे 
शायद मौत के तोह ' लेकिन कह 
प्राणभक्षियों के आने तक हमें बस बातों में उलझाए रखना चाहता था! 

“मुझे नहीं लगता,' रॉन ने कहा। 'तनाव में कहानी गढ़ना ह 
मुश्किल होता है, इतना मुश्किल कि तुम सोच भी नहीं सकतीं। मनने इ 
बात तब पता चली, जब धरपकड़ गैंग ने मुझे पकड़ लिया था 
बिलकुल नए व्यक्ति को गढ़ने के बजाय मेरे लिए स्टैन होने का नाटक 
करना ज़्यादा आसान था, क्योंकि मैं si बारे में थोड़ा-बहुत जानता था 
लवगुड काफ़ी दबाव में था और हमें हर हाल में रोके रखना चाहता था। 
मुझे लगता है कि उसने हमें बातों में लगाए रखने के लिए 
थी, या कम से कम वह चीज़ बताई थी, जिसे वह सच्चाई मानता है।' 

'देखो, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क़ पड़ता है,' हर्माइनी ने 
आह भरते हुए कहा। “भले ही वह सच बोल रहा हो, लेकिन मैंने अपनी 
ज़िंदगी में इतनी बकवास पहले कभी नहीं सुनी।' 

“वैसे ठहरो,' रॉन ने कहा। “रहस्यमय तहखाने को भी तो किंवदंती 
ही माना जाता था, है ना?' 

'लेकिन मौत के तोहफ़ों का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, रॉन!' 

“तुम चाहे जो कहती रहो, उनमें से एक का हो सकता है,' रॉन ने 
कहा। 'हैरी का अदृश्य चोगा -' | 

“ “तीन भाइयों की कहानी” सिर्फ़ एक कहानी है,” हर्माइनी ने दृढता 
से कहा। “इसमें बताया गया है कि इंसान मौत से किस क़दर डरते हैं। अगर 
मौत से बचना अदृश्य चोगे के नीचे छिपने जितना ही आसान होता, तो वह 
चीज़ तो हमारे पास पहले से ही है! : 

'मुझे नहीं मालूम। वैसे हमारे पास अजेय छड़ी होती, तो ऱ्याद 
अच्छा होता,' हैरी ने कहा और ब्लैकथॉर्न छड़ी को उंगलियों में उलटप 
कर ह लगा, जिसे वह बहुत नापसंद करता था | 

ध की कोई चीज़ नहीं होती, हेरी!” हि 

'तुमने कहा छडियाँ या 
उनके जो भी a कि ऐसी कई छड़ियाँ थीं - मौत की छड़ी 


'ठीक है, अगर तुम खुद को झूठी तसल्ली देना चाहते हो किं अ 


मौत के तोहफ़े 


असली है, तो मान लेते हैं। लेकिन पुनर्जीवन पत्थर ?” 

छड़ी ग नाम के चारों ओर कोटेशन मार्क सा बनाती रहीं और वह ताने 

रे अंदाज़ में बोल रही थी। 'मुर्दे किसी तरह के जादू से नहीं लौटते हैं और 

यह अटल सत्य है!' 
'जब मेरी छड़ी तुम-जानते-हो-कौन की छड़ी के साथ जुड़ गई थी 

तो मेरे मम्मी-डैडी नज़र आए थे ..: और सेडरिक ...' ह 


'लेकिन वे मौत से सचमुच तो वापस नहीं आए थे, है ना?” हर्माइनी 
ने कहा। 'इस तरह की फीकी नक़ल का मतलब दोबारा ज़िंदा होना तो 
नहीं है।' 

'लेकिन वह कहानी वाली लड़की भी तो सचमुच नहीं लौटी थी, है 
ना? कहानी में बताया गया है कि मरने के बाद लोग मुर्दालोक के हो जाते 
हैं। लेकिन इसके बावजूद दूसरा भाई उसे देख पाया और उससे बात कर 
पाया, है ना? यहाँ तक कि वह उसके साथ कुछ समय तक रहा भी था ...” 

उसे हर्माइनी के चेहरे पर चिंता के साथ ही एक और भाव दिखा, 
जिसे वह समझ नहीं पाया। जब हर्माइनी ने रॉन को देखा, तो हैरी को 
एहसास हुआ कि वह डर का भाव था। मुर्दा लोगों के साथ ज़िंदगी बिताने 
की वात सुनकर वह डर गई थी। 

हैरी ने जल्दी से कहा और पूरे होशोहवास में दिखने की कोशिश की, 
त तुम गॉडरिक्स हॉलो में दफ़न पेवरेल के बारे में कुछ नहीं जानतीं ?' 

'नहीं,' वह बोली और विषय बदलने पर राहत में नज़र आई। 
उसकी कब्र पर निशान देखने के बाद मैंने उसके बारे में जानकारी खोजी 

। अगर वह कोई मशहूर व्यक्ति होता या उसने कोई महत्वपूर्ण काम 

होता, तो मुझे यक्रीन है कि उसका नाम हमारी किसी पुस्तक में ज़रूर 

होता। मुझे “पेवरेल” नाम सिर्फ़ अभिजात्य वर्ग : जादूगरों की वंशावली 

उक में ही मिला। वह पुस्तक मैंने क्रीचर से उधार ली थी,” उसने स्पष्ट 

किया, जब रॉन ने अपनी भौंहें उठाई। 'उसमें शुद्ध खून वाले उन र 

षी दी गई है, जिनकी पुरुष वंशावली नष्ट हो चुकी है। क रा 

वरल परिवार सबसे शुरुआती परिवारों में से रहा होगा, जिन 

शान खत्म हो गया।' 

“पुरुष वंशावली नष्ट हो चुकी है” ?” रॉन ने कहा। 


हो चुका है,” 
इसका मतलब है कि यह नाम सदियों पहले ख़त्म अब भी 
जिन ने कहा, 'पेवरेल के मामले में। हो सकता है उनके वशत“ 


व 


हैरी पॉटर 

42 
होंगे।” 
हों, हालाँकि उनके नाम कुछ अलग हों 
; यह सुनकर हैरी को अचानक वह याद आ गई, जो पेवरेल 
जेनोफ़िलियस के घर पर कसमसाई थी : एक गंदा बूढ़ा आइ 

मंत्रालय के एक अधिकारी के चेहरे के सामने बदसूरत अँगूठी लहरा रहा 
और ज़ोर से चिल्ला रहा था, 'मारवोलो गॉन्ट!' 


'क्या कहा ?' रॉन और हर्माइनी ने एक साथ कहा। 


'मारबोलो गॉन्ट! तुम-जानते-हो-कौन का नाना! स्मृतिपात्र म 
उम्बलडोर के साथ! मारवोलो गॉन्ट ने कहा था कि पेवरेल उसका पुरन 
है!” 

रॉन और हर्माइनी हैरान दिखने लगे। 

'वह अँगूठी, वह अँगूठी जो होरक्रक्स बनी। मारवोलो गोन्ट ने कहा 
था कि उस पर पेवरेल का निशान है! मैंने उसे मंत्रालय के आदमी के चेहरे 
के सामने अँगूठी लहराते हुए देखा था। वह तो इसे जैसे उसकी नाक में 
घुसाना चाहता था!' 

“पेवरेल का निशान ?' हर्माइनी ने तीखेपन से पूछा। “क्या तुमने उमे 
देखा था? यह कैसा दिखता था ?' 

'मैं दरअसल ठीक से नहीं देख पाया, हैरी ने याद करने की कोशिश 
करते हुए कहा। 'जहाँ तक में देख सकता था, वहाँ कोई आकर्षक चीज़ नहीं 
थी, शायद कुछ खरोंचें थीं। मैंने इसे सचमुच क़रीब से सिर्फ़ तभी देखा, जब 
यह चटककर खुल गया था।' 


हैरी ने देखा कि हर्माइनी की आँखें अचानक फैल गई थीं, जैसे वह 
कुछ समझ गई हो। रॉन हैरान होकर उन दोनों की तरफ़ देख रहा था। 


'ओह ... तुम्हें लगता है कि यह मौत का दूसरा तोहफ़ा था? मोत 
का तोहफ़ा ?' 


लको क्यों नहीं?” हैरी ने रोमांचित होकर कहा। 'मारवोलो 7 
ee क पी जो सुअर की तरह रहता था। उसे बस अपने ख़ान न 
पराम था। अगर अँगूठी सदियों से परिवार में थी, तो हो सकता है र 
थी और मेरा पा असलियत मालूम ही न हो। मकान में एक भी पुर 
र विश्वास करो, वह उस क्रिस्म का आदमी नहीं था कि | 
था, क्योंकि धुनाता। वह तो उस पत्थर पर पेवरेल के निशान से ही र 
जहा तक उसका सवाल था, शुद्ध खून का होने से आप शरद 


मौत के तोहफ़े 43 

बन जाते हैं! दिलचस्प 

'हाँ ... और यह सब बहुत दिलचस्प है,” हर्माइनी ने 

ह सावधानीपूर्वक 
लेकिन हैरी, अगर तुम वही सोच रहे हो, जो मेरे हिसाब से तुम सोच 

'देखो, क्यों नहीं ? क्यों नहीं ?” हैरी ने कहा और सारी सावधानी 
होड़ दी। “वह एक पत्थर था, है ना?” उसने समर्थन पाने के लिए रॉन की 
तरफ़ देखा। “अगर वही पुनर्जीवन पत्थर हुआ ?' 

रॉन का मुँह खुल गया। 'हे भगवान - लेकिन 
तोड़ने के बाद भी काम करेगा -' 


'काम? काम? रॉन, यह कभी काम नहीं करता था! पुनजीविन 
पत्थर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है!” हर्माइनी उछलकर खड़ी हो गई 
और चिड़चिड़ी तथा नाराज़ दिखने लगी। “हैरी, तुम हर चीज़ को तोहफ़ों 
की कहानी में जोड़ने की कोशिश कर रहे हो -' 

'जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ?' उसने दोहराया । 'हर्माइनी, सब 
कुछ अपने आप जुड़ रहा है! मैं जानता हूँ कि उस पत्थर पर मौत के तोहफ़ों 
का निशान था। गॉन्ट ने कहा था कि वह पेवरेल का वंशज है!” 

'एक मिनट पहले तो तुम कह रहे थे कि तुमने पत्थर के निशान को 
ठीक से नहीं देखा था!” 

तुम्हें क्या लगता है, अंगूठी इस वक्त कहाँ है?' रॉन ने हैरी से 
पश। 'जब डम्वलडोर ने अँगूठी तोड़कर पत्थर निकाल लिया, तो इसके 
वाद उन्होंने इसका क्या किया ?! 


लेकिन हैरी की कल्पना सरपट भाग रही थी, रॉन और हर्माइनी की 
कल्पना से बहुत आगे ... 


मौत तीन वस्तुएँ या तोहफ़े, जिन्हे एक साथ हासिल करने वाला व्यक्ति 
का 


मालिक ... विजेता ... स्वामी बन जाएगा ... जो आख़िरी दुश्मन 
"र होगा, वह मौत है ... 


उसने कल्पना की कि वह मौत के तोहफ़ों का मालिक बन गया ; 
भर वोल्डेमॉर्ट के सामने पहुँच गया है, जिसके होरक्रक्स उसकी उ 
वा एक के ज़िंदा रहते दूसरा ज़िंदा नहीं रह सकता . es 
'वोव है? मौत के तोहफ़े बनाम होरक्रक्स ? आखिरकार, लिक बनने के 
पक्का करने का रास्ता था? मौत के तोहफ़ों का 


क्या यह इम्बलडोर के 


हैरी पॉटर 
Rd 
44 


बाद क्या वह वोल्डेमॉर्ट से बच पाएगा ? 

'हैरी ?' का 

लेकिन उसे हमाईनी की बात जैसे सुनाई ही = दी। उसने 
अदृश्य चोगा बाहर निकाला और उस पर अपनी उँगलियाँ फेरीं। 
पानी जैसा मुलायम और हवा जैसा हल्का था। वह जादूगर दुनिया लि 
लगभग सात साल से रह रहा था, लेकिन उसने इस दौरान ऐसा चोग 
कभी नहीं देखा था। यह चोगा हूबहू वैसा ही था, जैसा हे ज़ेनोफ़िलियस ने 
वर्णन किया था : हम ऐसे चोगे के बारे में बात कर रहे हैं, जो इसे पहनने 
वाले को पूरी तरह अदृश्य बना देता है और अनंत काल तक ऐसा करता 
है। इस पर चाहे जितने मत्र मारे जाएँ, यह उस व्यक्ति को छिपाए रखता 

और फिर एक उफ्‌ के साथ उसे याद आया - 


“जिस रात को मेरे माता-पिता की मौत हुई थी, यह चोगा 
इम्बलडोर के पास था!' 

उसकी आवाज़ कॉपी और उसका चेहरा लाल होने लगा, लेकिन 
उसे परवाह नहीं थी। “मेरी मम्मी ने सिरियस को चिट्ठी में लिखा था कि 
डम्बलडोर ने चोगा उधार लिया था! इसीलिए लिया था! वे इसकी जाँच 
करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि यह मौत का तीसरा तोहफा है! 
इग्नोटस पेवरेल गॉडरिक्स हॉलो में दफ़न है ...' हैरी अब टेंट में अंधों की 
तरह चल रहा था और उसे महसूस हो रहा था, जैसे सच्चाई के नए रहस्य 
अब उसके चारों तरफ़ खुल रहे हैं। “वही मेरे पूर्वज हैं! मैं तीसरे भाई का 
वंशज हूँ! यह सब समझदारी भरा लगता है!’ 

मौत के तोहफ़ों पर विशवास के कारण उसे निश्चितता का एहसास 
हो रहा था, जैसे सिर्फ़ उनका मालिक बनने के विचार से ही उसे सुरक्षा मिल 
रही हो। वह खुश होकर बाक़ी दोनों की तरफ़ मुड़ा। 


लटके हैरी,' हर्माइनी ने एक बार फिर कहा, लेकिन वह अपनी गर्दन " 
थीं। पाउच को खोलने में व्यस्त था। उसकी उँगलियाँ बुरी तरह कॉप रही 


हुए Fe ह ' उसने हर्माइनी के हाथ में अपनी मम्मी की चिट्ठी क 
उन्होंने इसे हे हक उस वक्त यह चोगा डम्बलडोर के पास था, हमत 
सशक्त विभ्रम जेया होगा? उन्हें चोगे की ज़रूरत नहीं थी। वे हे 


कर सकते थे कि चोगे के बिना ही अर 


मौत के तोहफ़े 
———— 4]5 
थे!' ह 
कोई चमकती हुई चीज़ फर्श पर गिरी और लुढ़ककर कुर्सी 
पहुँच गई। चिट्ठी निकालते समय हैरी से सुनहरी गेंद हिल गई ष 
इसे उठाने के लिए झुका और तभी रहस्यमय खोजों के खजाने में उसे एक 
और उपहार मिला। उसके भीतर सदमे और हैरानी का विस्फोट सा हुआ 
तथा वह चिल्लाने लगा। 

'पत्थर इसके अंदर है। वे मेरे लिए अँगूठी छोड़कर गए हैं - यह 
सुनहरी गेंद में है!” 

तुम्हे - तुम्हें ऐसा लगता है?' 

वह यह नहीं समझ पाया कि रॉन इतना हैरान क्यों दिख रहा था। 
हैरी के सामने सब कुछ इतना साफ़, इतना स्पष्ट था : हर चीज़ फ़िट हो 
रही थी ... उसका चोगा मौत का तीसरा तोहफ़ा था ... और जब वह 
सुनहरी गेंद खोलने का तरीका मालूम कर लेगा, तो उसके पास मौत का 
दूसरा तोहफ़ा हो जाएगा ... और अब उसे सिर्फ़ मौत के पहले तोहफे यानी 
अजेय छड़ी को खोजने की ज़रूरत है, और फिर - 

लेकिन ऐसा लगा, जैसे रोशन मंच पर पर्दा गिर गया हो : उसका 
मारा रोमांच, आशा और खुशी एक झटके में किसी बत्ती की तरह बुझ 
गई। उसे लगा, जैसे वह अँधेरे में अकेला खड़ा हो। खुशी का सम्मोहन टूट 
चुका था। 


'वह इसी को हासिल करना चाहता है।' 
उसकी आवाज़ में बदलाव से रॉन और हर्माइनी पहले से भी ज़्यादा 
इरे दिखने लगे। 
तुम-जानते-हो-कौन अजेय छड़ी को हासिल करना i |” 
उसने उनके तनावपूर्ण, हैरान चेहरों की ओर पीठ घुमा र | जाह 
था कि यही सच है। इसमें समझदारी लग रही थी। वोल्डेमॉर्ट नई 
" नहीं खोज रहा था। वह तो एक पुरानी छड़ी को खोज रहा था, 
(ल बहुत ही पुरानी छड़ी। हैरी टेंट के दरवाज़े तक गया और र 
र के वारे में सव कुछ भूल गया, जव वह रात के अंधेरे में बा 
सोचने लगा ... तदन में किसी ने भी 
वोल्डेमॉर्ट हुआ था। वच 
वळ की कहातिया नहीं सुनाई होगी, निस तरह हैरी को सई 


हैरी पॉटर 
ह जादूगर मौत के तोहफ़ो में 
जादूग _ यक्रीन करते 

गई थीं। यही नहीं, कि वोल्डेमॉरट उनके बारे में जानता हो? ^ थे 
कहीं ऐसा तो नट वोल्डेमॉर्ट को मौत 

हरी ने अभर मं घरा अ उनका मालिय के तोह 
में पता होता, तो वह निश्चित he से [ क बनना चाहता, ३+ 
पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता : तीन वस्तुएँ, जो उसे मौत के 
मालिक बना देतीं ? अगर उसे मौत के तोहफ़ों के बारे में मालूम होता, ह 
उसे होरक्रक्सों की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने पत्थर वाले तोहफे क्ष 
होरक्रक्स में बदला था, क्या इसी बात से यह पता नहीं चलता था कि ष 
इस अंतिम महान जादुई रहस्य को नहीं जानता था? 

इसका मतलब यह था कि वोल्डेमॉर्ट अजेय छड़ी चाहता तोधा 
लेकिन उसे इसकी पूरी शक्ति का एहसास नहीं था। वह नहीं जानता था हि 
यह मौत के तीन तोहफ़ों में से एक है ... क्योंकि छड़ी वह तोहफा थी, जिमे 
छिपाया नहीं जा सकता था, जिसके अस्तित्व का सबसे आसानी से प्ता 
चल सकता था ... अजेय छड़ी का खून भरा सफ़र जादूगरों के इतिहास के 
पन्नों पर बिखरा हुआ है ... 

हैरी ने मटमैले बादलों से भरे आसमान को देखा, जो सफ़ेद चाँद 5 
चेहरे पर फिसल रहे थे। अपनी खोजों पर हैरानी के कारण उसका मिर 
घूमने लगा। 

वह टंट में लौट आया। उसे यह देखकर सदमा लगा कि रॉन और 
हर्माइनी उसी जगह खड़े थे, जहाँ वह उन्हें छोड़कर गया था। हर्माइनी अब 
भी लिली की चिट्ठी थामे थी और रॉन थोड़ा चिंतित दिख रहा था। क्या 
के एहसास नहीं था कि पिछले कुछ मिनटों में वे कितने आगे पहुँच गए 

| 


झो के व 


देखा ?” हैरी ने उन्हें भी विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए 
कहा। इससे हर चीज़ स्पष्ट हो गई। मौत के तोहफ़े असली हैं और मेरे 
पास एक है - शायद दो हैं -” 

उसने सुनहरी गेंद उठाई | 

~ और तुम-जानते-हो-कोन तीसरे तोहफ़े के पीछे पड़ा है, लकि 
उसे र बेर नहीं है ... वह तो इसे सिर्फ़ एक ताक़तवर छड़ी je 

' ह्माइनी ने पास आकर उसे लिली की चिटठी 

जहा, मुझे अफ़सोस ` मेह 
सरासर गलत समझे हो हा मुझे लगता है कि तुम इसे गलत समझे 


मौत के तोह ५ 
है| 
“लेकिन क्या तुम्हें यह नज़र नहीं आता है? यह बिलकुल फ़िट बैठ 


है Fe 
si “नहीं, यह ह kas रहा हे,” उसने कहा 
तो बस जोश में कुछ रहे हो। प्लीज़,” हरमाइनी = 
बीच में बोलने को हुआ, “प्लीज़, बस मेरी एक बात का तव दो। 
अगर मौत के तोहफ़े सचमुच मौजूद होते और इम्बलडोर उनके बारे मे 
जानते, यह जानते कि उन तीनों का मालिक मौत का मालिक बन जाएगा 
_ तो उन्होंने तुम्हें यह बात क्‍यों नहीं बताई, हैरी ? क्यों ?' 

उसके पास जवाब तैयार था। 

'लेकिन इसका जवाब तुम्हीं ने तो दे दिया था, हर्माइनी! मुझे उनके 
बारे में खुद पता लगाना होगा! यह एक खोज है!” 

'मैंने तो वह बात सिर्फ़ इसलिए कही थी, ताकि तुम्हें लवगुड के घर 
चलने के लिए तैयार कर सकेँ!” हर्माइनी चिढ़कर चिल्लाई। 'मैं सचमुच ऐसा 
नहीं मानती हूँ!” 

हैरी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। 

'इम्बलडोर आम तौर पर मुझे खुद चीज़ें खोजने देते थे। वे मुझे मेरी 
शक्तियाँ आज़माने देते थे, जोखिम लेने देते थे। ऐसा लगता है कि वे इसी 
तरह का काम करते।' 

'हैरी, यह कोई खेल नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है! यह असली चीज़ 
है और डम्बलडोर ने तुम्हारे लिए बहुत स्पष्ट निर्देश छोड़े हैं : होरक्रक्स 
खोजो और उन्हें नष्ट करो! इस निशान का कोई मतलब नहीं है। मौत के 
तोहफ़ों को भूल जाओ। हमें दिशा से नहीं भटकना चाहिए -' 

हैरी जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वर्ह तो सुनहरी गेंद को 
अपने हाथों में उलट-पुलट रहा था। उसे हल्की उम्मीद थी कि यह खुल 
भाएगी और इसमें से पुनर्जीवन पत्थर प्रकट हो जाएगा, जिससे के 

के सामने यह साबित कर सकेगा कि उसकी बात सही है और मोत 

गोहफ़े असली हैं। 

ह्माइनी ने रॉन से आग्रह किया। 

'तुम्हें तो इस पर यक्रीन नहीं है, है ना? 

हैरी ने सिर उठाकर रॉन को देखा, जो थोड न : रॉन 

'पता नहीं ... मेरा मतलब है ... इसके छ हिस्से | 


। 'ऐसा नहीं है, हैरी 


हैरी पॉटर 
48 ——ि 
“लेकिन जब आप पूरी चीज़ की तरफ़ 
ने अजीब अंदाज़ में कहा | रेक फ़ देखते ३ 
अ” = हरी साँस ली। हैरी, मुझे लगता है कि हमें होरक्रक्सों को न 
... उसने गहरी सी ने हमें यही काम सौंपा था। को नए 


में जुटना चाहिए। 
र हमें मौत के तोहफ़ों वाले मामले को भूल जाना चाहिए।' “ 


“धन्यवाद, रॉन,' हर्माइनी बोली। “पहरेदारी की पहली पाली 
सँभालती हूँ।' 
वह हैरी के पास से गुज़री और जाकर टेट के प्रवेशद्वार पर है; 
गई, जिससे उनकी बहस ख़त्म हो गई। 
लेकिन हैरी उस रात बहुत कम सो पाया। मौत के तोहफ़ों के विचार 
ने उसे जकड़ लिया था और यह लगातार उसके दिमाग में घुमड़ रहा धा 
उ नहीं a था : छड़ी, पत्थर और चोगा, काश वह उन 
का मालिक बन सके ... 
मैं अत में खुलती हूँ ... लेकिन अंत क्या था? उसे पत्थर अभी क्यों 
नहीं मिल सकता ? अगर उसके पास पत्थर होता, तो वह डम्बलडोर को 
बुलाकर उनसे ये सवाल पूछ सकता था ... और हैरी ने अँधेरे में सुनहरी 
गेंद के सामने कुछ शब्द बोले, हर चीज़ आज़माकर देखी, यहाँ तक कि 
सर्पभाषा भी, लेकिन सुनहरी गेंद नहीं खुली ... 
और छड़ी, अजेय छड़ी, यह कहाँ छिपी है? बोल्डेमॉर्ट इस वक़्त इसे 
और कर अर हम र द कि काश उसका निशान टीस he 
वोल्डेमोर्ट चार , क्योंकि पहली बार वह और 
Rb ही चीज़ पाना चाहते थे ... ज़ाहिर है, हर्माइनी को यह विचार 
ज़ेनोफ़िलियस ने. एक लेकिन हर्माइनी को तो इस पर यक़ीन ही 283 था-. 
दिमाग! सच्चाई तो तरह से सही कहा था ... सीमित। | बद 
थी, ख़ासकर घन थी कि वह मौत के तोहफ़ों के विचार से ही डर रही 
वार फिर सुनहरी गेंद हल de विचार से ... और हैरी ने अपना र 
लेकिन वह नहीं खुली र लगाकर उसे चूमा, लगभग निगल ही लिव” 


ei लूना की याद आई, जो अज्काबान की कोठरी मे 
तोहफ़ों के बारे में घिरी होगी। उसे अचानक खुद पर शर्म आई। 
बिलकुल ही अपनी कल्पना की उड़ान में वह उसके बारे 
या नहीं जा सकता। इससे उसे अचानक याद आर्थी 


मौत के | 
त के तोहफ़े 4I9 


हे यह करके देखना होगा ... कोशिश नहीं की 


` अगर बेहतर छड़ी पाने का कोई तरीक़ा हो ... 


और अपराजेय, अजेय छड़ी, मौत की छड़ी का 
फिर उस पर हावी हो गया ... 


उन्होंने अगली सुबह टेंट पैक किया और बारिश की बौछारों में 
पहुँच गए। बारिश समुद्र तट तक उनके पीछे गई, जहाँ उन्होंने उस रात को 
टंट लगाया। पूरे हफ्ते बारिश होती रही। आस-पास का माहौल गीला था, 
जो हैरी को निराशाजनक लग रहा था। उसके विचार सिर्फ़ मौत के तोहफ़ां 
के आस-पास ही घूम रहे थे। ऐसा लगता था, जैसे उसके भीतर एक लौ 
जल गई हो, जिसे कोई भी चीज़ - हर्माइनी का अविश्वास या रॉन की 
लगातार शंका - नहीं बुझा सकती थी। तोहफ़ों के लिए उसकी हसरत 
जितनी बढ़ती गई, वह उतना ही कम खुश रहने लगा। इसके लिए उसने 
रॉन और हर्माइनी को दोष दिया। उनकी उदासीनता लगातार हो रही 
बारिश जितनी ही बुरी थी। इसी कारण उसका उत्साह कम हो रहा था, 
लेकिन इन दोनों ही चीज़ों से उसका दृढ़ विश्वास कमज़ोर नहीं हुआ। 
तोहफा के प्रति हैरी का विशवास और हसरत उस पर इतनी हावी थी कि 
वह वाक़ी दोनों से और होरक्रक्सों के प्रति उनके जुनून से खुद को 
अलग-थलग महसूस करने लगा। 

'जुनून ?' हर्माइनी ने आवेश भरी आवाज़ में कहा, जब एक शाम 
को हैरी ने लापरवाही से यह शब्द उस समय बोल दिया, जब हर्माइनी उस 
पर यह आरोप लगा रही थी कि वह होरक्रक्स खोजने में रुचि नहीं ले रहा 
है। 'जुनून हमें नहीं है, हैरी! हम तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 
अखलडोर हमसे करवाना चाहते थे!” | 

लेकिन इस छिपी आलोचना से भी हैरी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 
भ्वलडोर ने मौत के तोहफ़ों का सुराग इसलिए छोड़ा था, ताकि हमईनी 

समझ ले। हैरी को पूरा यक्रीन था कि डम्बलडोर ने 2-48 गेंद में 
अर्जीवन पत्थर छोड़ा होगा। एक के रहते दूसरा ज़िंदा नहीं रह सकता ... 
शा मालिक ... रॉन और हर्माइनी क्यों नहीं समझते हैं? हा 

जो आखिरी दुश्मन नष्ट होगा, वह मौत है, हक sb दे | 

इनी मुझे लगता है कि हम तुम-जानते-हो-कौन से लई मान 
स्माइनी ने जवाब दिया और हैरी ने उसे समझाने की कोशिश में हार म 


विचार एक बार 


हैरी पॉटर 
420 रा 


ली। तंन और हर्माईनी सफ़ेद हिरणी के रहस्य पर बातें करना चाहते; 


और थे 
हैरी को यह कम महत्वपूर्ण और एक अस्पष्ट सी दि 
र लग रही थी। उसके लिए मौत के तोहफ़ों के अलावा एह 
महत्वपूर्ण चीज़ यह थी कि उसके माथे के निशान में अब दोबारा दर्द होने 
लगा था, हालाँकि उसने बाक़ी दोनों से यह बात छिपाने की पूरी कोशिश 
की। जब भी उसे दर्द होता था, वह उनसे सि र चला जाता था, लेकिन ज्ञ 
उसे दिखता था, उससे वह निराश था। वोल्डेमाट की तस्वीरें पहले जितनी 
साफ़ नहीं दिख रही थीं। वे धुँधली हो गई थीं और बदल गई थीं। वे कमी 
दिखती थीं, तो कभी ओझल हो जाती थीं। हैरी खोपड़ी जैसी दिखने बाल 
वस्तु और पहाड़ जैसी चीज़ की अस्पष्ट छवि का मतलब मुश्किल से समझ 
पाया। साफ़ तस्वीरें देखने का आदी होने के कारण हैरी इस बदलाव मे 
परेशान हो गया। उसे चिंता थी कि उसके और वोल्डेमॉर्ट के बीच का संबंध 
कमज़ोर हो रहा था - एक ऐसा संबंध, जिससे वह घबराता भी था, और 
जैसा कि उसने हर्माइनी को बताया था, जिसे वह बनाए भी रखना चाहता 
था। हैरी ने किसी तरह इन निराशाजनक अस्पष्ट छवियों को अपनी छड़ी 
के नष्ट होने से जोड़ लिया, जैसे यह ब्लैकथॉर्न छड़ी की गलती हो कि वह 
वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में पहले जितनी अच्छी तरह नहीं देख पा रहा हो। 


कई सप्ताह बाद हैरी का ध्यान इस तरफ़ गया कि वह पूरी तरह 
अपनी दुनिया में खोया हुआ था, इसलिए अब रॉन ने कमान सँभाल ती 
थी। शायद वह उनका साथ छोड़कर जाने की भरपाई करना चाहता था या 
फिर शायद हैरी की उदासीनता से उसके भीतर के लीडरशिप के सोए गुण 
जाग उठे थे? चाहे जो हो, अब रॉन उन दोनों को सक्रिय होने के लिए 
प्रोत्साहित और प्रेरित कर रहा था। 


वह बार-बार कहता था, “तीन होरक्रक्स बचे हैं। हमें योजना बनानों 


चाहिए, चलो! हमने कहाँ नहीं ? एक सूची पर नज़र 
झलते है ह खोजा है? एक बार फिर सू 


छमंतर गली, हॉगवर्ट्स, रिडल हाउस, बोर्गिन एंड बक्स दर्ग 
अल्वानिया, इस सूची में हर वह जगह थी, जहाँ उनकी जानकारी के € 


से टॉम रिडल 
कभी ~ 
गया था, रहा था या जहाँ उसने कभी काम किया था, ज 


जहाँ उसने यात्रा या हत्या 
हक की थी। रॉन और हर्माइनी 
जगहों के बारे मे वातचीत की। हैरी इस बातचीत में सिर्फ़ स 
ताकि हर्माइनी उसे ताने मारकर तंग न करे। ह 


मौत के तोहफ़े ' 
७७७ 427 


विचारों को 

के बारे में ज़्यादा पता 
सभावित जगहों की यात्रा 
ऐसा सिर्फ़ इसलिए कर रहा 


बैठने से उसे ज़्यादा खुशी मिलती। वह वोल्डेमॉर्ट के विच 
की कोशिश करना चाहता था, अजेय छड़ी 
` ¬ चाहता था, लेकिन रॉन ने कई अन्य सं 
पर ज़ोर दिया। हैरी जानता था कि वह ऐस 
था; ताकि उन्हें आगे बढ़ते रहने का एहसास हो। 


रॉन लगातार इसी तरह की बात कहता था, 'अपर फ़्लेजली 
जादूगरों का गाँव है। हो सकता है, वह वहाँ रहना चाहता हो । चलो 
चलकर वहाँ नज़र डालते हैं।' | 


जादूगर इलाकों में अक्सर आने-जाने पर उन्हें कई बार धरपकड 
गैंग नज़र आए। 


रॉन ने कहा, “उनमें से कुछ तो प्राणभक्षियों जितने बुरे हैं। मुझे 
पकड़ने वाले तो कमज़ोर थे, लेकिन बिल का अनुमान है कि उनमें से कुछ 
सचमुच ख़तरनाक हैं। पॉटरवाच कार्यक्रम में कहा गया था -' 


“किसमें ?' हैरी ने कहा। 


'पॉटरवाच, क्या मैंने तुम्हें इसका नाम नहीं बताया था? इसी 
कार्यक्रम को तो मैं रेडियो पर सुनने की कोशिश कर रहा था, इकलौता 
कार्यक्रम है, जो सच्ची जानकारी देता है! बाकी के सारे कार्यक्रम 
तुम-जानते-हो-कोन के निर्देशों पर चल रहे हैं, पॉटरवाच को छोड़कर। मैं 
चाहता हूँ कि तुम इसे सुनो, लेकिन इसका स्टेशन पकड़ना मुश्किल है ...' 

रॉन हर शाम अपनी छड़ी से रेडियो पर धुनें निकालने की कोशिश 
करता रहा और डायल घुमाता रहा। कभी-कभार वे इस तरह की सलाह 
ते थे कि ड्रैगन पॉक्स का उपचार कैसे किया जाए। एक बार तो उन्होंने 
'कडाही भरकर गर्म, सशक्त प्रेम” की लाइनें भी सुनीं। रेडियो पर छड़ी 

समय रॉन सही पासवर्ड याद करने की कोशिश करता रहा और मन 
में आए शब्द धीरे-धीरे बोलता रहा। | 

'आम तौर पर पासवर्ड मायापंछी के समूह से संबंधित होते हैं करी 
उं वताया। 'बिल उनका अनुमान लगाने में माहिर था। अत मे मु 
इसमें कामयाबी मिल ही जाएगी ...' FE 
म जकर किस्मत ने रॉन का साथ पि नी झाड़ी को 
* ठकर पहरा दे रहा था और ठंडी ज़मीन से संघ त 


४ सुनाई दी। 
रही धूर रहा था, तभी टेंट के भीतर से रॉन की रोमांचित बस था! 


'मुझे पासवर्ड मिल गया, मुझे मिल गया! 


हैरी पॉटर 
422 र 
जाओ, हैरी! 
र pe के बारे में हफ़्तों तक लगातार सोचने के बार न 
Ms महसूस करने लगा। वह जल्दी से टेंट के गा 
वहाँ रॉन और छोटे रेडियो के पास फर्श पर घुटनों के बल ठे ध 
रही थी। वह इस वक्‍त मुँह खोलकर छोटे से स्पीकर को देख रही ह 
जिसमें से एक बहुत जानी-पहचानी आवाज़ निकल रही थी। 
`... प्रसारण में विलंब के लिए माफ़ी चाहते हैं। ऐसा इसलिए हुञ्ज 
क्योंकि प्यारे प्राणभक्षी हमारे इलाक़े के घरों में तलाशी लेने आ गए 8 स्‍ 
'यह तो ली जॉर्डन है!” हर्माइनी ने कहा। 
'जानता हूँ!” रॉन मुस्कराया। “शानदार, है ना?” 
' .. अब हमने एक नई सुरक्षित जगह खोज ली है,” ली कह रहा धा, 
'और मुझे आप लोगों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे दो 
नियमित विशेषज्ञ आज शाम को मेरे साथ हैं। गुड ईवनिंग!' 
'हाय।' | 
'ईवनिंग, रिवर।' | 
“रिवर,” वह ली है,' रॉन ने स्पष्ट किया। “उन सभी ने गुप्त नाम 
रख लिए हैं, लेकिन आम तौर पर पता चल जाता है -' 
“१११!” हर्माइनी ने कहा। 
'लेकिन रॉयल और रोम्युलस की बात सुनने से पहले,' ली ने आगे 
ही आइए एक नज़र उन मौतों पर डालते हैं, जिन्हें जादूगर रेडियो 
व्क न्यूज़ और दैनिक जादूगर ने इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा कि उनका 
जिक्र किया जाए। बेहद अफ़सोस के साथ हमें अपने श्रोताओं को सूषित 
करना क कि टेड टौंक्स और डर्क क्रेसवेल की हत्या हो गई र 
में मतली जैसा एहसास हुआ। रॉन और 
ने दहशत के साथ एक-दूसरे की तरफ़ देखा। ।-उसने, र 


'गोरनक नाम का पिशाच भी गया। माना जाता है किं मगर 
होया किसी गोरनक के साथ यात्रा कर रहे थे। अगर डीन सुन रह 
और वहन उसकी अलका पता-ठिकाना मालूम हो, तो उसके माता- 

तलामती की ख़बर सुनने के लिए बेताब हैं। 


मौत के तोहे 42३ 
'इस दौरान गैडली में एक मगलू परिवार के सभी पांच लोग 
कर में मरे पाए गए। मगलू अधिकारियों के अनुसार ये मौतें गैस A 
हुई, लेकिन मायापंछी के समूह के सदस्यों ने मुझे बताया हैकिये 
रक शाप से हुई थीं। यह इस बात का सबूत है कि 


मनोरं अब नए शासनकाल 
 मगलुओं की हत्या करना मनोरंजक खेल बनता जा रहा है। 


'अंततः, हमें दुख के साथ अपने श्रोताओं को यह सूचित करना 

रहा है कि गॉडरिक्स हॉलो में बाथिल्डा बैगशॉट के अवशेष मिले हैं। सवतो 
से पता चला है कि उसकी मौत कई महीने पहले हो गई थी। मायापंछी के 
मूह के सदस्यों ने हमें जानकारी दी है कि उसके शरीर पर शैतानी जादू की 
चोटों के स्पष्ट निशान हैं। 


'श्रोताओ, अब मैं आपको प्राणभक्षियों के हाथों मरने वाले टेड 
टेक्स, डर्क क्रेसवेल, बाथिल्डा बैगशॉट, गोरनक और अनाम मगलुओं की 
याद में एक मिनट का मौन रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ।' 

खामोशी छा गई और हैरी, रॉन तथा हर्माइनी कुछ नहीं बोले। हैरी 
का आधा मन आगे भी सुनना चाहता था, जबकि उसका आधा मन डर रहा 
था कि आगे न जाने क्या सुनने को मिलेगा। उसे महसूस हुआ कि काफ़ी 
समय बाद वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह जुड़ा है। 


'धन्यवाद,' ली की आवाज़ आई। ‘और अब हम अपने नियमित 
विशेषज्ञ रॉयल से ताज़ा जानकारी लेते हैं कि नई जादूगर सरकार मगलू 
दुनिया पर किस तरह असर छोड़ रही है।' 


'धन्यवाद, रिवर,” गहरी, संतुलित, आश्वस्त करने वाली आवाज़ 
आई, जिसे पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। 

'किंग्सले!' रॉन चिल्लाया। 

'हमें पता है!' हर्माइनी ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। 

'मगलुओं को उनके कष्टों का कारण मालूम नहीं है, लेकिन उन्हं 
भयंकर तबाही का सामना करना पड़ रहा है,” किंग्सले ने कहा। ' wa 
हमें उन जादूगरों और जादूगरनियों की सच्ची प्रेरक कहानियाँ Fr a 

हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मगल दो | 

'डोसियों की रक्षा की, हालाँकि मगलुओं को इसका पता तक ग अर को 

अपने सभी श्रोताओं से इन जादूगरों की मिसाल कॉ अनुसरण के 

करना चाहता हूँ। आप भी अपनी सडके कदम उठाए 

सम्मोहन कर सकते हैं। अगर इस तरह के आसान : 


हेरी पॉटर 
424 ही 
Fe जानें बच सकती |’ 
स F रॉयल, आप उन श्रोताओं से क्या कहेंगे, a जो इस ख़तरना३ 
समय में यह जवाब देते हैं कि “जादूगर पहले” का सिद्धांत सही है ? ली 
पूछा। ११ a 
'मैं तो कहूँगा कि “जादूगर पहले” के बाद “शुद्ध खून पहले,” और 

फिर “प्राणभक्षी पहले” के बीच बस एक क़दम का ही फ़ासला है,' किल 
ने जवाब दिया। 'हम सभी इंसान हैं, है ना हर इंसान का जीवन समान हूए 
से महत्वपूर्ण है और उसे बचाया जाना चाहिए।' 

ली ने कहा, 'बहुत बढ़िया बात कही, रॉयल। अगर हम कभी इस 
गड़बड़झाले में से बाहर निकलते हैं, तो मैं जादू मंत्री के लिए आपको अपना 
वोट देता हूँ। और अब, रोम्युलस के पास चलते हैं हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम 
के साथ : पॉटर के दोस्त।' 

'धन्यवाद, रिवर,' एक और जानी-पहचानी आवाज़ सुनाई दी। 
रॉन बोलने को हुआ, लेकिन हर्माइनी ने फुसफुसाकर उसे रोक दिया। 

“हम जानते हैं कि यह ल्युपिन की आवाज़ है!” 

'रोम्युलस, क्या आप अब भी मानते हैं, जैसा आप हर बार हमारे 
कार्यक्रम में कहते हैं कि हैरी पॉटर अब भी ज़िंदा है ?' 

हाँ,” ल्यूपिन ने दृढ़ता से कहा। “मेरे मन में किसी तरह की कोई 
शंका नहीं है। अगर वह मर जाता, तो प्राणभक्षी उसकी मौत का ज्यादा से 
ज़्यादा प्रचार करते, क्योंकि इससे नए शासन का विरोध करने वाले लोगों 
का मनोबल बुरी तरह टूट जाता। “वह लड़का जो ज़िंदा बच गया” हर उस 
चीज़ का प्रतीक है, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं : अच्छाई की विजय, 
क शक्ति, प्रतिरोध करते रहने की आवश्यकता।' 

को कृतज्ञता और शर्म का मिला-जुला एहसास हुआ। तो क्या 

पिन ने उन भयंकर बातों के लिए उसे माफ़ कर दिया हा जो उसने 

पुलाक़ात में उनसे कही थीं ? 


क्या करेगे, आपको पता हो कि हैरी सुन रहा हो, तो आप उप 


ने कस, हे सत कि हम सभी दिलोजान से उसके साथ हैं, त्यि 
भावना के अनुसार चले “और मैं उससे कहूँगा कि वह अपनी सं 
' जो अच्छी और लगभग हमेशा सही होती हैं। 


मौत के तोहफ़े 
‘Ue 425 


हैरी ने हर्माइनी की तरफ़ देखा, जिसकी आँखों में आँसू तैर रहे थे | 


हर्माइनी ने दोहराया, “लगभग हमेशा मही । 

'ओह, क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बताया ?” 
ठहा। बिल ने मुझे बताया था कि ल्यूपिन दोबारा टौंक्स 
हैं! वह माँ बनने वाली है। उसका पेट फूलने लगा है।” 


'... और हैरी पॉटर के उन दोस्तों के बारे में ताज़ा जानकारी, जो 
इसका समर्थन करने की वजह से कष्ट उठा रहे हैं?' ली कह रहा था। 


हाँ, तो जैसा कि हमारे नियमित श्रोता जानते होंगे, हैरी पॉटर के 
कुछ ज्यादा मुखर समर्थकों को अब कैद कर लिया गया है, जिनमें इ 
क्विबलर के संपादक ज़ेनोफ़िलियस लवगुड भी शामिल हैं -' ल्यूपिन ने 
कहा। 

'कम से कम वह अब भी ज़िंदा तो है!” रॉन बुदबुदाया । 


“हमने पिछले कुछ घंटों में यह भी सुना है कि रूबियस हैप्रिड -' उन 
तीनों की आह निकल गई, जिस वजह से वे वाक्य के आखिरी हिस्से को 
बडी मुश्किल से सुन पाए “- हॉगवर्ट्स स्कूल का मशहूर गेमकीपर हॉगवर्ट्स 
के मैदान में गिरफ्तार होने से बाल-बाल बचा है। ऐसी अफ़वाह है कि वह 
अपने मकान में “हैरी पॉटर का साथ दो” पार्टी आयोजित कर रहा था। 
वहरहाल, हैग्रिड को हिरासत में नहीं लिया जा सका और हमारा मानना है 
कि वह कहीं छिप गया है।' 

ली ने पूछा, 'मुझे लगता है, प्राणभक्षियों से भागते समय इस बात 
पे मदद मिलती है कि सोलह फुट का दैत्य आपका सौतेला भाई हो?” ली 
ने पूछा। 

निश्चित रूप से इससे मदद मिलती है,” ल्यूपिन ने गंभीरता से 
है| 'और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हालाँकि पॉटरवाच में हम लोग 

रड की भावनाओं की क़द्र करते हैं, लेकिन हम हैरी के सबसे प्रबल 
. की से भी यह आग्रह करते हैं कि वे हैग्रिड का अनुसरण न करें। हैरी 
"र का साथ दो” पार्टियाँ आज के माहौल में समझदारीपूर्ण हक । 

सही कहा, रोम्युलस,' ली ने कहा, “तो हम सुझाव देते हैं कि अ 
वैनती के निशान वाले लड़के के प्रति अपनी निष्ठा br bs 38 
है ¬ ^ सुनते रहें! और अब उस जादूगर के बारे में ख़बर ह नाम 

' गे हैरी पॉटर की तरह ही लापता है। हम उसे प्रमुख पागलपन भरी 
हिना चाहेंगे और आपको उसके बारे में फैली कुछ प 


रॉन ने हैरानी से 
के साथ रहने लगे 


हैरी पॉटर 
426 न 
पर अपने विचार बताना चाहेंगे । इसके लिए मैं अपने २ 
संवाददाता रोडेन्ट को बुलाना चाई॥। 

““रोडेन्ट” ?' एक और परिचित हारा आई, जिसे सुनकर हे 
तथा हर्माइनी एक साथ चिल्लाए, “फड! | 
'नहीं - शायद जॉर्ज है!' मि किन 
'मुझे लगता है, यह फ़ेड ही है,' रॉन ने ज़्यादा ; गब आते हुए 
जव जुड़वा भाइयों में से एक बोला, में “रोडेन्ट” नहीं हू | बिलकुल बा 
मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे “रेपियर” नाम से पुकारें!' 

'ओह, तो फिर ठीक है, “रेपियर”, क्या आप हमें प्रमुख प्राणन 
के बारे में फैली अफ़वाहों के बारे में कुछ बता सकते हैं ?' 

'हाँ रिवर, मैं बता सकता हूँ,” फ़ेड ने कहा। “अगर हमारे श्रता 
बगीचे के कुंड या ऐसी ही किसी जगह पर न छिपे हों तो वे जानते होंगे, कि 
तुम-जानते-हो-कौन की अँधेरे में रहने की रणनीति से दहशत फैल रही 
है। देखिए, अगर उसके दिखने के सारे दावे सच हैं, तो इस वक्त उननीप 
तुम-जानते-हो-कौन दुनिया भर में घूम रहे हैं।' 

'ज़ाहिर है, यह उसके लिए अच्छा है,” किग्सले ने कहा। 'खुलकर 
सामने आने के बजाय छिपने से ज्यादा दहशत फैल रही है।' 

'सही कहा,” फेड ने कहा। 'तो लोगो, थोड़े शांत रहें। स्थिति पहले 
ही बहुत खराब है, कपोल-कल्पनाओं से इसे और ख़राब करने की ज़रूरत 
नहीं है। उदाहरण के लिए, एक नई अफ़वाह यह है कि लुम-जानते-हो-कौन 
की आँखों में देखने से इंसान मर सकता है। श्रोताओ, ऐसा कालदृष्ट साँग 
की आँखों में देखने से होता है। इसकी आसानी से जाँच की जा सकती है। 
यह देखें कि आपको घुरने वाली चीज़ के पैर हैं या नहीं। अगर हैं, ते 
उसकी आँखों में देखने में कोई ख़तरा नहीं है। वैसे अगर वह सचमुच 


उम-जानते-हो-कौन ही हुआ; तब भी शायद यह आपकी ज़िंदगी की 
आख़िरी काम होगा।' 


मन से कई हफ्तों बाद हैरी पहली बार हँसा। उसे लग रहा था किं उसके 


“और जाने लाऊ में क्या 
कहना चाहेंगे लीग र जाने की अ! के बारे में आप 


पिए, उसने इतनी मेहनत की है, इसके बाद छुट्टियाँ कीत ल 


रॉन त॑ 


मौत के तोहफ़े 


427 
ता चाहेगा ?' झेड ने कहा। “लोगो, यह सोचकर सुरक्षा का भ्रम न पालें 
के वह देश से बाहर है। हो सकता है वह बाहर 


र गया हो, हो सकता ड नहीं 
गया हो। सच तो यह है कि वह बहुत तेज़ी से भाग सकता है, सीवियरस 
लेप पे भी ज्यादा तेज, नो शैंपू सामने आते ही दौड़ लगा देता है। अगर 


आप कोई जोखिम भरी योजना बना रहे हों, तो इस बात पर भरोसा न करें 
कि वह बहुत दूर होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मुँह से यह बात 
ज़िंदगी में कभी निकलेगी, लेकिन मेरी सलाह है : सुरक्षा सबसे बढ़कर है!” 

'इन बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, रेपियर,' ली 
ने कहा। “श्रोताओं, हमारा पॉटरवाच कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। 
हम नहीं जानते कि दोबारा प्रसारण करना कब संभव होगा, लेकिन आप 
यक्रीन रखें, हम वापस ज़रूर लौटेंगे। डायल करते रहें। अगला पासवर्ड 
“बावरे-नेन” है। एक-दूसरे को सुरक्षित रखें : विश्वास रखें | शुभ रात्रि।' 

रेडियो का डायल घूमा और ट्यूनिंग पैनल के पीछे की रोशनी 
गायव हो गई। हैरी, रॉन और हर्माइनी के चेहरे अब भी खिले हुए थे। 
परिचित, दोस्ताना आवाज़ों को सुनना बहुत स्फूर्तिदायक था। हैरी अकेलेपन 
का इतना आदी हो चुका था कि लगभग भूल ही गया था कि दूसरे लोग भी 
वलडेमॉर्ट की खिलाफत कर रहे हैं। यह एक तरह से लंबी नींद से जागने 
जैसा था। 

अच्छा था, है ना?” रॉन ने चहकते हुए कहा। 

'वहुत वढ़िया,' हैरी ने कहा। 

'वे लोग बहादुरी का काम कर रहे हैं,' हर्माइनी ने प्रशंसा भरे स्वर में 
भह भरते हुए कहा। “अगर वे पकड़ में आ गए ...' 


'देखो, वे लगातार जगह बदलते रहते हैं , है ना?” रॉन ने कहा। 
हमारी तरह।' न 

लेकिन क्या तुमने सुना, फ़ेड ने क्या कहा था? हैरी ने i 
ह फेहा। प्रसारण ख़त्म होने के बाद उसके विचार उसकी प्रबल हस 


हु भी 
ओर दोवारा मुड़ने लगे थे। “वह विदेश में है! मैं जानता हूं, वह अव 
` » तेलाश कर रहा है!” 
'हेरी 


, मानती हो ? वोल्- 
ड़ भी, हर्माइनी, तुम इस बात को क्यों नहीं 
हैरी, नहीं।' 


428 हैरी पॉठर 
,_इेमॉर्ट अजेय छड़ी के पीछे पड़ा है!” 
यह नाम प्रतिबंधित है!” रॉन दहाड़ा और उछलकर 
जब टेंट के बाहर एक ज़ोरदार खट्ट सुनाई दी। 'हैरी, मैंने हो गया 
मैंने तुमसे कहा था, हम अब यह नाम नहीं ले सकते - हमें उसे कहा व, 
दोबारा सुरक्षा करनी पड़ेगी - जल्दी - उन्हें हमारा पता र चारों ओ 
लेकिन रॉन की बोलती बंद हो गई थी और हैरी ४० 
जानता था। टेबल पर रखे मुख़बिर यंत्र में अब रोशनी हो गई 
घूमने लगा था। उन्हें क़रीब आती आवाजें सुनाई दे रही थी और इह 
रोमांचित आवाज़ें। रॉन ने अपनी जेब से बत्तीबंद यं र थी: सही 
क्लिक किया। बत्तियाँ बुझ गईं। यत्र निकालकर झे 
'हाथ ऊपर करके बाहर निकल आओ!' अँधेरे 
न 
तरफ़ और छड़ियाँ 
दे हे हैं! हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किसे श 


अध्याय तेईम्त 


मेल्फ़ॉय महल 


हैरी ने मुढ़कर बाक़ी दोनों की तरफ़ देखा। अंधेरे में बस उनकी आकृतियाँ 


है दिख रही थीं। उसने देखा कि हर्माइनी ने अचानक अपनी छड़ी तान दी 
बाहर की तरफ़ नहीं, बल्कि उसके चेहरे की तरफ़। फिर एक धमाका हुआ 
और सफ़ेद रोशनी निकली। वह दर्द से दोहरा हो गया। उसे कुछ दिखाई 
नहीं दे रहा था। उसे अपना चेहरा हाथों के नीचे तेज़ी से सूजता महसूस 
हुआ। तभी भारी क़दमों की आवाज़ें उनके चारों तरफ़ गूँजने लगीं । 


'उठो, कीड़े कहीं के।' 


अनजान हाथों ने हैरी को ज़मीन से उठाकर घसीटा। इससे पहले 
कि वह उन्हें रोक पाए, किसी ने उसकी जेब की तलाशी लेकर ब्लैकथॉर्न 
छड़ी निकाल ली। हैरी ने अपने दर्द भरे चेहरे को पकड़ा, जो उसकी 
गलियों के नीचे अनजाना लग रहा था। यह सख्त, सूजा हुआ और फूला 
हआ था, जैसे वह किसी भयंकर एलर्जी का शिकार हो गया हो। उसकी 
आँखें छेद जितनी छोटी हो गई थीं, जिनमें से उसे बड़ी मुश्किल से दिखाई दे 
रब था। टेट में से घसीटकर बाहर ले जाते समय उसका चश्मा गिर गया। 
उसे बस चार-पाँच लोगों की धुंधली आकृतियाँ दिख रही थीं, जो बाहर 
ऐन और हर्माइनी से जूझ रहे थे। 

उससे - दूर - हटो!' रॉन चिल्लाया। मुक्कों के शरीर पर पड़ने र 
"ट आवाज़ आई। रॉन दर्द से कराहने लगा और हर्माइनी चीख़ी, “नहीं! 

मत मारो, उसे मत मारो!” 


हु और 
तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम अगर मेरी सूची में हुआ, तो उसका 


आई, जो जानी-पहचानी 


"बुरा हाल होगा,' एक भयंकर खरखराती आवाज़ आ 


429 


हैरी पॉटर 

430 ह 
लग रही थी। Bp उह .. कितना स्वाद आएगा ... मनन नरः 
3४ हद का पेट हिचकोले खाने लगा। वह जान गया कि यह कौन कः 
फेनरिर ग्रेबेक नामक नरभेड़िया, जिसकी क्रूरता के बदले में उसे प्राणभक्ष 
का दुशाला पहनने की इजाज़त दे दी गई थी। 

'ठेंट की तलाशी लो! एक और आवाज़ आई। 

हैरी को चेहरे के बल ज़मीन पर पटक दिया गया। एक धम्म ष 
आवाज़ से उसे समझ में आ गया कि रॉन को भी उसके पास ही फेंक दि 
गया था। उन्हें क़दमों की आवाज़ें और धमाके सुनाई दे रहे थे। तलाशी 
लेते समय प्राणभक्षी टेंट के अंदर की कुर्सियाँ इधर-उधर फेंक रहे थे। 

'अब देखते हैं कि हमें कौन मिला है,' ग्रेवैक की खुश आवाज़ सिर 
के ऊपर से आई और हैरी लुढ़ककर पीठ के बल लेट गया। उसके चेहरे 
पर छड़ी की रोशनी हुई और ग्रेबैक हंसने लगा। 

'मुझे इसे गले से उतारने के लिए बटरबियर पीनी पड़ेगी। तुम्हें क्या 
हुआ है, बदसूरत ?' 

हैरी ने तत्काल जवाब नहीं दिया। 

मेने पूछा,” गरेबैक ने हैरी के पेट में लात मारते हुए दोहराया, जिसमे 
वह दर्द से बिलविलाने लगा, 'तुम्हें क्या हुआ है ?' 

'किसी ने काट लिया,” हैरी बुदबुदाया। 'किसी कीड़े ने काट लिया।' 

'हॉ, लग रहा है,' दूसरी आवाज़ आई। 

'तुम्हारा नाम क्या है?' ग्रेबैक गुर्राया। 

'डडली,' हैरी ने कहा। 

पहला नाम क्या है ?' 

मैं - - वरनॉन। वरनॉन डडली।” 
के पास ल का देखो, स्कैबियर, ' ग्रेबेक ने कहा और हैरी ने अब उसे र 

जाते देखा। और ललमुँहे बदर, तुम्हारा नाम क्या है? 

स्टैन शेनपाइक,' रॉन ने कहा। 


नपाको, पकेता,' स्कैबियर नाम का आदमी बोला। हैं 
हैं। उसने हमारे लिए कुछ समय काम किया ६। 


लात 
ते के शरीर से टकराने की एक और आवाज़ आई। 


मैल्फ़ॉय महल बे 
मैं बार्डी हूँ,” रॉन ने कहा और हैरी समझ गया कि उसके मुँह मे 
पा हुआ था। 'बार्डी वीडली।' गुह में खून 
'वीज़्ली ?” गरेबैक चिल्लाया। “तो एम बेदेज़ात नहीं, खून के गददारों 
के रिश्तेदार हो। और अंत में, तुम्हारी सुंदर दोस्त ... उसकी आवाज़ के 
अंदाज़ से हैरी सिहर गया। 


'आराम से, ग्रेबेक,' स्कैबियर ने दूसरों की ताने भरी हँसी के ऊपर 
कहा। 


'ओह, मैं उसे अभी नहीं काटूँगा। देखते हैं, क्या वह बार्नी से जल्दी 
अपना नाम याद कर सकती है। तुम कौन हो, लड़की ?' 

'पेनीलोप क्लियरवाटर,' हर्माइनी ने कहा । वह दहशत में, लेकिन 
विश्वसनीय लग रही थी। 

'तुम्हारा खून का दर्जा क्या है?' 

'मिश्रित खून,' हर्माइनी ने कहा। | 

'इसकी जाँच करना आसान है,' स्कैबियर ने कहा । 'लेकिन तुम 
तीनों की उम्र तो हॉगवर्ट्स जाने लायक़ लगती है -' 

'हम हॉगवर्ट्स छोड़ चुके हैं,” रॉन बोला। 

'हॉगवर्ट्स छोड़ चुके हो, ललमुँहे बंदर ?' स्कैबियर ने कहा। 'और 
ने कॅपिंग करने का फसला कर लिया? और तुमने मज़े के लिए शैतानी 
शहशाह का नाम ले लिया?” | 

'मज़े के लिए नहीं ?” रॉन बोला। “गलती से।' 

गलती से ?” ताने भरी हँसी दोबारा सुनाई दी। 

तुम्हें पता है, शैतानी शहंशाह का नाम कौन लेता था, वीज़्ली ?' 
रैक गुरराया। 'मायापंछी का समूह। इसके बारे में सुना है ?' 

'नहीं।' 


अच्छा, वे शैतानी शहंशाह के प्रति सम्मान नहीं दिखाते थे, इसलिए 
स नाम को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस तरकीब से समूइ छ दोनों 
ह पकड़ में भी आ चुके हैं। तुम्हें भी देखते हैं। इन लोगों को बाः 
कैदियों के साथ बाँध दो!” वि 
णे किसी ने हैरी के बाल पकड़कर उसे उठाया और थोड दूसरे लोगों की 
"प वहाँ उन्होंने उसे बैठने की स्थिति में धकेला, फिर द 


क 


करके बाँध दिया। हैरी अब भी आधा अंधा था भन 
पीठ कतरा क कारण उसे मुश्किल से दिखाई दे रहा था। का 
Sn उन्हें बाधने वाला आदमी दूर चला गया, तो हैरी ने ङ 
क़ैदियों से फुसफुसाकर पूछा। ञ 
“किसी के पास अभी भी छड़ी है? 
'नहीं,' रॉन और हमईनी ने उसके दोनों ओर से कहा। 
'सब मेरी गलती की वजह से हुआ। मैंने नाम लिया था, मङ्ग 


अफ़सोस है -' 

'हैरी ?' 

यह एक नई, लेकिन जानी-पहचानी आवाज़ थी और यह हैरी के 
ठीक पीछे से आई थी, हर्माइनी के बाई तरफ़ बैंधे व्यक्ति की ओर से। 

'डीन ?' 

'तो यह तुम हो! अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी पकड़ में कोन 
आ गया है -! वे धरपकड गैंग के सदस्य हैं, वे भगोड़ों को पकड़कर मंत्रालय 
से इनाम में सोना लेना चाहते हैं -' 

“एक रात के हिसाब से सौदा बुरा नहीं है,” ग्रेबैक कह रहा था, जव 
कील जड़े जूते हैरी के पास से गुज़रे और उन्हें टेंट के भीतर से कई धमाके 
सुनाई दिए। 'एक बदज़ात, एक भगोड़ा पिशाच और तीन भगोड़े बच्चे। 
तुमने उनके नाम सूची में देखे, स्कैबियर ?” वह गरजा। 

'हॉ। ग्रेबैक, इसमें किसी वरनॉन डडली का नाम नहीं है।' 

'दिलचस्प है,” ग्रेबैक ने कहा। 'यह तो दिलचस्प है।' 

वह हैरी के पास उकडूं बैठा। हैरी ने अपनी फूली पलकों के बीच की 
बहुत छोटी दरार में से एक चेहरा देखा, जिस पर सफ़ेद बाल और मूँछे थीं। 
क दात नुकीले और भूरे थे तथा उसके मुँह के कोनों पर घाव थे। 
ol भी वैसी ही बदबू आ रही थी, जैसी मीनार के ॐ 

२ के मरते वक़्त आई थी : धूल, पसीने और ख़ून की। 

तो तुम्हारी तलाश नहीं हो रही है, वरनॉन ? या तुम्हारा वदी 


सूची में है 
में किस hare अपना असली नाम नहीं बता रहे हो? तुम हीं 


नागशक्ति में ' हैरी ने अपने आप कह दिया। तभी 
स्कैबियर ने अंधेरे में से ताना मारते हुए कहा, “अजीब बार 


मैले महल 5 


हम यही सुनना चाहते हैं। 
पाता है कि नागशक्ति का 


जवाब देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 
ह उनमें से कोई भी हमें यह नहीं बता 
४३ रूम कहाँ है।' 

'तहख़ाने में,' हैरी ने स्पष्टता से कहा। 'दीवार में से दाखिल होना 
पड़ता है। इसमें खोपड़ियाँ और ऐसी ही चीज़ें भरी हैं। यह झील के नीचे है, 
इसलिए इसमें हरी रोशनी रहती है।' 

थोड़ी देर ख़ामोशी छाई रही। 


'अरे, अरे, लगता है हमने सचमुच नागशक्ति वाले को पकड़ लिया 
हे,' स्कैबियर ने कहा। “तुम्हारे लिए अच्छा है, वरनॉन, क्योंकि नागशक्ति 
के ज्यादातर लोग बदज़ात नहीं हैं। तुम्हारे पिता कौन हैं ?' 

+ मंत्रालय में काम करते हैं,' हैरी ने झूठ बोल दिया। वह जानता 
थाकि कक जाँच से उसकी पूरी कहानी बिखर जाएगी, लेकिन दूसरी 
तरफ़ उसके पास उतना ही समय था, जितना उसके हुलिए के ls 
में लगता। इसके बाद उसका भांडा वैसे भी फूट जाएगा। “जादुई दुर्घटना 
और विनाश विभाग में।' te 
जानते हो ग्रेबैक,' स्कैबियर ने कहा। 'मुझे लगता है कि वहाँ एक 
इडली काम करता है।' 

हैरी की साँस अटक गई। का । सः सिर्फ़ क्रिस्मत उसे इस 
झमेले से सही-सलामत निकाल सकती है! आवाज़ 

“ओह, ओह,' ग्रेबेक ने कहा और हैरी को र अल कई 
हल्के से डर का एहसास हुआ। वह जानता था, wr de 
कहीं उसने सचमुच मंत्रालय के किसी अधिकारी ed रस्थिय 

॥ हैरी का दिल उसकी पस क 
उसे बाँध तो नहीं दिया था। क को दिख सकता 
से टकरा रहा था। उसे लग रहा था कि र क लय जाने में नहीं 
'वदसूरत लड़के, अगर तुम सच बोल रहे हो, तो तु तुम्हें उनके पास पहुँचाने 
धवराना चाहिए मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पिता तु 

हमें इनाम देंगे।' , 'अगर आप 

' i ने कहा और उसका मुँह सूख चुकी ण 
सेहे आई। “ज़रा यहाँ 
ह आवाज़ अ 

'सुनो!' टेंट के भीतर से चिल्लाने की 

जकर तो देखो, प्रेबैक!” 


हैरी पॉटर 
DR 


भागती हुई उनकी तरफ़ आई। हैरी ने उन ३ 

स्याह आकृति क लोगो 

की उडि क रोशनी में चाँदी की चमक देखी। उन्हें गरुड़द्वार की तल 

मिल गई थी। अपने 

मिल बुत सुंदर, ग्रेबेक ने इसे अपने साथी से लेते हुए प्रशंसा ` 
स्वर में कहा। “ओह, सचमुच बहत ही सुंदर। पिशाचों की बनाई लगती है 

तुम्हें इतनी बेहतरीन चीज़ मिली कहा ?' 

यह मेरे पिता की है,” हैरी ने झूठ बोल दिया। वह उम्मीद के 
विपरीत उम्मीद कर रहा था कि इतने अँधेरे में ग्रेबैक मूठ के ठीक नीचे 
लिखे नाम को नहीं देख पाएगा। 'हम इसे जलाऊ लकड़ी कारने के लिए 
लाए थे -' 

'एक मिनट रुको, ग्रेबेक! इसकी तरफ़ देखो, दैनिक जादूगर में यह 
क्या है!” 
जब स्कैबियर ने यह बात कही, तो हैरी का निशान, जो उसके फूले 
हुए माथे पर नज़र नहीं आ रहा था, बुरी तरह दुखने लगा। हैरी अपने 
आस-पास की चीज़ों को उतना साफ़ नहीं देख पा रहा था, जितना कि एक 
ऊँची इमारत को। यह भयंकर किले जैसी लग रही थी, बिलकुल काली 
और डरावनी। वोल्डेमॉर्ट के विचार अचानक एक बार फिर ब्लेड की तरह 
पैने हो गए थे। वह उस ऊँची इमारत की तरफ़ बड़ी खुशी से उड़कर जा 
रहा था... 

इतने क़रीब ... इतने क़रीब ... 


प जबर्दस्त इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करके हैरी ने अपने दिमाग को 
वोल्डेमॉर्ट के विचारों से दूर किया और खुद को वहाँ खींचा, जहाँ वह बैठा 
था। वह अँधेरे में रॉन, हर्माइनी, डीन और ग्रिपहुक से एकदम सटकर बैधा 
इआ था तथा ग्रेबैक और स्कैबियर की बातें सुन रहा था। 

__ 'हमाईनी ग्रेजर,” स्कैबियर कह रहा था, “वह बदज़ात, जो हैरी 

पॉटर के साथ यात्रा कर रही है।” 

हैरी का निशान ख़ामोशी में उसने वोल्डेमॉर्ट क 
र दुखने लगा, लेकिन उसने वो 

जू में न जाने और वर्तमान में बने रहने की पूरी कोशिश की। उसे ग्रेबैक ठ 
कस 'भराहट सुनाई दी, जब वह हर्माइनी के सामने उकड बैठा। 
ह ती हो लड़की ? यह तस्वीर तो तुम्हारे जैसी लगती है। 
यह नहीं है! यह मेरी नहीं है! 


434 


मेल्फ़ॉय महल 
ठ भरी चीख एल. 435 
दहशत भ 

हर्माईनी है र तरह से स्वीकृति ही धी। 

'... हैरी पॉटर के साथ यात्रा कर रही है” 

| 

चारों तरफ़ ख़ामोशी छा गई। हैरी का निशान 
हा था, लेकिन वह वोल्डेमॉर्ट के विचारों की ओर खिंचाव 
ताक़त से जूझ रहा था। अपने दिमाग को सही रखना 
कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं था। 

“तो, इससे तो स्थिति बदल जाती है, है ना?” ग्रेबैक फुसफुसाया। 

कोई कुछ नहीं बोला। हैरी को एहसास हुआ कि पूरा धरपकड गैंग 
स्तब्ध होकर देख रहा था। उसे अपनी बाँह पर हर्माइनी की बाँह कापती 
महसूस हुई। ग्रेवैक उठकर खड़ा हुआ और हैरी की दिशा में दो क़दम आगे 
बढ़ा। वह एक बार फिर उकड बैठकर हैरी के विकृत चेहरे को गौर से देखने 
लगा। 

“तुम्हारे माथे पर यह क्या है, वरनॉन ?” उसने धीरे से पूछा। उसकी 
सास की बदबू हैरी के नथुनों में भर रही थी, जब उसने हैरी के निशान पर 
अपनी गंदी उँगली दवाई। 

“उसे मत छुओ!' हैरी चिल्लाया। वह खुद को रोक नहीं पाया। उसे 
लग रहा था कि इसके दर्द के मारे उसे मतली आ जाएगी। 

“तुम तो शायद चश्मा पहनते हो, पॉटर ?' ग्रेबैक बोला। 

'मुझे चश्मा भी मिला था!” धरपकड़ गैंग का पीछे मॅडराता एक 
सदस्य वोला। 'ग्रेवैक, टेंट में चश्मा था, ज़रा ठहरो -' 

और कुछ ही पल वाद हैरी का चश्मा उसके चेहरे पर झटके से 


लगा दिया गया। धरपकड़ गैंग के सभी सदस्य अब क़रीब आकर उसे घूर 
रहे थे। 


ग्रेवेक ने धीरे से 


बहुत तेज़ी से दुख 
व के ख़िलाफ़ पूरी 
। उसके लिए पहले 


'वही है!” ग्रेवैक खरखराती आवाज़ में बोला। “हमने पॉटर को पकड़ 
है!” 
और लगे 
वे सभी कुछ क़दम पीछे हट गए और इस बात पर हैरान होने ल 
कि उन्होंने क्या कमाल कर दिया है। हैरी अब भी अपने निशान ह 
वेचकर वर्तमान में बने रहने के लिए जूझ रहा था, इसलिए कुछ न 
। उसके दिमाग की सतह पर टूटी तस्वीरें घुमड़ रही थीं - 


... वह काले किले की ऊँची दीवारों के चारों तरफ़ उड़ रहा था - 


ड्ैरी पॉटर 
436 TT 
नहीं, वह हैरी था, जो बँधा हुआ था, जिसके पास छड़ी नहीं थी हु 


भयंकर खतरे में था: कक 
जो भ ` ऊपर, सबसे ऊपर की खिड़की, सबसे ऊँची मीनार - 

वह हैरी था और धरपकड़ गैंग के सदस्य धीमी आवाज़ों में वा, 
कर रहे थे कि उसका क्या किया जाए - 

_ उड़कर अंदर जाने का समय - 

‹ मंत्रालय चलें ?' 

“मंत्रालय जाए भाड़ में,' ग्रेबेक गुर्राया। “वे इसका श्रेय ले लेंगे और 
हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि हम इसे सीधे तुम-जानते-हो-कौन 
के पास ले चलते हैं।' 

'क्या तुम उन्हें बुला सकते हो ? यहाँ ?' स्केबियर ने श्रद्धा और भय 
के साथ दहशत में पूछा। 

'नहीं,' ग्रेबैक गुर्राया। 'मैं नहीं लोगों का कहना है कि वे मैल्फ़ॉय 
महल में डेरा डाले हैं। हम लड़के को वहीं ले चलते हैं।' 

हैरी जानता था कि ग्रेबैक ने वोल्डेमॉर्ट को क्‍यों नहीं बुलाया धा। 
नरभेड़िए की सेवाएँ लेते समय उसे प्राणभक्षी के दुशाले पहनने की इजाज़त 
तो दी जा सकती थी, लेकिन सिर्फ़ वोल्डेमॉर्ट के विश्वसनीय सेवकों को ही 
शैतानी निशान से गोदा जाता था: ग्रेबेक को अभी यह सबसे ऊँचा सम्मान 
हासिल नहीं हुआ था। 

हैरी के निशान में एक बार फिर दर्द की लहर उठी - 

र और वह रात के अँधेरे में ऊपर उठा तथा सीधे मीनार की सबसे 
ऊंची खिड़की की तरफ़ उड़ने लगा - 

`... पूरा यक़्ीन है कि वही है? अगर यह पॉटर नहीं हुआ, ग्रेबैक, 
तो हमारी जान चली जाएगी।' 

यहाँ मुखिया कौन है ?' ग्रेबेक दहाड़ा और तुम-जानते-हो-कौन वो 
त oi ह को छिपाने की कोशिश की। 'मैं कहता ई 

। उ | 

इनाम मिलेगा! लेकिन अगर र उसकी छड़ी के बदले में दो लाख pe ग 
घबरा रहे हो, तो / ९. उम लीग इतने डरपोक हो कि साथ द 
अलावा, अगः किस सारा इनाम मुझ अकेले को मिल जाएगा। १ 
किक अच्छी रही, तो यह लड़की भी मुझे मिल जाएगी 

` “ली चट्टान में बहुत छोटी सी खिड़की थी, इतनी होगी रि 


नैलशेय महल 
उसमें से नहीं निकल 
ई we नज़र आ रही थी, जो र उनी थे एक कंकाल 
कहीं था कि वह आकृति मरी हुई थी या सोई हुई ची. थी ... यह पक्का 
“ठीक है!' स्कॅवियर ने कहा। “ठीक है, हम भी व है 
क्री लोगों का क्या करें, ग्रेबैक ?' ! और इन 
'सभी को ले चलते हैं। हमारे पास दो 


और मिलेंगे। इसके साथ ही मुझे तलवार भी 
तो हमारी क्रिस्मत चमक जाएगी।' 


क़ैदियों को उठाकर खड़ा कर दिया गया। हैरी को 
नं हर्माइनी 

तेज़-तेज़ और दहशत भरी सॉस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। र 

'कसकर पकड़ना। मैं पॉटर को पकड़ता हूँ!' ग्रेबेक ने कहा और हैरी 
के बाल अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए। उसके लंबे, पीले नाखून हैरी 
की खोपड़ी में चुभ रहे थे। ‘तीन की गिनती पर! एक - दो - तीन -” 

वे अंतर्ध्यान हो गए और अपने साथ क़़ैदियों को खींचकर ले गए। 
हैरी जूझा। उसने ग्रेवैक का हाथ झटककर खुद को आज़ाद करने की 
कोशिश की, लेकिन यह कोशिश वेकार थी, क्योंकि रॉन और हर्माइनी 
उसके दोनों तरफ़ इतने कसकर वधे थे कि वह उनसे अलग नहीं हो सकता 
था। जव उसका दम घुटने लगा, तो उसके निशान का दर्द और तेज़ हो 
गया - 

... वह साँप की तरह खिड़की के छेद में से अंदर घुसा और कोठरी 
जैसे कमरे के भीतर धुएँ की तरह हल्के से नीचे उतरा - 

देहाती इलाक़े की गली में पहुँचकर क्रैदी एक-दूसरे से टकराए। हैरी 
की आँखें अव भी सूजी हुई थीं, इसलिए उसे नए माहौल को समझने में कुछ 
समय लगा। फिर उसे एक लंबे रास्ते के आख़िर में लोहे हिट हक । 
उसे हल्की सी राहत महसूस हुई। सबसे बुरी चीज़ अब तक नह $ 

वोल्डेमॉर्ट यहाँ नहीं था। हैरी जानता था कि वोल्डेमॉर्ट से Rd 

जगह पर मीनार के ऊपर था, क्योंकि वह उसकी म यह होने 
मे वाहर रखने के लिए जूझ रहा था। जब वोल्डेमॉ् गा. यह दीगर 
का सु चलेगा, तो उसे यहाँ पहुँचने में कितना वक़्त ल 
वात है .. 


437 


बदज़ात हैं, यानी दस गैलियन 
दे दो। अगर ये माणिक हुए, 


पास जाकर उसे हिलाया। 


गैंग के एक सदस्य ने गेट के 
धरपकड़ गैंग के एक सदस्य क मैं इसे खोल नहीं - 


'हम अंदर कैसे जाएँगे ? ताला लगा है, 


हैरी पॉटर 


438 
_् हटा लिए। लोहा सिकुड 
उसने डरकर अपने हाथ दूर ए। लोहा सिकुड रहा ` 


गनती 
एक डरावने चेहरे में बदल रहा था, जिसने गूँजती आवाज़ में कहा , दै 
बताओ!' मे 

'हम पॉटर को लाए हैं!” ग्रेवैक ने विजय के उल्लास में गरजते है 
कहा। 'हमने हैरी पॉटर को पकड़ लिया है!' हुए 


गेट खुल गया। 

“चलो!' ग्रेबेक ने अपने आदमियों से कहा और क्रैदियों को घाता 
हुआ गेट के अंदर वाले रास्ते पर आगे ले गया। वे ऊँची बागड़ों के बीच 
चल रहे थे, जिससे उनके क़्दमों की आहट दब रही थी। हैरी को अपने 
ऊपर एक भुतहा सफ़ेद आकृति दिखाई दी और उसे एहसास हुआ कि इह 
एक मोर है। वह गिर गया और उसे ग्रेबैक ने उठाकर खड़ा किया। अब उसे 
लइखडाकर तिरछा चलना पड़ रहा था, क्योंकि वह चार कैदियों की पीठ से 
बँधा हुआ था। अपनी फूली आँखें बंद करके उसने अपने निशान के दर्द को 
एक पल हावी होने का मोक्रा दिया। वह जानना चाहता था कि वोल्डेमॉर 
क्या कर रहा है, कया वह जानता था कि हैरी पकड़ा गया है - 

..- पतले कबल के नीचे ककाल जैसी आकृति हिली और उसकी 
तरफ़ पलटी। कंकाल जैसे चेहरे की आँखें खुली ... दुबला कमज़ोर आदमी 
उठकर बैठ गया, उसकी धँसी हुई आँखें वोल्डेमॉर्ट पर जमी थीं और फिर 
वह मुस्कराया। उसके ज्यादातर दाँत टूट चुके थे ... 

'तो तुम आ गए। मैं सोचता था कि तुम आओगे ... किती दिन। 
लेकिन तुम्हारी यात्रा बेकार गई। मेरे पास वह कभी थी ही नहीं।' 

'झुठ मत बोलो!” 

जब वोल्डेमॉर्ट का गुस्सा उसके भीतर धधकने लगा, तो हैरी के 
निशान का दर्द असहनीय हो गया । हैरी ने अपना दिमाग खींचकर 
र में लौटाया और वर्तमान में रहने के लिए संघर्ष करने लगा। ग्रेबेक 
थे। नी कैदियों को छोटी गिट्टियों के ऊपर धकाकर ले जा र 

उन सभी पर रोशनी पड़ी। 


कल जरत की ठंडी आवाज़ आई, “यह सब क्या है ?' 
पुम-जानते-हो-कौन से मिलने आए हैं! ग्रेबैक ने खरखराती 


मैल्फ़ॉय महल 
439 
आवर्जि में कहा। 
र 'तुम कौन हो ?' 
“आप मुझे जानती तो हैं!” नरभेड़िए की आवाज़ में | 
। हम हैरी पॉटर को पकड़कर लाए हैं!” ज में द्वेष था, 'फ़ेनरिर 


ग्रेबेक ने हैरी को पकड़ा और घुमाकर रोशनी में 
वढी के कैदियों को इधर-उधर होना पड़ा। णी में कर दिया, जिससे 
'हालाँकि उसका चेहरा सूजा हुआ है, मैडम हे अर 
ने कहा। “अगर आप थोड़े क़रीब से देखेंगे, तो उस नि, 
दिख जाएगा। और इस लड़की को देखिए ? मैडम, यह वही बदज़ात है, जो 
उसके साथ यात्रा कर रही थी। इस बारे में कोई शक नहीं कि यह वही है। 
और हमारे पास उसकी छड़ी भी है! यह देखिए, मैडम -' 
हैरी ने देखा, नार्सिसा मैल्फ़ॉय उसके सूजे चेहरे को गौर से देख रही 
धी। स्कैबियर ने ब्लैकथॉर्न छड़ी उसकी तरफ़ बढ़ा दी। नार्सिसा ने अपनी 
भौंहें उठाई। 
उसने कहा, उन्हें अंदर ले आओ।' 
हैरी सहित सभी क़ैदियों को धक्के और लातें मारकर पत्थर की 
चौड़ी सीढ़ियों के ऊपर और फिर तस्वीरों से भरे गलियारे में ले जाया 
गया। 
'मेरे पीछे आओ,' नासिंसा ने हॉल के पार आगे चलते हुए कहा। 
'मेरा बेटा डरेको ईस्टर की छुट्टियों में घर आया हुआ है। अगर यह हैरी 
पॉटर हुआ, तो वह पहचान लेगा।' 
बाहर के अँधेरे के बाद ड्रॉइंग रूम की रोशनी में आँखें चौंधिया रही 
थीं। आँखें लगभग बंद होने के बावजूद हैरी कमरे की चौड़ाई देख सकता 
था। छत से काँच का फ़ानूस लटका था। गहरी बैंगनी दीवारों पर जादूगरों 
की तस्वीरें लगी थीं। जब धरपकड़ गैंग के सदस्य कैदियों को धक्का देकर 
अदर ले गए, तो संगमरमर की अँगीठी के सामने की कुर्सियों से दो 
आकृतियाँ उठीं। 
'यह क्या है?” लूसियस मैल्फ़ॉय की जानी-पहचानी, शी का 


हैरी के बाहर निकलने का 
आ रहा था। 
कानों में पड़ी। अब वह दहशत में आ बढने लगा, तो 


रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जब र उसका निशान 
रा म उसका हालाँकि शान 
के विचारों को रोकना ज़्यादा आसान था, 


हैरी पॉटर 
440 ह 
बहुत दर्द कर रहा था। 

अब कहते हैं कि इन्होंने पॉटर को पकड़ लिया है,” नासि 
ठंडी आवाज़ आई। ड्रेको, यहाँ आओ। 

हैरी ने ड्रेको से सीधे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उत 
तरफ़ कनखियों से देखा। उससे थोड़ा लंबा ड्रेको कुर्सी से उठा। सफ़ेद-सुनहे 
बालों के नीचे उसका चेहरा पीला था। 

हैरी को फ़ानूस के ठीक नीचे करने के लिए ग्रेवैक ने क्रैदियों को फिर 
घुमा दिया। 
'पहचाना ?' नरभेड़िए ने खरखराती आवाज़ में पूछा। 

हैरी अब अँगीठी के पार एक आईने के सामने था, जो बारीक 
नक्क्राशी वाले फ़ेम में जड़ा था। अपनी आँखों के छेद से उसने आईने मे 
अपना हुलिया देखा। ग्रिमॉल्ड चौक छोड़ने के बाद वह पहली वार अपना 
प्रतिबिंब देख रहा था। 

उसका चेहरा फूला हुआ, चमकदार और गुलाबी था। हर्माइनी के 
मंत्र की वजह से उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया था। उसके काले बाल 
कंधों तक पहुँच रहे थे और जबड़े के चारों ओर काली छाया थी। अगर वह 
यह नहीं जानता कि वहाँ कौन खड़ा था, तो इस बात पर हैरान होता कि 
उसका चश्मा कौन पहने है। उसने चुप रहने का संकल्प किया, क्योंकि 
उसकी आवाज़ निश्चित रूप से उसका भाँडा फोड़ देगी। बहरहाल, ड्रेको के 
पास आने पर उसने उससे नज़रें नहीं मिलाई। 

'तो डेको ?' लूसियस मैल्फ़ॉय ने उत्सुकता से पूछा। 'क्या वही है! 
क्या यही हैरी पॉटर है ?' 

मैं - मैं पक्का नहीं कह सकता, ड्रेको बोला। वह ग्रेबैक से दूरी 
है इए था और हैरी से नज़रें मिलाने में उसके जितना ही घबरा रह 


उसे गौर से देखो, देखो! क़रीब जाओ!' 
था। हैरी ने लूसियस मैल्फ़ॉय को पहले कभी इतना रोमांचित नहीं देखा 


चीज़ को कक शैतानी शहंशाह को पॉटर सौंप देते हैं, तो * 


नि लय, मुझे उम्मीद है कि आप यह नहीं भूलेंगे कि उ 


मैल्फ़ॉय महल 
ee 44] 
असल किसने पकड़ा है ?” ग्रेवेक खतरनाक अंदाज़ में बोला। 

'ज़ाहिर है नहीं, ज़ाहिर है नहीं!” लूसियस ने बेचैनी से कहा 
हैरी के क़रीब आ गया, इतने क़रीब कि हैरी को : RA 
रुद उसका का अपनी सुजी हुई 
जो से भी उसका आम तौर पर उदासीन, पीला चेहरा साफ़ दिखने ख 
ठगा। सूजे हुए चेहरे के कारण हैरी को ऐसा लग रहा धा, जैसे वह पिंजरे 
की छड़ों के बीच से देख रहा हो। कह ह 

'तुमने उसके साथ क्या किया ?' लूसियस ने ग्रेवक से पूछा। 'उसकी 
यह हालत कैसे हुई ? 

'हमने कुछ नहीं किया।' 

'मुझे तो दंश शाप जैसा लगता है,' लूसियस ने कहा। 

उसकी भूरी आँखों ने हैरी के माधे को टटोला। 

'वहाँ पर कुछ है,” लूसियस फुसफुसाया, 'निशान भी हो सकता है, 
शायद थोड़ा फैल गया है ... ड्रेको, यहाँ आओ, ठीक से देखो! तुम क्या 
सोचते हो ?' 

हैरी ने ड्रेको के चेहरे को क़रीब आते देखा, उसके पिता के चेहरे के 
ठीक पास। उनमें आश्चर्यजनक समानता थी, फर्क सिर्फ़ इतना था कि 
उसके पिता का चेहरा रोमांच से थिरक रहा था, जबकि ड्रेको के चेहरे पर 
अनिच्छा, यहाँ तक कि डर का भाव था। 

'मैं नहीं जानता,' उसने कहा और अँगीठी के पास खड़ी अपनी माँ 
की तरफ़ चल दिया। 
हि 'लूसियस, अच्छा यही रहेगा कि हम पक्का कर लें,' नार्सिसा ने 
, स्पष्ट आवाज़ में अपने पति से कहा। 'शैतानी शहंशाह को बुलाने से 

बिलकुल पक्का कर लें कि यही पॉटर है ... इन लोगों का कहना है 

कि यह पॉटर है,' वह गौर से ब्लैकथॉर्न छड़ी को देख रही थी, 'लेकिन यह 

ऑलिवैन्डर के बताए छड़ी के वर्णन से मेल नहीं खा रही है ... अगर हम 

“गत हुए, अगर हमने शैतानी शहंशाह को ख़ामख़्वाह यहाँ बुला लिया " 
याद है, उन्होंने राउल और डोलोहोव के साथ क्या किया था! 

'और यह बदज़ात ? ग्रेबैक गुर्राया। हैरी गिरते-गिरते स जब 
पकड गैंग ने क़ैदियों को एक बार फिर धक्का दिया, ताकि रोशनी उसके 

हमाइनी पर पड़े। , 

ठहरो,' नासिंसा ने तीखी आवाज़ में कहा। ही 7 


दर 


हाँ, यह लड़की 


हैरी पॉटर 
442 ४ एक की 
में पॉटर के साथ थी! मैंने दैनिक जादूगर में कक 


छ थो डेको, देखो, क्या यह ग्रॅजर लड़की नहीं है?” 
त 


मैं ... शायद ... होँ।' 

"लेकिन फिर तो यह वीज़्ली लड़का होगा!” लूसियस चिल्लाया 
बंधे कैदियों के पास से घूमते हुए रॉन के सामने पहुँच गया। 'ये पॉटर 
दोस्त हैं - ड्रेको, इसे देखो! क्या यह आर्थर वीज़्ली का बेटा नहीं है? व्य 


नाम है इसका - ? 
'हँ,' डरेको ने दोबारा क़ैदियों की तरफ़ पीठ घुमाकर कहा। 'हे 


सकता है।' 

हैरी के पीछे ड्रॉइंग रूम का दरवाज़ा खुला। एक औरत वोती, 
जिसकी आवाज़ सुनकर हैरी का डर और बढ़ गया। 

'क्या हो रहा है? क्या हुआ, नार्सिसा ?' 

बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज धीरे-धीरे क्रैदियों के पास से आई और हेरी की 
दाई तरफ़ रुककर अपनी भारी पलकों वाली आँखों से हर्माइनी को पूरे 
लगी। | + 
उसने धीरे से कहा, 'लेकिन यक्रीनन यह तो बदज़ात लड़की है? यह 
तो ग्रेंजर है ?' 

हाँ, हाँ, यह ग्रेजर है!' लूसियस चिल्लाया। “और उसके बगल में 
हमें लगता है, पॉटर भी है! आखिरकार पॉटर और उसके दोस्त पकड मे 
आ ही गए।!' 

'पॉटर ?' बेलाट्रिक्स चीखी और हैरी को अच्छी तरह देखने के लिए 
पीछे हट गई। “क्या तुम्हें यक्रीन है? अच्छा, तो शैतानी शहंशाह को फ़ौल 
ख़बर करनी चाहिए!” 
निशान a बाई आस्तीन हटाई। हैरी को उसकी बाह पर त 

खने लगा। वह जानता था कि बेलाट्रिक्स इसे 
मालिक को बुलाने वाली थी - त  आ 

| है क वाला था!' लूसियस ने कहा और उसका ५४ 
उन्‍हें मैं बला र कस गया, ताकि वह निशान न छू पाए। 
मेरा अधिकार है _" को मेरे मकान में लाया गया है और इसलिए * 


तुम्हारा अधिकार!” & 
! बेलाट्रिक्स ने ताना मारते हुए अर्प ह 


मैल्फ़ॉय महल 


की कोशिश की। 'लूसियस, तुमने अपना अधिकार 
झे , जब तुमने अपनी छड़ी गँवा दी थी! उसी समय खो 
ह | उरी हिमत कैसे हुई! मेरा 
'इसका तुमसे कोई लेना-देना नहीं है, लड़के को तुमने नहीं पकड़ा है -' 
'माफ़ करना, मि. मैल्फ़ॉय,' ग्रेबैक बीच में बोल 5 कं 
क्षो हम लोगों ने पकड़ा है और इनाम में मिलने वाले सोने पर भी हम लोगो 
का ही हक़ है -' 
'सोना!' बेलाट्रिक्स हैंसी, जो अब भी अपनी बहन के पति 
से 
छुड़ाने की ह कर रही थी। उसका ख़ाली हाथ जेब में रखी जात 
खोज रहा था। “गंदे लालची आदमी, इनाम वाला सोना तुम ही रखना। 
मुझे सोना नहीं चाहिए! मुझे तो सिर्फ़ उनकी प्रशंसा चाहिए -' 
उसने जूझना छोड़ दिया। उसकी गहरी आँखें किसी चीज़ पर जम 
गई थीं। वह कौन सी चीज़ थी, यह हैरी नहीं देख पाया। बेलाट्रिक्स को ठंडा 
पड़ता देखकर लूसियस खुश हो गया और उसने उसका हाथ छोड़कर अपनी 
आस्तीन खोल ली - [ 
'ठहरो।' वेलाट्रिक्स चीखी। “उसे मत छूना। अगर शैतानी शहंशाह 
इस वकत आ गए, तो हम सबकी जान चली जाएगी!' 
लुसियस ठहर गया। उसकी तर्जनी उँगली उसके निशान के ऊपर 
मंडरा रही थी। बेलाट्रिक्स तेज़ी से हैरी के देखने के सीमित दायरे से बाहर 
निकल गई। 
“वह क्या है ?” उसने उसकी आवाज़ सुनी। 
'तलवार,' धरपकड़ गैंग का आदमी बुदवुदाया। 


'तलवार मुझे दो।' | 
'यह आपकी नहीं है, मैडम। यह मेरी है, यह मुझे मिली है। 
एक धमाका और लाल रोशनी की चमक हुई। हैरी जानता था कि 


443 


“गे आदमी को स्तब्ध कर दिया गया है। उसके साथी गुस्से से गरजे। 
छैवियर ने अपनी छड़ी निकाल ली। 
'औरत, तुम कर क्या रही हो ?' 
स्तब्धो, ” वह चीखी, “स्तब्धो!” बे उ 


हालाँकि वे चार थे और वह अकेली थी, निपुण 
जले बहुत कमज़ोर थे। जैसा कि हैरी जानता था, वह वर्ह F 


हैरी पॉटर 
444 गज 

बिलकुल बेरहम जादूगरनी थी। वे लोग जहाँ खड़े थे, वहीं गिर 
सा ग्रेबेक को छोड़कर। बेलाट्रिक्स ने ग्रेबैक को शाप देकर झुकी | 
में खड़ा कर दिया था और उसके हाथ फैले थे। अपनी आँखों के केन 
हरी ने बेलाट्रिक्स को नरभेड़िए की तरफ़ झुकते देखा। गरु 
वलवार उसके हाथ में कसकर जकड़ी हुई थी और उसका चेहरा मोम जज 
था। 
तुम्हें यह तलवार कहाँ से मिली ?” उसने ग्रेवैक के सुन्न हाथों ३ 
उसकी छड़ी निकालते हुए फुसफुसाकर पूछा। 

“तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ?' वह गुर्राया। पूरे शरीर में वह किष्ट 
अपना मुँह ही हिला सकता था। बेलाट्रिक्स की तरफ़ देखकर उसने अपने 
नुकीले दाँत दिखाए। 'मुझे छोड़ दो, औरत!' 

“तुम्हें यह तलवार कहाँ से मिली ?' बेलाट्रिक्स ने तलवार को उसके 
चेहरे के सामने लहराते हुए दोबारा पूछा। “स्नेप ने इसे ग्रिनगॉट में मेरी 
तिजोरी में रखवाया था!' 

'यह उनके टेंट में मिली थी, ग्रेबैक ने कर्कश स्वर में कहा। मैं 
कहता हूँ, मुझे छोड़ दो!' 

बेलाट्रिक्स ने अपनी छड़ी लहराई और नरभेड़िया उछलकर खड़ा हो 
गया, हालाँकि वह एहतियात के तौर पर बेलाट्रिक्स के पास नहीं गया। वह 
ह evs he गया और उसने अपने गंदे, मुड़े नाखूनों से इसके 

ड लिया। 

न 'ड्रेको, इस कचरे को बाहर ले जाओ,' बेलाट्रिक्स ने धरपकड गैंग के 
के सदस्यों की तरफ़ इशारा करते हुए कहा। “अगर तुममें उन्हें ख़ल 
खित र “अप न हो, तो आँगन में ही पड़ा छोड़ देना। मैं आकर उर 

तुम ड्रेको से इस तरह बात करने की ज़ुर्रत मत करो - नार्तिता ने 
गुस्से में शुरत मत क 
भी नहीं ह ए चिल्लाई, “चुप रहो! नासिंसा, तुम ह 
समस्या है!' स्थिति कितनी गंभीर है! हमारे सामने बहुत ' 


फिर वह खामोश कैदियों की और मंडी न मूठ को गौर से 


"अगर यह सचमुच «४ नहीं होनी 
चाहिए,” वह मुच पॉटर है, तो उसे कोई नुक़सान नहीं 
बुदबुदाई और ऐसा लग रहा था, जैसे वह यह बातै दूसरों कर 


नैलक्ॉय महल 


को बता रही हो। 'शैतानी शह र 
रि ने शहंशाह पाँ 
वहते हैं ... लेकिन अगर उन्हें पता चल गया .. i को खुद खत्म करना 
! “~ मुझे मालूम करना 


उसने दोबारा अपनी बहन की तरफ़ चेहरा घुमाया। 

'क्ैदियों को तहखाने में पहुँचवा दो मैं : 
र | पेव तक में सोचती हूँ कि क्या 

'बेला, यह मेरा घर है। तुम मेरे घर में आदेश मत दो -' 

'यह काम कर दो! तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम कितने बड़े 
हं” बेलाट्रिक्स चिल्लाई। वह डरी और पगलाई हुई दिख रही के 
छड़ी से आग की हल्की सी लहर निकली, जिससे गलीचे में छेद हो गया । 

नरर्सिसा ने एक पल झिझकने के बाद नरभेड़िए से कहा। 

'ग्रेबेक, क्रैदियों को नीचे तहखाने में ले जाओ।' 


'ठहरो,' बेलाट्रिक्स तीखी आवाज़ में बोली। 'सिवाय ... सिवाय 
बदज़ात लड़की के।' 
ग्रेबेक ने खुशी की हुंकार भरी। 
'नहीं!” रॉन चिल्लाया। “उसकी जगह मुझे रख लो!' 
बेलाट्रिक्स ने उसे चाँटा मारा, जिसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूँज 
गई | 
'अगर वह पूछताछ में मर जाती है, तो उसके बाद मैं तुम्हीं से 
पूछताछ करूँगी,' बेलाट्रिक्स ने कहा। 'मेरे लिए बदज़ात के बाद ख़ून के 
गद्दार ही आते हैं। ग्रेबेक, उन्हें नीचे ले जाओ और अच्छी तरह बॉधकर 
रखना। लेकिन उनके साथ और कुछ मत करना - कम से कम अभी।' 
बेलाट्रिक्स ने ग्रेबैक की छड़ी उसकी तरफ़ उछाल दी। फिर उसने 
भपने दुशालों के नीचे से चाँदी का एक छोटा सा चाळू निकाला। बेलाट्रिक्स 
ह्मइनी की रस्सियाँ काटकर उसे बाक़ी क्रैदियों से अलग कर दिया और 
अके वाल पकड़कर कमरे के बीच में ले गई, जबकि ग्रेवैक बाळी सभी 
दियो को दूसरे दरवाज़े के पार एक अँधेरे गलियारे में ले गया। ड 
४ सामने की ओर थी और अदृश्य शक्ति की तरह उन्हें eh 
'लगता है, लड़की से पूछताछ पूरी करने के बाद वह मुझे उस # 
गकर देगी ?' he लिया में आगे ले जाते हुए बाला मुझे 
स्वादिष्ट टुकड़े खाने को मिल जाएँगे, है ना, ललमुँहे बंदर 


की 


हैरी पॉटर 

446 क 
हैरी रान की 
सीढ़ियों से नीचे ले जाया 


कँपकँपी महसूस कर सकता था। उन लोगों + 
या जा रहा था। ed भी ४४ पीठ से पीठ यौ द 
- यह डर था कि किसी भी पल फिसलने पर ग टूट सकती है बे 
pe ण भारी दरवाज़ा था। ग्रेबेक ने अपनी छड़ी ठोंककर इसे बा 
इसके बाद वह उन्हें एक अँधेरे और सीलन भरे कमरे में छोड़कर हे 
गया। तहखाने के दरवाज़े के बंद होने की गूंज अभी ख़त्म भी नहीं जे 
कि उनके ठीक ऊपर से एक भयंकर लंबी चीख़ सुनाई दी। | 
'हमाइनी!' रॉन गरजा और बँधी हुई रस्सियों से आज़ाद होने $ 
लिए कसमसाने लगा, जिससे हैरी लड़खड़ा गया। 'हर्माइनी।' 
“चुप रहो!” हैरी ने कहा। 'चुप रहो, रॉन, हमें कोई तरीक़ा खोजना 
होगा -' 
'हर्माइनी! हर्माइनी।' 
'हमें योजना बनानी होगी। चिल्लाना बंद करो - हमें इन रस्सियों को 
खोलना होगा -' 
'हेरी?” अँधेरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। 'रॉन! 
क्या तुम लोग हो ?' ॒ 
रॉन ने चिल्लाना छोड़ दिया। उनके क़रीब कुछ हलचल हुई। फिर 
हैरी ने एक छाया को क़रीब आते देखा। 
'हैरी, रॉन ?” 
'लूना?' | 
हाँ, मैं ही हूँ! ओह नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम पकड़े हा 
लूना, क्या तुम इन रस्सियों को खोलने में हमारी मदद कर 
हो ?” हैरी ने कहा। ह 
'ओह हाँ मुझे लगता तो है है, जिसकी 
चीज़ों ... एक पुरानी कील है, नि 
Sn नों को तोड़ने के लिए करते हैं ... एक मिनट रुकी ““ 
चिल्लाने की se एक बार फिर चीखी। साथ ही बादरि 
क्योंकि उसी समय रों भी आई, हालाँकि वे उसके शब्द नहीं सुग I 
a रोन दोबारा चिल्लाने लगा, “हर्माइनी! | 


मि. | 
क्या आपके पास कील ?' हैरी ने लूना को कहते हुए सुना। 'मि. ओति 


? 


मुझे लगता है कि थह पानी के जग के पास थी ...' 


मैल्फ़ॉय 
= महल 


4 
कुछ ही पलों में वह लौट आई। हु 
उसने कहा, “तुम लोग स्थिर रहना।' 
वह गाँठों को खोलने के लिए रस्सी के सख्त रेशों पर कील चलाने 


ढी। उन्हें ऊपर से आती बेलाट्रिक्स की आवाज़ सुनाई दी। 
हल म तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूँ! तुम्हे तलवार कहाँ मिली ? 

'हमें यह पड़ी मिली थी - हमें यह पड़ी मिली थी - प्लीज़ 

र - प्लीज़!’ 

एक बार फिर चीखी। रॉन पहले से ज्यादा तेज़ी से कसमसाने न 
जंग लगी कील हैरी की कलाई पर गिर गई। 

'रॉन, प्लीज़, हिलो मत!” लूना फुसफुसाई। "मुझे अँधेरे में 
दिख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ -' ५0४ 

'मेरी जेब!” रॉन बोला। “मेरी जेब में एक बत्तीबंद यंत्र है और उसमें 
रोशनी भरी है!” 

कुछ पल बाद एक क्लिक हुई। बत्तीबंद यंत्र ने टेंट में लैंपों से जो 
्तियाँ चूसी थीं, वे छत की ओर उड़ने लगीं। चूँकि उन्हें अपना स्रोत नहीं 
मिल पाया, इसलिए वे छोटे सूरजों की तरह कमरे में ऊपर लटकी रहीं। 
तहखाने में रोशनी की बाढ़ आ गई। हैरी ने लूना को देखा, जिसके सफ़ेद 
पेहरे पर आँखें ही चमक रही थीं। इसके अलावा उसे छड़ियाँ बनाने वाले 
ऑलिवेन्डर की आकृति दिखी, जो एक कोने में फर्श पर स्थिर पड़ा हुआ 
था। हैरी ने गर्दन मोड़कर अपने साथी क्रैदियों को देखा : डीन था और 
्रिुक नामक पिशाच भी था, जो बेहोशी की कगार पर दिख रहा था 
भैर वाक़ी लोगों के साथ रस्सियों से बँधे होने के कारण अपने पैरों पर 
षड था। 
और 'ओह, इससे काम आसान हो गया। धन्यवाद, रॉन,' लूना बोली 

 दोवारा उनकी गठानें काटने लगी। 'हैलो, डीन!' 


ऊपर से बेलाट्रिक्स की आवाज़ आई। 


पुम झुठ बोल रही हो, गंदी बदज़ात, और मैं यह बात जानती हूँ! 


र की मेरी तिजोरी में घुसी थीं! सच्चाई बताओ, सच्चाई 


उक और भयंकर चीख़ सुनाई दी - 
हमाइनी!” 


t 


हैरी पॉटर 
448 
ने वहाँ से और क्‍या उठाया? तुमने और क्या उठाया? हर 


हि १ वरना मैं क़सम खाती हूँ, छुरा भोंक दूँगी” | 


“यह लो!' 

हेरी को रस्सियाँ गिरती महसूस हुई। अपनी कलाइयों को मले हू 
वह मुड़ा और उसने देखा कि रॉन तहख़ाने में भाग रहा था और नीची 8 
को देखते हुए कोई चोर दरवाज़ा खोज रहा था। घाव और खून से $ 
चेहरे वाले डीन ने लूना को 'धन्यवाद' दिया और कापता हुआ खड़ा हे 
गया। लेकिन ग्रिपहुक शराबी की तरह डगमगाकर तहख़ाने के फर्श पर 
लुढ़क गया। उसके साँवले चेहरे पर कई घाव नज़र आ रहे थे। 

रॉन अब बिना छड़ी के अंतर्ध्यांन होने की कोशिश कर रहा धा। 


'कोई रास्ता नहीं है, रॉन,' लूना ने उसकी बेकार कोशिशों को देखते 
हुए कहा। 'तहख़ाने से बच निकलने का कोई उपाय नहीं है। पहले मैंने भी 
कोशिश की थी। मि. ऑलिवैन्डर काफ़ी समय से यहाँ हैं। उन्होंने हर चीज़ 
आज़माकर देख ली है।' 

हर्माइनी दोबारा चीख रही थी। उसकी आवाज़ हैरी को शारीरिक 
दर्द की तरह बेध गई। अपने निशान की बुरी टीस के बावजूद वह तहख़ाने 
में भागा और दीवारों को टटोलने लगा, हालाँकि वह जानता था कि वह 
खामख्वाह कोशिश कर रहा है। 

'तुमने वहाँ से और क्या लिया? और क्या? मेरी बात का जवाब 
दो! पीडितो!” 

हमाइनी की चीखें ऊपर की मंज़िल की दीवारों से टकराकर गग 
रही थीं। रॉन सुबक रहा था और दीवार पर मुक्के मार रहा था। हैरी 
त्ताशा में अपनी गर्दन में लटका हैग्रिड का दिया पाउच निकाला और 
लगा। उसने डम्बलडोर की सुनहरी गेंद निकालकर हिलाई। एर 
के टूटे थी कि कुछ होगा - लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने मायापंछी की 6 
के ल लेकिन वे बेजान थे - आईने का टुकड़ा चमकता ह 

आईने . और उसे बहुत नीली चमक दिखी - 

a से उम्बलडोर की आँख उसे घूर रही थी। 
बोला। 'हम जो ६द करो!” वह पागलपन भरी हताशा में इससे चीख़ते | 

आँख मैल्फ़ॉय महल के तहख़ाने में हैं। हमारी मदद करो! 

अपकी और गायब हो गई। 


सच- 


23242: 
को यक्रीन भी नहीं था कि उसे , 
pa को इधर-उधर घुमाया, वि आख दिखी थी। उसने 
और छत के सिवाय कुछ नज़र नहीं आया। on की 
लनी पहले से ज़्यादा बुरी तरह चीख़ रही शी और हैरी हे जेल पर 
एज रहा था, “ हर्माइनी! हर्माइनी।' बगल में रॉन 

'तुम मेरी तिजोरी में घुसीं कैसे ?' 
मुना। क्या तहखाने वाले गंदे पिशाच ने i की थी हर चीख़ते 

'हम उससे आज रात को ही मिले हैं!” हर्माइनी 
तिजोरी के भीतर कभी नहीं गए ... यह तती तला है! बा 
अपली तलवार की नक़ल है, बस नक़ल है!' 

'नक़ल ?' बेलाट्रिक्स चीख़ी। “ओह, इस कहानी में ज़्यादा दम नहीं 
लगता है!” 

'लेकिन हम आसानी से इसका पता लगा सकते हैं!' लूसियस की 
आवाज़ आई। 'ड्रेको, पिशाच को ले आओ। वह हमें बता देगा कि तलवार 
असली है या नहीं!” _ 

हैरी तहखाने के पार भागा, जहाँ ग्रिपहुक फ़र्श पर पड़ा था। 

'ग्रिपहुक,' उसने पिशाच के नुकीले कान में फुसफुसाकर कहा, 'तुम्हे 
उन्हें वताना होगा कि यह तलवार नक़॒ली है। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए 
कि यही असली तलवार है, ग्रिपहुक, प्लीज़ -' 

उसे किसी के तहख़ाने की सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ सुनाई दी। 
अगले ही पल दरवाज़े के पीछे से ड्रेको की कापती आवाज़ सुनाई दी। 

'पीछे हट जाओ। दीवार से टिककर लाइन में खड़े हो जाओ। कोई 
"झड़ मत करना, वरना मैं तुम्हें मार दूँगा।' हक 

उन्होंने ऐसा ही किया। जब ताला खुला, तो रॉन ने बत्तीबंद यतर उ 
कषक कर दिया और रोशनी वापस उसकी जेब में पहुँच गई तथा तह 

भषेरा हो गया। दरवाज़ा खुला और मैल्फ़ॉय अंदर आया। उसकी छ; 


संकल्पवान उसने 
क थी और उसका पीला चेहरा संकल्पवान दिख रहा ह का 


449 


वाह पकड़ी और उसे घसीटता हुआ वापस चला ग ज़ोरदार 
वहो गया और उसी पल तखा भीतर कड़क की 
पुनाई दी। तीन गोले उसकी 


रॉन ने बत्तीबंद यंत्र को क्लिक किया। रोशनी के णी 


हैरी पॉठर 
कवच 
450 


जेब से निर्कलकर 
घरेलू जिन्त नजर 


'डॉ-[' हि उले 
हेरी ने रॉन की बाँड पर हाथ मारा, ताकि उसे चिल्लाने से हो 
गलती पर बुरी तरह पछता रहा था। ऊपर श्र 


रॉन खुद भी अपनी 
३५ छत के पार क़दमों की आहट हुई। ड्रेको ग्रिपहुक को बेलाट्रिक्स इ 


पास ले जा रहा था। हक 
डॉबी की बड़ी-बड़ी, टेनिस की गेंद के आकार की आँखें फैली थीं। 


वह पैरों से लेकर कान की नोक तक कॉप रहा था। वह अपने पुराने 
मालिक के घर में लौट आया था और साफ़ दिख रहा था कि वह दहशत मे 


था। 


में उड़ने लगे। रोशनी होते ही उन्हें डॉबी 
आया, जो उनके बीच अभी-अभी प्रकट हुआ ठ श 


'हेरी पॉटर,” वह चूँ-चूँ करती आवाज़ में बोला, 'डॉबी आपको 
बचाने आया है।' 

“लेकिन तुम्हें कैसे - ?' 

एक भयंकर चीख ने हैरी के शब्दों को दबा दिया : हर्माइनी को 
दोबारा यातना दी जा रही थी। वह मुद्दे की बात पर आ गया। 

“तुम इस तहखाने से अंतर्ध्यान होकर बाहर जा सकते हो?” उसने 
डॉबी से पूछा, जिसने कान फड़फड़ाकर सहमति में सिर हिलाया। 

“और तुम इंसानों को भी ले जा सकते हो ?' 

डॉबी ने दोबारा सिर हिलाया। 

“ठीक है। डॉबी, मैं चाहता हूँ कि तुम लूना, डीन और मि. ऑलिवैड' 
को ले जाओ - उन्हें ले जाओ 5 % 

'बिल और फ्लर के घर, रॉ ‘ बाहरी इलाके मं 
बने शेल कॉटन में? घर,' रॉन बोला। 'टिनवर्थ के बाह 

हे जिन्न ने तीसरी बार सिर हिलाया | 
कर सकते ह लौट आना,” हैरी ने कहा। 'क्या तुम पर 

« बिलकुल 
से मि. ऑलिवैन्डर र पाटर ?” छोटा जिन्न फुसफुसाकर बोला। वर के 
उनका हाथ अपने यः गया, जो बमुश्किल होश में दिख रहे थे! ऑर 

' फिर दूसरा हाथ लूना और 


हाय महते 
लेकिन उनमें से कोई नहीं हिला। 
बढाया, हैरी, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं!” लूना फुसफुसाई 
'हम तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते,” डीन बोला। | 
'तुम दोनों जाओ! हम तुमसे विल और फ्लर के घर पर मिलते हैं।” 
यह बोलते समय हैरी के निशान में पहले से यावा वढ र 
कुछ पल तक उसे ऑलिवैन्डर नहीं, बल्कि दसरा आदमी दिखा, जो 
उतना ही बूढ़ा और दुबला था, लेकिन व्यंग्य से हँस रहा था। [ 
'तो मुझे मार डालो, वोल्डेमॉर्ट! मैं मौत का स्वागत करता हैं! 
ररी मौत से तुम्हें अपनी मनचाही चीज़ नहीं मिलेगी ... ऐसी ala 
हूँ. जो तुम नहीं समझते हो ...' 
उसे वोल्डेमॉर्ट का गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन जब हर्माइनी दोबारा 
चीखी, तो वह इसे बंद करके तहख़ाने में अपनी वर्तमान की दहशत में लौट 
आया। 
'जाओ!' हैरी ने लूना और डीन से आग्रह करते हुए कहा। “जाओ! 
हम आते हैं, जाओ!' 
उन दोनों ने घरेलू जिन्न की फैली उँगलियाँ पकड़ लीं। खट्ट की 
तेज़ आवाज़ के साथ डॉबी, लूना, डीन और ऑलिवैन्डर अंतर्ध्यान हो गए। 
'यह कैसी आवाज़ थी ?' ऊपर से लूसियस मैल्फ़ॉय के चिल्लाने की 
आवाज़ आई। “तुमने सुनी तहख़ाने से यह कैसी आवाज़ आई थी ?' 
हैरी और रॉन ने एक-दूसरे को घूरा। 
ठ रेको - नहीं, नहीं, वर्मटेल को बुलाओ! उससे जाकर देखने को 
|’ 


खामोशी छा गई। हैरी 
वाली अन्य आवाज़ों 


45] 


ऊपर के कमरे में क़दमों की आहट हुई, फिर ? 
"नता था कि ड्रॉइंग रूम के लोग तहखाने से आने वा 
के लिए कान लगाए होंगे। कहा। उनके 

हमें उससे लड़ना होगा,” उसने रॉन से फुसडर 
"मे इसके अलावा कोई विकल्प था भी नहीं। कमरे मन 


चल जाएगा और 
श्च बह न क्रैदियों के गायब Be i वाना हैरी ने आगे कहा। 
अत्म हो जाएगा। “रोशनी म॑ उतरने की आवाज़ सुनी, तो 


भेवे उन्होंने सीढियाँ ने 
ह ३+ पाज़े के बाहर किसी के सीढ़ियाँ उ 
वाजे के एक तरफ़ खड़ा हो गया और रॉन दूसरी तरफ़ | 


हैरी पॉटर 
452 जाओ 
'पीछे खड़े रहना,” वर्मटेल की आवाज़ आई। “दरवाज़े से 
अंदर आ रहा हूँ।' 
रहो। खुल गया। पल भर के लिए वर्मटेल ख़ाली 
घूरता रहा, जिसमें हवा में लटकते तीन छोटे सूरजों की रोशनी भरी थे 
फिर हैरी और रॉन ने उस पर छलांग लगा दी। रॉन ने वर्मरेल की ® 
वाली बाँह पकड़कर ऊपर की तरफ़ मोड़ दी। हैरी ने उसके मुँह पर र 
रख दिया, ताकि उसकी आवाज़ दव जाए। वे बिना आवाज़ किए ई 
कर रहे थे। वर्मटेल की छड़ी से चिंगारियाँ निकल रही थीं। उसका चाई 
वाला हाथ हैरी के गले पर कस गया। 

'क्या है, वर्मटेल ?' लूसियस मैल्फ़ॉय ने ऊपर से कहा। 

'कुछ नहीं!” रॉन ने वर्मटेल की घरघराती आवाज़ की नक़ल करते 
हुए कहा। 'सब ठीक है!' 

हैरी मुश्किल से सास ले पा रहा था। 

'तुम मुझे मारोगे? हैरी ने उसकी धातु की उँगलियों को हटाने की 
कोशिश करते हुए रुँधे गले से कहा। “भूल गए, मैंने तुम्हारी जान बचाई 
थी? तुम पर मेरा एहसान है, वर्मटेल!” 

चाँदी की उँगलियों की पकड़ ढीली हो गई। हैरी को इसकी उम्मीद 

, नहीं थी : उसने हैरानी से अपनी गर्दन छुड़ा ली, हालाँकि उसने व्मटेल के 
मुंह से अपना हाथ नहीं हटाया। उसने देखा कि चूहे जैसे आदमी की छोटी, 
पानीदार आँखें डर और हैरानी से फैल गई थीं। अपने हाथ की क्षणिक 
दयालुता पर वह भी हैरी जितना ही सदमे में दिख रहा था। अब वह पहले 
से ज़्यादा ताक़त से जूझ रहा था, ताकि कमज़ोरी के उस पल की भरपाई 
कर सके। 

श र हम यह भी ले लेते हैं,” रॉन ने वर्मटेल के दूसरे हाथ से छी 
फुसफुसाकर कहा। 
मज य पति दात म कल 
की उँगलियाँ उसी के ग किसी दूसरी चीज़ पर पहुँच गईं। उसकी 
कल ले की तरफ़ निर्ममता से बढ़ रही थीं। 
कोशिश ee रुके बिना हैरी ने पेटिग्रू के हाथ को पीछे लौटा ब 
इसके रुकने का सवाल ही नहीं था। ने 


दुर छे 


मैलफॉय महल 
To 


453 

सेवक को चाँदी का जो हाथ दिया था, अब 
मै ^ = मालिक का दुश्मन बन गया था। परिप र अपने निहते 
उसका 


ला घोंठा जा रहा था। 

'नहीं!' 

रॉन ने वर्मटेल को छोड़ दिया। उसने और हैरी ने मिलकर वर्मटेल 

उंगलियों के 

ते से धातु की उँगलियों को खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा 
ह हुआ। पेटिग्रू का चेहरा नीला पड़ रहा था। 

'ृथ्चको/' रॉन ने अपनी छड़ी चाँदी के हाथ की तरफ़ तानते हुए 
कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पेटिग्रू लुढ़क गया और उसी पल ऊपर से 
ाईनी की भयंकर चीख सुनाई दी। वर्मटेल की आँखें नीले चेहरे पर ऊपर 
की तरफ़ हुई। उसका शरीर आख़िरी बार झटके से हिला और फिर स्थिर 
हो गया। 

हैरी और रॉन ने एक-दूसरे को देखा। फिर वर्मटेल की लाश को 
फर्श पर पड़ा छोड़कर उन्होंने सीढ़ियों पर दौड़ लगा दी। वे जल्दी ही ड्रॉइंग 
खम की ओर जाने वाले अँधेरे गलियारे में पहुँच गए। सावधानी से चलते 
हए वे ड्रॉइंग रूम के अधखुले दरवाज़े तक पहुँचे। अब उन्हें साफ़ दिख रहा 
पाकि ग्रिपहुक अपनी लंबी उँगलियों वाले हाथों में गरुडद्वार की तलवार 
धामे था और बेलाट्रिक्स उसे गौर से देख रही थी। हर्माइनी बेलाट्रिक्स के 
मो में लेटी थी। वह मुश्किल से हिल पा रही थी। 

'तो?' बेलाट्रिक्स ने ग्रिपहुक से पूछा। क्या यह असली तलवार 

? |] 


र हैरी ने साँस रोककर इंतज़ार किया और अपने निशान के दर्द से 

र्ष करने लगा। 

नहीं,” ग्रिपहुक ने कहा। “यह नक़ली है।' 

है? 'क्या तुम्हें यक्रीन है?” बेलाट्रिक्स ने हॉफते हुए कहा। पूरा यक़ीन 
ह, पिशाच ने कहा। 


वेलाट्रिक्स के चेहरे पर राहत का भाव आ 
णेव गायब हो गया। 


अच्छी बात है,” उसने कहा और अपनी छड़ी हल्के से लहराकर 


7 गया और उसका सारा 


हैरी पॉटर 
454 क 
पर एक और गहरा घाव कर दिया, जिससे 

arse पास गिर गया। बेलाट्रिक्स ने लात मारकर उसे पह 
और विजयी अंदाज़ में बोली, “अव हम शैतानी शहंशाह को बुलाते 

उसने अपनी आस्तीन पीछे की और अपनी उँगली से ता 
निशान को दबा दिया। 

तत्काल हैरी के निशान में जैसे विस्फोट हो गया। आँखों के साम 
का दृश्य बदल गया : वह वोल्डेमॉर्ट था और उसके सामने मौजूद कका 
जैसा पोपले मुँह वाला जादूगर उस पर हँस रहा था। उसे गुस्सा आ रहा थ 
कि उन्होंने उसे फिर बुलाया था - उसने उन्हें चेतावनी दे दी थी। उसने उ 
बता दिया था कि वे पॉटर से कम किसी चीज़ के लिए न बुलाएँ। अगर बे 
गलत हुए ... 

'तो मुझे मार डालो!” बुढ़े आदमी ने कहा। 'ठुम जीत नहीं पाओगे 
तुम जीत नहीं सकते! वह छड़ी कभी, कभी तुम्हारी नहीं हो पाएगी -' 

वोल्डेमॉर्ट का गुस्सा लावे की तरह बाहर निकला। जेल की कोठी 
में हरी रोशनी का विस्फोट हुआ और कमज़ोर बूढ़ा शरीर बिस्तर से उड़ा 
तथा बेजान होकर गिर पड़ा। वोल्डेमॉर्ट खिड़की के पास लौटा। उसका 
गुस्सा अब वेक्राबू था ... अगर उनके पास उसे बुलाने का अच्छा कारण 
नहीं हुआ, तो वह उन्हें इसका मज़ा चखाएगा ... 

“और मुझे लगता है,” बेलाट्रि्स की आवाज़ आई, 'हम वदा 
को मार डालते हैं। ग्रेवैक, अगर तुम उसे चाहो, तो ले लो।' 

' नहीं हींहीं हीं हीं हीं हीं हीं हीं हीं | 

रॉन ने ड्रॉइंग रूम में दौड़ लगा दी थी। बेलाट्रिक्स ने धूमर्क र 
और सदमे में आ गई। उसने अपनी छड़ी रॉन की तरफ़ तानी - 


'निरस्त्र भव!” रॉन ने वर्मटेल की छड़ी बेलाट्रिक्स पर तानते र 
कहा। बेलाट्रिक्स की छड़ी हवा में उड़ गई और हैरी ने उसे पकड़ लि 
३ के पीछे-पीछे कमरे में घुस गया था। लूसियस, नार्सिता, ड्र ff 
गया वैक मुड़े। हैरी चिल्लाया, “स्तब्धो!” लूसियस मैल्फ़ॉय क्रालीन ५ ड़ 
न! नि द ग्रेबेक की छड़ियों से रोशनी की सा 
हुआ एक सोफ़े के पीछे त ् id 


रुक जाओ, वरना इसकी जान चली जाएगी!' 


क 455 

हँफते इए हैरी ने सोफे के पीछे से झाका 
ई क्रो उठाए थी और उसका चाँदी का छोटा चाकू द षश सी 
हमईनी के ग पर 


र्ट था। छडियाँ फेंक 

'अपनी छड़ियाँ फेंक दो,' उसने फुसफुसाकर कहा . 
तता हम देखेंगे कि इसका ख़ून कितना गंदा है!” "शा उन्हें फक दो, 

रॉन सख्ती से खड़ा हुआ, हालाँकि वर्मरेल की छड़ी र 

सीधा हालाकि ` व भी उसके 
में थी। हैरी भी सीधा खड़ा हो गया, हालाँकि वह भी 
र वडे था। वेलाट्रिक्स की 
_ “मेने कहा, छड़ियाँ नीचे फेंक दो!' वह चीख़ी और उसने 
° चाकू की 
क हर्माइनी के गले पर गड़ा दी। हैरी को वहाँ खून की ूँदे नज़र आने 
तगीं। 

“ठीक है!” वह चिल्लाया और उसने बेलाट्रिक्स की छड़ी फर्श पर 
अपने पैरों के पास पटक दी। रॉन ने भी वर्मटेल की छड़ी के साथ ऐसा ही 
क्रिया। दोनों ने अपने हाथ कंधे तक ऊपर उठा दिए। 

'अच्छी वात है!” वह बोली। ड्रेको, उन्हें उठा लो! हैरी पॉटर, 
शेतानी शहंशाह आ रहे हैं! तुम्हारी मौत आ रही है!' 

हैरी यह वात जानता था। इसके दर्द के मारे उसका निशान फटा जा 
रहा था। वह महसूस कर सकता था कि वोल्डेमॉर्ट आसमान में उड़ता हुआ 
आ रहा है, एक काले और तूफ़ानी समुद्र के ऊपर। जल्दी ही वह इतने 
करीव आ जाएगा कि अंतर्ध्यांन होकर यहाँ आ सके। हैरी को बाहर 
निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। | 
` 'अब,' वेलाट्रिक्स ने धीरे से कहा, जब ड्रेको छड़ियाँ उठाकर जल्दी 
मैले गया। 'नासिसा, मुझे लगता है कि हमें इन वहादुर बच्चों को दोवारा 
बंध देना चाहिए। और इस बदज़ात लड़की को हम ग्रेवैक के हवाले कर देते 
 ग्रेवेक, मुझे यक्रीन है कि तुम्हें यह लड़की देने पर शैतानी शहंशाह 
"ज़ नहीं होंगे, क्योंकि आज रात तुमने बहुत अच्छा काम किया है। 


दी। 

आखिरी शब्द पर ऊपर से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई 
जेमी ने को कापते फिर तड़ाक की आवाज़ 
हे. ने काँच के फ़ानूस को काँपते इए हक चे थी। हमाइनी को 


गय यह नीचे गिरने लगा। बेलाट्रिक्स इसके 
कक्कर गा। वेलाट्रिक्स | 
जरो वेह चीख़ी और एक तरफ़ छलॉग लगा दी। फ़र्श पर काच र 
शा के टकराने से विस्फोट हुआ। टूटे फ़ानूस ४8 aa 
` परे गिरे, जो अब भी गरुड़द्धार की तलवार 7ः 


हैरी पॉटर 

456 ४७७७७ 
सभी दिशाओं में उड़ने लगे। ड्रेको दोहरा हो गया। उपक E 
उसके खून से सने चेहरे पर थे। 

जब रॉन हमाइनी को मलबे में से बाहर निकालने के लिए भागा, त 
हैरी ने अपना मौक़ा ताड़ा। उसने एक कुर्सी लॉघकर ड्रेको की पकड़ ते ती 
छडियाँ छुड़ा लीं और उन्हे ग्रेबैक की तरफ़ तानकर चिल्लाया : "लयो 
तीन गुने मंत्र के कारण नरभेड़िया उड़कर छत तक पहुँचा और धम पं 
ज़मीन पर गिर गया। 

नासिंसा ने ड्रेको को अपनी ओर खींचकर नुक़सान से वचाया। तब 
तक बेलाट्रिक्स खड़ी हो गई थी। उसके बाल उड़ रहे थे और वह चाँदी का 
चाकू लहरा रही थी। लेकिन नार्सिसा ने अपनी छड़ी दरवाज़े की तरफ़ कर 
ली थी। 

'डॉबी!' वह चीख़ी और यहाँ तक कि बेलाट्रिक्स भी बुत जैसी खड 
रह गई। 'तुम! फ़ानूस तुमने गिराया था -?' 

छोटा सा घरेलू जिन्न कमरे में आया। उसकी कापती उँगली उसकी 
पुरानी मालकिन की तरफ़ थी। 

“आप हैरी पॉटर को नुक़सान न पहुँचाएँ,' वह चीख़ा। 

'उसे मार डालो, नासिंसा!' बेलाट्रिक्स चीखी, लेकिन एक ज़ोरदार 
खट्ट के साथ नार्सिसा की छड़ी भी हवा में उड़कर कमरे की दूसरी तरफ़ 
पहुंच गई। 

“गंदे बंदर,” बेलाट्रिक्स गरजी। 'तुम्हारी यह जुर्रत कि तुम एक 
sn छड़ी ले लो? तुम्हारी यह जुर्रत कि तुम अपने मालिकों पर 


डॉबी का कोई मालिक नहीं है!” जिन्न चिल्लाया। 'डॉबी एर 
र भिन्न है और डॉबी हैरी पॉटर तथा उसके दोस्तों को बचाने आ 


हैरी का निशान अब दर्द के कारण उसे अंधा किए दे रहा था। उ 


लका सा एहसास था कि वोल्डेमॉर्ट के यहाँ पत 
कुछ ही सेकंड बचे i वोल्डेमॉर्ट के यहाँ तक आने में अब कुछ ही 


चिल्लाया। [ल ` और जाओ!” वह उसकी तरफ़ एक छड़ी क 
पिशाच को एक 'सने फ़ानूस के नीचे से ग्रिपहुक को खींचा 
कपे पर उठाकर, जिसने अब भी तलवार को क 


मैल्फ्ॉय महल 

डॉबी 457 
था, हैरी ने डॉबी का हाथ पकड़ा अत्यान 

ro पर घूम गया। र और अध्यन होने के लिए 

अँधेरे में पहुंचते समय उसे ड्रॉइंग रूम की आ़िरी झलक दिखी 

भ > Pr ते आकृतियाँ, रॉन के बालों की लाल 

और उड़ती चाली का झलक, जब बेलाट्रिक्स का चाकू कमरे के 

उस्त जगह तक आया, जहाँ से वे लोग अंतर्ध्यान हो रहे पार 


३; और फ्लर का मकान कॉटेज 
बिल और ! कान ... शेल कॉटेज ... बिल और फ्लर का 
वह अनजान जगह पर अंतर्ध्यान हो रहा था। वह बस 
क्ञ नाम दोहा सकता था और यह उम्मीद कर सकता था कि वह क 
के लिए इतना ही काफ़ी होगा। उसके माथे का दर्द उसे बुरी तरह सता रहा 
व और उस पर लदे पिशाच का वज़न उसे दवा रहा था। गरुडद्वार की 
ववार की धार उसकी पीठ में चुभ रही थी। तभी डॉबी का हाथ उसके 
ध में कॉपा। वह सोचने लगा कि क्या जिन्न उसे सही दिशा में खींचना 
चाहता है। उसने उँगलियाँ दबाकर यह बताने की कोशिश की कि उसे इससे 
कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता ... 

और फिर वे ठोस धरती पर पहुँच गए। नमकीन हवा की महक 
आने लगी। हैरी घुटनों के बल गिर गया। उसने डॉबी का हाथ छोड़ दिया 
और ग्रिपहुक को ज़मीन पर धीरे से लिटा दिया। 

'तुम ठीक हो ?” उसने ग्रिपहुक के हिलने पर पूछा, लेकिन जवाब में 
पिशाच कराहने लगा। 

हैरी ने अँधेरे में नज़र डाली। तारे भरे विशाल आसमान के नीचे 
छ दूरी पर एक मकान दिख रहा था और उसे इसके बाहर हलचल दिखी। 

डॉबी, क्या यही शेल कॉटेज है?” वह फुसफुसाया और उन छड़ियों 
गे पकड़ा, जो वह मैल्फ़ॉय परिवार के यहाँ से लाया था। ज़रूरत पड़ने हे 
है लड़ने के लिए तैयार था। 'क्या हम सही जगह पर आ गए हैं? डॉबी : 

वह मुड़ा। छोटा घरेलू जिन्न उससे कुछ फुट दूर खड़ा वा। 

हक आँखों में 
तरो ल जिन्न थोड़ा लहराया। उसकी यी, कोन नीचे 
षर” अतिविंब नज़र आ रहा था। एक ला ठते सीने से बाहर 

पाकू की चाँदी की मूठ देखी, जो जिन्न के : : 


हैरी पॉटर 
458 


निकली | हर _ नहीं - मदद करो!” हैरी मकान की तरफ़ ज़ोर १ 
चिल्लाया, जिसमें से लोग बाहर निकल रहे थे। “मदद करो! 

वह नहीं जानता था और उसे परवाह भी नहीं थी कि वे जादूगर ह 
या मगलू, दोस्त थे या दुश्मन। उसे तो बस इस बात की परवाह थी 
डॉबी के सीने पर एक गहरा निशान फैल रहा था और वह हैरी की तर 
याचना भरे अंदाज़ में अपनी दुबली बॉहें फैला रहा था। हैरी ने उसे पढ़ 
और ठंडी घास पर लिटा दिया। ढ 

'डॉबी, नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं -! 

घरेलू जिन्न की आँखें उस पर टिक गईं और उसके होंठ कुछ बोलने 
के लिए कॉपे। 

हैरी ... पॉटर ...' 

और फिर हल्की सी कँपकँपी के साथ घरेलू जिन्न बिलकुल स्थिर 
हो गया। उसकी आँखें अब काँच के गोलों से ज़्यादा कुछ नहीं थीं, जिन पर 
सितारों की रोशनी चमक रही थी, हालाँकि अब वे आँखें सितारों को देख 
नहीं सकती थीं। 


अध्याय चौबीस 


छड़ीसाज़ 


ऐता लग रहा था, जैसे वह दोबारा वही पुराना बुरा 
फर्क सिर्फ़ इतना था कि पहले वह हॉगवर्ट्स की सबसे की लगा बच 
इबलडोर के शरीर के पास घुटनों के बल बैठा था, जबकि इस बार घास 
पर पड़े छोटे से शरीर को घूर रहा था, जिसके सीने में बेलाट्रिक्स का चाँदी 
का चाकू धसा हुआ था। हैरी की आवाज़ अब भी कह रही थी, 'डॉबी ... 
हॉबी .. हालाँकि वह जानता था कि जिन्न अब वहाँ पहुँच चुका था, जहाँ 
से वह लौटकर नहीं आ सकता था। 

घरेलू जिन्न के ऊपर झुकने के एकाध मिनट बाद उसे एहसास हुआ 
कि आखिरकार वे सही जगह आ गए थे, क्योंकि बिल, फ्लर, डीन और 
बूना उसके आस-पास आ गए थे। 

'हर्माइनी ?? उसने अचानक पूछा। “हर्माइनी कहाँ है ?' 

'रॉन उसे भीतर ले गया है,' बिल ने कहा। वह बिलकुल .ठीक हो 
जाएगी।' 

हैरी ने डॉबी की तरफ़ देखा। उसने एक हाथ बढ़ाकर जिन्न के 
शीर से तेज़ धार वाला चाकू निकाल दिया। फिर उसने अपनी जैकेट 
उठाकर डॉबी पर कंबल की तरह डाल दी। 

पास ही कहीं चट्टान से टकराती समुद्री लहरों है आई करते हर 
थे। हैरी इसी की आवाज़ सुनता रहा, जबकि बाक़ी लोग बाते करत र 
और निर्णय लेते उसकी ज़रा भी रुचि नहीं थी। डीन घायल 

ते रहे, जिनमें उसको : पीछे अंदर गई। 

को मकान के भीतर ले गया। फ्लर तेज़ी से उनके रहा था 

भव बिल जिन्न को दफ़नाने का सुझाव दे रहा था। बिल क्या कह 


459 


हैरी पॉटर 


460 
जाने बिना ही हैरी सहमत हो गया और डॉबी के छोटे 
अगली उसका निशान दुखने और जलने लगा। उसके दिमाग हे 
हिस्से ने दृश्य को इस तरह देखा, जैसे किसी लंबे टेलीस्कोप के बा क्क 
से देख रहा हो। उसने देखा कि मैल्फ़ांय महल में वोल्डेमॉर्ट पीछे र 
लोगों को सज़ा दे रहा था। वह बहुत गुस्से में था, मगर डॉवी ककर 
कारण हैरी को यह ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। यह एक तरह से , २ 
तूफान था और विशाल शांत समुद्र के पार हैरी तक पहुँच रहा था । 
दुखद घटना के बाद हैरी ने पहली बार सोच-समझकर 
'मैं क़ब्र जादू से नहीं, हाथों से खोदना चाहता हूँ। तुम्हारे यहाँ कक ह 
कुछ समय बाद वह अकेला काम में जुट गया। बिल ने उसे हि 
के बीच बगीचे के सिरे पर एक जगह बता दी थी और वह वहीं पर पर इ 
खोद रहा था। वह जैसे आवेश में मेहनत का आनंद ले रहा था। उप्ते तो 
था कि उसने यह काम जादू से नहीं किया था, क्योंकि उसके पसीने की हर 
जिसने उनकी जात बचा थी जिन्न के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा व, 
उसका निशान जलने लगा, लेकिन वह दर्द का मालिक था। उसे दद॑ 
महसूस तो हुआ, लेकिन यह उस पर हावी नहीं हो पाया। उसने आखिरकार 
वोल्डेमॉर्ट के प्रति अपना दिमाग बंद और उस पर नियंत्रण मे 
सीख लिया था - वह चीज़ जो डम्बलडोर र उसे स्नेप ss 
- वह चीज़ जो डम्बलडोर : 
र जब हैरी सिरियस के कारण दुखी था, dl gh 
न था। उसी तरह आज भी उसके विचार हैरी पर हावी नहीं 
दुख वोल्डेमॉ को वह डॉबी के लिए दुखी हो रहा था। ऐसा लग रहा थाकि 
रूप से कहते कि न ह है ... हालाँकि, ज़ाहिर है, डम्बलडोर निश्चित 


वह को ठंडी ज़मीन को लगातार गहरा और गहरा खोदता गया। 
नज़रअंदाज़ अपने दुख को डुबाता रहा और अपने निशान के दर्द की 
लाव हा रहा। अँधेरे में उसकी साँसों और समुद्र की लहरों % 
घटनाएँ उस र कोई आवाज़ नहीं थी। मैल्फ़ॉय परिवार में 
गईं हु कीं अंधेरे 
उसे समझ की रोशनी ख गई वहाँ सुनी बातें याद कीं और अगे 
उसके हाथ एक लय में ८ दिवा 
क्रमबद्ध लय में काम कर रहे थे, जिससे उसके वि 
क | हि थे। मौत के तोहफ़े ... होकक्स ... मौत के तो ढ़ 
' उसके मन में अब उस भयंकर, 


छड़ीसाज़ 


nnn 


4 
आग नहीं धधक रही थी। दुख और 5 


की र डर 
हुल हुआ, जैसे किसी ने तमाचा मारकर a ad दिया था। 
हैरी कब्र के गड्ढे में उतरता गया। वह या हो। 


नट कहाँ ना ह जानता था कि 
कहाँ गया था और नर्मनगार्ड की ऊँची आज रात 
और क्यों मारा था ... सवसे ऊँची कोठरी में उसने 


उसने वर्मटेल के बारे में सोचा, जो दया के 
एक छोटे 

वजह से मारा गया था ... डम्बलडोर को यह पहले से (ल 
उन्हें और क्या-क्या पता था? ke 

हैरी को समय का भान नहीं रहा। वह तो सिर्फ़ इतना 
कि अँधेरा थोड़ा कम हो गया था, जब रॉन और डीन उकम य 

'हर्माइनी कैसी है?” 

'बेहतर है,” रॉन बोला। 'फ़्लर उसकी देखभाल कर रही है।' 

अगर वे लोग उससे पूछते कि उसने अपनी छड़ी से आदर्श कब्र 
तैयार क्यों नहीं की, तो उसके पास सटीक जवाब तैयार था, लेकिन उसे 
इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। वे उसके बनाए गड्ढे में अपने फावड़े लेकर कूद 
पड़े और ख़ामोशी में काम करते रहे, जब तक कि गड्ढा पर्याप्त गहरा नहीं 
हो गया। 

हैरी ने जिन्न को अच्छी तरह से अपनी जैकेट में लपेटा। रॉन ने 
कर के किनारे पर बैठकर अपने मोज़े उतारे और जिन्न के नंगे पैरों पर 
रख दिए। डीन ने ऊन का हैट उतारा, जिसे हैरी ने सावधानी से डॉबी के 
सिर पर रख दिया, जिससे उसके चमगादड़ जैसे कान छिप गए। 

'हमें उसकी आँखें बंद कर देना चाहिए।' 

हैरी ने और लोगों के आने की आवाज़ नहीं सुनी थी। बिल एक 
त्री चोगा पहने था। फ्लर एक सफ़ेद एप्रन में थी, जिसकी जेब ड से 
्िवर्धक काढ़े की बोतल झाँक रही थी। हर्माइनी फ्लर का रेसिंग गाउन 
ने धी। उसका चेहरा पीला था और वह लड़खड़ा रही थी। ल 
ह पर रॉन ने उसे सहारा दिया। लूना जो फ्लर का कोट पहने sa 
और उसने अपनी उँगलियाँ कोमलता से जिन्न की दोनों पल 

उन्हें काच जैसी पुतलियों के ऊपर सरक दिया। Fo 

वह धीरे से बोली, 'अब ऐसा लगता है, जैसे वह सो रहा है | कर 

आराम 
री ने जिन्न को कब्र में ऐसी मुद्रा में लिटाया, जैसे वह आर 


री 


हैरी पॉटर 
४७ निकलकर उस छोटे शरीर 
बाहर र्‌ 
रहा हो। Mg है अपने आँसू रोके, जब उसे को आ) 
बार देखा आई, जहाँ सुनहरी कुर्सियों की कई कारें थीं, जाट „ग 
अंत्येष्टि dame में बैठे थे, उम्बलडोर की उपलब्धियों का गुणगान 
र सफ़ेद संगमरमर की समाधि भव्य लग रही थी। उसे महसूस i 
के डॉबी भी उतनी ही शानदार अंत्येष्टि का हक़दार था, लेकिन इस कक 
वह झाड़ियों के बीच हाथ से खोदे गए गड्ढे में पड़ा था। है 
मुझे लगता है कि हमें कुछ कहना भी चाहिए, लूना ने कहा। 'सबसे 

पहले मैं बोलती हूँ, ठीक है ?' 

हर व्यक्ति उसे देखने लगा, जब उसने कब्र में लेटे मृत जिन्न को 
संबोधित किया। 

'डॉबी, मुझे उस तहख़ाने से बचाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। 
यह बहुत बड़ा अन्याय है कि तुम्हें मरना पड़ा, जबकि तुम इतने अच्छे और 
बहादुर थे। तुमने हमारे लिए जो किया है, वह मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे 
उम्मीद है कि तुम जहाँ भी रहोगे, खुश रहोगे।' 

वह मुडी और उसने उम्मीद के साथ रॉन की तरफ़ देखा, जिसने 
अपना गला साफ़ किया और भारी आवाज़ में बोला, 'हाँ ... धन्यवाद डॉबी।' 

'शुक्रिया,' डीन बुदबुदाया | 

हैरी ने थूक निगला। 

'अलविदा, डॉबी,' उसने कहा। उसके मुँह से इससे ज्यादा शब्द नहीं 
निकल पाए, लेकिन लूना ने उसकी भावनाएँ बयान कर दी थीं। बिल ने 
अपनी छड़ी लहराई, जिससे क़ब्र के पास पड़े मिट्टी के ढेर ने उड़कर लाश 
को अच्छी तरह ढँक दिया। वहाँ एक छोटा, लाल टीला बन गया। 


हैरी ने बाकी लोगों से कहा, “बुरा मत मानना, मैं थोड़ी देर यही 
रुकना चाहता हूँ!” 


उन्होंने कुछ शब्द बुदबुदाए, जिन्हें बह सुन नहीं पाया। सभी लोग 
उसकी पीठ थपथपाकर मकान के अ ए औ जिन्न की कई 
के पास अकेला रह गया | श स श 


कब तरफ़ हा : क्यारियाँ बड़े, सफ़ेद पत्थरों से बनी थीं, जी 
तकिए की ल गए थे। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया 
सिर रखा बा जल जगह के ऊपर रख दिया, जहाँ इस वक़्त डॉगी i 
उसने अपनी जेब में छड़ी टटोली। 


छड़ीसाज़ 
दो छड़ियाँ थीं। वह र Fo 
। वह भूल ही गया 
रा कि वे किसकी छड़ियाँ थीं। उसे तो लसा उसे अब याद नहीं आ 


स इतना 
ड = मी के हाथ से छुड़ाया था। उसने उनमें से ज्यादा he र कि उसने 
उसके हाथ में ज्यादा दोस्ताना लग रही थी। फिर उसने छड़ी र हर 


तर ताने दी। 
. द्वीरे-धीरे उसके निर्देशों के अनुसार पत्थर की 
सतह गहरे 
बनने लगे। वह जानता था कि हर्माइनी इस काम वो ज्यादा सकर 
३ और जल्दी कर सकती थी, लेकिन कब्र खोदने की तरह इस काम को भी 
दह खुद ही करना चाहता था। जब हैरी दोबारा खड़ा हुआ, तो पत्थर पर 


तिखा था: 
यहाँ पर स्वतंत्र घरेलू जिन्न डॉबी आराम कर रहा है। 


बह कुछ पल तक पत्थर पर लिखी इवारत को देखता रहा और फिर वहाँ 
में चल दिया। उसका निशान अब भी थोड़ा दुख रहा था और उसके मन में 
बहुत सी वातें भरी थीं, जो क्रव्र खोदते समय सूझी थीं। अँधेरे में कई 
विचारों ने आकार ले लिया था, जो मंत्रमुग्ध भी कर रहे थे और भयंकर भी 
लग रहे थे। 

जव वह छोटे हॉल में पहुँचा, तो उसने देखा कि बाक़ी लोग लिविंग 
झम में थे। सभी का ध्यान विल पर केंद्रित था, जो कुछ बोल रहा था। 
कमरा हल्के रंग का और सुंदर था, जिसकी अँगीठी में आग जल रही थी। 
हरी गलीचे पर कीचड़ नहीं टपकाना चाहता था, इसलिए दरवाज़े पर खड़े 
होकर सुनता रहा। 

' _ क्रिस्मत अच्छी है कि जिनी की छुट्टियाँ चल रही हैं। अगर वह 
टस में होती, तो हमारे उस तक पहुँचने से पहले ही वे उसे पकड़ लेते। 
भव हम जानते हैं कि वह भी सुरक्षित है।' 

उसने मुड़कर चारों तरफ़ देखा और हैरी को दरवाज़े पर खड़ा पाया। 

'मैं परिवार के सभी लोगों को घर से दूर पहुँचा रहा था, उसने 
भट किया । ‘उन्हें मुरियल के यहाँ पहुँचा दिया | प्राणभक्षी अव जान गए हैं 
के रॉन तुम्हारे साथ है, इसलिए वे परिवार को निशाना जेर a 
शी मत माँगो,' उसने हैरी के चेहरे के भाव देखकर छर के के 
पे भेर होना ही था। डैडी महीनों से कह रहे हैं, हमारा परिवार ख़ून 

' वेड गद्दार है।' 


हैरी पॉठर 
64 रत 
ह उन्हे सुरक्षित कैसे रखा जा रही है ?” हैरी ने पूछा। 
'रहस्य रक्षक सम्मोहन से। डैडी रहस्य रक्षक हैं। हमने इस 
भी रहस्य रक्षक सम्मोहन कर रखा है। यहाँ पर मैं रहस्य रक्षक हूँ। हो 
र भी ऑफ़िस नहीं जा सकता, लेकिन अब यह ज़्यादा मायने नह 
रखता है। ऑलिवैन्डर और ग्रिपहुक के ठीक होते ही उन्हें भी 
यहाँ पहुँचा देंगे। यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है, जबकि मुरियल के यहाँ हुन 
सारी जगह है। ग्रिपहुक के पैर ठीक हो रहे हैं। फ्लर ने उसे 
काढ़ा पिला दिया है। हम शायद उन्हें एकाध घंटे में वहाँ पहुँचा सकते है .. 
_ नहीं,” हैरी ने कहा और बिल हैरान दिखने लगा। “मुझे उन दोनों 
की यहाँ ज़रूरत है। मुझे उनसे बातचीत करनी है। यह महत्वपूर्ण है।' 
उसे अपनी आवाज़ में सत्ता और विश्वास का अंदाज़ सुनाई दिया | 
उसमें उद्देश्य का एहसास भी था, जो उसे डॉबी की कब्र खोदते समय 
महसूस हुआ था। सभी चेहरे मुड़कर उसकी तरफ़ हो गए थे और वे हैरान 
दिख रहे थे। 
'में हाथ-पैर धोकर आता हूँ,' हैरी ने बिल से कहा और अपने हाथों 
की तरफ़ देखा, जो अब भी कीचड़ और डॉबी के ख़ून से सने थे। 'फिर मैं 
सीधे उनसे बात करना चाहुँगा।' 


वह छोटे से किचन में गया, जिसकी खिड़की के नीचे बेसिन था। यहाँ 
से समुद्र दिख रहा था। आसमान में सुबह की लाली छा रही थी - गुलाबी 
और हल्की सुनहरी। हाथ धोते समय एक बार फिर विचारों का वही 
सिलसिला शुरू हो गया, जो अँधेरे बगीचे में चल रहा था ... 
डॉवी उन्हें यह कभी नहीं बता पाएगा कि उसे तहखाने में किसने 
भेजा था, लेकिन हैरी जानता था कि उसने क्या देखा था। आईने के दु 
म एक नीली आँख दिखी थी और फ़ौरन मदद मिल गई थी। मदद मंग 
वालों को हॉगवर्ट्स में मदद हमेशा मिलेगी। 
ठ हैरी ने अपने हाथ पोंछे । उसे खिड़की के बाहर के दृश्य की सुंदरता 
उसने सः." वठ लोगों की बुदबुदाहटों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा थ 
८ को देखा और महसूस किया कि इस सुबह वह रहस्य को 
शयादा क़रीब पहुँच गया था । रे 
वोल्डेमॉर्ट भी के es निशान टीस मारने लगा। हैरी जानता रवतत का 
नहीं हुआ। उसका सहज ४५... समझ गया, लेकिन फिर भी दे रही 
भाव उसे एक रास्ते पर चलने की सलाह 


छड़ीसाज़ 
दिमाग़ बिलकुल दल 465 
* पर। हैरी 


£ जो जैसे प्रार्थना में जुड़ी थीं। ऊपर से देख 
आपने रॉन को कबत्तीबंद यंत्र दिया था 

आपने उसे लौटने का रास्ता दिखा दिया ... । आप उसे समझते थे ... 
और आप वमटेल को भी समझते थे ... 

विल में कहीं पर थोड़ा सा पछतावा था ... जाप जानते थे कि उसके 


अगर आप उन्हें जानते थे ... तो आप मेरे बारे मे क्या जानते थे, 
क्या मेरे लिए यह है कि मुझे जानकारी तो हो, लेकिन मैं उसे खोजूँ 
वहीं? क्या आप जानते थे कि यह मेरे लिए कितना मुश्किल होगा? क्‍या 
उीलिए आपने इसे इतना मुश्किल बनाया है? ताकि मेरे पास यह समझने 
क्वा समय रहे ? 
हैरी बिलकुल स्थिर खड़ा रहा। उसकी आँखें चमक रही थीं। वह 
उस जगह को देखता रहा, जहाँ उगते हुए सूरज की चमकती सुनहरी 
क्रिनारी क्षितिज में ऊपर उठ रही थी। फिर उसने अपने साफ़ हाथों को 
देखा और पल भर के लिए उस कपड़े को देखकर हैरान रह गया, जिसे वह 
पकड़े था। इसे नीचे रखकर वह हॉल में लौट आया। उसी समय उसके 
निशान ने जमकर टीस मारी। उसके दिमाग में एक कौंध इतनी तेज़ी से 
आई, जैसे पानी पर ड्रैगनफ़्लाई का प्रतिबिंब आता है - एक इमारत की 
आकृति, जिसे वह बहुत अच्छी तरह पहचानता था। 
विल और फ्लर सीढ़ियों के नीचे खड़े थे। 
मझे ग्रिपहुक और ऑलिवैन्डर से बातचीत करनी है,” हैरी ने कहा। 
'नहीं,' फ्लर ने कहा। 'तुम्हें इंतज़ार करना होगा, हैरी। वे दोनों 
पीमार और थके हुए हैं -' वि 
'माफ़ करना,' उसने विना आवेश के कहा, “लेकिन pi में - 
किया जा सकता। मुझे इसी वक्त उनसे बातचीत करनी है। अ 
भैर अलग-अलग। यह बेहद ज़रूरी है।' फला 
'हेरी, आख़िर हो क्या रहा है?” विल ने पूछा। दुग 
+ आ हो। और 
| हए घरेलू जिन्न और आधे बेहोश पिशाच के Fi CR रॉन ने 
को देखकर ऐसा लगता है, जैसे उसे यातना 


हैरी पॉटर 


466 
भी बताने से साफ़ इंकार कर दिया -! 
नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं,' हैरी 
'हम तुम्हें यह नहीं बता सके गायापंछी में हो। ने सपार 
दर में कह दिया। 'विल, तुम तो मायापंछी के समूह में हो। तुम र 


हमारे लिए एक काम छोड़कर गए हैं और हमें इस 

न करने की इजाज़त नहीं है।' ह 

फ्लर ने अधीरता भरी आवाज़ निकाली, लेकिन बिल ने 
तरफ़ नहीं देखा। वह हैरी को घूर रहा था। उसके गहरे निशानों वाले चेहरे 
को पढ़ना मुश्किल था। आख़िरकार बिल बोला, “ठीक है। तुम पहले 
किससे बात करना चाहते हो?” 

हैरी झिझका। वह जानता था कि उसके इस निर्णय पर बहुत 
निर्भर था। अब बहुत कम समय बचा था : उसे इसी वक़्त यह फ़ैसला 
करना था : होरक्रक्स या मौत के तोहफ़े ? 

'ग्रिपहुक,' हैरी ने कहा। “मैं पहले ग्रिपहुक से बात करूँगा।' 

उसका दिल सरपट भाग रहा था, जैसे उसने दौड़ते-दौड़ते अभी-अभी 
एक बड़ी बाधा को पार किया हो। 

'तो फिर इधर चलो,' बिल ने आगे चलते हुए कहा। 

हैरी कई सीढ़ियाँ चढ़कर रुक गया और फिर उसने मुड़कर देखा। 

'तुम दोनों भी चलो,' उसने रॉन और हर्माइनी से कहा, जो सिटिंग 
रूम के दरवाज़े पर थोड़े छिपे खड़े थे। 

दोनों रोशनी में आगे आ गए और उनके चेहरे पर अजीब तरह के 
राहत के भाव नज़र आने लगे। 
या या कैसी ` ' हैरी ने हर्माइनी से पूछा। 'तुमने कमाल का hs 
सनी अची ho प बुरी तरह यातना दे रही थी, तब भी तुम 


हर्माइनी कमज़ोर अं ५ 
बाह दबाई। कमज़ोर अंदाज़ में मुस्कराई, जब रॉन ने एक बाँह से उसकी 


मे 


भइनी ने पूछा, “अब हम क्या करने जा रहे हैं, हैरी ?' 
तुम्हें अभी पता चल जाएगा। चलो।' 


हैरी, रॉन शी 
'हँच गए। वही लीन दल दिल के पीछे-वीछे सीढ़ियों चढ़कर उ 


छड़ीसाज़ 


467 


कि फ्लर 
। यहाँ से भी समुद्र का नज़ारा दिखता था के कमरे का दरवाज़ा 


से 
# पीठ फेरी और सीने पर हाथ बाँधकर इ पहचा, इस शानदार 


दृश्य तरफ़ में उठ इतज़ार करने लगा 
र निशान म ब री थी न ब्ग टेवल के पाल 


पर वैठ गया 

बिल छोटे पिशाच को उठाकर लाया, जिसे उसने धीरे से कल 
लिटा दिया। ग्रिपहुक ने बुदबुदाकर धन्यवाद दिया और विल दरवाज़ा i 
करके बाहर चला गया। 

'मुझे अफ़सोस है कि मैंने आपको आराम नहीं करने दिया,” 
कहा। 'आपके पैर कैसे हैं ?' रने दिया,' हैरी ने 

'काफ़ी दर्द है,' पिशाच ने जवाब दिया। “लेकिन सुधार हो रहा है।' 

वह अब भी गरुड़द्वार की तलवार को जकड़े हुए था और उसके 
बेहरे पर अजीव सा भाव था : आधी वगावत का, आधी दिलचस्पी का। 
हरी ने पिशाच की पीली चमड़ी, लंबी पतली उंगलियों और काली आँखों 
को देखा। फ्लर ने उसके जूते उतार दिए थे। उसके लंबे पैर गंदे थे। वह 
घरेलू जिन्न से थोड़ा वड़ा था, लेकिन ज़्यादा नहीं। उसका गुंबद जैसा सिर 
इंसान के सिर से बहुत वड़ा था। 

“आपको शायद याद नहीं होगा -' हैरी ने कहना शुरू किया। 

'- कि तुम्हारे पहली वार ग्रिनगॉट आने पर मैं ही तुम्हें तिजोरी 
तक ले गया था ?' ग्रिपहुक ने कहा। “मुझे याद है, हैरी पॉटर। पिशाचों में 
भी तुम बहुत मशहूर हो।' 

हेरी और पिशाच एक-दूसरे को देखते हुए तौलते रहे। हैरी का 
निशान अव भी दुख रहा था। वह ग्रिपहुक के साथ जल्दी से जल्दी बातचीत 
त्म करना चाहता था, लेकिन डर भी रहा था कि कहीं गलत क़दम न उठा 
से। जव वह यह सोच रहा था कि आग्रह करने का सबसे अच्छा तरीक़ा 
शैन सा होगा, तो पिशाच ने ख़ामोशी तोड़ी। हलक 

'तुमने घरेलू जिन्न को दफ़नाया, उसने कहा र र उसकी आवाज़ 
प्रत्याशित रूप से उलाहना देती हुई लग रही थी। ' मैंने पास वाले वेडरूम 

खिड़की से तुम्हें यह करते देखा था।' 

हों,' हैरी ने कहा। 


ग्रिपहुक ने अपनी तिरछी काली आँखों के कोनों से उसे देखा। 


हैरी पॉटर 
468 या 
'तुम बहुत असाधारण जादूगर हो, हैरी पॉटर।' 
“किस मायने में ?” हैरी ने पूछा और अनजाने में ही अपने निशान इ; 
मलने लगा। | 
'तुमने क़ब्र हाथों से खोदी।' 
4 तो 2? 
ग्रिपुक ने कोई जवाब नहीं दिया। हैरी को लगा कि वह मगल 
की तरह काम करने के लिए उस पर ताना मार रहा है, लेकिन इस बात २ 
उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि ग्रिपहुक डॉबी की क्र की प्रशंसा करता 
था या नहीं। उसने खुद को हमले के लिए तैयार किया। 
'ग्रिपहुक, मुझे यह पूछना है -' 
'तुमने एक पिशाच को भी बचाया।' 
'क्या ?' 
'तुम मुझे यहाँ लाए। मुझे बचाया।' 
'देखो, मुझे लगता है कि इस बात पर तुम्हें अफ़सोस तो नहीं 
होगा ?” हैरी ने थोड़ी अधीरता से कहा। 
'नहीं, हैरी पॉटर,' ग्रिपहक ने कहा और अपनी ठुड्डी की पतली, 
काली दाढ़ी पर एक ठँगली घुमाई, 'लेकिन तुम बहुत अजीब जादूगर हो।' 
“ठीक है,' हैरी ने कहा। 'देखो ग्रिपहुक, मुझे थोड़ी मदद की ज़रूरत 
है और तुम मेरी मदद कर सकते हो।' 
पिशाच ने उत्साह बढ़ाने वाली कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि हैर 
को त्योरियाँ चढ़ाकर इस तरह देखता रहा, जैसे उसने उस जैसा व्यक्ति 
पहले कभी नहीं देखा हो। 
मुझे ग्रिनगॉट की एक तिजोरी में घुसना है।' 
प Ce वात इतनी स्पष्टता से नहीं बोलना चाहता था, लेक" 
बे ये कह अचानक निकल गए, जब उसके बिजली जैसे डर 
| हका ही र उसे एक बार फिर हॉगवर्ट्स की आकृति p 
निवटना था। ह इढ़ता से बंद कर लिया। उसे पहले रिप 
पागल हो गया हो के हर्माइनी हैरी को इस तरह घूर रहे थे, जैसे 


हैरी -' में 
्माइनी ने कहा, लेकिन ग्रिपहुक ने उसकी बात बीच 


छड़ीसाज़ 
lo 469 
र्ट दी। 

'ग्रिनगॉट की एक तिजोरी में घुसना है?! 
ई से थोड़ा कराहा, जब उसने पलंग पर अपने 
बह असंभव है।' 

“नहीं, यह असंभव नहीं है,” रॉन ने विरोध 
रह पहले भी हो चुका है।' उसकी बात का विरोध किया। 

'हाँ,' हैरी ने कहा। 'उसी दिन, जब मैं 
्रिपहुक। मेरे जन्मदिन पर, सात साल पहले। ह हल तरश 

“वह तिजोरी ख़ाली थी,” पिशाच ने कहा। हैरी समझ गया कि 
हालाँकि ग्रिपहुक ग्रिनगॉट छोड़ आया था, लेकिन वह इसकी सुरक्षा तोड़े 
जाने के विचार से बुरा मान गया था। “उसकी सुरक्षा बड़ी मामूली थी।' 

'देखो, हम जिस तिजोरी में घुसना चाहते हैं, वह ख़ाली नहीं है। मुझे 
लगता है कि उसकी सुरक्षा काफ़ी तगड़ी होगी,” हैरी ने कहा। 'लेस्ट्रें 
परिवार की तिजोरी।' 

उसने हर्माइनी और रॉन को हैरानी से एक-दूसरे से नज़रें मिलाते 
देखा, लेकिन ग्रिपहुक के जवाब देने के बाद उन्हें समझाने के लिए काफ़ी 
वक्त रहेगा। 

'कोई संभावना नहीं है,” ग्रिपहुक ने सपाट अंदाज़ में कहा। “ज़रा सी 
भी संभावना नहीं है। “अगर आप खोज रहे हों हमारे फर्श के नीचे वह 
खज़ाना, जो आपका नहीं है -” 

' “वो चोर महाशय, आपको चेतावनी दे वी गई है, रहना सावधान - 
हैं, में जानता हूँ, मुझे याद है,” हैरी ने कहा। “लेकिन मैं अपने फ़ायदे के 
लिए किसी का खज़ाना लूटने नहीं जा रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए 
कुछ लेने नहीं जा रहा हूँ। क्या तुम्हें इस वात पर यकीन है ? 

पिशाच ने कनखियों से हैरी को देखा और हैरी के माथे का Ft 
३ वार फिर दुखा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज़ कर दिया और इसक द 

' आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। 
'अगर कोई ऐसा जादूगर है, जिसके बारे में हट ४६ कम 
भक्तिगत लाभ नहीं चाहता है,” ग्रिपहुक ने आखिरकार : के आदी 
हे, हैरी पॉटर और जिन्न उस सुरक्षा बा सा नहीं 
नही । पिशाच और घरेलू है। छड़ी-वाहकों से नहीं।' 
' जो तुमने आज रात उनके प्रति दिखाया दै। "= 


पिशाच बुदबुदाया और 
शरीर का कोण बदला | 


हैरी पॉटर 
470 न भ 

'हडी-बाहक,” हैरी ने दोहराया। यह वाक्यांश उसे बहुत अभीः 

ड का निशान दुखा। वोल्डेमॉर्ट के विचार उत्तर दिशा में खो 
लगा, जब उसका लेटे ऑलिवैन्डर से सवाल हक 
थे और हैरी अगले कमरे में एने के किए 
छटपटा रहा था। 

“छड़ी रखने का अधिकार,” पिशाच धीरे से बोला, 'इस मामले म 
जादूगरों और पिशाचों के बीच लंबे समय से विवाद रहा है।' 

'देखो, पिशाच छड़ियों के बिना भी जादू कर सकते हैं, रॉन बोलन 

'इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता है! जादूगर अन्य जादुई प्राणियों को ट्य 
के रहस्य नहीं बताते हैं। वे हमें अपनी शक्तियाँ नहीं बढ़ाने देते हैं!" | 

'देखो, पिशाच भी तो अपने जादू के बारे में किसी को नहीं बताते 
हैं,' रॉन ने कहा। “आप लोग हमें यह नहीं सिखाते हैं कि आप किस तरीक 
से तलवार और हथियार बनाते हैं। पिशाच धातु को इस तरह ढाल सकते 
हैं, जो जादूगर कभी नहीं कर सकते -' 

'इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है,' हैरी ने ग्रिपहुक के गुस्से से लाल 
होते चेहरे को देखते हुए कहा। “यह जादूगर बनाम पिशाच या किसी दूसरे 
जादुई प्राणी के बारे में नहीं है -' 

पिशाच कुटिलता से हँसा। 

'लेकिन यह इसी, इसी बारे में हे! शैतानी शहंशाह के ज़्यादा 
शक्तिशाली बनने पर तुम्हारी जाति मेरी जाति से ज्यादा ऊपर हो जाती 
है। जादूगर प्रिनगॉट पर शासन करने लगते हैं, घरेलू जिन्नों का कत 
किया जाता है और कौन सा छड़ी-वाहक इस बात का विरोध करता है? 

हम करते हैं!” हर्माइनी ने कहा। वह तनकर बैठ गई थी और 
उसकी आँखें चमक रही थीं। 'हम इसका विरोध करते हैं! ग्रिपहुक, मुझे भी 

आ या जिन्न जितना ही सताया जा रहा है! मैं बदज़ात हूँ' 
he ee sie मुझे ६ 
न बोलूं ?” हर्माइनी ने कहा। 'बदज़ात हैं तो हूँ, और 
बात पर गर्व है! इस नए शासन में मेरी स्थिति तावा अच्छी नहीं है, 
मैल्फ़ॉय महल में छुन; था! 
उन्होंने यातना देने के लिए मुझे ही चुना 


यह 
सरकाया। क उसने अपने ड्रेसिंग गाउन का गला एक ते 
रहा था। चाकू का पतला घाव उसके गले पर लाल 


छड़ीसाज़ 
जानते हो कि हैरी ने i 
'क्या तुम जा ही डॉबी 
दिती ने पूछा। क्या तुम जानते हो कि हम र Fe था?! 
करवाना चाहते हैं?” (रॉन हर्माइनी की कुर्सी के को आज़ाद 
करवा “तम-जानते-हो-कौन हत्थे पर परेशानी से 
इ्मत्ताया।) तुम जान न की हार जितनी हम चाहते हैं 
नहीं चाह सकते, ग्रिपहक!' ' उतनी 
पिशाच ने हर्माइनी को भी हैरी जितनी ही जिज्ञासा से देखा। 

तुम लेस्ट्रें परिवार की तिजोरी में से क्या निकालना चाहते हो ?' 
उसने अचानक पूछा। उसके भीतर जो तलवार है, वह नक़ली है। असली 
तलवार यह है।' उसने उनकी तरफ़ बारी-बारी से देखा। 'मुझे लगता है कि 

यह बात पहले से ही जानते हो। तुमने मुझसे वहाँ इस बारे में झूठ 
बोलने को कहा था।' 

'लेकिन नक़ली तलवार के अलावा भी उस तिजोरी में कई चीज़ें 
होंगी, है ना?” हैरी ने पूछा। 'शायद तुमने वहाँ रखी दूसरी चीज़ें देखी 
होंगी?” 

उसका दिल पहले से ज्यादा तेज़ी से धड़कने लगा। उसने अपने 
निशान के दर्द को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश दुगुनी कर दी। 

पिशाच ने एक बार फिर अपनी दाढ़ी में चारों ओर उंगली घुमाई । 

'प्रिनगॉंट के रहस्यों को उजागर करना हमारी आचरण संहिता के 
ब्विलाफ़ है। हम वेशक्रीमती खज़ाने के संरक्षक हैं। हमारी हिफ़ाज़त में रखे 
मानों के प्रति हमारा कर्तव्य है, जो अक्सर हमारे बनाए होते हैं।' 

पिशाच ने तलवार को थपथपाया। फिर उसकी काली आँखें हैरी, 
मानी और रॉन की ओर मुडीं। 

Fe आख़िरकार वह बोला, 'इतने छोटे होकर इतने सारे लोगों से लड़ 
, 

दना 'तुम हमारी मदद करोगे ?' हैरी ig 
ना अंदर घुसने की कोई संभावना नही हैं। 

भाशा हो | . 

| 'मैं ... इस बारे में सोचूगा,'परिपहुक ने पागल करने 


हर्माईनी ने उसकी 


ने कहा। 'किसी पिशाच की मदद 
तुम ही हमारी इकलौती 


ने वाले अंदाज़ में 
केहो 


भिण -” रॉन गुस्से से कहने लगा, परंतु 
पर कोहनी मारी। 


हैरी पॉटर 
472 ह 

-न्यवाद,' हैरी ने कहा। 

पिशाच ने अपना बड़ा, गुंबद जैसा सिर हिलाया और फिर अपन 
छोटे पैर हिलाए। 

फिर वह बिल और फ्लर के पलंग पर अच्छी तरह से बैठते 
बोला, “मुझे लगता है कि अस्थिवर्धक काढ़े ने अपना काम पूरा कर दिया 
है। अब मुझे नींद आ रही है। माफ़ करना ...' 

'हाँ, ज़ाहिर है,' हैरी ने कहा, लेकिन कमरे से निकलने से पहले 
उसने झुककर पिशाच के पास से गरुड़द्वार की तलवार उठा ली। 
ने प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन हैरी को लगा कि दरवाज़ा बंद करते समय 
उसे पिशाच की आँखों में द्वेष की झलक दिखी थी। 

'सिरफिरा कहीं का,' रॉन फुसफुसाया। 'हमें अधर में लटकाकर 
मज़े ले रहा है।' 

“हैरी,” हर्माइनी फुसफुसाकर बोली और उन दोनों को दरवाज़े से 
खींचकर अँधेरी सीढ़ियों के ऊपरी मुहाने पर ले गई, “क्या तुम वही कह रहे 
थे, जो मैं सोच रही हूँ? क्या तुम्हें यह लगता है कि लेस्ट्रज की तिजोरी में 
होरक्रक्स रखा है ?' 

'हाँ,' हैरी ने कहा। 'हमारे तिजोरी में घुसने की बात सोचकर ही 
बेलाट्रि्स दहशत में आ गई थी। वह पगला गई थी। क्यों? उसने क्या 
सोचा था कि हमने वहाँ क्या देखा होगा या कौन सी दूसरी चीज़ उठाई 
होगी ? किस चीज़ के बारे में वह दहशत में थी कि तुम-जानते-हो-कोन की 
उसका पता न लग जाए।' 

„ लेकिन मुझे लगता था कि हम उन जगहों की तलाश कर रहे थे, 
किया Poa रहा था या जहाँ उसने कोई महत्वपूर्ण ग 

,' रॉन हुए 
दंपति की तिजोरी nnn दिखते हुए कहा। 'क्या वह 
नहीं,” Rs कर मर कि वह कभी ग्रिनगॉट के अंदर गया भी 
दाक ने EF कम उम्र में उसके पास सोना रहा ही नहीं होगा, 
तर गली गया होगा छोड़कर नहीं गया था। वैसे जब वह ee 
' तो उसने बैंक को बाहर से ज़रूर देखा 


निशान फड़कने लगा, लेकिन उसने इसे ba और 


का 
ग्रिनगॉंट चाहता था कि ऑलिवैन्डर 
हर्माइनी के बारे में हे से बात करने से पहले 


छड़ीसाज़ 


'मैं सोचता हूँ कि उसे हर उस व्यक्ति से 
[ट की तिजोरी की चाबी होगी। मुझे है कि ने इसे 
दुनिया में शामिल होने का असली प्रतीक माना होगा । और हि 
“भो, उसे वेलाट्रिक्स और उसके पति पर भरोसा था। उसके तवा 
वे उसके सबसे वफ़ादार सेवक थे और उसके गायब होने के बाद 
ही उसकी तलाश की थी। वह जिस रात को वापस लौटा था, उसने 
ह खुद कहा था। मैंने अपने कानों से सुना था।' [ 
हैरी ने अपना निशान मला। 


'वैसे मुझे नहीं लगता कि उसने बेलाट्रिक्स को बताया होगा कि यह 
हक्रक्स है। उसने लूसियस मैल्फ़ॉय को डायरी की सच्चाई कभी नहीं 
बताई थी। उसने शायद बेलाट्रिक्स को यह बताया होगा कि यह एक 
देशक्रीमती वस्तु है और उसे इसे अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखना होगा। 
ह्रिड ने मुझे बताया था कि ग्रिनगॉट किसी चीज़ को छिपाने के लिए 
दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह है ... हॉगवर्ट्स को छोड़कर।' 

हैरी की बात पूरी होने पर रॉन ने अपना सिर हिलाया। 

'तुम सचमुच उसे समझते हो।' 

'कुछ हिस्से,” हैरी ने कहा। “कुछ हिस्से ... काश मैं डम्बलडोर को भी 
टः ही समझ पाता। लेकिन देखते हैं। चलो - अब ऑलिवैन्डर से बात 
करते हैं।' 

रॉन और हर्माइनी हैरान लेकिन प्रभावित दिख रहे थे, जब वे उसके 
पी्े-पीछे विल और फ्लर के कमरे के सामने वाले कमरे का दरवाज़ा 
बटखटाने लगे। भीतर से “अंदर आ जाओ" की कमज़ोर आवाज़ आई। 


ऑलिवैन्डर डवल बेड पर खिड़की से दूर वाले पलंग पर लेटा था। 


पह एक साल से ज्यादा समय तक तहख़ाने में बंद रहा था। हैरी जानता था 
` दुबला हो गया था 


भौर उसके चेहरे की हडिडयाँ पीली चमड़ी में काफ़ी उभरी दिख रही थीं। 


अकी बड़ी-बड़ी सफ़ेद आँखें कोटरों में धंस गई 
त कंकाल के भी हो सकते थे। हैरी ख़ाली पलंग पर chase 
po गया। यहाँ से उगता हुआ सूरज नहीं दिख रही 
हाल ही में खुदी क़ब्र के सामने था। RR 
'मि. ऑलिवैन्डर, आपको तकलीफ़ देने के लिए ५02३0 
हैरी ने कहा। । 


473 


र्त 


हैरी पॉटर 
474 ३9 


च्यारे लडके,' ऑलिवैन्डर ने धीमी आवाज़ में कहा। ' 
लोगों किक बचाई है | मुझे तो लग रहा जिदन कि हम उसी जगह [ र 
जाएँगे। मैं तुम्हें जितना भी धन्यवाद दूँ ... जितना भी हूँ ... कम है, ' 

'हमें ऐसा करके खुशी हुई।' 

का निशान फड़कने लगा। वह जानता था, उसे पूरा 
कि अब चट को उसकी मंज़िल तक पहुँचने से रोकने का न 
बचा था। इतना भी समय नहीं बचा था कि उसे रोकने की कोशिश भी ष 
जा सके। उसे दहशत का एहसास हुआ ... बहरहाल, उसने यह फ़ैसला त 
कर लिया था, जब उसने पहले ग्रिपहुक से बात करने का विकल्प चुना था | 
उसने ऊपर से शांत रहने का नाटक किया, हालाँकि भीतर से वह ज़रा भी 
शांत नहीं था। फिर उसने अपने गले में लटके पाउच में से अपनी टूटी हड 
के दो आधे हिस्से बाहर निकाले। [ 

“मि. ऑलिवैन्डर, मुझे कुछ मदद चाहिए।' 

'कुछ भी। कुछ भी,' छड़ीसाज़ ने कमज़ोरी से कहा। 

'क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? कया यह संभव है?' 

ऑलिवैन्डर ने अपना कापता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और हैरी ने 
दो मुश्किल से जुड़े आधे हिस्सों को उसकी हथेली पर रख दिया। 

'हॉली और फीनिक्स का पंख,' ऑलिवैन्डर ने कापती आवाज़ में 
कहा। “ग्यारह इंच। अच्छी और लचीली।' 

हा,” हैरी ने कहा। 'क्या आप - ?! 

'नहीं,' ऑलिवैन्डर ने फुसफुसाकर कहा। 'मुझे अफ़सोस है, बहुत 
अफ़सोस है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिस छड़ी को इतना ज़्यादा 
उक्रसान हुआ हो, उसे किसी तरीक़े से नहीं जोड़ा जा सकता।' 

हैरी यह सुनने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी उसे झव 
चगा। उसने छड़ी के दोनों आधे हिस्से वापस लेकर अपने गले में लढ 
es लिए। ऑलिवैन्डर उस जगह को घूरता रहा, जहाँ दू त 
ख | उसकी नज़रें वहाँ से तभी हरीं, जब हैरी ने अपनी जेब 

" " वाहर निकालीं, जिन्हें वह मैल्फ़ॉय महल से लाया था। 

Bo पहचान सकते हैं ?' हैरी ने पूछा। करी 

रखकर उंगलियों ie छड़ी ली और उसे अपनी धुंधली आँखों क॑ 
च घुमाया और हल्के से हिलाया। 


छड़ीसाज़ 
~ 


'अखरोट की लकड़ी और ड्रैगन के दिल का के 
जन तेरह इंच। बिलकुल सख्त। यह बेलाट्रिक्स शा, उसने कहा। 
र “और यह वाली ?' ट्रे की छड़ी थी।' 

ऑलिवैन्डर ने पिछली छड़ी की तरह ही इसकी भी जाच की। 

हॉधोर्न लकड़ी और यूनिकॉर्न का वाल। ठीक दस इंच 
तचकदार । यह ड्रेको मैल्फ़ॉय की छड़ी थी।' इच। पर्याप्त 

'धी ?” हैरी ने दोहराया। 'क्या यह अब भी उसकी नहीं है?” 

'शायद नहीं। अगर तुमने उससे छीन ली है -' 

“मैंने छीन ली है -' 

'- तो फिर यह तुम्हारी हो सकती है। ज़ाहिर है, लेने के तरीके से 
फर्क पडता है। छड़ी पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। बहरहाल, सामान्य 
तौर पर अगर छड़ी जीती जाती है, तो इसकी वफ़ादारी बदल जाती है।' 

कमरे में ख़ामोशी छा गई। सिर्फ़ दूर से समुद्र की लहरों की आवाज़ें 
आ रही थीं। 

“आप छड़ियों के वारे में ऐसे बात कर रहे हैं, जैसे उनमें भावनाएँ 
होती हों,' हैरी ने कहा, 'जैसे वे खुद सोच सकती हों।' 

'छड़ी ही जादूगर को चुनती है,” ऑलिवैन्डर ने कहा। 'छड़ीशास्त्र का 
अध्ययन करने वाला हर व्यक्ति यह बात जानता है।' 

'कोई व्यक्ति उस छड़ी का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसने उसे 
नहीं चुना हो ?' हैरी ने पूछा। 

'ओह हाँ, अगर आप जादूगर हैं, तो आप किसी भी साधन से 
अपने जादू का प्रयोग कर सकते हैं। वहरहाल, सवसे अच्छे परिणाम तभी 

हैं, जब जादूगर और छड़ी के वीच प्रवल सामजत्व होता है। र 
पंवंध जटिल होता है। शुरुआती आकर्षण और फिर अनुभव की है 
वोज ज़रूरी है। छड़ी जादूगर से सीखती है, जादूगर छड़ी से सीखता है। 
समुद्र आगे-पीछे हिलोरें मारता रहा। इसकी आवाज़ दुख भरी लग 
| 


475 


रही थी 


'मैंने यह छड़ी डेको मैल्फ़ॉय से छीनी थी,” हैरी ने कहा। क्या मैं 


भिका इस्तेमाल कर सकता हूँ?! 
'मुझे ऐसा ही लगता है। छड़ी के मालिकानी 


| 


लिकाना हक़ के नियम बहुत 


हैरी पॉटर 

476 हा 
ह लेकिन जीती गई छड़ी आम तौर पर नए मालिक की छा 
स्वीकारं कर लेती है [ ह 

'तो मुझे इस वाली का इस्तेमाल करना चाहिए ?' रॉन ने अप 
जेब से वर्मटेल की छड़ी निकालकर ऑलिवैन्डर को थमाते हुए कहा। 

“चेस्टनट और ड्रैगन के दिल का रेशा। सवा नौ इंच। भगुर इ 
छड़ी मुझसे दबाव में बनवाई गई थी। इसे मैंने अपने अपहरण के कुछ सम 
बाद पीटर पेटिगरू के लिए बनाया था। हाँ, अगर तुमने इसे जीता है, तो इ 
बात की ज्यादा संभावना है कि किसी अपरिचित छड़ी के बजाय यह तुम्हारे 
आदेश का ज़्यादा अच्छी तरह पालन करेगी।' 

'और यह सभी छड़ियों के बारे में सही है, है ना ?” हैरी ने पृषठा। 

'मुझे ऐसा ही लगता है,' ऑलिवैन्डर ने जवाब दिया, उसकी बाहर 
निकलती आँखें हैरी के चेहरे पर जम गई थीं। “तुम बड़े गहरे सवाल पूछते 
हो, मि. पॉटर। छड़ीशास्त्र जादू की एक जटिल और रहस्यमयी शाखा है।' 

'तो किसी छड़ी का सच्चा मालिक बनने के लिए पुराने मालिक को 
जान से मारना ज़रूरी नहीं है ?” हैरी ने पूछा। 

ऑलिवैन्डर ने थूक गुटका। 

ज़रूरी ? नहीं, क़तई ज़रूरी नहीं है।' 

'वैसे कुछ किवदंतियाँ हैं,” हैरी ने कहा और तभी उसके माथे के 
निशान का दर्द बढ़ गया और उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसे 
यक्रीन था कि वोल्डेमॉर्ट ने अपने विचार पर काम करने का फैसला कर 
लिया है। 'एक छड़ी - या कई छड़ियों - के बारे में किंवदंतियाँ हैं, जो हता 
के माध्यम से एक से दूसरे हाथ में पहुँच रही है।' 

ह आ का चेहरा पीला हो गया। बर्फ़ से सफ़ेद तकिए कम 
दिख रहा रे आँखें और 
बाहर निकली पड़ a कक बड़ी-बड़ी आँखें लाल थीं और डर 

मुझे लगता है, सिर्फ़ एक ही छड़ी ?' उसने फुसफुसाकर कही। 

'और तुम-जानते-हो-कौन की इ है ना?” हैरी 
पूछा। इसमें दिलचस्पी है, है ना 


मैं - कैसे ?' ऑलिवैन्डर न रष 
हर्माइनी ऑलिवैन्डर ने कहा और मदद के लिए रग 
की तरफ़ देखा। पुम यह बात कैसे जानते हो ?' 


उसने आपसे यह बताने को कहा था कि हमारी छड़ियों के बी i 


छड़ीसाज़ 
OT 477 
ध की कैसे पार किया जा सकता है,' हैरी ने कहा। 


ऑलिवैन्डर आतंकित नज़र आने लगा। 


तुम्हें समझना चाहिए, उसने मुझे यातना 
द्या hr - मेरे पास उसे बताने के in hs शाप 
इसलिए मैंने उसे बता दिया, जो मैं जानता था, जो मेरा अनुमान था!” था, 

'मैं समझ सकता हूँ,' हैरी ने कहा। 'आपने उसे जुड़वां मूल वस्तु के 
बारे में बता दिया ? आपने उसे किसी दूसरे जादूगर की छड़ी उधार लेने की 
सलाह दी थी ? 

ऑलिवैन्डर इस बात पर दहशत में नज़र आने लगा कि हैरी 
कुछ जानता था। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। क 

'लेकिन उससे काम नहीं बना,' हैरी ने आगे कहा। 'उसके बाद भी 
मेरी छड़ी ने उधार की छड़ी को हरा दिया। क्या आप जानते हैं कि ऐसा 
क्यों हुआ ?' 

ऑलिवैन्डर ने अपना सिर इंकार में भी उतनी ही धीरे हिलाया, 
जितनी धीरे उसने थोड़ी देर पहले हाँ में हिलाया था। 

'मैंने ... कभी ऐसी चीज़ नहीं सुनी। तुम्हारी छड़ी ने उस रात एक 
अनूठा काम किया था। जुड़वा मूल वस्तुओं का संबंध अविश्वसनीय रूप से 
दुर्लभ होता है। वहरहाल, मैं यह नहीं जानता कि तुम्हारी छड़ी ने उधार की 
छडी क्यों तोड़ दी ...' 

“हम दूसरी छड़ी के वारे में बात कर रहे हैं - उस छड़ी के बारे में, जो 
हत्या के माध्यम से भावी मालिक तक पहुँचती है। जब तुम-जानते-हो-कौन 
को यह एहसास हो गया कि मेरी छड़ी ने कोई अजीव काम कर दिया है, तो 
उसने लौटकर आपसे उसी छड़ी के वारे में पूछा था, है ना? 

'तुम्हें यह बात कैसे पता है ?' 

हैरी ने जवाव नहीं दिया। र 

'हॉ, उसने पूछा था,' ऑलिवैन्डर ने फुसफुसाकर के 
नै के वारे में मुझसे हर बात जानना चाहता था, जिसे मौत pa 
शित की छड़ी या अजेय छड़ी जैसे अलग-अलग नामों से पुकारा र 

हैरी ने कनखियों से ह्माइनी को देखा, जो बोखलाई hehe में 
जब 'शैतानी शहंशाह,' ऑलिवैन्डर ने सहमे dubs’ लकड़ी और 

' मेरी बनाई छड़ी से हमेशा खुश थे 7 सवी [ 


हैरी पॉटर 


478 

पापडी का पे साढ़े तेरह इंच लंबी - जब तक कि उन्हे जुड 
ants बारे में पता नहीं चला। अब वे ज़्यादा ताकतवर के 
गन हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारी छड़ी को जीतने का इई 
एकमात्र तरीक़ा है।' 


' अगर उसे अब तक पता नहीं चला है, तो जल्दी ही 
(ता चल जाएगा कि मेरी छड़ी टूट चुकी है, हैरी ने धीरे से कहा। 

“नहीं!” हमाइनी ने भयभीत दिखते हुए कहा। “उसे पता नहीं पइ 
सकता, हैरी, उसे कैसे - ?' 

'पूर्वमंत्र,' हैरी ने कहा। 'हर्माइनी, हम तुम्हारी छड़ी और ब्लैकथॉन 
छड़ी मैल्फ़ॉय महल में ही छोड़ आए हैं। अगर वे छड़ियों की ठीक से जाँच 
करेंगे और उनके द्वारा पूर्व में किए गए मंत्रों को देखेंगे, तो उन्हें दिह 
जाएगा कि तुम्हारी छड़ी ने मेरी छड़ी को तोड़ दिया है। वे देख लेंगे कि 
तुमने मेरी छड़ी सुधारने की कोशिश की थी और उसमें कामयाब नहीं हुई 
थीं। उन्हें यह एहसास भी होगा कि उसके बाद से मैं ब्लैकथॉर्न छड़ी का 
इस्तेमाल कर रहा हूँ।' 

यहाँ आने के बाद हर्माइनी के चेहरे की जो थोड़ी-बहुत रंगत 
लौटकर आई थी, वह भी तत्काल चली गई। रॉन ने हैरी को झिड़कने वाले 
अंदाज़ में देखा और कहा, 'इस वक्‍त उसके बारे में चिंता करने की कोई 
ज़रूरत नहीं है -” 

लेकिन मि. आँलिवैन्डर ने बीच में दखल दिया। 

'शैतानी शहंशाह अजेय छड़ी को सिर्फ़ तुम्हारे विनाश के लिए नही 
चाहते हैं, मि. पॉटर। वे इसके मालिक बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, 
क्योंकि उन्हें यक्रीन है कि इससे वे अजेय बन जाएँगे ।' 

'क्या ऐसा होगा ?' 


'अजेय छड़ी के मालिक को हमेशा हमले का डर होता है,” ऑलिवैन्डर 


ने कहा, 'लेकिन मेरे हिसाव से शैतानी शहंशाह के पास मौत की छड़ी होने 
का विचार ... भयंकर है।' 


कि चा पद वा आया कि पहली मुलाक़ात में वह तय न 
! कि उसे कितना पसंद आया था। 


होने से दे क़ैद भोगने के बाद भी शैतानी शहंशाह के पास ईस का 
जितनी नफ़रत हो रही थी, उतना ही सम्मोहन भी ही रहें 


छड्टीसाज़ 

Gs 479 
,आप - आप सचमुच सोचते हैं कि यह 
तवै ? हर्माइनी ने पूछा। छड़ी इस दुनिया में है, मि. 


'ओह हाँ,” ऑलिवैन्डर ने कहा। 'हाँ, इतिहास 

आसानी से खोजा जा सकता है। ज़ाहिर है वीच र इस छड़ी के सफ़र 
त नबे अ रहे हे जले ' नेचि मे कई अंतराल रहे हैं 

काफ़ी लंबे अंतराल रहे हैं, जब यह नज़रों से खो गई, कुछ 
लए गुम गई या छिप गई, लेकिन यह हमेशा वापस लौट आती AR 
हात के कुछ निश्चित लक्षण हैं, जिन्हें छड़ीशास्त्र में निपुण लोग पहचान 
तेते हैं। कुछ गूड लिखित वर्णन भी हैं, जिनका अध्ययन में और अन्य 
हीसाज़ काफ़ी ध्यान से करते हैं। उनमें वास्तविकता का पुट है।' 

'तो आपको - आपको यह नहीं लगता कि यह परीकथा या मिथक 
३?' हर्माइनी ने उम्मीद से पूछा। 

“नहीं,” ऑलिवैन्डर ने कहा। “मैं नहीं जानता कि इसका हत्या द्वारा 
ूसरे हाथ में पहुँचना ज़रूरी है या नहीं। बहरहाल, इसका इतिहास 
बुन-ख़रावे वाला है, लेकिन ऐसा इस कारण भी हो सकता है, क्योंकि यह 
इतनी मूल्यवान वस्तु है कि हर व्यक्ति इसका मालिक वनना चाहता है और 
हर जादूगर के मन में इसे पाने की बहुत प्रवल इच्छा जाग जाती है। बेहद 
मशक्त और गलत हाथों में खतरनाक यह छड़ी छड़ीशास्त्र के हम सभी 
्यार्थियों के लिए अद्भुत वस्तु रही है।' 

'मि. ऑलिवेन्डर,' हैरी ने कहा, “आपने तुम-जानते-हो-कौन को 
वता दिया कि ग्रेगरोविच के पास अजेय छड़ी है, है ना?” 

ऑलिवैन्डर का चेहरा पहले से ज्यादा पीला हो गया। वह भुतहा 
दिख रहा था, जव उसने थूक गुटका। 

'लेकिन कैसे - तुम्हें कैसे - ?” 
` 'इसकी परवाह न करें कि मुझे यह वात कैसे मालूम है,' हैरी ने है 
गर अपनी आँखें पल भर के लिए बंद कर लीं, जव उसका 83०0 े 
भर कुछ पल के लिए उसे हॉग्समीड की मुख्य सड़क की झलक आधे किक 
` भी अंधेरा था, क्‍योंकि यह उत्तर दिशा में बहुत दूर a ® ?’ 
#-जानते-हो-कौन को वता दिया कि ग्रेगरोविच के पास छ बी । क 

'ऐसी एक अफ़वाह थी,” ऑलिवैन्डर ने 
अफवाह छ ~ ` | मेरा मानना 
कि फॅली थी, बरसों पहले, तुम्हारे पैदा होने से भी पहले 


सकते उसके 
चे; ५ रोविच ने इसे खुद फैलाया था। तुम देख ४ phe कर 
के लिए कितना अच्छा था : वह अजेय छड़ी के गुणों का 


हैरी पॉटर 
480 I 
था और उसकी नक़ल कर रहा था!' 
हाँ, मैं देख सकता हूँ,” हैरी ने कहा। वह खड़ा हो गया। 
ऑलिवैन्डर, आखिरी बात, इसके बाद हम हे आपको आराम करने गध 
आप मौत के तोहफ़ों के बारे में क्या जानते हैं? | 
'क्या ?' छड़ीसाज़ ने पूरी तरह चकराते हुए पूछा। 
'मौत के तोहफ़े।' 
'मुझे नहीं पता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। क्या सकचा 
छट़ियों से कोई लेना-देना है ?' 
हैरी ने धसे हुए चेहरे में देखा और उसे यक्रीन हो गया ह 
ऑलिवैन्डर नाटक नहीं कर रहा था। वह मौत के तोहफ़ों के बारे में समृ 
कुछ नहीं जानता था। 
'शुक्रिया,' हैरी ने कहा। “बहुत-बहुत शुक्रिया। अब हम जाते है 
ताकि आप आराम कर सके।' 
ऑलिवैन्डर बहुत सदमे में दिख रहा था। 
उसने कराहते हुए कहा, 'वे मुझे यातना दे रहे थे! पीड़ीकृत शाप... 
तुम्हें तो इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा ...' 
'मुझे अंदाज़ा है,” हैरी ने कहा। 'सचमुच है। अब आप आराम करं। | 
मुझे यह सब बताने के लिए धन्यवाद।' 
वह रॉन और हर्माइनी के पहले सीढ़ियाँ उतर गया। हैरी को किचन 
की टेबल पर बैठे बिल, फ़्लर, लूना और डीन की झलक दिखी, जिनके 
सामने चाय के कप रखे थे। उन सभी ने हैरी को देखा, जब वह दरवाज़े प 
नज़र आया, लेकिन वह उनकी तरफ़ सिर हिलाकर बगीचे में चला गया। 
रोन और हर्माइनी उसके पीछे-पीछे थे। हैरी के सिर का दर्द तेज़ ही र 
त जब वह मिट्टी के उस लाल चबूतरे के पास पहुँचा, जिसके नीपे 
उ उसे वोल्डेमॉर्ट की छवियों को बाहर रखने में बहुत हा 
$ रही थी, जो उस पर हावी होना चाहती थीं। लेकिन वह जी 


र्क उसे सिर्फ़ कुछ समय तक विरोध करना है। वह बहुत 


या लह ताकि उसे यह पता चल जाए कि उसका अंदाज़ा ही 
करनी थी। पहले उसे बस रॉन और हर्माइनी के सामने 


रहा थ 


जी समय पहले ग्रेगरोविच के पास अजेय छड़ी थी, उने 


छड़ीसाज़ 
Sn 


जानते-हो-कौन को 
i ह चला कि बह सब सकी के ग्रेगरोविच को 
षै ने उसे चुरा लिया था। मुझे यह तो नहीं मालूम a है; 
न यह कैसे पता चला कि यह ग्रेगरोविच के पास थी - लेकिन अगर 
मूर्ख था कि अफ़वाह उसी | 

ल नही होगा।' ने फैलाई थी, तो यह र 
[ 5 | हलक हे पर था। हैरी देख सकता था कि 
बेल्डेमॉर्ट वहा खड र के हल्के-हल्के उजाले को भी देख 
रकता था। 

ग्रि्डेलवाल्ड अजेय छड़ी की मदद से शक्तिशाली बन गया। वह 
शक्ति के शिखर पर पहुँच गया। डम्बलडोर जानते थे कि सिर्फ़ बही उसे 
क सकते हैं, इसलिए उन्होंने ग्रिन्डेलवाल्ड से दवद्वयुद्ध करके उसे हरा दिया 
और उससे अजेय छड़ी ले ली।' 

'इम्बलडोर के पास अजेय छड़ी थी!' रॉन ने कहा। 'लेकिन तब तो - 
दह इस वकत कहाँ है ?' 

'हॉगवर्ट्स में,” हैरी ने कहा और रॉन तथा हर्माइनी के साथ बगीचे 
में बने रहने के लिए जूझा। 

'लेकिन तब तो हमें वहीं चलना चाहिए!' रॉन ने तेज़ी से कहा। 
ही, चलो चलते हैं और उसे ले लेते हैं, इससे पहले कि वह उसे हथिया ले!” 

'अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है,' हैरी ने कहा। वह खुद को 
ऐक नहीं पाया, लेकिन उसने अपना सिर पकड़ा और प्रतिरोध करने की 

की। 'वह जानता है कि छड़ी कहाँ है। वह इस वकत वहीं है।' 

'हेरी!' रॉन ने आवेश में कहा। "तुम्हें यह बात कब से मालूम है - 
ने वक्त क्यों बर्बाद किया ? तुमने ग्रिपहुक से पहले बात क्यों की ? हम 
ग सकते थे - हमारे पास उस वक्त समय था -' क 
मी 'नहीं,' हेरी ने कहा और घास पर घुटनों के बल बैठ गया। 
भए सही कहा था। डम्बलडोर नहीं चाहते थे कि वह sr 
| व नहीं चाहते थे कि मैं इसका मालिक बनूँ। वे चाह 

को खोजूँ |! 
अजेय छड़ी, हैरी!” रॉन बुदबुदाया। 
गेरा काम उसे खोजना नहीं था . 


48] 


` मेरा काम तो होरक्रक्सों को 


हैरी पॉटर 

482 र 
स a हर चीज़ ठंडी और अँधेरी हो गई। सूरज अभी 
ने दिखा ही था, जब वह स्नेप के साथ मैदान से झील की ओर के 

"मैं कुछ देर बाद तुमसे महल में मिलता हूँ,” उसने अपनी ड . र 
आवाज़ में कहा। 'इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो।' जी, ब 

स्नेप ने सिर झुकाया और वापस चला गया। उसका 
उसके पीछे लहरा रहा था। हैरी धीरे-धीरे चला और स्नेप य 
गायब होने का इंतज़ार करता रहा। वह कहाँ जा रहा है, यह स्नेप को 
नहीं चलना चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। महल कष 
खिड़कियों में कोई रोशनी नहीं थी और वह ख़ुद को छिपा सकता था . 
एक ही पल में उसने ख़ुद पर विभ्रम सम्मोहन कर लिया, जिससे वह खुद की 
नज़रों से भी ओझल हो गया। 

वह झील के किनारे-किनारे प्यारे महल की आकृति को देखते हुए 
चलने लगा - उसका पहला साम्राज्य, उसका जन्मसिद्ध अधिकार ... 

और यह वहाँ थी, झील के पास। अंधेरे पानी में इसका प्रतिवि 
दिख रहा था। सफ़ेद संगमरमर की समाधि, जो परिचित माहौल में बदनुमा 
दाग जैसी लग रही था। उसे एक बार फिर नियंत्रित उल्लास और विनाश | 
के उत्साहपूर्ण उद्देश्य का एहसास हुआ। उसने अपनी सदाबहार लकड़ी की 
छड़ी उठाई : कितना उचित था कि यह इसका आखिरी महान काम होगा। 

समाधि ऊपर से नीचे तक खुल गई। कफ़न वाली आकृति हमेश 
जितनी ही लंबी और दुबली थी। 


कफ़न खुल गया। चेहरा थोड़ा चमकदार, पीला, धंसा हुआ थी, 
लेकिन विलकुल सलामत था। लोगों ने उनकी टूटी नाक पर चश्मा भी छोड़ 
पा वोल्डेमॉर्ट को यह देखकर मज़ा आ गया। डम्बलडोर के हाथ 
पर वेधे थे और यह वहाँ पड़ी थी, हाथों के नीचे, उनके साथ दफ़न। 


भ्या उस मूर्ख बुड्ढे ने यह कल्पना की थी कि संगमरमर की 
ee छड़ी को सुरक्षित रख लेगी? क्या उन्होंने सोचा था कि i 
ह उनकी समाधि को तोड़ने की जुर्रत नहीं करेगा ? मकड़ी जैस रह 
झुका कह इसने डम्बलडोर की पकड़ से छड़ी खींच ली। ऐसा बे री 
चिंगारियों की बौछार हुई, जो इसके पिछले 


लाश पर 
करने के एह जब यह छड़ी आखिरकार अपने नए मालिर्क 


[र थी। 


अध्याय पत्ती 
शेल कॉटेज 


बिल और फ़्लर का घर चट्टानों से भरे इलाक़े में अकेला बना था। यहाँ से 
मुद्र दिखता था। घर की सफ़ेद दीवारों पर शंख लगे थे। यह वीरान और 
ुंदर जगह थी। हैरी छोटे घर या इसके बगीचे में जहाँ भी रहता था, उसे 
समुद्र की लहरों की आवाज़ें लगातार सुनाई देती थीं, जैसे कोई विशालकाय 
जानवर नींद में साँस ले रहा हो। अगले कुछ दिनों तक वह ज़्यादातर समय 
भीड़ भरे घर से बाहर रहने के बहाने बनाता रहा। वह चट्टान पर बैठकर 
खुले आसमान और चौड़े समुद्र को देखता था तथा अपने चेहरे पर ठंडी, 
नमकीन हवा को महसूस करता था। 

वोल्डेमॉर्ट से पहले छड़ी पर क़ब्ज़ा न करने के निर्णय की गंभीरता 
हैरी को अब भी सता रही थी। उसे याद नहीं था कि उसने पहले कभी कोई 
काम नहीं करने का निर्णय लिया हो। उसके मन में बहुत सी शंकाएँ थीं 
और जव भी वह रॉन के साथ होता था, रॉन उन शंकाओं को हवा देता 
रहता था! 

'कहीं डम्बलडोर यह तो नहीं चाहते थे कि हम प्रतीक को समझकर 
छड़ी हासिल कर लें ?” “कहीं उस प्रतीक को समझने का मतलब यह तो नहीं 
था कि तुम मौत के तोहफ़ों को पाने के “हक़दार” हो?” 'हैरी, अगर वह 
र अजेय छड़ी है, तो हम तुम-जानते-हो-कौन को कैसे ख़त्म कर 

? : 


हैरी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। कई बार वह 

षता था कि वोल्डेमॉर्ट को समाधि तोड़ने से रोकने की कोशिश न स 

रसर पागलपन था। वह इस बात का भी कोई संतोषजनक spa 
कि उसने ऐसा न करने का फैसला क्यों किया था। ज 


483 


हेरी पॉटर 
el अली 


484 
के पीछे के तर्क खोजने की कोशिश की, तो इे के 


मन ही मंन इस निर्णय 


बहुत लचर लगे। 
के अजीब बात यह थी कि हर्माइनी के समर्थन से भी वह उतनी हे 
का करता था, जितनी कि रॉन की शंकाओं से। हलादे 
दुविधा महस तो मान लिया था कि अजेय छड़ी असली है, लि 


हर्माइनी ने मजबूरन यह दका 
वह इसे बुरी चीज़ मानती थी। इसके अलावा उसका यह भी कहना धा 


वोल्डेमॉर्ट ने बड़े ही घिनौने तरीक से इसे हासिल किया था, जिस पर विचचार 
करने का सवाल ही नहीं था। 

“तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते थे, हैरी,” वह बार-बार यह कहती 
ध्ी। 'तुम इम्बलडोर की समाधि कभी नहीं तोड़ सकते थे।' 

लेकिन इम्बलडोर की लाश के विचार से हैरी को उतना इर नहीं 
लग रहा था, जितना कि इस संभावना से कि कहीं उसने डम्बलडोर के 
इरादों को गलत तो नहीं समझ लिया था। उसे महसूस हुआ, जैसे वह अब 
भी अँधेरे में भटक रहा हो। उसने अपना रास्ता चुन लिया था, लेकिन वह 
बार-बार पीछे मुड़कर देखता रहा और सोचता रहा कि कहीं उसने 
दिशानिर्देशों को गलत तो नहीं पढ़ लिया था तथा कहीं उसे दूसरे रास्ते पर 
तो नहीं जाना चाहिए था। समय-समय पर उसे डम्बलडोर पर उतना ही 
तेज़ गुस्सा आया, जितनी तेज़ी से लहरें घर के नीचे की चट्टानों से टकरा 
रही थीं। वह इस बात पर नाराज़ था कि डम्बलडोर ने मरने से पहले कुछ 
भी स्पष्ट क्यों नहीं किया था। 

जब उन्हें वहाँ रहते हुए तीन दिन हो गए, तो रॉन बोला, 'क्या वे 
सचमुच मर चुके हैं?' रॉन और हर्माइनी जिस वक्त हैरी के पास आए थे, 
उस वक्त हैरी उस दीवार को घूर रहा था, जो बगीचे को चट्टान से अलग 
करती थी। हैरी को उनका आना अच्छा नहीं लगा। वह उनकी बहस में 
शामिल नहीं होना चाहता था। 

हों, यह सच है, रॉन, प्लीज़, इसे दोबारा शुरू मत करो! 


तथ्य को देखो, हर्माइनी,, रॉन ने हैरी की ओर देखते हुए कहा जो 
को देखो, डे हुए कहा, 

लगातार आसमान को धूर रहा था। ' र्‌ वह आब, 
जिसे हैरी ने आईने में देखा था -' । 'सफ़ेद हिरणी। तलवार। वह 


“हैरी 
हैरी?” री स्वीकार करता है कि यह उसका वहम भी हो सकता है! है नी' 


हो हे 
पकता है, हैरी ने उसकी तरफ़ देखे बिना कहा। 


शेल कोटेज 
४७ 485 


"लेकिन तुम्हें लगता नहीं है 
लेकिन कि यह तुम्हारा वहम है, है ना?' रान ने 
पूछा | नहीं 
ल नहीं, मुझे नहीं लगता,' हैरी ने कहा। 
'देखा!' रॉन ने हर्माइनी के कुछ कहने के 
या “अगर वे डम्बलडोर नहीं थे, तो बताओ, अबी की प oo 
के हम कोटरी में हैं, हर्माइनी ?' लूम चला 
में नहीं बता सकती - लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि अगर 
ठबलडोर हॉगवर्ट्स की समाधि में थे, तो वे उसे हमारे पास कैसे भेज सकते 
धे?” 

'मुझे नहीं पता, हो सकता है यह उनका भूत हो!' 

'इम्बलडोर भूत के रूप में वापस नहीं लौटेंगे,” हैरी ने कहा। अब 
हैरी को उम्बलडोर के बारे में बहुत कम चीज़ों पर भरोसा रह गया था, 
लेकिन इस बात पर उसे पूरा भरोसा था। “वे आगे चले गए होंगे।” 

'“आगे” से तुम्हारा क्या मतलब है?” रॉन ने पूछा, लेकिन इससे 
पहले कि हैरी कोई जवाब दे पाता, पीछे से एक आवाज़ आई, 'हैरी?' 

फ्लर आ रही थी। उसके चाँदी जैसे रंग के लंबे बाल सुबह की हवा 
में लहरा रहे थे। 

'हैरी, ग्रिपहुक तुमसे कुछ बात करना चाहता है। वह सबसे छोटे 
ेइफरम में है। उसका कहना है कि वह नहीं चाहता कि कोई उसकी बात सुन 
पाए।' 

यह स्पष्ट था कि फ्लर को पिशाच की यह बात पसंद नहीं आई थी 
र वह उसे लोगों को बुलाने भेजे। घर लौटते समय वह चिड़चिड़ी दिख 
रह थी। 

जैसा फ्लर ने कहा था, ग्रिपहुक घर के तीन बेडरूमों में से [र 

र बाले बेडरूम में उनका इंतज़ार कर रहा था, जिसमें cre i 
भर लूना सोती थीं। चमकते, बादल भरे आसमान के साम ह 
जगे थे, जिससे कमरा आग जैसा चमक रहा था। यह कमरा बात 

' रोशन घर से अलग दिख रहा था। 

मैने फैसला कर लिया है, हैरी पॉटर,' 
` पर पैर बाँधकर बैठा था और 

वेजा रहा था। “हालाँकि ग्रिनगॉट 


पिशाच ने कहा, जो एक 
हत्थों पर अपनी 
के पिशाच इसे गदूदारी 


हेरी पॉटर 
र करने का फैसला कर लिया 
मैंने तुम्हारी मदद करने का : है, 
स, २ वा , हेरी ने कहा और उसे बहुत राहत मिली। पिप 


हम सचमुच 
पिशाच ने दृढ़ता से आगे कहा, “भुगतान के बदले में।' 


थोड़ा सा हैरान हैरी झिझका। 

तुम्हें कितना चाहिए ? मेरे पास सोना है।' 

'सोना नहीं,” ग्रिपहुक ने कहा। “सोना तो मेरे पास भी है।' 

उसकी काली आँखें चमकने लगीं। उसकी आँखों में कोई सफ़ेद 
हिस्सा नहीं दिख रहा था। 

'मैं बदले में तलवार चाहता हूँ। गौरव गरुड़द्धार की तलवार।' 

हैरी का उत्साह ठंडा हो गया। 

'तुम्हें वह नहीं मिल सकती,” उसने कहा। “मुझे अफ़सोस है।' 

पिशाच धीरे से बोला, 'तब तो हमारे सामने बड़ी समस्या है।' 

'हम तुम्हें कुछ और दे सकते हैं,” रॉन उत्सुकता से बोला। 'मं शर्त 
लगाता हूँ कि लेस्ट्रेंज दंपति की तिजोरी में बहुत सा सामान होगा। तिजोरी 
में पहुँचने के बाद तुम अपनी मनचाही चीज़ उठा सकते हो।' 


उसने गलत बात कह दी थी। ग्रिपहुक का चेहरा गुस्से से लाल हो 
गया। 

“लड़के, मैं चोर नहीं हूँ! मैं उन ख़ज़ानों को हासिल करने की कोशिश 
नहीं कर रहा हूँ, जिन पर मेरा कोई हक़ नहीं है!” 

“तलवार हमारी है -' 

“नहीं है,' पिशाच बोला। 

हे गरुड़द्वार के हैं और यह तलवार गौरव गरुड़द्वार की है -' 

'और गौरव गरुड्द्वार से ' पिशाच ने तनकर 
बैठते हुए कहा। पहले यह किसकी थी ?' पि 

'किसी की नहीं,” रॉन बोला, 'यह उनके लिए बनाई गई थी, है ना | 


“नहीं!” पिशाच चिल्लाया काँपने 
की तरफ़ लंबी उंगली और गुस्से से कॉपने लगा, जब 
पल उंगली दिखाई। “एक बार फिर जादूगरों का घमंड! त्त्ि 


रैगनक प्रथम 
का की थी और गौरव गरुड्द्वार ने यह उनसे ली थी! यह क ३ 


कला का बेजोड़ नमूना! यह तलवार पिशाचौ 


शेल कॉटेज 
ना 487 


हा मेरी मदद की क़ीमत है, चाहो तो स्वीकार करो, चाहो तो मत 


ग्रिपहुक ने उन्हें गुस्से से घूरा। हैरी ने बाक़ी दोनों 
और फिर बोला, 'ग्रिपहुक, अगर तुम्हें ठीक लगता हो, तो ह 
रही बातचीत करके आते हैं। क्या तुम हमें कुछ मिनट का समय दे सकते 
हो! 

पिशाच ने सिर हिलाकर हाँ कर दी, हालाँकि वह अब भी चिड़चिड़ा 
दिख रहा था। का 

नीचे ख़ाली सिटिंग रूम में हैरी अँगीठी के पास गया । उसकी 
्योरियाँ चढ़ी हुई थीं और वह सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या 
करे। उसके पीछे रॉन बोला, “वह मज़ाक़ कर रहा है। हम उसे तलवार नहीं 
दे सकते।' 

'क्या यह सच है ?' हैरी ने हर्माइनी से पूछा। 'क्या गौरव गरुड़द्वार 
ने तलवार चुराई थी ?' 

'मुझे नहीं मालूम,' उसने निराशा से कहा। 'जादूगरों का इतिहास 
अक्सर इस वात को नज़रअंदाज़ कर देता है कि जादूगरों ने दूसरे जादुई 
प्राणियों के साथ क्या किया है, लेकिन मैंने आज तक यह कहीं नहीं पढ़ा है 
कि गरड़द्वार ने तलवार चुराई थी।' 

“यह पिशाचो की उन मनगढ़ंत कहानियों में से एक होगी,” रॉन ने 
कहा, “कि जादूगर किस तरह हमेशा उन्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं। 
मुझे तो लगता है कि हमें खुद को खुशक्रिस्मत समझना चाहिए कि उसने 
हममें से किसी की छड़ी नहीं माँगी।' 

'पिशाचों के पास जादूगरों से नफ़रत करने के बहुत से जायज़ 
| हैं, रॉन,' हर्माइनी ने कहा। “उनके साथ अतीत में अत्याचार हुआ 
३ | 


'पिशाच भी तो कोई नन्हे-मुन्ने मासूम प्राणी नहीं हैं, है ना?” रॉन ने 
i । ‘उन्होंने बहुत से जादूगरों को मारा है। उन्होंने भी गंदा खेल खेला 
, 
और हिंसक बारे में 
'लेकिन किसकी जाति ज़्यादा बुरी और हिंसक है, इस वा 
पक के साथ बहस करने से क्या फ़ायदा होगा? इससे वह हमारी मदद 
शे के लिए तैयार तो नहीं हो जाएगा, है ना ?' 


हैरी हैरी पॉटर 
की हा खोजने की कोशि 
उन्होंने समस्या का समाधान शकी. 
ख़ामोशी छा ह हरी न खि खि र के एप का हे 
पत्थर के पास जैम के एक जार में समुद्री लैवेंडर के फूल जमा रही थी। 

“ठीक है,” रॉन बोला और हैरी ने उसकी तरफ़ चेहरा घुमाया, ह 
कैसा रहेगा? हम ग्रिपहुक से कह देते हैं कि तिजोरी के भीतर पहुँचने बह 
हमें तलवार की ज़रूरत है और उसके बाद हम उसे तलवार दे हग | 
तिजोरी में एक नक़ली तलवार भी है, है ना? हम तलवारें बदल देंगे और 
उसे नक़ली तलवार दे देंगे।' 

'रॉन, उसे असली और नक़ली का अंतर हमसे ज़्यादा अच्छी तरह 
समझ में आ जाएगा! हर्माइनी ने कहा। 'सिफ़ उसी को एहसास है कि 
तलवारें बदली गई हैं! 

हाँ, लेकिन उसे पता चले, इससे पहले हम तेज़ी से काम कर सकते 
हैं _? 

रॉन हर्माइनी की निगाह से सहम गया। 

हर्माइनी धीरे से बोली, 'यह घिनौना है। उसकी मदद माँगो, फिर 
उसे धोखा दो ? और रॉन, इसके बाद तुम इस बात पर हैरान होते हो कि 
पिशाच जादूगरों को पसंद क्यों नहीं करते हैं?” 

रॉन के कान लाल हो गए। 


“ठीक है, ठीक है! मैं बस यही उपाय सोच सकता था! तो, तुम्हारा 
सुझाव क्या है? 


हमें उसके सामने किसी और चीज़ का प्रस्ताव रखना होगा, कोई 
इतनी ही मूल्यवान चीज़ ।” 

बहुत बढ़िया। हमारे पास पिशाचों की बनाई बहुत सी प्राचीन 
तलवारें हैं। मैं जाकर उन्हें ले हु उन्हें सुंदर कागज 
लपेटकर उसे दे देना।' ७४ ४ 


उनके बीच एक बार फिर ख़ामोशी छा गई। हैरी को यक्रीन था गि 
अलावा 


ज 


पिशाच 

पास उतनी ही क किसी चीज़ पर राज़ी नहीं होगा, भले ही उनके 

के ख़िलाफ़ इन ग कोई दूसरी चीज़ हो। बहरहाल, तलवार हो 
गा एकमात्र हथियार थी। त 


आ 
मी आवाज़ नने ले के लिए अपनी आँखें बंद कीं और समु 
। गौरव गरुड्द्वार ने तलवार चुराई है, यरद 


शैल कॉटेज 


नहीं लगा .था। उसे गरुड़द्वार हाउस का 
था। गौरव गरुड़द्धार मगलू परिवारों में पैदा = हि 
उहने शुख खून के हिमायती नागशक्ति के साथ संघर्ष किया था i 
“हो सकता है वह झूठ बोल रहा हो,” हेरी ने दोबारा अपनी आँखें 


हुए कहा। 'ग्रिपहुक। हो सकता है गरुड्द्वार ने तलवार él 
हो। हमें क्या मालूम कि इतिहास के बारे में पिशाचों का दाबा सही र 


नहीं ? 

“इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है ?' हर्माइनी ने कहा। 

'इससे मेरी भावनाओं पर फ़र्क़ पड़ता है,” हैरी बोला। 

उसने एक गहरी साँस ली। 

'हम उससे कह देंगे कि तिजोरी तक पहुँचने के बाद उसे तलवार 
मिल जाएगी - लेकिन हम उसे यह नहीं बताएँगे कि उसे तलवार किस 
वक़्त मिलेगी ।' 

रॉन के चेहरे पर हल्की-हल्की मुस्कान आ गई। बहरहाल, हर्माइनी 
दहशत में नज़र आने लगी। 

“हैरी, हम ऐसा नहीं कर सकते -' 

“यह उसे मिल जाएगी,' हैरी ने कहा, 'लेकिन सभी होरक्रक्सों पर 
इसका इस्तेमाल करने के बाद। तब मैं उसे यह ज़रूर दे दूँगा। मैं अपना 
वादा निभाऊँगा।' 

'लेकिन उसमें तो कई साल लग सकते हैं!” हर्माइनी बोली। 

'मैं जानता हूँ, लेकिन उसे जानने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से 
मैं... झूठ नहीं बोल रहा हूँ।' 

हैरी ने चुनौती और शर्म के मिले-जुले भाव से हमईनी से नज़रें 
मिलाईं। उसे नर्मनगार्ड के प्रवेशद्वार के ऊपर लिखे शब्द याद आ गए थेः 
बुसव्यक लोगों के हित के लिए। उसने इस विचार को दूर धकेला। उनके 
पस और चारा भी क्या था? 

'मुझे यह अच्छा नहीं लगता है,” हमाइनी ने कहा। 

'मुझे भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, डेरी ने स्वीकार किया। 

'देखो, मुझे तो यह विचार कमाल का लगता है,” रॉन ने दोबारा खड़े 
ते हुए कहा। 'चलो, चलकर उसे बता देते हैं।' 


489 


हैरी पॉटर 
490 र 
सबसे छोटे बेडरूम में वापस पहुंचकर हैरी ने प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लिया, लेकिन सावधानी बरतते हुए तलवार देने का निश्चित सम 
नहीं बताया। उसके बोलते समय हर्माइनी त्योरियाँ चढ़ाकर फर्श की तरफ 
देख रही थी। हैरी मन ही मन उससे चिढ़ रहा था, क्योंकि उसे इर ल्ग रह 
था कि कहीं उसकी वजह से उन लोगों का भांडा न फूट जाए। बहरहात 
्रिपहुक की निगाह तो बस हैरी पर ही टिकी थी। [ 

'हेरी पॉटर, तो तुम वादा करते हो कि अगर मैं तुम्हारी मदद करता 
हूँ, तो तुम मुझे गरुड्द्वार की तलवार दे दोगे ?' 

'हाँ,' हैरी ने कहा। 

'तो फिर हाथ मिलाओ,' पिशाच ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। 

हैरी ने हाथ मिला लिया। उसने सोचा कि कहीं पिशाच की काली 
आँखों ने उसकी आँखों में शंका का भाव तो नहीं देख लिया होगा। फिर 
प्रिपहुक ने उसका हाथ छोड़ दिया और ताली बजाकर बोला, “तो, अब हम 
काम शुरू करते हैं!” 

यह काम मंत्रालय में चोरी से घुसने की योजना बनाने जैसा धा। वे 
सबसे छोटे बेडरूम में काम करने लगे, जिसे ग्रिपहुक की इच्छा के मुताविक 
हल्के अँधेरे में रखा गया था। 

'मैं सिर्फ़ एक बार लेस्ट्रेंज परिवार की तिजोरी में गया हूँ,' ग्रिपहुक 
ने उन्हें बताया, 'जब मुझे इसके भीतर नक़ली तलवार रखने को कहा गया 
था। यह सबसे प्राचीन तिजोरियां में से एक है। सबसे पुराने जादूगर 
परिवार अपने खज़ाने सबसे गहराई में रखते हैं, जहाँ की तिजोरियाँ सबसे 
बड़ी और सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती हैं ...' 
रा गे अलमारी जैसे कमरे में घंटों बंद रहते थे। दिन धीरे-धीरे हत" 

९। एक के बाद एक समस्याएँ सामने आ रही थीं, जिनका समर्थ" 


खोजना था। एक बड़ी समस्या यह भी थी कि उनके पास अब बह % 
काढ़ा बचा था। 


रोशनी क हे बजे के लिए ही बचा है,” ह्माइनी ने तैं छ 
बज ३ ' को देखते हुए कहा। 

गहरे गलियारों हे ० होगा,” हैरी ने कहा, जो ग्रिपहुक के बनाएँ स 
हैरी, द र देख रहा था | 

और समानी सिफ खाने के वक़्त ही नज़र अते" 


शेल कॉटेज 
® 497 


शेल कॉटेज के बाक़ी लोगों का ध्यान इस तरफ 
योजना ह है ह सवाल नहीं पूछे, लोकि हैरी नो जा 
पर बिल की नज़रें उन तीनों पर पड़ती दिखीं। वह विचारमग्न 

दिख रहा था। । वह विचारमग्न और 


उन्होंने साथ में जितना ज़्यादा समय गुज़ारा, हैरी को उतना ही 
ज्यादा एहसास हुआ कि पिशाच भला नहीं था। ग्रिपहुक अप्रत्याशित रूप 
े खुन का प्यासा था। वह छोटे प्राणियों को दर्द पहुँचाने के विचार पर हँस 
प्ता था और र संभावना पर खुश होता था कि लेस्ट्रेंज परिवार की 
तिजोरी तक पहुँचने के लिए उन्हें अन्य जादूगरों को घायल करना पड़ 
मकता है। हैरी जानता था कि बाक़ी दोनों भी उससे चिढ़ रहे थे, लेकिन 
उन्होंने इस बारे में बातचीत नहीं की : उन्हें ग्रिपहुक की ज़रूरत थी। 
पिशाच उन लोगों के साथ मन मारकर खाना खाता था। उसके पैर 
टीक होने के बाद भी वह चाहता था कि कमज़ोर ऑलिवैन्डर की तरह ही 
उसके कमरे में भी खाने की ट्रे भेजी जाए। यह सिलसिला तब तक चलता 
रहा, जब तक कि बिल ने (फ्लर को गुस्से से भड़कता देखकर) उसे यह 
नहीं वता दिया कि यह व्यवस्था अब नहीं चल सकती। इसके बाद ग्रिपहुक 
भीड़ भरी टेबल पर उनके साथ बैठने लगा, हालाँकि उसने वाकी लोगों 
जैसा खाना खाने से इंकार कर दिया। इसके बजाय वह कच्चा गोश्त, जड़े 
और कई तरह के मशरूम खाने पर ज़ोर देता था। 
हेरी इसके लिए खुद को ज़िम्मेदार समझने लगा। आखिरकार उसी 
ने तो इस बात पर ज़ोर दिया था कि पिशाच शेल कॉटेज में रहे, ताकि वह 
उसे पूछताछ कर सके। उसी की गलती थी कि पूरे वीज़्ली परिवार को 
मजवूरन छिपना पड़ रहा था। उसी की गलती थी कि बिल, फ़ेड, जॉर्ज और 
मिटर वीज़्ली काम पर नहीं जा सकते थे। 
'मुझे अफ़सोस है,' उसने फलर से अप्रैल की एक आँधी भ 
कहा, जब वह डिनर तैयार करने में उसकी मदद कर रहा था। 
था कि तुम्हें इतना कुछ झेलना है पर लगाया था, जो 
फ़्लर ने अभी-अभी कुछ चाकुओं हम से ग्रेबेक ने बिल पर 
भपक और बिल के लिए स्टीक काट रहें थे। जब हैरी की 
आने लगा था। 
के किया था, बिल को खून लगा गोश्त पसंद नर्म हो गया। 
सुनकर फ्लर के चेहरे का थोड़ा चिड़चिड़ा भा बहन की जान बचाई 
हैरी, मैं यह बात नहीं भूली हूँ. कि मेरी 


हैरी पॉटर 
492 


थी। यह सच नहीं था, लेकिन हैरी ने उसे 


मायनों में 
दिलाया कि ब्ल दरअसल कभी भी ख़तरे में थी ही नहीं। 


'ख्वर,' फ्लर ने अपनी छड़ी स्टोव पर रखे सॉस के वर्तन की य 
की, जिससे उसमें तत्काल लबु उठने लगे, “मि. ऑलिवैन्डर आज बा 
को मुरियल के यहाँ रहने जा रहे हैं। इससे स्थिति काफ़ी सुधर जाएगी ` 
पिशाच,” उसने थोड़ी त्योरी चढ़ाते हुए कहा, “नीचे की मंज़िल पर र 
सकता है। उसके नीचे आ जाने के बाद तुम, रॉन और डीन उसके कमरे ३ 
पहुँच जाना।' 

“हमें लिविंग रूम में सोने में कोई दिकक्रत नहीं है,' हैरी ने कहा। इह 
जानता था कि ग्रिपहुक को सोफे पर सोना पसंद नहीं आएगा और ग्रिपहक 
को खुश रखना उनकी योजनाओं के लिए अनिवार्य था। “हमारी चिंता मत 
करो।' जब वह प्रतिरोध करने की कोशिश करने लगी, तो हैरी ने आगे 
जोड़ दिया, 'हम लोग भी जल्दी ही यहाँ से चले जाएँगे - रॉन, हर्माइनी और 
मैं। हमें यहाँ ज्यादा समय तक रुकने की ज़रूरत नहीं है।' 

'तुम कहना क्या चाहते हो?” फ्लर ने उसकी तरफ त्योरिवा 
चढ़ाकर पूछा और अपनी छड़ी कैसेरोल डिश की तरफ़ की, जो अब बीच 
हवा में थी। “ज़ाहिर है, तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, तुम यहाँ सुरक्षित हो! 

यह कहते समय वह काफ़ी कुछ मिसेज़ वीज्ली जैसी दिख रही थी। 
हैरी को खुशी हुई कि उसी पल पीछे का दरवाज़ा खुल गया। लूना और 
डीन अंदर आ गए। बाहर हो रही बारिश के कारण उनके बाल भीग गए थे 
और उनके हाथों में लकड़ियाँ थीं, जो वे समुद्र किनारे से बीनकर लाए थे। 

`... और छोटे कान,' लूना कह रही थी, “कुछ हद तक हिप्ो जैते। 
क os बैंगनी और बाल वाले। और अगर तुम उन्हे करी है, 
ज्यादा तेज़ कुछ नहीं ...' पड़ता है। वे बाल्टूज की धुन पसंद करते छ 
पुरा और कण ह ही की तरफ़ के उचकाए, जब वप 
रन और हर्माइनी डिनर टेबल डाइनिंग-सिटिंग रूम में चला गया, 
मौक़ा लपककर हैरी लगा रहे थे। फ़्लर के सवालों से सह 
पीछे-पीछे चज दिया। कंदूदू के जूस के दो जग उठा लिए और 


'... और अगर का 
7 अगर तुम कभी हमारे घर आओगे, तो मैं तुम्हें वह न 


याद Fs 
यो ५ नेही 


शेल कॉटेज 


हूँ। डैडी ने उसके बारे में मुझे चिट्ठी में बताया है मैं 
ल नहीं देख पाई हूँ, क्योंकि प्राणभक्षियों ms 


ने मुझे हॉ 
से उतार लिया था और मैं क्रिसमस पर घर मुझे हॉगवर्ट्स 


नहीं जा पाईं थी,' 
कह रही थी, जब उसने और डीन ने आग में लकडियाँ डालकर उसे 
दोबारा सही किया। 


'लूना, हमने तुम्हें बताया था,” हर्माइनी ने उससे 
विस्फोट हो गया था। वह क्रंपल-हॉर्न्ड स्नोरकैक 
प्रहविस्फोटक सींग था -' 

'नहीं, वह निश्चित रूप से स्नोरकैक का सींग था,' लूना ने शांति से 
कहा। 'डैडी ने मुझे बताया था। वह शायद अब तक ठीक हो गया होगा | 
जानती हो, वे खुदबखुद अपना उपचार कर लेते हैं।' 

हर्माइनी ने अपना सिर हिलाया और काँटे रखने लगी, जब बिल 
एक बड़े सूटकेस के साथ दिखा। वह मि. ऑलिवैन्डर को सीढ़ियों से नीचे 
ला रहा था। छड़ीसाज़ अब भी काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था और सहारे के 
लिए बिल की बाह थामे था। 

मुझे आपकी याद आएगी, मि. ऑलिवैन्डर,' लूना ने बूढ़े आदमी के 
पास पहुँचते हुए कहा। वा 

'मुझे भी, प्यारी बच्ची,” ऑलिवैन्डर ने उसका कंधा ह 
कहा। 'उस भयंकर जगह में तुम्हारे होने से मुझे बड़ी क 

'तो फिर मिलते हैं, मि. ऑलिवैन्डर,' फ्लर ने उन 
पृमते हुए कहा। 'क्या आप बिल की मुरियल आंटी को एक पैकेट दे सकते 
हैं? मैं शादी के बाद उनका मुकुट नहीं लौटा पाई। नरम 

'यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी,' wre 

सिर झुकाकर कहा, “आपकी उदार मेहमाननवाज़ी के बद 
सा काम करने का मौक़ा तो मिलेगा। जले उसने ऑलिवैन्डर 
फ्लर ने मखमल का एक पुराना केस brs नी में मुकुट 
| नीचे लटके लैंप की रो१ 
भे दिखाने के लिए खोला था। काफ़ी 
जा ज दिखे बिना कमरे 
'मूनस्टोन और हीरे,' ग्रिपहुक ने कहा, जो हैरी को 


है?! 
में आ गया था। 'मुझे लगता है कि इसे पिशाचों ने बनाया 


धीरे से कहा। 
'और जादूगरों ने इसकी क्रीमत चुकाई हैं, तिल र 


493 


ससे कहा। 'उस सींग में 
का सींग नहीं था, बल्कि 


हैरी पॉटर 
494 


यह सुनकर पिशाच ने उसे गोपनीय और चुनौतीपूर्ण निगाह से देखा | 

जब बिल और ऑलिवैन्डर रात के अंधेरे में बाहर चले गए, तो हषे 

खिडकियों से टकराने लगी। बाक़ी लोग कोहनी से कल 

हवा मकान की खिः हालाँकि कोहनी 
सटाकर टेबल के चारों तरफ़ बैठे रहे। हालाँकि हाथ हिलाने के लिए इह 
कम जगह थी, लेकिन वे किसी तरह खाना खाने लगे। पास की अँगीठी ३ 
आग अच्छी तरह जल रही थी। हैरी ने देखा कि फ़्लर ठीक से नहीं खा रहे 
थी, वह तो जैसे अपने खाने से खेल रही थी और हर पल, दो पल मे 
खिड़की की तरफ़ देख रही थी। बहरहाल, उनके खाने का पहला दौर पूर 
होने से पहले ही बिल लौट आया। उसके लंबे बाल हवा के कारण विवर 
हुए थे। 

'सब ठीक है,' उसने फ़्लर से कहा। 'ऑलिवैन्डर को पहुँचा दिया। 
मम्मी-डैडी ने हैलो कहा है। जिनी ने तुम्हें प्यार भेजा है। फ़ेड और जॉर्ज 
मुरियल की नाक में दम किए हैं। वे उनके पीछे वाले कमरे से उल्लु पहुँच 
सेवा बिज़नेस चला रहे हैं। मुकुट वापस पाकर वे खुश हुईं। उन्हें लग रहा 
था कि हम उसे कभी लौटाएँगे ही नहीं।' 

“ओह, तुम्हारी मुरियल आंटी बहुत मज़ेदार हैं,” फ्लर ने चिढ़कर 
कहा और अपनी छड़ी लहराई, जिससे गंदी प्लेटें ऊपर उठीं और हवा में 
एक के ऊपर एक जम गईं। वह उन्हें लेकर कमरे से बाहर निकल गई। 

'डैडी ने एक मुकुट बनाया है,' लूना ने कहा। “दरअसल, यह मुकुट 
से बढ़कर है।' 

रॉन की निगाह हैरी से मिली और वह मुस्कराया। हैरी जानता था 

उसे ज़ेनोफ़िलियस के यहाँ दिखा अजीब सा मुकुट याद आ गया था। 

हां, वे चीलघात के खोए किरीट को दोबारा बनाने की कोशिश के 
र ps हैं कि उन्होंने अब ज़्यादातर मुख्य तत्वों को पहचान लिंग 
ने मे स सचमुच फ़र्क पड़ा है -' हि 

मने वाले दरवाज़े पर एक धमाका हुआ। सबके सिर उसी 

मुड़ गए का हुआ। सब 

ए। फ्लर क हे गया ई बाहर आई। वह rs र रही 

दी। हैरी, रॉन ^ ह गया और अपनी छड़ी दरवाज़े की तर: 
नीचे छिप कब हमईनी ने भी ऐसा ही किया। ग्रिपहुक धीरे से टव 


! गरजती हवा के ऊपर एक आवर 


शेल कॉटेज 


495 


हैरी को डर के साथ रोमांच महसूस हु 
गाई हे नरभेड़िया हूँ, जिसकी शादी निम्फ़ैडोर आखिर क्या हो गया 
धा? मै एक र हो और मडोरा टॉक्स से हुई है। तुम 
शेत कॉटेज ह र तुम्हीं ने मुझे यहाँ का पता बताया है 
और विशेष परिस्थितियों में आने की इजाज़त दी है!' 

'ल्यूपिन,' विल बुदबुदाया और भागकर दरवाज़ा खोल दिया। 

चौखट पर लड़खड़ा गए। उनका चेहरा सफ़ेद था 
जा फ़द था। वे एक 
यात्री चोगा ओढ़े थे और उनके सफ़ेद होते बाल हवा में बिखर गए थे। वे 
पीधे खड़े हुए, कमरे में चारों तरफ़ देखकर यह सुनिश्चित किया कि वहाँ 
कौन-कौन था, फिर ज़ोर से चिल्लाए, “लड़का हुआ है! हमने उसका नाम 
टेड रखा है, डोरा के पिता के नाम पर!' 

हर्माइनी चीखी। 

'क्या-? रोंक्स - टौंक्स को लड़का हुआ है? 

'हाँ, हाँ, उसे लड़का हुआ है!” ल्यूपिन चिल्लाए। टेबल के चारों 
तरफ़ से खुशी भरी आवाज़ें और राहत की आहें सुनाई देने लगीं। हर्माइनी 
और फ्लर दोनों चिल्लाई, 'वधाइयाँ!' रॉन ने कहा, “वाह, लड़का!' जैसे 
उसने ऐसी वात पहले कभी सुनी ही नहीं हो। 

'हाँ - हाँ - लड़का,” ल्यूपिन ने दोबारा कहा, जो खुशी से बौराए 
दिख रहे थे। वे टेवल के चारों तरफ़ भागे और हैरी को गले लगा लिया। 
मा लग रहा था, जैसे ग्रिमॉल्ड चौक के वेसमेंट में हुआ विवाद कभी हुआ 
हो न हो। 

'तुम उसके गॉडफ़ादर बनोगे?” उन्होंने हैरी को छोड़ते हुए कहा। 

'म - मैं ?' हैरी हकलाया। 

हाँ, तुम, ज़ाहिर है - डोरा भी तैयार है, तुमसे अच्छा कौन हो 


'मैं - हाँ - वाह -' 
हैरी को आश्चर्य, खुशी और हैरानी का एहसास हुआ। अद 
शराब लेने चला गया था और फ्लर ल्यूपिन को ड्रिंक के लिए रोक रही थी। 


मे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, मुझे वापस लौटना होगा, 
भूपिन ने कहा और उन सभी की ओर एक वार फिर मुस्कराकर देखा। 


'पृपिन की उम्र बरसों कम लग रही थी। “धन्यवाद, ह र न 
विल ने जल्दी ही उन सभी के प्याले भर दिए। सवने खः 


हैरी पॉटर 
496 र 
सेहत के नाम पर जाम उठाए। 
बच्चे सी ल्यूपिन के नाम,' ल्यूपिन ने कहा, “जो आगे घले 
एक महान जादूगर बनेगा!' के 

“वह दिखता कैसा है?” फ़्लर ने पूछा। 

'मुझे लगता है कि वह डोरा जैसा दिखता है, लेकिन उसके ख्याल ३ 
वह मेरे जैसा दिखता है। ज़्यादा बाल नहीं हैं। जब वह पैदा हुआ था तो 
उसके बाल काले दिख रहे थे, लेकिन क़सम से एक घंटे में ही उनका स 
लाल हो गया। शायद मेरे लौटने तक वे सुनहरे हो जाएँगे। एंड्रोमीडा कहती 
है कि टौंक्स के बालों का रंग भी पैदा होते ही बदलने लगा था।' उन्होंने 
अपना प्याला ख़ाली कर दिया। “ओह, तो फिर ठीक है, बस एक और, 
उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, जब बिल इसे दोबारा भरने लगा। 

हवा छोटे मकान से टकराती रही। आग की लपटें उछलती रहीं 
तथा लकड़ियाँ तड़कती रहीं। जल्दी ही बिल शराब की एक और बोतल 
खोल रहा था। ल्यूपिन की ख़बर सुनकर वे सभी आपे से बाहर हो गए थे। 
कुछ समय के लिए वे अपनी नज़रबंद हालत से बाहर निकल आए थे। नए 
जीवन की ख़बर आनंददायक थी। इस जश्न के माहौल का असर सिफ 
पिशाच पर ही नहीं पड़ा था और कुछ समय बाद वह छिपकर अपने बेडरूम 
की तरफ़ चला गया, जिसमें अब वह अकेला रहता था। हैरी ने सोचा कि 
सिर्फ़ उसी ने यह देखा था, जब तक कि उसने बिल की नज़रों को भी 
पिशाच के पीछे-पीछे जाते नहीं देखा। 

'नहीं ... नहीं ... मुझे अब सचमुच जाना चाहिए,' आखिरकार 
ल्यूपिन ने शराब के एक और गिलास से इंकार करते हुए कहा। वे उठकर 
खड़े हुए और अपना यात्री चोगा दोबारा ओढ़ लिया। 'अलविदा, अलविदा 
- मैं कुछ दिनों में उसकी तस्वीरें लाने की कोशिश करूँगा - वे सभी यह 
जानकर बहुत खुश होंगे कि मैं तुमसे मिल लिया हूँ -' 
तो कक अपना चोगा पहना और विदा ली, महिलाओं को गले 

' परुषां से हाथ मिलाया और मुस्कराते हुए अँधेरी रात में खो गए! 


'गॉडफ़ादर, हैरी!” बिल ने कहा, जब किचन में गए 
और टेबल कहा, जब वे एक साथ | 
बधाइयों!' ताफ़ करने में मदद करने लगे। 'सचमुच सम्मान की बीत ह 


जब हेरी ने 
अंदर आते हुए र के ख़ाली प्याले नीचे रख रहा था, ती हक 


बंद कर दिया। इससे बाक़ी लोगों की ” 


शेल कॉटेज 
497 


र्न हा गई जो ल्थूपेन के जाने के बाद भी जश्न मनाए जा रहे थे। 

'मैं अकेले में तुमसे बात करना चाहता था, हैरी। जब घर में 
परे लोग रह रहे हों, तो मौक़ा मिलना आसान नहीं होता है।' ह 

बिल झिझका। 

'हैरी, तुम ग्रिपहुक के साथ कोई योजना बना रहे हो।' 

यह एक बात थी, सवाल नहीं, इसलिए कार नहीं 
किया। वह सिर्फ़ बिल की ओर देखता रहा और a | 

'मैं पिशाचों को जानता हूँ,” बिल ने कहा। 'हॉगवर्टस से निकलने के 
द से मैं ग्रिनगॉट में काम करता रहा हूँ। जहाँ तक जादूगरों और पिशाचों 
के बीच दोस्ती हो सकती है, मेरे पिशाच दोस्त हैं - या, कम से कम, मैं कुछ 
पिशाचों को अच्छी तरह जानता हूँ।' एक बार फिर बिल झिका । ‘हैरी, 
तुम डे से क्या चाहते हो और तुमने बदले में उसे क्या देने का वादा 
किया है?” 

'मं तुम्हें यह नहीं बता सकता,” हैरी ने कहा। “माफ़ करना, बिल।' 

उनके पीछे किचन का दरवाज़ा खुल गया। फ़्लर कुछ और खाली 
पाले अंदर रखने आ रही थी। 

'ज़रा ठहरो,' बिल ने उससे कहा। 'बस एक मिनट।' 
का वह वापस बाहर चली गई और बिल ने दोबारा दरवाज़ा बंद कर 

या। 

'मुझे तुमसे यह कहना है,' बिल ने आगे कहा। 'अगर तुमने ग्रिपहुक 
के साथ किसी तरह का सौदा किया है और ख़ासकर अगर इसमें ख़ज़ाना 
शामिल है, तो तुम्हें बेहद सावधान रहना चाहिए। स्वामित्व, भुगतान और 
देनदारी के मामले में पिशाचों के विचार इंसानों जैसे नहीं होते हैं।' 
पा हि थोड़ा परेशान हो गया, जैसे उसके भीतर कोई छोटा सांप जाग 

[ हो। 


'तुम्हारा क्या मतलब है?” उसने पूछा। हे विल ने 
'हम अलग तरह के प्राणियों के बारे में बात कर रहै है, 
फेहा। 'जादूगरों और पिशाचों के बीच सदियों से बहुत सारी घटनाई र 
कपे तरफ़ से हुई है और मैं कभी यह दाद p+ कट ये काम 
"भूर हैं। बहरहाल, कुछ पिशाच ऐसा क 


हैरी पॉटर 


ख़ास तौर पर ऐसा सोचते हैं, कि सोने तथा न 
करने hese तो पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके हिसाव 
hon पिशाच स्वामित्व का सम्मान नहीं करती है।' 


अपना सिर हिलाया। 
अ तुम समझ नहीं रहे हो, हैरी। कोई भी नहीं समझ सकता, जब तेक 


कि वह पिशाचों के साथ न रहा हो। पिशाचों के लिए किसी वस्तु का सह 
मालिक उसे खरीदने वाला नहीं, बल्कि बनाने वाला होता । इस तरह 
पिशाचों के हिसाब से उनके द्वारा बनाई सारी चीज़ें उनकी हैं।' 

'लेकिन अगर उन्हें खरीदा गया हो -' 

'_ तो वे मानते हैं कि उन्होंने वह चीज़ खरीदने वाले को किराए पर 
दी है। बहरहाल, पिशाचों की बनाई चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक 
हस्तांतरित होने से उन्हें बहुत चिढ़ होती है। तुमने ग्रिपहुक का चेहरा देखा 
था, जब मुकुट उसकी आँखों के नीचे था। उसे यह पसंद नहीं आया। शायद 
वह सोचता है, जैसा उसके जैसे अतिवादी लोग सोचते हैं, कि मूल खरीदार 
के मरने के बाद इसे पिशाचों को लौटा देना चाहिए था। वे मानते हैं कि 
अगर हम और ज़्यादा धन दिए बिना पिशाचों की बनाई चीज़ें रखते हैं और 
दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते हैं, तो यह चोरी है।' 

हैरी को अब भयंकर एहसास हो रहा था। वह सोच रहा था कि बिल 
जो कह रहा था, क्या उसने उससे ज्यादा अंदाज़ा लगा लिया था। 

हैरी, मैं बस इतना कह रहा हूँ,” बिल ने सिटिंग रूम में जाने वाले 
दरवाज़े पर हाथ रखते हुए कहा, 'कि तुम्हें पिशाचों से वादा करते समय 
बहुत सावधान रहना चाहिए। ग्रिनगॉट में घुसकर चोरी करना कम 
[क है, किसी पिशाच से किया गया वादा तोड़ना ज्यादा ख़तरणार्क 


मैं ल हैरी ने कहा, जब बिल ने दरवाज़ा खोला। 'हाँ। धन्यवाद | 


कषम मे विल के पीछे-पीछे बाक़ी लोगों के पास जाने लगा, तो 
कारण आया द विचार आया, जो निश्चित रूप से शराब 
बनने जा रहा था जितना "ह टेडी ल्यूपिन का उतना ही दुस्साहसी गॉड 
[ ह ब्लैक उसका था। 


अध्याय एब्नीस्त 
ग्रिनगॉट 


उनकी योजनाएँ बन चुकी थीं, उनकी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थीं। सबसे 
रे बेडरूम में मैंटलपीस पर कॉच की एक छोटी शीशी रखी थी। उसमें 
एक लंबा, रूखा, काला बाल रखा था (जिसे हर्माइनी ने उस स्वेटर से 
निकाला था, जो वह मैल्फ़ॉय महल में पहने थी)। 

'और तुम उसकी असली छड़ी का इस्तेमाल करोगी,' हैरी ने 
अखरोट की लकड़ी की छड़ी की तरफ़ इशारा करते हुए कहा, 'मुझे लगता 
है कि तुम बहुत असली लगोगी।' 
हि छड़ी उठाते समय हर्माइनी डरी-डरी लग रही थी, जैसे यह उसे काट 

गी। 

'मैं इस छड़ी से नफ़रत करती हूँ,” वह धीमी आवाज़ में बोली। ' मैं 
ससे सचमुच नफरत करती हूँ। यह बिलकुल गलत महसूस होती है। यह 
गे लिए ठीक से काम नहीं करती है ... यह कुछ हद तक उसकी तरह है।' 

हैरी को बरबस याद आ गया कि जब उसने ब्लैकधॉर्न छड़ी के बारे 
में कह था कि यह सही काम नहीं करती है, तो ह्माइनी ने इस बात को 


को 

अच्छी तरह काम नहीं कर रही है। बहरहाल, हैरी ने हमईनी 
की सलाह वापस न लौटाने का फ़ैसला किया। i 
ठीक पहले वाली शाम को उसे दुश्मन बनाना ठ 
“शायद इससे तुम्हें उसकी भूमिका निभाने में म 
ज 'सोचो तो सही, इस छड़ी ने कितना कुछ किया है 


499 


मिलेगी,” रॉन ने 


500 हैरी पॉटर 
यही तो मैं कह रही हूँ!' हर्माइनी ने । 
मम्मी-डैडी और न जाने कितने i यही वह छड़ी है 
छड़ी है, जिसने सिरियस की हत्या की है! यतन दी है? कहे” 
हैरी ने इसके बारे में नहीं सोचा था। उसने च 
मन में इसे तोड़ने की क्र्र इच्छा हुई | का उसने छड़ी को देखा 
be नो उस दार की तदउ और उ 
डरे करना चाहता था, जो उसके पास की दीवार तलवार से इसके 
मझे मेरी छड़ी की कमी खलती है,' र से टिकी हुई ष 
'काश मि. ऑलिवैन्डर मेरे लिए /' हर्माइनी ने | 
रे लिए भी नई छड़ी दुखी स्वर में 
मि. ऑलिवैन्डर ने उसी डी बना देते” "वे 
ने उसी सुबह लूना के 
इस वक्त पीछे वाले लॉन में थी और लिए नई छड़ी भेजी 
ह की जाँच कर रही थी। डीन ठ के सूरज में नई | 
थी, थोड़ी निराशा से देख रहा था। सकी छड़ी धरपकड़ की की 
हि हैरी ने होन छड़ी की तरफ़ देखा, जो गत 
os 8 0 6 कक अक 
पुरानी छड़ी जितनी ही अच्छी खुशी भी कि उसके लिए यह | a थी। 
ट़ं की गुप्त कार्यविधि के तरह oe कर रही थी। ऑलिवैन्डर हर्माइनी की 
सोचा कि हर्माइनी की समस्या बारे में जो बताया था, उसे वैन्डर ने उने 
नहीं था। उसने इसे बेलाट्रिक्स स्या यह थी कि उसने अखरोट 0 
वा कावा ट्रिक्स से खुद नहीं छीना था। ४७3७ 
अप आय ववार को. खुला और ग्रिपहुक दाखिल हुआ 
खींच लिया, लेकिन क मूठ पर पहुँच गया और उसने हुआ। हैरी का हाथ 
उसने देखा कि पिशाच ने ही वह ऐसा करने पर whe 
क के लिए वह बो यह देख लिया था। इस र अफ़सोस करने लगा 
पहुक। हमने बिल और 'हम आखिरी मिनट उलझन भरे पल से ध्यान 
हमने उनसे यह भी कह दिया फ्लर को बता दिया है की तैयारी कर ह 
वेदता चत है कि वे हमें विदा कि हम कल जा रहे हैं 
का भेस पर दृढ़ थे करने के लिए सुबह न उठ 
के बनाना था। बिल औः क्योंकि जाने से हे 
था कि पा शक करें ल और फ़्लर उनके पहले हर्माइनी को वू 
बे कसा ही भावी काम के बारे में जिती 
हे इ... "हीं लौटेंगे चूँकि अच्छा था। उन्होंने यह भी स 
ने चला गया था | चूंकि पर्किन्स यह भी स्पष्ट करं 
जिसे सके बी हा धरपकड़ गिरोह का पुराना टेंट उस रात 
मो पै दिया। यह अब ह ने उन्हें पकड़ा था, 
दूकर धरपकड़ गिरोह उस बैग में पैक हो चुरी 
ड गिरोह से सुरक्षित रखा था' हैरी 


ग्रिनगॉट 
ठ क 50l 
वह जानकर काफ़ी प्रभावित हुआ था। 
यह तय था कि उन्हें बिल, फ़्लर, लूना और 
वाथ ही घर के आराम की भी, जिसका नंद ग की कमी खलेगी, 


आनंद उन्होंने पिछले 
लिया था। इसके बावजूद हैरी शेल कॉटेज के बंधन से आला जज 


था। वह चोरी-छिपे बात करते-करते और छोटे से अँधेरे ; 
रहते-रहते उकता चुका था। सबसे बढ़कर, वह ग्रिपहुक से i 
चाहता था। लेकिन वे गरुड़द्धार की तलवार दिए विना उससे कैसे और कब 
पाएँगे, इस सवाल का अब भी हैरी के पास कोई जवाब नहीं था। 

वे लोग ऐसा कैसे करेंगे, यह फैसला करना असंभव था, क्योंकि पिशाच 
हैरी, रॉन और हर्माइनी को एक बार में पाँच मिनट से ज्यादा समय तक 
शायद ही कभी अकेला छोड़ता था। रॉन गुर्राया, “मेरी मम्मी को उससे 
सीखना चाहिए,” जब पिशाच की लंबी उँगलियाँ दरवाज़ों के कोनों पर 
बार-बार प्रकट होती रहीं। बिल की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए हैरी 
को शक हुआ कि ग्रिपहुक संभावित धोखेबाज़ी के प्रति सतर्क है। हर्माइनी 
उसे धोखा देने के इतनी खिलाफ़ थी कि हैरी ने उससे कोई सलाह ही नहीं 
मागी कि पिशाच को धोखा देने का सबसे अच्छा तरीक़ा क्या हो सकता है। 
ग्रिपहुक उन्हें बहुत कम अकेला छोड़ता था और एक ऐसे ही दुर्लभ मौक़े पर 
रॉन ने कहा, 'हमें किसी तरह उससे पिंड छुड़ाना होगा, दोस्त।' वह इससे 
ज्यादा अच्छी सलाह नहीं दे पाया। 

हैरी को उस रात ठीक से नींद नहीं आई। वह कई घंटों तक जागता 
रहा और उसने सोचा कि इसी तरह वह जादू मंत्रालय में घुसपैठ करने से 
पहले वाली रात को जागा था। बहरहाल, उस वक्त उसके मन में संकल्प, 
थोड-वहुत रोमांच था, जबकि इस वक्त तनाव और शंका के झटके लग 
रहे थे। वह अपने मन से यह डर नहीं निकाल पा रहा था कि सब कुछ 
गड़बड़ हो जाएगा। वह खुद को बार-बार बताता रही कि उनकी योजना 
अच्छी है, कि ग्रिपहुक उनकी राह में आने वाली बाधाओं को बख़ूबी हर 
है, कि वे अपने सामने आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए 
परह तैयार हैं। बहरहाल, इसके बावजूद वह परेशानी महसूस करने ल र 
एक-दो बार उसे रॉन के हिलने की आवाज़ सुनाई दी। ग था 
पह भी जाग रहा होगा, लेकिन डीन भी र कमरे 

= पाया। 

हैरी रॉन से कोई बातचीत नहीं कर ली और अपने स्लीपिंग 

बैग छह बजने पर उन दोनों ने राहत की सी फिर चुपचाप बगीचे में 
। से बाहर निकले। वे आधे अँधेरे में तैयार इए” 


हैरी पॉटर 

502 bo 
इंच गए, जहाँ हर्माइनी और ग्रिपहुक मिलने वाले थे। सुबह ठंडी 

लेकिन हवा बहुत कम चल रही थी, क्योंकि मई का महीना था। हो 

ऊपर सितारों को देखा, जो अँधेरे आसमान में हल्के-हल्के चमक रहे थे। 

उसने समुद्र की लहरों के चट्टान से टकराने और पीछे लौटने की 

सुनी। वह जानता था कि उसे इस आवाज़ की कमी खलेगी। 


अब डॉबी की क़ब्र की लाल मिट्टी में छोटी हरी कोंपलें फूट रही 
थीं। एक साल के भीतर यह टीला फूलों से ढेक जाएगा। जिस सफ़ेद 
पर घरेलू जिन्न का नाम लिखा था, वह अभी से पुराना दिखने लगा था। 
उसे अब एहसास हुआ कि डॉबी को दफ़नाने के लिए शायद इससे ज्यादा 
सुंदर जगह नहीं मिल सकती थी, लेकिन हैरी उसे पीछे छोड़ने की बात 
सोचकर दुखी हो गया। क़ब्र को देखकर उसने एक बार फिर सोचा कि 
जिन्न को किसने बताया होगा कि उसे उन्हें बचाने कहाँ आना है। उसकी 
उंगलियाँ अनजाने में ही अपनी गर्दन में बँधे पाउच पर पहुँच गईं। वह आईने 
के उस टूटे हुए टुकड़े को महसूस कर सकता था, जिसमें उसने डम्बलडोर की 
आँख देखी थी। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वह घूम गया। 

लॉन के पार से बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज धड़घड़ाती हुई उनकी तरफ़ आ 
रही थी। उसके साथ ग्रिपहुक था। चलते-चलते बेलाट्रिक्स ने अपने छोटे 
हैंडबैग को पुराने दुशाले की भीतरी जेब में रख लिया, जिसे वे ग्रिमॉल्ड 
चौक से लाए थे। हालाँकि हैरी बहुत अच्छी तरह जानता था कि यह 
बेलाट्रिक्स नहीं, हर्माइनी थी, लेकिन फिर भी वह नफ़रत की कँपकँपी को 
रोक नहीं पाया। वह हैरी से लंबी थी। उसके लंबे, काले बाल पीठ पर 
लहरा रहे थे। उसकी भारी पलकों वाली आँखें हिक्रारत से भरी थीं, जब वे 


हैरी पर पड़ीं। फिर हेरी ने हर्माइनी को बेलाट्रिक्स की धीमी आवाज़ में 
बोलते सुना। 


._ उसका स्वाद बहुत बुरा था, गर्डीरूट से भी ज़्यादा बुरा! ठीक है, 
रान, यहा आओ, मैं तुम्हारा हुलिया बदल देती हूँ... 
'ठीक है, लेकिन याद रहे, मुझे ज़्यादा लंबी दाढ़ी पसंद नहीं है -' 
'ओह, भगवान के लिए, सुंदर दिखने की परवाह मत करो -' 
वह बात नहीं है, लेकिन यह रास्ते में आ जाती है! मेरी नाक थोड़ी 
छोटी कर देना। इसे उसी तरह कर दो, जिस तरह पिछली बार किया थीं। 
हर्माइनी आह भरते हुए काम करने लगी। रॉन के अंगों का र” 
बदलते समय वह धीरे-धीरे बुदबुदाने लगी । रॉन को बिलकुल ही की 


ग्रिनगॉट 


503 


दिया जा रहा था और उन्हें यक्रीन था कि बेलाट्रिक्स 
की दुष्ट छवि 
बचाने का काम कर लेगी। हैरी और ग्रिपहुक दु 
न वाले थे। अदृश्य चोगे के नीचे 
'यह लो,' क कहा, “वह कैसा दिख रहा है, हैरी ?” 
बदले हुए हुलिए क बावजूद रॉन कुछ-कुछ पहचान में आ 
लेकिन हैरी को लगा, ऐसा शायद इसलिए है, क्योंकि वह उसे वात या 
तरह पहचानता था रॉन के बाल अब लंबे और लहरदार थे। उसकी 
मोटी, भूरी दाढ़ी-मूँछें थीं। उसके चेहरे पर एक भी चकत्ता नहीं था। छोटी 
चौड़ी नाक और भारी भौहें थीं। | 
'देखो, यह मेरी पसंद का तो नहीं है, लेकिन चलेगा,' हैरी ने कहा। 
'तो फिर चलें ?' 
उन तीनों ने मुड़कर शेल कॉटेज को देखा, जो घुँधलाते सितारों के 
नीचे अंधेरे में खामोश था। फिर वे मुड़े और बाउंड़ी वाल के पार जाने लगे, 
ताकि रहस्य रक्षक सम्मोहन के प्रभाव से दूर पहुँचकर अंतर्ध्यान हो सकें। 
गेट के पार पहुँचने के बाद ग्रिपहुक बोला। 
'हैरी पॉटर, मुझे लगता है, अब मुझे चढ़ जाना चाहिए ?' 
हैरी झुक गया और पिशाच उसकी पीठ पर सवार हो गया। उसने 
अपने हाथ हैरी के गले के सामने बाँध लिए। वह भारी नहीं था, लेकिन हैरी 
को पिशाच का स्पर्श नापसंद था, जो उसे बड़ी ताक़त से पकड़े था। हर्माइनी 
ने अपने बैग में से अदृश्य चोगा निकालकर उन दोनों पर डाल दिया। 
'बहुत बढ़िया,” उसने कहा और हैरी के पैरों को देखने के लिए 
भुकी। 'मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। चलो चलते हैं।' 
हैरी ग्रिपहुक को कंधों पर बैठाए हुए अपनी जगह पर घूमा और 
पूरी ताक़त से रिसती कड़ाही नामक सराय के बारे र सोचा, जहाँ से छूमंतर 
गली का रास्ता जाता था। जब वे दमधोंदू अँधेरे में पहुँचे, तो पिशाच व 
उसे और कसकर पकड़ लिया। कुछ पल बाद हैरी के Ro हे 
टकराए। उसने आँखें खोलकर देखा कि वे चेअरिंग क्ल रहे धे न्ह 
'गलू सुबह के चिड़चिड़े भाव लेकर तेज़ी कै पास से गुज़र रहे थे। 
सराय की मौजूदगी का एहसास भी नहीं था। 
रिसती कडाही का बार लगभग पूरा ख़ाली था। शुकी क so 
ले मुँह वाला टा मालिक था और इस वक्त बार के 
के पीछे ला टॉम इस बार का दूर वाले कोने में धीरे-धीरे 
चमका रहा था। दो जादूगर द 


हैरी पॉटर 
504 39७७ 


बातचीत कर रहे थे। हमईिनी को देखते ही वे अँधेरे में छिप गए। 

'मैडम लेसट्रे,' टॉम बुदबुदाया और हर्माइनी के पास से गुजरते 
समय उसने अपना सिर झुकाया। 

“गुड मॉनिंग,' हर्माइनी ने जवाब दिया। जब हैरी ग्रिपहुक के साथ 
चोगे के नीचे आगे बढ़ा, तो उसने देखा कि टॉम हर्माइनी के अभिवादन पर 
हैरान दिख रहा था। 

'कुछ ज़्यादा ही विनम्रता दिखा दी,” हैरी हर्माइनी के कान म 
फुसफुसाया, जब वे सराय से होते हुए पीछे वाले छोटे अहाते में पहुँचे। “तुम्हे 
तो लोगों के साथ इस तरह बर्ताव करना चाहिए, जैसे वे कीड़े-मकोड़े हों!' 

“ठीक है, ठीक है।' 

हर्माइनी ने बेलाट्रिक्स की छड़ी बाहर निकाली और सामने वाली 
दीवार की एक ईंट ठोंकी। तत्काल ईटें हिलने और घूमने लगीं। उनके बीच 
में एक छेद नज़र आने लगा, जो चौड़ा होने लगा। आखिरकार एक तरह 
का मेहराबदार दरवाज़ा बन गया, जिससे वे उस पैबंद लगी सँकरी सड़क 
पर पहुंच सकते थे, जो छूमंतर गली थी। 

वहाँ बहुत शांत माहौल था। दुकानें खुलने का समय अभी हुआ ही 
था और खरीदार नज़र नहीं आ रहे थे। घुमावदार, पथरीली सड़क अब 
काफ़ी बदल चुकी थी। जब हैरी हॉगवर्ट्स में अपने पहले साल के शुरू में 
यहाँ आया था, तब यहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी। अब तो बहुत सी दुकानें बंद 
हो चुकी थीं, हालाँकि गुप्त कलाओं के प्रति समर्पित कई नई दुकानें खुल 
गई थीं। कई खिड़कियों के ऊपर चिपके पोस्टरों से हैरी का चेहरा घूर रहा 
था, जिस पर लिखा था अवांछित क्रमांक एक। 

दरवाज़े के पास कई फटेहाल लोग बैठे थे। वे गुज़रने वालों से सोने 
की भीख माँग रहे थे और यह दावा कर रहे थे कि वे सचमुच जादूगर हैं। 
एक आदमी की आँख पर ख़ून से सनी पट्टी बँधी थी। 

जब वे सड़क पर आगे पहुँचे, तो भिखारियों ने हर्माइनी को देखा। वे 
उसके सामने जैसे पिघल से गए और अपने चेहरे पर नक़ाब खींचकर 
re तेज़ी से भाग सकते थे, भागने लगे। हर्माइनी ने उनकी तरण 

नी से देखा, जब तक कि ख़ून से सनी पटटी वाला व्यक्ति लड़खड़ाता 
ईआ उसके रास्ते में नहीं आ गया। है 


'मेरे बच्चे! वह उसकी तरफ़ उंगली जल करे उसकी 
फ़ उंगली उठाकर गरजा। 
गावाज तीखी थी और वह बेहाल लग रहा था। "मेरे बच्चे कहाँ हैं! उसने 


ग्रिनगॉट 
2७७ 505 
साथ क्या किया ? तुम जानती हो, तुम जानती हो!” 

'मैं - मैं सचमुच -' हर्माइनी हकलाई। 

वह आदमी उस पर कूदा और उसके गले 
तगा। तभी एक धमाका हुआ और लाल रोशनी के ees 
पीछे की तरफ़ ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। रॉन की छड़ी अब + 
तनी हुई थी और उसकी य ६४ के पीछे सदमे की झलक दिख रही थी। सड़क 
के दोनों तरफ़ खिड़कियों पर चेहरे नज़र आ रहे थे, हालाँकि समृद्ध दिख 
हे कुछ पास से गुजरने वालों ने अपने दुशाले समेटे और धीरे-धीरे वहाँ से 
चल दिए, जैसे उस जगह से दूर जाने के लिए उत्सुक हों। 

छूमंतर गली में उनका प्रवेश इससे ज़्यादा नाटकीय नहीं हो सकता 
धा। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि इस वक्त यहाँ से वापस लौट 
जाना चाहिए, ताकि वे कोई अलग योजना सोच सकें। बहरहाल, इससे 
पहले कि वे हिल पाएँ या आपस में बात कर पाएँ, उन्हें पीछे से एक चीख़ 
सुनाई दी। 

'अरे, मैडम लेस्ट्रेंज!' 

हैरी घूमा और ग्रिपहुक ने हैरी के गले पर अपनी पकड़ मज़बूत कर 
दी। झबरीले सफ़ेद बालों वाला एक ऊँचा, दुबला जादूगर उनकी ओर डग 
भरता आ रहा था। उसकी लंबी नाक नुकीली थी। 

'यह ट्रैवर्स है,' पिशाच हैरी के कान में फुसफुसाकर बोला, लेकिन 
उस पल हैरी यह नहीं सोच पाया कि ट्रैवर्स कौन था। हमाइनी पूरी तरह 
तनकर खड़ी हुई और जितनी हिक्रारत से बोल सकती थी, बोली, “और 
तुम क्या चाहते हो ?' 

टरैवर्स जहाँ का तहाँ रुक गया। ज़ाहिर है, उसे बुरा लग गया था। 

'यह प्राणभक्षी है!” ग्रिपहुक ने कहा और हैरी ने हर्माइनी के कान में 
पह जानकारी दे दी। 

'मैं तो सिर्फ़ तुम्हारा अभिवादन करना चाहता था, ट्रैवर्स ने < 
पे कहा, 'लेकिन अगर मेरी मौजूदगी से तुम्हें दिक्क्रत हो रही हो ... 

हैरी ने अब उसकी आवाज़ पहचान ली। ट्रैवर्स उन प्राणभक्षियों में 
प एक था, जो ज़ेनोफ़िलियस के मकान में आए थे। 

'नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं, ट्रैवर्स,' , 
“नी गलती ढॅकने की कोशिश की। “तुम कैसे हो 


हैरी पॉटर 
506 एक 


'तुम्हें इस तरह बाहर घूमते देखकर मैं हैरान हूँ, बेलाट्रिक्स ।' 

“सचमुच ? क्यों ?' हर्माइनी ने पूछा। 

वर्स ने खाँसते हुए कहा, “देखो, मैंने सुना था कि मैल्फ़ॉय महल मे 
रहने वालों को वहीं क़ैद करके रखा गया है, वहाँ से ... वहाँ से ... उसके 
भागने के बाद।' 

हैरी प्रार्थना करने लगा कि हर्माइनी अपने दिमाग का इस्तेमाल 
करे। अगर ट्रैवर्स की बात सच थी, तो बेलाट्रिक्स इस तरह सरेआम नहीं 
घूम सकती थी - 

'शैतानी शहंशाह उन लोगों को माफ़ कर वेते हैं, जिन्होंने अतीत में 
उनकी बहुत वफ़ादारी से सेवा की है,” हर्माइनी ने बेलाट्रिक्स के लच्छेदार 
अंदाज़ की शानदार नक़ल करते हुए कहा। 'ट्रैवर्स, शायद तुम्हारे बारे में 
उनके विचार उतने अच्छे नहीं होंगे, जितने कि मेरे बारे में हैं।' 

हालाँकि प्राणभक्षी आहत दिख रहा था, लेकिन यह सुनकर उसका 
शक कम हो गया। उसने उस आदमी की तरफ़ देखा, जिसे रान ने 
अभी-अभी स्तब्ध किया था। 

“वह तुम्हें क्‍यों परेशान कर रहा था?” 


हर्माइनी ठंडेपन से बोली, 'इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है। अब वह 
दोबारा ऐसा नहीं करेगा।' 

“इस तरह के छड़ीविहीन लोग काफ़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं,' 
ट्रैवर्स ने कहा। 'मुझे उनके भीख माँगने से दिक्क़त नहीं है, लेकिन उनमें से 
एक ने पिछले सप्ताह मुझसे आग्रह किया कि मैं मंत्रालय में उसके मामले की 
पैरवी करूँ। वह कहने लगी, “मैं एक जादूगरनी हूँ, सर, मैं एक जादूगरनी 
हूँ, में आपके सामने साबित करती हुँ!” ' उसने चिंचियाकर उस जादूगरनी 
की नक़ल की और फिर आगे अपनी आवाज़ में बोला, 'उसे लग रहा था, 
जैसे मैं उसे अपनी छड़ी दे दूँगा -,' ट्रैवर्स ने जिज्ञासा से पूछा, “वैसे तुम इस 
वकत किसकी छड़ी का इस्तेमाल कर रही हो, बेलाट्रिक्स ? मैंने तो सुना था 
कि तुम्हारी छड़ी -' 

'मेरी छड़ी मेरे ही पास है,” हर्माइनी ने ठंडेपन से बेलाट्रिक्स की छड़ी 
उठाते हुए कहा। 'ट्रैवर्स, मैं नहीं जानती कि तुमने ये अफ़वाहें कहाँ से 

' लेकिन तुम्हें बहुत गलत जानकारी दी गई है।' 


बह सुनकर ट्रैवर्स थोड़ा चौंक गया और रॉन की तरफ़ मुड़ा। 


ग्रिनगॉट 
rs 507 

“तुम्हारा दोस्त कौन है? मैं पहचान नहीं पाया।” 

“यह ड्रेगोमिर डेस्पार्ड है,” हर्माइनी ने 
था कि रॉन को विदेशी बनाना सबसे (रति ल i फैसला किया 
अग्रेजी बोल पाता है, लेकिन शैतानी शहंशाह के इरादों का य बे कम 

ट्रांसिल्वेनिया से हमारा नया प्रशासन देखने आया है।' | [यल है। वह 

“सचमुच ? आप कैसे हैं, ड्रेगोमिर ?' 

'आप कैसे ?' रॉन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। 

ट्रैवर्स ने अपनी दो उँगलियाँ बढ़ाई हे 
मिलाया, जैसे अपने हाथ गंदे होने का डर | सत शश 

फिर ट्रैवर्स ने पूछा, 'इतनी सुबह-सुबह कौन सी चीज़ तुम्हें और 
तुम्हारे - आह - क़ायल दोस्त को छूमंतर गली में लाई है ?' 

“मुझे ग्रिनगॉट जाना है,” हर्माइनी ने कहा। 

'ओह, मुझे भी वहीं जाना है,, ट्रैवर्स बोला। 'सोना, गंदा सोना! हम 
इसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। बहरहाल, मुझे लंबी उंगलियों वाले 
दोस्तों से संबंध बनाने की ज़रूरत पर अफ़सोस अवश्य होता है।' 

हैरी को महसूस हुआ कि यह सुनने के बाद ग्रिपहुक के हाथ उसके 
गले पर और ज्यादा कस गए। 

'तो चलें ?' ट्रैवर्स ने हर्माइनी को आगे बढ़ने का इशारा करते हुए 
कहा। 

हर्माइनी के पास उसके साथ चलने के सिवा और कोई चारा नहीं 
था। वह घुमावदार सड़क पर उस तरफ़ चल दी, जहाँ ग्रिनगॉट की बफ़ सी 
मेद इमारत बाकी छोटी दुकानों की तुलना में बहुत ऊँची दिख रही थी। 
रॉन उनके बगल में चलने लगा और हैरी तथा प्रिपहुक पीछे-पीछे चल दिए। 

उन्हें यह उम्मीद भी नहीं थी कि ग्रिनगॉट जाते समय एक सतर्क 
प्राणभक्षी उनके साथ लग जाएगा। और सबसे बुरी बात यह थी कि ट्रेवर्स 
ट्रिक्स के भेस वाली हर्माइनी की बगल में चल रहा था, इसलिए हैरी 
ह्माईनी या रॉन से कोई बातचीत नहीं कर सकता था। जल्दी 
संगमरमर की सीढ़ियों के नीचे पहुँच गए, जो कसे के बड़े रराणो वी 
गाती थीं। पहले यहाँ प्रवेश द्वार के दोनों तरफ़ पिशाच Nh र 
हते थे, लेकिन जैसी कि ग्रिपहुक ने उन्‍हें पहले ही oi दे का पो 

जगह पर दो जादूगर खड़े थे, जिनको हाथों में ले, पतली सु 


508 हैरी पॉटर 
छड़ें थीं। 
“आह, वास्तविकता-जाँच छड़ें,' ट्रैव्स ने नाटकीय अंदाज़ में आह 
भरी, 'कितनी बचकानी - लेकिन असरदार! 

उसने सीढ़ियों के ऊपर जाकर दोनों जादूगरों को देखकर सिर 
हिलाया, जिन्होंने सुनहरी छड़ें उठाकर उसके शरीर के दोनों तरफ़ फेरीं। 
हेरी जानता था कि ये छड़ें छिपे सम्मोहन और जादुई वस्तुओं को पकड़ 
लेती हैं। हैरी जानता था कि उसके पास सिर्फ़ कुछ सेकंड थे, इसलिए ड्रेको 
की छड़ी बारी-बारी से दोनों पहरेदारों की ओर करते हुए वह बुदबुदाया, 
'चकरघिन्नी।' ट्रैवर्स का ध्यान इस तरफ़ नहीं गया। वह तो इस वक्त काँसे 
के दरवाज़ों के भीतर वाले हॉल की तरफ़ देख रहा था। मंत्र टकराने पर 
दोनों पहरेदार हल्के से हिले। 

सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हर्माइनी के लंबे, काले बाल उसके पीछे 
लहराए। 

“एक मिनट, मैडम,” पहरेदार ने अपनी छड़ ऊपर उठाते हुए कहा। 

“लेकिन तुमने अभी तो जाँच की है!” हर्माइनी ने बेलाट्रिक्स की 
घमंडी आवाज़ में कहा। ट्रैवर्स ने त्योरियाँ चढ़ाकर देखा। पहरेदार दुविधा में 
नज़र आने लगा। उसने पतली, सुनहरी छड़ को घूरा और फिर अपने 
साथी को, जिसने थोड़ी चकराई आवाज़ में कहा, 'हाँ मैरियस, तुमने 
अभी-अभी इनकी जाँच की है।' 

हर्माइनी रॉन के साथ तेज़ी से आगे निकल गई। हैरी और ग्रिपहुक 
उनके पीछे अदृश्य होकर चल रहे थे। चौखट पार करते वक्त हैरी ने पीछे 
मुडकर देखा। दोनों जादूगर अपने सिर खुजा रहे थे। 

दो पिशाच अंदर के चाँदी के उन दरवाज़ों के सामने खड़े थे, जिन 
पर वह कविता लिखी थी, जो संभावित चोरों को गंभीर प्रतिशोध की 
चेतावनी देती थी। हैरी ने इसकी तरफ़ देखा और अचानक उसके मन में 
चाकू जितनी पैनी याद उभर आई। जिस दिन वह ग्यारह साल का हुआ था 
और उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे अद्भुत जन्मदिन मनाया था, उसी दिन 
ठीक इसी जगह पर हैग्रिड ने उसके पास खड़े होकर कहा था, इसे 

करना पागलपन होगा।' उस दिन ग्रिनगॉट उसे बड़ी अलौकिक 
जि लगी थी। जादूगरों के इस बैंक में उसका ढेर सारा सोना रखा था, 
पता भी नहीं था कि वह उसका मालिक है। उस दिन व 
ए भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि किसी दिन 


ग्रिनगॉट 
चुराने के लिए यहाँ ट i 
चीज़ चुरा ए यहाँ आएगा ... बैंक 
कई (पर के विशाल हॉल में खड़े थे। इछ शी पलों में वे बैक के 
लंबे काउंटर पर पिशाच ऊँचे स्ट्रलों पर बैठकर शुरुआती 
सेवा कर रहे थे। ह्माइनी, रॉन और ट्रैवर्स एक बूढ़े पिशाच कठे 
नो चश्मा लगाकर सोने के एक मोटे सिक्के की जॉच कर रघ या 
हनी रॉन को हॉल को ख़ूबियाँ समझाने के बहाने से गई 
वर्स को अपने आगे जाने दिया। 02230 0 
पिशाच जिस सिक्के की जाँच कर रहा था, उसे एक तरफ़ रखते हुए 
रुद से बोला, 'नक़ली है।' फिर उसने ट्रैवर्स का अभिवादन किया, जिसने 
एक छोटी सुनहरी चाबी दी। पिशाच ने जाँच करने के बाद चाबी लौटा दी। 
हर्माइनी ने क़दम आगे बढ़ाए। 
“मैडम लेस्ट्रेंज!' पिशाच ने स्पष्ट रूप से हैरान दिखते हुए कहा। “हे 
भगवान! मैं आज - आज आपकी क्या मदद कर सकता हूँ ?' 
'मैं अपनी तिजोरी में जाना चाहती हूँ ?” हर्माइनी बोली। 
बूढ़ा पिशाच थोड़ा बिचक सा गया। हैरी ने चारों तरफ़ देखा। न 
सिफ ट्रैवर्स रुककर देखने लगा था, बल्कि कई दूसरे पिशाच भी अपना 
काम छोड़कर हर्माइनी को घूरने लगे थे। 
'आपके पास ... पहचान है ?” पिशाच ने कहा। 
हर्माइनी आवेश में बोली, “पहचान ? मुझसे - मुझसे आज तक कभी 
पहचान नहीं पूछी गई!” 
'वे जानते हैं!” ग्रिपहुक हैरी के कान में बुदबुदाया। “उन्हें ज़रूर 
पेतावनी दे दी गई होगी कि कोई बहुरूपिया आ सकता है!” 
'आपकी छड़ी से काम बन जाएगा, मैडम,” पिशाच ने कहा। हक 
इ कापता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। एक भयकर न ha की 
गान गया कि ग्रिनगॉट के पिशाचों को बेलाट्रिक्स की छड़ी के 
नाम है। हैरी के 
तत्काल क़दम उठाओ, तत्काल क़दम उठाओ, प्रिपहक 
भन में फुसफुसाया, 'सम्मोहन शाप/' दिशाच की तरफ 
हैरी ने चोगे के नीचे हॉथोर्न छड़ी ह | 
गनी और ज़िंदगी में पहली बार फुसफुसाया, ' 


| एक तर की 
हैरी की बाँह में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। एक तरह 


हैरी पॉटर 
540 न 
मांसपेशियों और नसों तक होती हुई 
गर्मी, जो उसके दिमाग से मांसपेशियों और न ah हुई छड़ी त 
पहुँची। यह गर्मी उस शाप की थी, जो उसने अभी-अभी दिया था। 
पिशाच ने बेलाट्रिक्स की छड़ी लेकर उसकी गौर से जाँच की और 
फिर बोला, “ओह, आपने नई छड़ी बनवा ली है, मैडम लेस्ट्रेंज!' 

'क्या ?' हर्माइनी ने कहा, “नहीं, नहीं, यह मेरी है -' 

“नई छड़ी ?'ट्रैवर्स ने कहा, जो दोबारा काउंटर के पास आ रहा धा। 
अब भी चारों तरफ़ के पिशाच उधर ही देख रहे थे। “लेकिन तुमने यह केसे 
किया? तुमने किस छड़ीसाज़ से छड़ी बनवाई ?' 

हैरी ने बिना सोचे काम कर दिया। अपनी छड़ी ट्रैवर्स की तरफ़ 
` करके वह एक बार फिर बुदबुदाया, 'सम्मोहितो।' 

'ओह हाँ, नई छड़ी, ट्रैवर्स ने बेलाट्रिक्स की छड़ी को देखते हुए 
कहा, 'हाँ, बहुत सुंदर। और क्या यह अच्छी तरह काम कर रही है? मुझे 
हमेशा लगता है कि नई छड़ियों को साधने में थोड़ा वक्त लगता है, है ना ?' 

हर्माइनी पूरी तरह चकराई हुई दिख रही थी, लेकिन हैरी को बहुत 
राहत मिली कि उसने बिना कुछ कहे इन अजीब घटनाओं को स्वीकार कर 
लिया। 

काउंटर के पीछे बैठे बूढ़े पिशाच ने ताली बजाई, जिसकी आवाज़ 
पर एक युवा पिशाच वहाँ आ गया। 

'रुनझुन यंत्र लेकर आओ,” उसने युवा पिशाच से कहा, जो भागता 
हुआ गया और पल भर में चमड़े का बैग लेकर आ गया, जिसे उसने बूढ़े 
पिशाच को दे दिया। खनखनाता बैग धातु के टुकड़ों से भरा लग रहा था। 
ठीक है, ठीक है! मेरे पीछे आएँ, मैडम लेस्ट्रेंज,' बूढ़े पिशाच ने कहा और 
अपने स्टूल से उतरकर नज़रों से ओझल हो गया। “मैं आपको 
तिजोरी तक ले चलता हूँ।' 

वह काउंटर के सिरे पर प्रकट हुआ। उनकी तरफ़ आते समय वह 
खुशी से फुदक रहा था। चमड़े के बैग में भरा सामान अब भी खनखन के 
र ट्रैवर्स अब मुँह फाड़ बिलकुल स्थिर खड़ा था। रॉन दुविधा में ट्रेस 
हो रहा धा। था, जिससे सबका ध्यान इस अजीब दृश्य की ओर 
'ठहरो - बोग्रोड!” 


एक और पिशाच काउंटर के पास से दौड़ता हुआ आया। 


ग्रिनगॉट 
Ms 54] 
'हमे निर्देश दिए गए हैं,' उसने हर्माइनी को 
शुककर सलाम करते हुए 
, 'माफ़ कीजिए, मैडम लेस्ट्रेंज, लेकिन लेस्ट्रेंज हुए 
बरे में विशेष आदेश हैं।' टज परिवार की तिजोरी के 


उसने तत्काल बोग्रोड के कान में फुसफुसाकर 
कुछ कहा, लेकिन 
प्म्मोहित शाप के अधीन होने के कारण बूढ़े पिशाच ने उसे दूर हटा दिया। 
मुझे निर्देश मालूम हैं। मैडम लेस्ट्रेंज अपनी तिजोरी में जाना चाहती हैं 
... बहुत पुराना परिवार है ... पुराने ग्राहक हैं ... कृपया इस तरफ़ आएँ ...' 


हॉल से अंदर जाने के कई दरवाज़े थे और वह खनखन करते बैग के 
साथ जल्दी से उनमें से एक की तरफ़ चल दिया। हैरी ने मुड़कर ट्रैवर्स की 
तरफ़ देखा, जो सपाट तथा भावहीन चेहरा लिए अब भी उसी जगह पर 
खड़ा था। उसने फ़ौरन फ़ैसला कर लिया। उसने अपनी छड़ी लहराकर 
ट्रै्व को अपने क़रीब बुलाया, जो आज्ञाकारी कुत्ते की तरह उनके 
पीछे-पीछे चलने लगा। वे दरवाज़े को पार करके पत्थर के गलियारे में 
पहुंच गए, जहाँ मशालों की रोशनी हो रही थी। 

जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, हैरी अपना अदृश्य चोगा उतारते हुए 
वोला, 'हम मुश्किल में हैं। लगता है, उन्हें शक हो गया है।' ग्रिपहुक उसके 
कंधों से नीचे कूद गया। ट्रैवर्स या बोग्रोड ने हैरी पॉटर के अचानक अपने 
बीच प्रकट होने पर ज़रा भी हैरानी नहीं दिखाई। जब हर्माइनी और रॉन 
उनकी भावहीन प्रतिक्रिया से दुविधा में नज़र आए, तो हैरी आगे बोला, 'वे 
हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि मैंने पर्याप्त शक्तिशाली सम्मोहन 

याहे ...' 

उसके दिमाग़ में एक और याद कौंधी। यह याद असली बेलाट्रिक्स 

ट्रे की थी। जब हैरी ने पहली बार अक्षम्य शाप देने की कोशिश की 


थी, तो बेलाट्रिक्स ने उससे चीख़ते हुए कहा था : उसके लिए सच्ची इच्छा 
चाहिए, पॉटर।' 
“अब हम क्या करें ?' रॉन ने कहा। क्या वापस चलें ? इस समय तो 
हम वापस लौट सकते हैं।' 


और मुख्य हॉल में जाने वाले 
हो रहा होगा। 
तो कहता हूँ किं आगे 


'अगर हम लौट सकें,” हर्माइनी ने कहा 
वजे की तरफ़ देखा, जिसके पीछे जाने क्या 


र दूर तक तो आ ही गए हैं। में 
' हैरी बोला। लिए बोग्रोड 
'अच्छी बात है!” ग्रिपहुक ने कहा। ' हमे गाड़ी चलाने के 


हेरी पॉटर 
5]2 हल ला 


की ज़रूरत है। मेरे पास अब इसका अधिकार नहीं है। लेकिन जादूगर क 


लिए 7 जगह नहीं होगी |” 
हैरी ने अपनी छड़ी ट्रैवर्स की तरफ़ तानी। 


'सम्मोहितो!' 

जादूगर मुड़ा और तेज़ गति से अँधेरे रास्ते पर चल दिया। 

“तुम उससे क्या करवा रहे हो ?' 

'उसे छिपा रहा हूँ,” हैरी ने कहा, जब उसने अपनी छड़ी बोग्रोड की 
तरफ़ की। बोग्रोड ने फ़ौरन सीटी बजाकर एक छोटी गाड़ी बुलाई, जो 
अंधेरे में से निकलकर पटरियों पर धड़धड़ाती हुई आ गई। इसमें बैठते 
समय हैरी को पीछे मुख्य हॉल से चिल्लाने की दबी हुई आवाज़ें सुनाई दीं। 
वे ठसाठस बैठे थे और बोग्रोड ग्रिपहुक, हैरी, रॉन तथा हर्माइनी के आगे 
बैठा था। 

एक तेज़ झटके के साथ गाड़ी चलने लगी और इसने रफ्तार पकड़ 
ली। वे ट्रैवर्स के पास से धड़धड़ाते हुए निकले, जो दीवार की एक दरार में 
घुस रहा था। फिर गाड़ी भूलभुलैया जैसे गलियारों में घूमती हुई नीचे की 
तरफ़ चलने लगी। पटरियों पर गाड़ी की खड़खड़ के कारण हैरी को कुछ 
सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाल पीछे उड़ रहे थे, जब वे छत से लटकते 
चूने के खंभों के बीच से मुडकर और गहराई में गए। लेकिन हैरी आगे नहीं, 
पीछे देख रहा था। हो सकता है, उनका भेद खुल गया हो। उसने इस बारे 
में जितना सोचा, उसे यह उतना ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण लगा कि वे हमईनी 
को बेलाट्रिक्स के भेस में लाए थे। यही नहीं, वे बेलाट्रिक्स की छड़ी भी लाए 
थे, जबकि प्राणभक्षी जानते थे कि यह चोरी हो चुकी है - 

ग्रिनगॉट में पहली बार आने पर हैरी जितनी गहराई में गया था, 
इस बार उससे भी ज़्यादा गहराई में पहुँच गया। गाड़ी तेज़ी से एक अंधे 
मोड़ पर मुड़ी और उनके ठीक सामने पटरियों पर एक जलप्रपात 
लगा। हैरी को ग्रिपहुक के चिल्लाने की आवाज़ आई, “नहीं!” लेकिन गाड़ी 
5 ब्रेक नहीं थे। वे ऊपर से गिरती पानी की धारा में से होते हुए पार निर्कर 
हि हैरी की आँखों और मुँह में पानी भर गया। वह देख नहीं सकता था 
का न gr ले सकता था। फिर एक ज़ोरदार झटके के सार्थ गाड़ी 
टकराकर गाडी र वे सभी इसमें से गिर गए। गलियारे की दीवार 
दी। उसे इ. उडे उकड़े हो गई, जिसकी आवाज़ हैरी को साफ़ सुनाई 

हमाईनी के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई दी। वह हल्की 


ग्रिनगॉट 
5I3 


उड़ने लगा 
रीन की और उड़ने लगा और चट्टानी गलियारे के फ़र्श पर विना दर्द के 
गिर गया। 

'ग - गद्दीदार सम्मोहन, हर्माइनी ने है 
4 हर्माइनी को उसके पैरों पर खड़ा किया। किन ह क बेर जब रॉन 
रंआ गया कि अब हमईनी बेलाट्रिक्स के भेस में नहीं थी। इसके दहशत 
वह ज़रूरत से ज़्यादा बड़े दुशालों में बिलकुल गीली थी और अपने अल 
हप में आ गई थी। रॉन के बाल एक बार फिर लाल हो गए थे और उसकी 
बढ़ी चली गई थी। जब उन दोनों ने एक-दूसरे को देखा और अपने चेहरों 
पर हाथ फेरे, तो उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया। 

'चोर का पतन!” ग्रिपहुक ने खड़े होते हुए कहा और मुड़कर पटरियों 
पर गिरते जलप्रपात को देखा। हैरी अब समझ गया था कि यह सिर्फ़ पानी 
ही नहीं था। 'यह प्रपात सारे सम्मोहन, सारे जादुई छिपाव को धो डालता 
हे। वे जानते हैं कि ग्रिनगॉट में बहुरूपिए घुस आए हैं। उन्होंने हमारे 
ख़िलाफ़ सुरक्षात्मक इंतज़ाम सक्रिय कर दिए हैं!' 

हर्माइनी टटोलकर देखने लगी कि क्या उसके पास अब भी उसका 
बैग है। हैरी ने भी जल्दी से अपनी जैकेट में हाथ डालकर देखा कि कहीं 
उसका अदृश्य चोगा तो गायब नहीं हो गया है। फिर उसने मुड़कर देखा कि 
ग्रोड हैरानी में अपना सिर हिला रहा है : चोर के पतन ने सम्मोहन शाप 
को भी ख़त्म कर दिया था। 

'हमें उसकी ज़रूरत है,” ग्रिपहुक ने कहा, हम ग्रिनगॉट के पिशाच 
के बिना तिजोरी में नहीं घुस सकते। और हमें रुनझुन यंत्र की भी ज़रूरत है!' 

'मम्मोहितो/' हैरी ने एक बार फिर कहा। उसकी आवाज़ पत्थर के 
तिरे में गूंजी, जब उसने दिमाग से छड़ी तक प्रवाहित होते नियंत्रण र 
हास को दोबारा महसूस किया। बोग्रोड एक बार फिर उसकी ना 
भनुसूप काम करने लगा। उसके चेहरे का हैरानी का भाव विनम्र उदासीनता 
बदल गया। रॉन धातु के औज़ारों के थैले को उठाने के लिए लपका। 


इनी हैरी, मुझे लगता है कि लोगों के आने की आवाजें कि रही हैं!' 
वोली और बेलाट्रिक्स की छड़ी जलप्रपात की पल आ हे 
` 'क्षाकवच!” कवच सम्मोहन उड़ता हुआ गया और ज 
को तोड़ता हुआ निकल गया। ना किम गा | 
अच्छा सोचा,' | र 
च्छा सोचा,' हैरी ने कहा, “आगे चलकर सता पीछे 


'हम बाहर कैसे निकलेंगे ?” रॉन ने पूछा! जी 


हैरी पॉटर 
54 र्त 
अँधेरे में तेज़ी से चले। बोग्रोड किसी वफ़ादार कुत्ते की तरह उनके साध 
हफता हुआ चल रहा था। वो 

क र बारे में हम वक्त आने पर चिंता करेंगे,” हैरी ने कहा। इह 
सुनने की कोशिश कर रहा था। उसे पास में किसी चीज़ के हिलने और 
टकराने की आवाज़ आ रही थी। 'ग्रिपहुक, और कितनी दूर है?” 

'ज्यादा दूर नहीं है, हैरी पॉटर, ज़्यादा दूर नहीं है ...' 

एक मोड़ मुड़ते ही उन्हें वह चीज़ दिख गई, जिसके लिए हैरी तैयार 
था, लेकिन इसके बावजूद वे सभी रुक गए। 

उनके सामने एक दैत्याकार ड्रैगन ज़मीन से बँधा हुआ था। वह वहाँ 
की चार-पाँच सबसे गहरी तिजोरियों का रास्ता रोके था। ज़मीन के नीचे 
लंबे समय तक रहने के कारण उसकी चमड़ी पीली और पपड़ीदार हो गई 
थी। उसकी आँखें दूधिया गुलाबी थीं। दोनों पिछले पैर भारी ज़ंजीरों से 
चट्टानी फ़र्श पर गहरे गड़े विशाल खूँटों से बंधे थे। उसके विशाल, नुकीले 
पंख इसके शरीर के क़रीब थे। अगर वह अपने पंख फैलाता, तो पूरा 
कमरा भर जाता। उनकी तरफ़ अपना बदसूरत सिर उठाकर ड्रैगन गरजा, 
जिससे चट्टान कॉपने लगी। उसने अपना मुँह खोलकर आग उगली, 
जिससे वे सभी गलियारे में पीछे भागने लगे। 

“यह थोड़ा अंधा है,” ग्रिपहुक ने हाफते हुए कहा, 'लेकिन इस कारण 
ज़्यादा दुष्ट है। बहरहाल, हमारे पास इसे क्राबू में करने का उपाय है। इसे 
` कि रुनझुन यंत्र की आवाज़ सुनने पर इसे क्या करना चाहिए। बैग 
मुझ दा।' 

रॉन ने बैग ग्रिपहुक को दे दिया और पिशाच ने उसमें से धातु के 
कुछ छोटे औज़ार बाहर निकाले। उन औज़ारों को हिलाने पर ऐसी तेज़ 
आवाज़ हुई, जैसे लोहे की किसी चीज़ पर छोटे हथौड़े मारे जा रहे हों। 
ग्रिपहुक ने उन्हें आगे बढ़ाया : बोग्रोड ने औज़ारों को विनम्रता से ले लिया। 


'तुम जानते हो, क्या करना है,” ग्रिपहुक ने हैरी, रॉन और हर्माईनी 
से कहा। 'इस आवाज़ को सुनते ही वह यातना की उम्मीद करेगा और 


हट जाएगा। उसी समय बोग्रोड तिजोरी के दरवाज़े पर 
रखनी होगी।' ड को अपनी हथेली तिजोरी 


गे वे रुनझुन यंत्र हिलाते हुए दोबारा मोड़ मुड़े। चट्टानी दीवारों मे हक 
भ्राए कई गुना बढ़कर गूँजा, जिससे हेरी की खोपड़ी कॉपने लगी। 
राए अंदाज़ में गरजा और फ़ौरन पीछे हट गया। वह काँप रही 7 


ग्रिनगॉट 
जाने पर हैरी ने देखा कि ड्रैगन के 
क़रीब जाने पर खा कि ड्रैगन के 
' ` अंदाज़ा लगा लिया कि रुनझुन यंत्र की चेहरे पर कई बुरे घाव थे। 


क आवाज़ पर 
वारां से दागा जाता होगा, इसलिए वह उस आवाज़ ase का 
- | 


'बोग्रोड से दरवाज़े पर हथेली रखवाओ!' ग्रिपहुक 
किया, जिसने अपनी छड़ी एक बार फिर बोग्रोड की त हक के 
मे आदेश मानते हुए अपनी हथेली लकड़ी पर रख दी। तिजोरी का 
ह॒वाज़ा पिषल गया और सामने एक गुफा जैसी जगह दिखने लगी। अंदर 
सारा सामान ठसाठस भरा था। फ़र्श से छत तक सोने के सिक्के और 
याले, चाँदी के रक्षाकवच, विचित्र प्राणियों की खालें (जिनमें से कुछ के लंबे 
टे थे, कुछ के झुके हुए पंख थे), रत्न जड़े पात्रों में काढ़े और मुकुट पहने 
घोपड़ी रखी थी। 
जब वे सभी तेज़ी से तिजोरी के भीतर घुसे, तो हैरी बोला, 'खोजो, 
जल्दी! 
उसने रॉन और हर्माइनी को मेहनतकश के कप का वर्णन बता दिया 
धा, लेकिन अगर इस तिजोरी में कोई अनजान होरक्रक्स हुआ, तो उसे 
नहीं मालूम था कि वह कैसा दिखता होगा। बहरहाल, उसे चारों तरफ़ 
नजरें दौडाने का समय ही नहीं मिला। पीछे से एक दबी हुई आवाज़ आई। 
दरवाज़ा दोवारा प्रकट हो गया था और वे तिजोरी के भीतर बंद हो गए 
ध। वे घुप्प अँधेरे में खड़े थे। 
रॉन हैरानी से चिल्लाया, लेकिन ग्रिपहुक बोला, “कोई बात नहीं, 
वेग्रोड हमें वाहर निकाल देगा! क्या तुम लोग अपनी छड़ियों से रोशनी नहीं 
झर सकते? जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है!' 
प्रकाशित भव।' 
हैरी ने अपनी छड़ी की नोक पर रोशनी करके तिजोरी में चारों 
ऐफ देखा। उसे चमकते रत्न दिखे। उसे गरुड़द्वार की नक़ली हानी ने 
नो के बीच एक ऊँची अलमारी पर रखी दिखी। रान और हि 
क छड़ियाँ रोशन कर ली थीं। अब वे अपने आस-पास की 
को देख रहे थे। 
हैरी, क्या यह हो -? ओह!' 
लक अपनी छड़ी उसकी 
„गिग दर्द से चिल्लाई और हैरी ने समय a छूट गया था। 


पमाई। रत्नों वाला एक प्याला हमईनी लगा 
त्ते यह कई प्यालों में बदल गया और प्यालों की बरसात करने लगा। 


हेरी पॉटर 
546 = 
किक - जोरदार खड़खड़ के साथ फर्श पर उसी जैसे प्याले हर दि, 
tv जिससे असली प्याले को खोजना असंभव हो गया कु 
` इसने मुझे जला दिया!' हर्माइनी ने कराहते हुए कहा और अपनी 

जली हुई उँगलियाँ चूसीं। पो 

‘उन्होंने बहुलो और ज्वलंत शापों को मिला दिया है!” ग्रिपहुक़ ने 
कहा। “तुम जिस भी चीज़ को छुओगे, वह जलने लगेगी और कई गुना होने 
लगेगी, लेकिन नक़ली सामान बेकार है - और अगर तुम उस क्रीमती चीज़ 
को पकड़े रहोगे, तो अंततः चीज़ों के वज़न से दबकर मर जाओगे!' 

“ठीक है, कुछ मत छूना!' हैरी ने हताशा में कहा, लेकिन उसकी 
बात पूरी हुई ही थी कि संयोग से रॉन का पैर एक गिरे प्याले से टकरा 
गया, जिससे बीस और प्याले गिरने लगे। रॉन उसी जगह पर फुदकने 
लगा, क्योंकि गर्म धातु के कारण उसके जूते का सामने वाला हिस्सा जलने 
लगा था। 

“स्थिर खड़े रहना, हिलना मत!” हर्माइनी ने रॉन को पकड़ते हुए कहा। 

“बस चारों तरफ़ देखो!” हैरी बोला। “याद रखो, कप छोटा और 
सुनहरा है, इस पर एक बिज्जू उकेरा गया है, दो हैंडल हैं - अगर वह न 
दिखे, तो किसी चीज़ पर चील बनी होगी, जो चीलघात का प्रतीक है -' 

उन्होंने अपनी छड़ियाँ हर कोने और दरार की तरफ़ घुमाई और 
उसी जगह पर सावधानी से घूमे। इतनी छोटी जगह पर किसी चीज़ को 
छुए बिना इधर-उधर घूमना असंभव था। हैरी ने ज़मीन पर बहुत से 
नक़ली गैलियनों की बौछार कर दी, जो प्यालों के ऊपर पहुँच गए। अब 
पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। चमचमाता सोना दहक रहा था, 
इसलिए तिजोरी अँगीठी की तरह तप रही थी। हैरी की छड़ी की रोशनी 
कवचों और पिशाचों के बनाए शिरस्त्राणं पर से गुज़री, जो छत तक ऊँची 
अलमारियों पर रखे थे। उसने रोशनी और ज़्यादा ऊपर की, जब तक किं 
उसे वह चीज़ नहीं दिख गई, जिससे उसका दिल धक्क रह गया और हाथ 
कॉपने लगा। 

'यह वहाँ है, वहाँ ऊपर!” 

रोन और हर्माइनी ने भी अपनी छड़ियाँ उसी तरफ़ कर दीं। 8“ 
el केप तीन तरफ़ से आती रोशनी में चमकने लगा : वह कप , 
और सा का था, जो हेपज़िबा स्मिथ को विरासत में मिला “ 

उसे टाम रिडल ने चुरा लिया था। 


ग्रिनगॉट 
नल 77 57 
रॉन ने पूछा, हम बिना किसी चीज़ को छुए वहाँ तक पहुंचेंगे 
'आगमनो कप!” हर्माइनी चिल्लाई, जो अपनी हताशा में का 
ज [ में वह बात 
गई थी, जो ग्रिपहुक ने योजना बनाते समय उन्हें बताई थी। 
'कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा!” पिशाच ुर्राया। 
'तो फिर क्या करें ?' हैरी ने गुस्से से पिशाच से पछा। : 
पूछा। 'ग्रिपहुक, 
गर तुम तलवार चाहते हो, तो तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए - ज़रा 
दहरो! क्या मैं उसे तलवार से छू सकता हूँ? हर्माइनी, तलवार तो देना!” 
हर्माइनी ने अपने दुशाले में हाथ डालकर बैग बाहर निकाला। ब 
प्ल तक टटोलने के बाद उसने चमकती तलवार निकाली। हैरी ने बम 
प्रणिकदार मूठ को पकड़ा और इसकी नोक पास की चाँदी की सुराही से 
हुआई। सुराही कई गुना नहीं हुई । 
'काश मैं तलवार को हैंडल में डाल सळूँ - लेकिन मैं इतनी ऊपर 
हुचुगा कैसे ?' 
जिस अलमारी पर कप रखा था, वह उनमें से किसी की भी पहुँच से 
र थी - सबसे लंबे रॉन की भी। जादुई ख़ज़ाने से गर्मी की लपटें उठ रही 
धीं। हेरी के चेहरे और पीठ पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसका पूरा 
धान कप तक पहुँचने की तरकीव सोचने पर केंद्रित था। तभी उसे 
तिजोरी के दरवाज़े के दूसरी तरफ़ ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। 
गनन यंत्र की आवाज़ भी लगातार तेज़ होती जा रही थी। 
अव वे सचमुच फँस चुके थे। दरवाज़े के अलावा बाहर निकलने का 
और कोई रास्ता नहीं था और उधर पिशाचों का झुंड आ रह दा हैरी ने 
रन और हर्माइनी की तरफ़ देखा। उनके चेहरे पर दहशत थी। हि 
` 'हर्माइनी,' हैरी ने कहा, जब रुनझुन यंत्र की आवाज़ ज़्यादा °: हो 
१, 'मुझे वहाँ ऊपर पहुँचना होगा, हमें इसे नष्ट करना कस फुसफुसाई 
हर्माइनी ने अपनी छड़ी उठाकर हैरी की तरफ़ तानी और फुसफुसाई, 


। 
+ आर्मर से टकराया 
हवा में घुटनों से ऊपर उठते समय हैरी सूट पे ठसाठस भरी जगह 


भैर इसके कई गर्म संस्करण प्रकट हो गए, 

न सजा भर गए, दर्द भरी ची़ों के साथ न, दमी श 

शव कई चीज़ों से टकरा गए। वे चीज़ें भी कई (लाए, जव हैरी 
राने में आधे दफ़न हो चुके थे। वे जूझे और 


58 हैरी पॉटर 
तलवार मेहनतकश के कप के हैंडल में घुसाई और उसे धार पर जमा 
लिया। 

'अप्रभावितो/' हर्माइनी गर्म धातु से अपनी, रॉन और पिशाचा की 
रक्षा करने की कोशिश में चीख़ी। 

फिर सबसे बुरी चीख आई। हैरी ने नीचे देखा। रॉन और हर्माइनी 
खज़ाने में कमर तक धँसे थे और बोग्रोड को ऊपर उठते खज़ाने में सने से 
रोक रहे थे, लेकिन ग्रिपहुक ओझल हो चुका था और सिर्फ़ उसकी लंबी 
उँगलियाँ ही नज़र आ रही थीं। 

हैरी ने ग्रिपहुक की उंगलियों को पकड़कर खींचा। जला हुआ 
पिशाच विलाप करता हुआ धीरे-धीरे ऊपर आया। 

'अधोगामी!' हैरी चिल्लाया। एक झटके के साथ वह और ग्रिपहुक 
उफनते ख़ज़ाने की सतह पर आ गए और हैरी के हाथ से तलवार छूट गई। 

'इसे पकड़ो!' हैरी गर्म धातु से चमड़ी जलने के दर्द के बावजूद 
चिल्लाया। जलती हुई वस्तुओं से बचने के लिए ग्रिपहुक फिर उसके कंधों 
पर सवार हो गया। हैरी ने कहा, 'तलवार कहाँ है? इस पर कप था!' 

दरवाज़े की दूसरी तरफ़ रुनझुन यंत्र की आवाज़ अब कानफोडू हो 
चुकी थी - बहुत देर हो चुकी थी - 

“वहाँ!” 

ग्रिपहुक ने इसे देख लिया और फ़ौरन इसकी तरफ़ छलाँग लगा 
दी। उसी पल हैरी समझ गया कि पिशाच को कभी यह उम्मीद नहीं थी कि 
वे अपना वादा निभाएँगे। सोने की गर्म वस्तुओं के बीच गिरने से बचने के 
लिए ग्रिपहुक ने एक हाथ से हैरी के बाल कसकर पकड़ लिए और दूसरे 
र से तलवार की मूठ पकड़कर उसे हैरी की पहुँच से दूर ऊपर उठ 

या। 

र तलवार के हैंडल पर टिका छोटा सुनहरा कप हवा में उड़ने लगा। 
हालाँकि पिशाच अब भी हैरी पर सवार था, लेकिन इसके बावजूद हैरी ने 
गोता लगाकर कप को पकड़ लिया। हालाँकि कप के कारण उसकी चमड़ी 
जल रही थी, लेकिन उसने कप को नहीं छोड़ा, तब भी नहीं, गर्ब 
कप के अनगिनत कप उसकी मुट्ठी से निकले और उसके शरीर पर 
क का दरवाज़ा एक बार फिर खुल गया। हम 
न और प और चाँदी पर फिसलता हुआ पाया। फिसलते हुए 

बाहर के रास्ते तक पहुँच गए। 


ग्रिनगॉट 
5 
उसके शरीर पर छाले और फोड़े हो चुके थे। उसे भय हु 
बहरहाल, हैरी को इस बात की परवाह नहीं थी। भयंकर दर्द हो रहा 
खज़ाने की बाढ़ में बहते हुए हैरी ने कप को पताल भी कई गुना 
को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ग्रिपहुक ब में रखा और 
ळा मिलते ही वह हैरी के कंधों से फिस आर वा जा चुका था। पहला 
पास खड़े पिशाचों के बीच भागा। वह चिल्लाता जा रहा जहराता हुआ 
प्रदद करो! चोर!” वह सामने से आती भीड़ में गुम हो गया है स चोर! 
रामे थे और जिन्होंने कोई सवाल किए [ना उसकी बात ' सभी खंजर 
ल ए विना उसकी बात पर विशवास कर 
गर्म धातु पर फिसलता हैरी बड़ी मुश्किल से 
.आ। वह जानता द अपने पैरों पर खड़ा 
हुआ। ह जनता dais i संघर्ष करना है। _ 
हम भी 
लाल bo लपटें पिशाचों की भीड़ की तरफ़ lr ह 
लुढ़क गए, लेकिन बाक़ी आगे बढ़ते रहे। हैरी ने देखा | 
जादूगर पहरेदार भी आ रहे थे। ह मर 
वंधा ड्रोन गरजा और पिशाचों की तरफ़ आग उगलने लगा। 
जादूगर पहरेदार जिस रास्ते से आए थे, उसी रास्ते वापस भाग गए। 
अचानक हैरी के मन में एक प्रेरणा या पागलपन भरा विचार आया। उसने 
अपनी छड़ी उन मोटी ज़ंजीरों की तरफ़ की, जिनसे वह जानवर फर्श में गड़े 
ुँों से वंधा था। हैरी ज़ोर से चिल्लाया, 'विभक्तो!' 
ज़जीरें तेज़ धमाके के साथ टूट गई। 
"इस तरफ़! हैरी चिल्लाया और आने वाले पिशाचों पर स्तब्धीकरण 
मत्र मारते हुए अंधे ड्रैगन की तरफ़ भागा। 
'हैरी - हैरी - तुम क्या कर रहे हो?” हर्माईनी चिल्लाई। 
'ऊपर आओ, ऊपर चढ़ जाओ, जल्दी -' 
ड्रेन को यह एहसास ही नहीं हुआ था कि अब वह आजार है। हैरी 


उसकी पीठ पर चढ़ गया। ड्रैगन की खाल लोहे जितनी सख्त थी। उसे तो 
शी नी का वज़न महसूस भी नहीं हुआ होगा। हैरी ने एक वा आगे बढ़ाकर 
उनके पीछे चढ़ गया और 


को भी ऊपर खींच लिया। रॉन भी 
कि अब वह आज़ाद हो चुका है। 


` _ तेज़ी से गरजते हुए ड्रैगन झुका। हैरी ने अपने घुटने सटा लिए और 
नी से जकड़ लिए, जब पंख खुले और चीख़ते पिशाचो को कीड़े-मकोड 


धा। 


सेके 
`® पल भर बाद ड्रैगन को एहसास हुआ 


हैरी पॉटर 
520 शा 

तितर-बितर करते हुए ड्रैगन हवा में उड़ने लगा। हैरी, रॉन 
हक पीठ पर पूरी तरह झुके थे, लेकिन उनके शरीर के ३५ 
हिस्से छत से टकरा रहे थे। जब ड्रैगन गलियारे की तरफ़ बढ़ा, तो पिशाच 
खंजर फेंकने लगे, लेकिन वे उसकी खाल से टकराकर गिर गए। 

'हम कभी बाहर नहीं निकल पाएँगे, इसका शरीर बहुत बड़ा है।' 
हमईनी चीखी, लेकिन ड्रैगन ने अपना मुंह खोलकर आग उगली। सुरंग में 
विस्फोट हो गया, जिससे छत और फ़र्श तड़ककर टूट हक । सिर्फ़ अपनी 
ताक़त के दम पर ड्रैगन रास्ता बना रहा था। हैरी की आँखें गर्मी और धूल 
के कारण कसकर बंद थीं। चट्टान के तड़कने और ड्रैगन के गरजने की 
आवाज़ों के कारण उसके कान के पर्दे फटे जा रहे थे। वह तो उसकी पीठ 
कसकर पकड़े था और किसी भी पल गिरने की उम्मीद कर रहा था। तभी 
उसने हर्माइनी को चिल्लाते सुना, विस्तारितो!” 

हर्माइनी गलियारे के रास्ते को बड़ा करने में ड्रैगन की मदद कर रही 
थी। वह छत को चौड़ा कर रही थी, जब ड्रैगन चीखते और रुनझुन यंत्र 
बजाते पिशाचों से दूर ऊपर की तरफ़, ताज़ी हवा की तरफ़ उड़ने लगा। 
हैरी और रॉन ने हर्माइनी की नक़ल करके वही मंत्र दोहराया। मंत्रों से छत 
में विस्फोट हो गया। भूमिगत जलप्रपात पार करने पर गुराति भीमकाय 
जानवर को आज़ादी का पूरा एहसास हो गया। ड्रैगन की कॉटेदार पूँछ पीछे 
लहरा रही थी। बड़ी-बड़ी चट्टानों के साथ ही छत से लटकते चूने के खंभे 
भी टूट गए थे। पिशाचों के रुनझुन यंत्र की आवाज़ अब काफ़ी धीमी हो 
गई थी, जबकि ड्रैगन की आग के कारण आगे उनका रास्ता साफ़ नज़र आ 
रहा था - 


आखिरकार, उनके मंत्रों और ड्रैगन की अमानवीय शक्ति की 
बदौलत वे गलियारे से विस्फोट करते हुए संगमरमर के हॉल में पहुँच गए। 
वहाँ मौजूद जादूगर और पिशाच चिल्लाकर सुरक्षित जगह पर भागे। 
अंततः ड्रैगन को अपने पंख फैलाने की जगह मिल गई। उसने अपना 
सींगदार सिर बाहर की ठंडी हवा की ओर किया, जिसकी खुशबू उसे 
दरवाज़े के पार से आ रही थी। पीठ पर सवार हैरी, रॉन और हर्माइनी के 
चाथ वह उड़ने लगा। ड्रैगन ने ज़ोरदार टक्कर मारकर धातु के दरवाज़ों 
पार किया। छूमंतर गली में पहुँचकर ऊपर उड़ते समय हैरी ने देखा किं 
पीछे धातु के दरवाज़े अपनी चूलों पर झूल रहे थे। 


अध्याय सत्ाईप् 


छिपने को आख़िरी जगह 


दिशा बदलने का कोई उपाय नहीं था। ड्रैगन यह नहीं देख सकता था कि 
वह कहाँ जा रहा है। हैरी जानता था कि अगर ड्रैगन तेज़ी से मुड़ा या बीच 
हवा में गुलाँटियाँ खाने लगा, तो उसकी चौड़ी पीठ से चिपके रहना 
असंभव होगा। बहरहाल, जब वे ऊँचे और ऊँचे उड़ने लगे, तो नीचे लंदन 
किसी भूरे और हरे नक्शे जैसा दिखने लगा। हैरी के मन में इस समय 
कृतज्ञता भरी थी, क्योंकि उस जगह से सही-सलामत निकलना असंभव 
लग रहा था। ड्रैगन की गर्दन पर नीचे झुककर वह इसकी सख्त खाल को 
कसकर जकड़े रहा। ठंडी हवा से हैरी की जली और फफोलों से भरी चमड़ी 
को राहत मिल रही थी। ड्रैगन के पंख पवनचक्की के पंखों की तरह हवा 
काट रहे थे। पीछे रॉन अनाप-शनाप बके जा रहा था और हर्माइनी सुबक 
रही थी। हैरी नहीं जानता था कि वे खुशी के कारण ऐसा कर रहे थे या डर 
के कारण। 
पाँच मिनट वाद हैरी का यह डर थोड़ा कम हुआ कि ड्रैगन उन्हें फेंक 
देगा, क्योंकि ड्रैगन का इरादा तो सिर्फ़ यह लगता था कि वह अपनी 
भूमिगत जेल से ज्यादा से ज्यादा दूर पहुँच जाए। बहरहाल, हैरी के मन में 
भव भी यह डरावना सवाल था कि वे ज़मीन पर कैसे और कब उतरेंगे। 
ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ड्रैगन विना रुके कितनी दूर तक उड़ 
हैं। उसे यह भी पता नहीं था कि यह ख़ास ड्रैगन, जिसे बहुत कम 
दिखाई देता था, नीचे उतरने की अच्छी जगह कैसे खोजेगा। वह मे दर्द हो 
रों तरफ़ देखता रहा और कल्पना करता रहा कि उसके निशान में द 


ह है 
वोलडेमॉर्ट को कितनी देर बाद पता चलेगा कि वे लेस्ट्रेँज परिवार 


52l 


So हैरी पॉटर 
की तिजोरी में घुस गए थे? ग्रिनगॉट के पिशाच कितनी जल्दी 
को यह जानकारी देंगे? उन्हें कितनी जल्दी एहसास होगा कि वे 
क्या ले गए हैं? और फिर, उन्हें कब पता चलेगा कि सुनहरा कप र 
हे ? आखिरकार वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाएगा कि वे होरक्रक्स खोज र 
लगता था, ड्रैगन ज़्यादा ठंडी और ताज़ी हवा चाहता था 
लगातार ऊँचा उड़ता रहा, जब तक कि वे ठंडे बादलों के बीच नहीं बी 
लगे। हैरी को अब लंदन के अंदर और बाहर जाती कारों के छोटे रंगीन 
बिंदु नहीं दिख रहे थे। वे आगे और आगे उड़ते रहे। वे गाँवों के ऊपर 
उड़े, जो हरे और भूरे टुकड़ों जैसे दिख रहे थे। वे सड़कों और नदियों हे 
का उड़े, जो काली लकीरों और काँच के फीतों की तरह नज़र आ 
जब वे उत्तर दिशा में और आगे बढ़ने लगे, तो रॉन चिल्लाया 
“तुम्हें क्या लगता है, यह किसकी तलाश कर रहा है ?! kl 
'क्या पता,” हैरी गरजा। उसके हाथ ठंड के 
लेकिन वह उन्हें हिलाने का जोखिम नहीं ले सकता spi क , 
सोच रहा था कि अगर ड्रैगन समुद्र की तरफ़ गया और उन्हें किनारा दिखा 
तो वे क्या करेंगे। उसका पूरा शरीर ठंडा और सुन्न था। वह बहुत 
और प्यासा भी था। फिर उसके मन में विचार आया कि इस जनक 
ह हे खाना कब खाया होगा ? निश्चित रूप से इसे जल्दी ही भूख 
लगेगी ? और उस वक्त क्या होगा, जब 
पीठ पर तीन बहुत ही खाने योग्य इंसान र हैं? ०७७७७ 
नीले आसमान में सूरज नीचे होने लगा 
ह ग। ड्रैगन अब भी उड़ता रहा। 
re क नला होते रहे। ड्रैगन की विशाल छाया किसी 
> पर सरक रही थी। ड्रैगन की पीठ पकड़े 
रखने , , i 
खने pea, नई का अग-अंग दुख रहा था। 
यह मेरी कल्पना है,' रॉ 
सत्क ,' रॉन काफ़ी देर की ख़ामोशी के बाद 
oS हक हम सचमुच नीचे आ रहे हैं ?' । 
सूर्यास्त में तबे जैसे आ गहरे हरे रंग के पहाड़ और झीलें थीं, जो 
नीचे का दृश्य अब ज्यादा दिख रही थीं। उसने एक तरफ़ झुककर देखा, 
क्या ड्रैगन ने सूरज की हज साफ़ हर जा रहा था। उसने सोचा किं 
शनी के प्रतिबिंब से ताज़े पानी की मौजूदगी की 


छिपने की आख़िरी जगह 52 
oo 3 
भाप लिया था। 

रैन घुमावदार गोलों में उड़ता हुआ लगातार नीचे आने 
ऐप्ता लग रहा था कि यह एक छोटी झील पर उतरने वाला था। 


'मेरा सुझाव तो यह है कि जब यह पर्याप्त नीचे आ जाए 
कूद जाना चाहिए!” हैरी ने उन दोनों से कहा। “इससे पहले Me 
होने का पता चले, हमें पानी में छलाँग लगा देनी चाहिए!” 


वे दोनों इस बात के लिए तैयार हो गए, हालाँकि हर्माइनी 
आवाज़ थोड़ी सहमी हुई थी। अब हैरी को पानी की सतह पर 
पीले पेट का प्रतिबिंब दिख रहा था। 

४ कदो | ) 

वह ड्रैगन के एक तरफ़ से फिसला और पैर नीचे करके झील में कूद 
गया। दूरी उसकी उम्मीद से ज्यादा थी, इसलिए वह तेज़ी से पानी पर 
गिरा। किसी भारी पत्थर की तरह वह बहुत ठंडी, हरी, पानी के पौधों से 
भरी दुनिया में नीचे पहुँच गया। पैर चलाकर वह सतह पर आया और 
हॉफता हुआ ऊपर निकला। उसने रॉन और हर्माइनी के कूदने की जगह 
पर विशाल बुलबुले निकलते देखे। लगता था, ड्रैगन कुछ नहीं देख पाया। 
वह तो अब तक पचास फुट दूर पहुँच चुका था। वह झील पर इतनी नीचे 
भुका कि अपनी घायल थूथन से पानी पी सके। जब रॉन और हर्माइनी 
झील की गहराइयों से हॉफते तथा पानी उड़ाते हुए बाहर निकले, तब भी 
हन आगे उड़ता जा रहा था। वह अपने पंख तेज़ी से फड़फड़ा रहा था 
और आखिरकार वह दूर वाले किनारे पर उतर गया। 

हैरी, रॉन और हर्माइनी ड्रैगन के दूसरी ओर वाले किनारे की तरफ़ 
रने लगे। झील ज्यादा गहरी नहीं लग रही थी। जल्दी ही उन्हें तैरना 
छोड़कर जलीय पौधों और कीचड़ के बीच से रास्ता बनाना पड़ रहा था। 
भब्निरकार जब वे फिसलन भरी घास पर पहुँच गए, तो वे पूरे गले थै, 
सेफ रहे थे और थक चुके थे। गह हालाँकि 

खाँसती कॉपती लुढ़क 

हैरी इनी खाती और कॉपती हुई जग लेकिन बह उठकर खड़ा 
हे खुशी-खुशी वहीं लेटकर सोना चाहता था, अमल करने 
आ और अपनी छड़ी निकालकर चारों तरफ़ रक्षात्मक हे करते थे। 
गा, जो वे हर जगह डेरा डालने से पहले आम तौर पर कर 


हँचा। तिजोरी से 
यह काम पूरा करने के बाद वह उन दोनों के पास पहुँचा। तिजो 


दोनों के 
"गने के बाद वह पहली बार उन्हें सही तरीक़े से देख र्षा ता 


524 हैरी पॉटर 

बाहों पर जलने के गहरे लाल निशान थे। उनके कपड़े 
a थे। अपने बहुत से घावों पर डिटैनी का सार लगाते 
वे दर्द से कराहे। हर्माइनी ने हैरी को शीशी थमाई। फिर उसने कद्दू के 
की तीन बोतलें निकालीं, जो वह शेल कॉटेज से लाई थी। साथ ही उसने 
उन सभी के लिए साफ़ और सूखे दुशाले भी बाहर निकाले। कपड़े बदलकर 
वे जूस पीने लगे। 

आखिरकार रॉन अपने हाथों की चमड़ी को दोबारा उगते देखकर 
बोला, “अच्छी बात यह है कि हमें होरक्रक्स मिल गया। बुरी बात यह है 
कि _? 

'- तलवार चली गई, हैरी ने दॉत भींचकर कहा, जब उसने डिटैनी 
के सार को अपनी जीन्स के जले हुए छेद में नीचे के जले हुए घाव पर 
टपकाया। 

“तलवार चली गई,” रॉन ने दोहराया। 'चालाक झूठा गंदा पिशाच ...' 

हैरी ने अभी-अभी अपनी गीली जैकेट उतारी थी और अब उसने 
इसकी जेब से होरक्रक्स बाहर निकालकर सामने घास पर रख दिया। जब 
वे जूस पी रहे थे, तो सूरज की रोशनी में चमकते इस कप ने उनका ध्यान 
खींचा । 

“कम से कम हमें इसे हर वक्त नहीं पहनना होगा। गले में इसे 
लटकाकर घूमना थोड़ा अजीब दिखेगा,' रॉन ने कहा, जो अपने हाथ के 
पिछले हिस्से से मुँह पोंछ रहा था। 

हर्माइनी ने झील के पार दूर वाले किनारे की तरफ़ देखा, जहाँ ड्रैगन 
अब भी पानी पी रहा था। 

तुम्हें क्या लगता है, इसका क्या होगा ?” उसने पूछा। 'क्या यह 
ठीक-ठाक रहेगा ?” 


'तुम तो हैग्रिड की तरह बात कर रही हो,” रॉन बोला। 'हर्माइनी, 


वह ड्रैगन है, वह अपनी देखभाल खुद कर सकता है। हमें तो अपनी चिंता 
करनी चाहिए।' 


'तुम्हारा क्या मतलब हे? 


देखो, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ,” रॉन ने कह, 
लेकिन मुझे लगता है कि उनका ध्यान इस तरफ़ ज़रूर गया होगा कि हमे 
में चोरी से घुस गए थे।' 


वे तीनों हसने लगे और एक बार शुरू होने के बाद रुकना मुरि 


छिपने की आख़िरी जगह 

लियो ए लगीं। भूख के कारण 525 
की पसलियाँ दुखने लगीं। भूख के कारण 

धा वह लाल होते आसमान के नीचे घास nape रहा 

ह इंसता रहा, जब तक कि उसका गला नहीं दुखने लगा। bs 

'वैसे अब हम क्या करेंगे ?” हर्माइनी ने आखिरकार 
हिचकियाँ लेते हुए गंभीर मुद्रा में आ गई। “उसे पता चल जाए हे 5 
म-जानते-हो-कौन को पता चल जाएगा कि हम उसके होरक्रक्सों के बारे 
जानते हैं! 

'शायद पिशाच इतने डरे होंगे कि उसे बताएँगे ही नहीं?” रॉन ने 
आशा भरे स्वर में कहा। “शायद वे लोग इस बात को छिपा लेंगे -' 

आसमान, झील के पानी की बदबू, रॉन की आवाज़ - हर चीज़ 
गायब हो गई। हैरी के सिर में इतना तेज़ दर्द हुआ, जैसे किसी ने तलवार 
पे इसके दो टुकड़े कर दिए हों। वह हल्की रोशनी वाले कमरे में खड़ा था। 
उसके सामने जादूगर आधा गोल घेरा बनाकर खड़े थे और फ़र्श पर उसके 
कदमों के पास एक छोटी, कॉपती आकृति घुटनों के बल बैठी थी। 

'तुमने क्या कहा ?” उसकी आवाज़ ऊँची और ठंडी थी, लेकिन 
उसके भीतर आवेश तथा डर उबल रहा था। जिस चीज़ का उसे डर था - 
लेकिन यह सच नहीं हो सकता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे 
हे सकता है ... 

पिशाच काँप रहा था और उसकी लाल आँखों से नज़रें नहीं मिला 
पा रहा था। 

'दोबारा बताओ!” वोल्डेमॉर्ट बुदबुदाया। 'दोबारा बताओ!” 

'मा - मालिक,” पिशाच हकलाया और उसकी काली आँखें दहशत 
पे चौड़ी हो गई, 'मा - मालिक ... हमने - उन्हें - रोकने की को - कोशिश 
मै धी ... ब - बहुरूपिए, मालिक ... लेस्ट्रेंज परिवार की ... ति - तिजोरी 
“ में घु घुस गए ...! 

'वहुरूपिए ? कौन से बहुरूपिए? मुझे लगता था कि प्रिनगोंट 
भ बहुरूपियों को पहचानने के तरीके हैं? वे कौन थै? 

'वह ... वह ... पॉटर ल - लड़का और उसके द - दो 5 में 

'और वे क्या ले गए ?” उसने ऊँची आवाज़ में पूछा; ४ 
छ भयंकर डर हिलोरें मार रहा था। मुझे बताओ! वे क्या ले ये 

'एक ... एक छो - छोटा सुनहरा क 7 कप, मालिक अल 


ट के 


526 हैरी पॉठर 

गुस्से भरी तेज़ चीख़ निकली, जैसे कोई अजनबी चीख़ा हो। वह 
गुस्से से पगला गया। यह सच नहीं हो सकता था, यह असंभव था, किसी 
को भी ज़रा भी पता नहीं था। यह कैसे संभव था कि उस लड़के को उसका 


रहस्य पता चल गया ? 

अजेय छड़ी हवा में लहराई और कमरे में हरी रोशनी का विस्फोट 
हुआ। घुटनों के बल बैठा पिशाच लाश बनकर फर्श पर लुढ़क गया। 
आस-पास खड़े जादूगर दहशत में तितर-बितर होने लगे। दरवाज़े की 
तरफ़ हुई दौड़ में बेलाट्रिक्स और लूसियस मैल्फ़ॉय ने बाक़ी सबको पीछे 
छोड़ दिया। वोल्डेमॉर्ट की छड़ी बार-बार लहराई और बचे हुए लोग मर 
गए, सुनहरे कप की ख़बर सुनाने के कारण, इसके बारे में सुनने के कारण - 

वह लाशों के बीच अकेला घूमता रहा। वे उसकी आँखों के सामने 
तैरते रहे : उसके खज़ाने, उसकी सुरक्षा, अमरता के उसके लंगर - डायरी 
नष्ट हो गई थी और कप चोरी हो गया था। अगर लड़का बाकी होरक्रक्सों 
के बारे में भी जानता हो, तो क्या होगा क्या वह जान सकता है? कहीं 
वह बाकी होरक्रक्सों को पहले ही तो नष्ट नहीं कर चुका है? क्या वह और 
चीज़ों तक पहुँच चुका है? कया इसकी जड़ में डम्बलडोर हैं - डम्बलडोर, 
जिन्होंने हमेशा उस पर शक किया था; डम्बलडोर, जो उसके आदेश पर 
मारे गए थे; डम्बलडोर, जिनकी छड़ी अब उसके पास थी? बहरहाल, वे 
मौत के वावजूद लड़के के माध्यम से ज़िंदा थे, लड़का - 

लेकिन निश्चित रूप से अगर लड़का किसी होरक्रक्स को नष्ट 
करता, तो उसे, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को ज़रूर पता चल जाता, ज़रूर महसूस 
होता ? वह दुनिया का सबसे महान, सबसे ताक़तवर जादूगर था। वह 
डम्बलडोर के अलावा और भी न जाने कितने निर्दोष, गुमनाम लोगों का 
हत्यारा था। लार्ड वोल्डेमॉर्ट को कैसे पता नहीं चलता, अगर उस पर, 
दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और वेशक्रीमती जादूगर पर, हमला होता और 
उसकी आत्मा का टुकड़ा नष्ट हो जाता? 

यह सच है कि जब डायरी नष्ट हुई थी, तो उसे पता नहीं चला था, 
लेकिन उसने सोचा था कि ऐसा इसलिए था, क्‍योंकि उसके पास महसूस 
करने के लिए शरीर ही नहीं था। वह तो भूत से भी गई-गुज़री हालत में 


था ... नहीं, निश्चित रूप से, बाक़ी होरक्रक्स सुरक्षित होंगे ... बाकी 
होरक्रक्स सही-सलामत होंगे ... हि 


कमरे ale उसे मालूम करना होगा, उसे पक्का करना होगा :-- उसने 
चहलक़दमी की और पास से गुज़रते समय पिशाच की लाश 


छिपने की आखिरी जगह नि 


मारी। तस्वीरें घुमड़ने लगीं और उसके 
जं : झील, मकान और हॉगवर्ट्स - उबलते दिमाग़ में जलने 
अब उसका गुस्सा ठंडा हो रहा था : लड़का कैसे जान 
उसने अँगूठी गॉन्ट के खंडहर में छिपाई थी? किसी को mash 
था कि गॉन्ट से उसका कोई रिश्ता है। उसने संबंध छिपा दिया था। उन 
तों के पीछे उसका हाथ था, यह किसी को पता नहीं चल पाया था : 
निश्चित रूप से अंगूठी सुरक्षित थी। 
और लड़का या कोई और उस गुफा के बारे में कैसे जान सकता 
ता है 
या उसकी सुरक्षा को कैसे भेद सकता है? लॉकेट को चुराने का विचार ही 
ू्खतापूर्ण था ... 
जहाँ तक स्कूल का सवाल था : सिर्फ़ वही जानता था कि हाँगवर्ट्स 
में उसने होरक्रक्स कहाँ छिपाया था, क्योंकि सिर्फ़ वही उस जगह के मवसे 
गहरे रहस्य जानता था ... 
लेकिन नागिनी तो अब भी बची थी, जो अब हमेशा क़रीब रहेगी। 
वह उसे आदेश के पालन के लिए कहीं नहीं भेजेगा। नागिनी अब उसकी 
ुरक्षा में रहेगी ... 
लेकिन पक्का करने के लिए, पूरी तरह से पक्का करने के लिए उसे 
हर उस जगह जाना होगा, जहाँ उसने होरक्रक्स छिपाया था। उसे अपने हर 
होर्रक्स की सुरक्षा को दुगुना करना होगा ... अजेय छड़ी को पाने की 
तरह यह काम भी उसे अकेले ही करना होगा ... 
उसे सवसे पहले कहाँ जाना चाहिए? कौन सा होरक्रक्स सबसे 
ज्यादा ख़तरे में था? एक पुरानी दुविधा उसके मन में लहराई। डम्बलडोर 
शो उसका वीच का नाम मालूम था ... उम्बलडोर गॉन्ट परिवार के साथ 
उसके रिश्ते का अंदाज़ा लगा सकते थे ... गॉन्ट परिवार का खडहर मकान 
शायद होरक्रकस छिपाने की जगहों में सबसे कम सुरक्षित था, इसलिए वह 
सेवसे पहले वहीं जाएगा ... 
झील, निश्चित रूप से असंभव ... हालाँकि इस बात की क सी 
भावना थो कि अनाथालय वालों ने डम्बलडोर को उसकी पुरानी गलत 
हरकतों के बारे में बता दिया हो। i 
हॉगवर्ट्स जानता था कि उसका 
और हॉंगवर्ट्स ... लेकिन वह जानता "= लिए ub न 


र्षित था। स्कूल की बात तो रहने ही दें, पॉटर के 
कदम रखना असंभव था, क्योकि वह तत्काल पकड़ा जाइ | ह 


528 हैरी पॉटर 
चेतावनी देने में समझदारी होगी कि लड़का महल में घुसने क 
हक कर सकता है ... ज़ाहिर है, स्नेप Ro के लौटने का i 
बताना मूर्खतापूर्ण होगा। बेलाट्रिक्स और मैल्फ़ॉय पर भरोसा करके उसने 
बहुत बड़ी गलती की थी। क्या उनकी मूर्खता और लापरवाही से यह 
साबित नहीं हो जाता है कि कभी भी, किसी पर भी विश्वास करना कितना 
मूर्खतापूर्ण है ? | 
वह सबसे पहले गॉन्ट परिवार के खंडहर मकान में जाएगा और 

नागिनी को अपने साथ ले जाएगा। अब वह साप से पल भर के लिए भी 
दूर नहीं होगा ... वह कमरे से निकलकर हॉल में गया और अँधेरे बगीचे में 
बाहर निकला, जहाँ फव्वारा चल रहा था। उसने सर्पभाषा में साँप को 
बुलाया। नागिनी लंबी छाया की तरह उसके पास आ गई ... 

हैरी की आँखें खुल गईं, जब वह खुद को खींचकर वर्तमान में ले 
आया : वह डूबते सूरज की रोशनी में झील किनारे लेटा था और रॉन तथा 
हर्माइनी उसे झुककर देख रहे थे। उनकी चिंता भरी नज़रों को देखकर और 
उसके निशान की लगातार टीस से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि वोल्डेमॉर्ट 
के दिमाग में उसके अचानक चले जाने से उनका ध्यान आकर्षित हुआ 
होगा। वह कापता हुआ उठा और इस बात पर थोड़ा हैरान हुआ कि उसका 
शरीर अब भी गीला था। उसने अपने सामने कप को मासूमियत से घास 
पर पड़े देखा। डूबते सूरज की रोशनी में झील गहरी नीली थी, जिस पर 
सुनहरा रंग था। 

'उसे पता चल गया है,” वोल्डेमॉर्ट की ऊँची चीख़ों के बाद उसकी 
अपनी आवाज़ अजीब और धीमी लग रही थी। 'उसे पता चल गया है 
और अब वह यह देखने जा रहा है कि बाक़ी होरक्रक्स सुरक्षित हैं या नहीं। 
और आख़िरी होरक्रक्स,' वह खड़ा हो गया, 'हॉगवर्ट्स में है। मैं जानता 
था। मैं जानता था।' है 

क्या ?' 

रॉन उसे घूरे जा रहा था। हर्माइनी चिंता में घुटनों के बल बैठ गई। 

'लेकिन तुमने क्या देखा ? तुम्हें कैसे मालूम चला ?' 

'मैंने देखा कि उसे कप के बारे में मालूम चल गया है। मैं - मैं उसके 
दिमाग में था, वह -' हैरी को हत्याओं की “वह बहुत गुस्सा 
और डरा हुआ भी है। उसे | याद आई, 'वह बहुत : जे 

और अब वह यह देखने समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कैसे पता ब 
ह देखने जा रहा है कि बाक़ी होरक्रक्स तो सुरक्षित हैं 


छिपने की आख़िरी जगह 
oo 529 
से पहले अँगूठी। वह सोचता है कि हॉगवर्ट्स वाला ठोक 

है, क्योंकि वहाँ सेप है, क्योंकि विना दिखे हॉगवर्ट्स के थी 

हुना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि वह वहाँ सबसे अंत में जाएगा 
लेकिन फिर भी वह कुछ घंटों में ही वहाँ पहुँच सकता है -” | 

'क्या तुमने देखा कि यह हॉगवर्ट्स में कहाँ है?” रॉन ने कहा, जो 
अब उठकर खड़ा हो रहा था। | 

'नहीं, उसका ध्यान तो स्नेप को चेतावनी देने पर केंद्रित था। उसने 
यह नहीं सोचा कि वह होरक्रक्स वास्तव में कहाँ पर था -' 

'ठहरो, ठहरो/” हर्माइनी चिल्लाई, जब रॉन ने होरक्रक्स पकड़ा और 
हैरी ने दोबारा अदृश्य चोगा निकाला। “हम इस तरह नहीं चल सकते। 
हमारे पास कोई योजना नहीं है। हमें -' 

'हमें तत्काल चलना होगा, हैरी ने दृढ़ता से कहा। वोल्डेमॉर्ट के 
दिमाग में जाने से पहले वह नए टेंट में अच्छी नींद लेने का सपना देख रहा 
धा, लेकिन अब यह असंभव था। “जब उसे इस बात का एहसास होगा कि 
अंगूठी और लॉकेट चले गए हैं, तो क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि वह 
क्या करेगा ? अगर उसे लगा कि हॉगवर्ट्स वाला होरक्रक्स सुरक्षित नहीं है 
और उसने उसे वहाँ से हटा दिया, तो क्या होगा ?' 

'लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे ?' 

हैरी बोला, 'हमें हॉग्समीड जाना होगा और कोई रास्ता निकालना 
देगा। स्कूल के चारों तरफ़ की सुरक्षा देखने के बाद ही हम कुछ क करेंगे। 
र के नीचे आ जाओ, हर्माइनी, इस बार हम तीनों एक साथ अंतर्ध्यान 

गे।' | 


'लेकिन हम लोग इसके नीचे एक साथ नहीँ समा पाएंगे - न 
'अभी अँधेरा है, किसी का ध्यान हमारे पैरों की तरफ़ नहीं 
जाएगा ।” 
पंखों आवाज़ आई। 
काले पानी के पार विशाल पंखों के फड़फड़ाने ही आए pure 

न ने जी भरकर पानी पी लिया था और दोबारा हवा में रहे । तेज़ी से 

भपनी तैयारी करते हुए ठहरे तथा उसे ऊँचा उड़ते i Ae वह पास 
३. आसमान में वह भी काला नज़र आ रहा न दोनों के बीच में 

, ड़ के पीछे गायब हो गया। फिर हमईनी आई जा सकता था। 
हो गई। हैरी ने चोगा नीचे खींचा, जितना we पहुँच गए। 

* वे उसी जगह पर एक साथ घूमकर दमरघोदू 


अध्याय अद्गईस 
गुम आईना 


हेरी के पैर सड़क से टकराए। उसने हॉग्समीड की जानी-पहचानी हाई स्ट्रीट 
को हसरत से देखा : दुकानों के सामने के अँधेरे हिस्से, काले पहाड़ों की दूर 
दिखती आकृतियाँ, सामने हॉगवर्ट्स की ओर जाने वाला सड़क का मोड़ 
और श्री ब्रूमस्टिक्स की खिड़कियों से आती रोशनी। दिल उछलने के साथ 
उसे बहुत स्पष्टता से याद आया कि वह लगभग एक साल पहले अंतर्ध्यान 
होकर यहीं प्रकट हुआ था, जब वह बहुत कमज़ोर डम्बलडोर को सहारा 
देकर लाया था। उतरने के एक पल के भीतर ही उसे यह सब याद आ गया 
- और फिर, जब उसने रॉन और हर्माइनी की बाँहों पर अपनी पकड़ ढीली 
की, तभी यह हो गया। 

हवा में एक चीख सुनाई दी। कप की चोरी का पता लगने पर 
वोल्डेमॉर्ट जिस तरह चीखा था, यह चीख़ भी वैसी ही थी। इसने हैरी के 
शरीर की रग-रग को हिला दिया और वह तत्काल समझ गया कि यह 
उनके आने के कारण ही हुआ है। जब वह चोगे के नीचे बाक़ी दोनों की 
तरफ़ देख रहा था, तभी थ्री ब्रूमस्टिक्स का दरवाज़ा खुला और नक़ाब पहने 
एक दर्जन प्राणभक्षी अपनी छड़ियाँ तानकर सड़क पर आ गए। 

जब रॉन ने अपनी छड़ी उठाई, तो हैरी ने उसकी कलाई पकड़ ली। 
वे इतने सारे थे कि उन्हें स्तब्ध नहीं किया जा सकता था। इसकी कोशिश 
करना भी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि इससे प्राणभक्षियों को उनकी जगह का पता 
वा जाता। एक प्राणभक्षी ने अपनी छड़ी लहराई, जिससे चीख रुक गईं, 
हालाँकि अब भी यह दूर पहाड़ों पर गूँज रही थी। 


'आगमनो चोगा/” एक प्राणभक्षी गरजा। 


530 


शुम आईना 
ल्क 534 


हैरी ने चोगे को कसकर पकड़ लिया 
ल जाने की कोई कोशिश भी नहीं की। इस कग न मणी के 
असर नहीं हुआ था। ५७७७५ 

'पॉटर, अपने चोगे में हो ?' आव्हान 
रिल्लाया और फिर अपने साथियों से ला क तहा 

छह प्राणभक्षियों ने उनकी तरफ़ दौड़ लगा दी। हैरी, रॉन और 
ह्माइनी जल्दी से पीछे हटे। वे सबसे क़रीब वाली गली में पहुँच गए और 
प्राणभक्षी उनसे कुछ इंच दूर से निकल गए। वे तीनों अंधेरे में इंतज़ार कर 
रहे थे और क़दमों की आहट सुनने के लिए कान लगाए थे। प्राणभक्षियों 
की छड़ियों से सड़क पर रोशनी हो रही थी। 

'चलो!' हर्माइनी फुसफुसाई। “अब अंतर्ध्यान हो जाते हैं!” 

'बहुत बढ़िया विचार है,” रॉन ने कहा, लेकिन इससे पहले कि हैरी 
कुछ बोल सके, एक प्राणभक्षी चिल्लाया, 'हम जानते हैं कि तुम यहाँ हो, 
पॉटर और तुम बच नहीं सकते! हम तुम्हें खोज ही लेंगे!” 

'वे लोग हमारे लिए तैयार थे,” हैरी फुसफुसाया। “उन्होंने वह जादू 
इसलिए किया था, ताकि उन्हें हमारे आने का पता चल जाए। मुझे लगता 
है कि उन्होंने हमें यहाँ फँसाए रखने के लिए कुछ किया है -' 

'दमपिशाचों को बुला लें ?” एक और प्राणभक्षी ने कहा। 'हम उन्हें 
खुली छूट दे देते हैं। वे उसे बहुत जल्दी खोज लेंगे!” 

'शैतानी शहंशाह यह नहीं चाहते हैं कि पॉटर को उनके अलावा 
कोई और मारे -' 

'- दमपिशाच उसे मारेंगे नहीं! शैतानी शहंशाह पॉटर की आत्मा 
नहीं, जान लेना चाहते हैं। वैसे भी, दमपिशाचों के चुंबन के बाद उसे मारना 
शावा आसान होगा!” 


सहमति की आवाज़ें हुईं। हैरी के मन में दहशत भर गई। तिला 
दूर भगाने के लिए पितुदेव उत्पन्न करना होगा, जिससे उनका 


खुल जाएगा। ' हर्माइनी 
'हमें अंतर्ध्यान होने की कोशिश करनी चाहिए, हैरी! हे 


भिषुसाकर कहा। लड महसूस हुई। 
तभी अचानक हैरी को सड़क पर अस्वाभाविक अँधेरे 
हैत से रोशनी चूस ली गई थी। सितारे तक ओझल हो गए। छ 


532 हैरी पॉटर 
में उसे महसूस हुआ कि हर्माइनी उसकी बाँह पकड़ रही थी और वे र 
जगह पर एक साथ घूमे। 
घूमने के लिए उन्हें जिस हवा की ज़रूरत थी, वह जैसे ठोस बन गई 
थी। वे अंतर्ध्यांन नहीं हो पाए। प्राणभक्षियों ने अच्छा सम्मोहन किया Lh 
ठंड हैरी के भीतर गहरी और गहरी धँसती गई। वह, रॉन और हावो 
बगल वाली गली में मुड़े। वे दीवार के किनारे टटोलकर रास्ता खोजने 
और आवाज़ न करने की कोशिश करते रहे। तभी मोड़ पर बिना स 
के उड़ते हुए लगभग दस दमपिशाच आ गए। वे इसलिए दिख रहे धे 
क्योंकि वे आस-पास के माहौल से ज़्यादा काले थे। उन्होंने काले चोगे पहन 
रखे थे, जिसके नीचे उनके सड़े-गले हाथ थे। क्या उन्हें माहौल में डर i 
एहसास हो गया था? हैरी को इस बात का यक़रीन था। अब वे तेज़ी से 
क़रीब आ रहे थे और लंबी, खड़खड़ाती सासें ले रहे थे। हवा में उन्हें 
निराशा hase आ रही थी। वे अब बहुत क़रीब आ गए थे: 
उसने अपनी छड़ी को ऊपर किया : बाद में चाहे जो हो 
चुंबन को नहीं , पर 
दमपिशाचों के चुंबन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने रॉन और हनी 
के बारे में सोचा, जब वह फुसफुसाकर बोला, 'पितृदेव सरक्षणम्‌!” 
उसकी छड़ी से सफ़ेद मृग निकलकर है 
तितर-बितर हो गए और दूर कहीं से “ear | दमपिशाच 
पा वही है! वहाँ पर! वहाँ पर है! मैंने उसका पितृदेव देखा था! यह एक 
दमपिशाच चले गए थे 
प्राणभक्षियों के क़दमों की आहट र ee 
दहशत में यह फैसला [ [ रही थी। इससे पहले कि हैरी 
यह फ़सला कर पाए कि क्या ह 
की आवाज़ आई। संकरी सड़क करना है, क़रीब ही साँकल खुलने 
एक रूखी आवाज़ आई “पॉ> पर बाई तरफ़ एक दरवाज़ा खुला और 
ज आई, 'पॉटर, जल्दी से अंदर आ जाओ! 
द उसने विना झिझके आदेश का पालन किया ँ दरवाज़े 
अंदर घुस गए। न किया : वे तीनों खुले दरवाः 
'ऊपर की मंज़िल 
रहना!” एक लंबी आकृति ने चले जाओ। चोगा ओढ़े रहना और घु 
सड़क पर पहुँच गई और अप कहा, जो उनके पास से गुजरी 
हैरी को ज़रा भी अंदाज़ा Re Wr को 
उसने एक अकेली मोम वी. था कि वे कहाँ पर थे, लेकिन अरब 
लहराती रोशनी में हॉग्स हेड का धूल पै 


थ नामा 


गंदा बार देखा । वे भागकर काउंटर के पीछे 
के पार पहुँच गए। सामने लकडी सीढियाँ 
उन पर जितनी तेज़ी से चढ़ सकते थे en शीदिया थीं। वे दौड़ते 
हुए में खुलीं जहाँ एक फटा कि | सीढ़ियाँ ऊपर सिटिंग 
हम में जाकर खुली, जहा एक “पुराना क्रालीन और एक छोटी अँगीठी 
धी। अँगीठी के ऊपर एक बड़ी आइल पेंटिंग लगी थी। इसमें सुनहरे बालों 
वाली एक लड़की सूनी आँखों से कमरे को निहार रही थी । Bo 
नीचे सड़क से आती आवाज़ें उन तक पहुँचीं 
ही वे गंदी खिड़की के पास पहुँचे और नीचे कने वर iS 
व्यक्ति दिखा, जिसने उन्हें बचाया था। यह हॉग्स हेड का वारमैन था और 
वहाँ पर वही इकलौता व्यक्ति था, जिसने नक़ाब नहीं पहन रखा था। 

'तो क्या ?” वह एक नक्राबपोश के सामने गरजा। 'तो क्या? तुम 
मेरी गली में दमपिशाच भेजोगे, तो मैं उन पर पितृदेव छोडूंगा! मैं तुम्हें 
बताए देता हूँ, मैं उन्हें अपने पास नहीं आने दूँगा। मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं 
करूँगा!” 

'वह तुम्हारा पितृदेव नहीं था!” एक प्राणभक्षी ने कहा। “वह मृग था, 
वह पॉटर का पितृदेव था!' 

'मृग!' बारमैन एक छड़ी बाहर निकालते हुए गरजा। “मृग! मूर्ख 
कहीं के - पितृदेव सरक्षणम्‌!' 

छड़ी की नोक से एक बड़ा और सींग वाला जानवर निकला : सिर 
नौचा करके यह हाई स्ट्रीट पर गया और ओझल हो गया। 

'मैंने यह नहीं देखा था -' प्राणभक्षी ने कहा, हालाँकि अब उसे 
अपनी बात पर कम विश्वास था। 

'कफ्यू का उल्लंघन हुआ है, तुमने आवाज़ सुनी थी,' उसके त 
थी ने वारमैन से कहा। 'कोई नियमों के ख़िलाफ़ सड़क पर आया वा - 

'अगर मैं अपनी बिल्ली बाहर निकालना चाहता हूँ, तो मैं जर 
नैकालूँगा। तुम्हारा क्यू जाए भाड़ में!' 

'तो रुदन सम्मोहन तुम्हारे कारण बजा था! 

'अगर बजा था, तो उससे क्या? मुझे अज़्काबान ले लोगे 
पर से अपनी नाक बाहर निकालने के लिए मेरी जान भलाई की 

इच्छा हो, तो ऐसा शौक से कर दो! लेकिन कर हि 
ग मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपने शैतानी निश 


533 


गए और वहाँ बने 


भेज दोगे? अपने 


ह ? अगर 


534 हैरी पॉटर 
नहीं बुलाया होगा। वह मेरी और मेरी बिल्ली की खातिर यहाँ बुलाया 
जाना पसंद नहीं करेगा, है ना ?' 

“तुम हमारी चिंता मत करो,” एक प्राणभक्षी ने कहा, 'अपनी चिंता 
करो, क्योंकि तुमने क्यू तोड़ा है!' 

“लेकिन यह तो बताओ, जब मेरा शराबखाना बंद हो जाएगा, तो 
तुम काढ़ों और ज़हरों का व्यापार कहाँ करोगे? तुम्हारी अतिरिक्त 
आमदनी का क्या होगा ?' 

'क्या तुम धमकी दे रहे हो - ?' 

'मैं अपना मुँह बंद रखता हूँ, इसीलिए तो तुम यहाँ आते हो, है 
ना?” 

“मैं अब भी कहता हूँ कि मैंने मृग देखा था!” पहला प्राणभक्षी 
चिल्लाया। 

मृग ?' बारमैन गरजा। 'मूर्ख, तुमने बकरी देखी थी!' 

'ठीक है, हमसे गलती हो गई,' दूसरा प्राणभक्षी बोला। 'दोबारा 
कर्फ्यू तोड़ा, तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे!” 

प्राणभक्षी हाई स्ट्रीट की तरफ़ लौट गए। हर्माइनी ने राहत की साँस 
ली, चोगे से बाहर निकली और हिलते-डुलते पायों वाली कुर्सी पर बैठ 
गई। हैरी ने अच्छी तरह पर्दे डालने के बाद अपने और रॉन पर से चोगा 
उतार दिया। नीचे हो रही आवाज़ से उन्हें पता चल गया कि बारमैन बाहर 
के दरवाज़े पर सकल लगा रहा है। फिर उन्हें उसके सीढ़ियों पर चढ़ने की 
आवाज़ सुनाई दी। 

तभी हैरी का ध्यान मैंटलपीस पर रखी एक चीज़ पर गया : लड़की 
की तस्वीर के ठीक नीचे एक छोटा, आयताकार आईना टिका था। 

बारमैन कमरे में दाखिल हुआ। 
बला 'तुम मूखों,' उसने रूखे अंदाज़ में कहा और एक के बाद एक ह 

खा। तुम क्या सोचकर यहाँ आए थे?' 

'धन्यवाद,' हैरी ने कहा। 'हम आपका शुक्रिया कर सकते 
हैं? आपने हमारी जान बचाई है।' या ताक र 

बारमैन ने हुँकार भरी। हैरी चेहरे की 
ला b+ । हैरी उसके पास पहुँचा और उसके 
हा था। प भरे बालों और दाढ़ी के पार देखने की कोशिश ह 

चश्मा पहन रखा था। गंदे काँच के पीछे आँखें चमक 


गुम आईना sn 


रली थीं। 

“मैंने आईने में आपकी ही आँख देखी थी।' 

कमरे में खामोशी छा गई। हैरी और बारमैन एक-दूसरे को देखते 
रहे। 

'डॉबी को आपने भेजा था?' 

बारमैन ने सिर हिलाया और जिन्न की तलाश में चारों तरफ़ देखा। 

'सोचा था, वह तुम्हारे साथ ही होगा। तुम उसे कहाँ छोड़ आए ?' 

'वह मर गया,' हैरी ने कहा। 'बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज ने उसे मार डाला।' 

बारमैन का चेहरा भावहीन था। कुछ पल बाद वह बोला, 'सुनकर 
अफ़सोस हुआ। मुझे वह घरेलू जिन्न पसंद था।' 

वह उनमें से किसी की तरफ़ देखे बिना मुड़ा और अपनी छड़ी से 
कुरेदकर लैंप जलाने लगा। 

“आप एबरफ़ोर्थ हैं,' हैरी ने उसकी पीठ को देखते हुए कहा। 

उसने इस बात पर हाँ या ना नहीं की, बल्कि चुपचाप आग जलाता 
रहा। 

'आपको यह कैसे मिला?” हैरी ने सिरियस के आईने के पास 
पहुंचकर पूछा। यह उन जुड़वा आईनों में से एक था, जिसे उसने लगभग दो 
साल पहले तोड़ दिया था। 

'एक साल पहले डंग से खरीदा था,” एबरफ़ोर्थ ने कहा। 'एल्बस ने 
झे इसकी ख़ूबी बता दी थी। मैं तुम पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा 
था।' 

रॉन की आह निकल गई। 

'सफ़ेद हिरणी!' उसने रोमांच से कहा। क्या वह काम भी आपने 
किया था ?! 

'तुम किस बारे में बात कर रहे हो?” एबरफ़ोर्थ न कहा । 

| पितृदेव भेजा था! 

बा हे हसाए पास oa i तो तुम से प्राणभक्षी बन 

, इस तरह का दिमाग हो, 
रो हे । क्या मैंने अभी-अभी साबित नहीं किया है कि मेरा पितूदव 
? ? 


!” उसने 
'ओह,' रॉन ने कहा। हाँ ... देखिए, मुझे भ लगी है 


536 हैरी पॉटर 
रक्षात्मक अंदाज़ में आगे कहा, जब उसके पेट में बहुत ज़ोर से गुड़गुड़ हुई 

"मैं खाना लेकर आता हूँ,” एबरफ़ोर्थ ने कहा और कमरे से बाहर 
चला गया। कुछ पल बाद वह ब्रेड, चीज़ और शराब का एक बड़ा जग 
लेकर लौटा। उसने खाने-पीने का सारा सामान आग के सामने वाली छोटी 
टेबल पर रख दिया। वे बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने जमकर खाया-पिया। 
कुछ समय तक आग के तड़कने, प्यालों के खनकने और चबाने की आवाज़ 
के अलावा ख़ामोशी छाई रही। 

खाना ख़त्म करने के बाद जब हैरी तथा रॉन आराम से अपनी 

कुर्सियों पर पीछे टिक गए, तो एबरफ़ोर्थ बोला, “तो ठीक है। हमें अब तुम्हे 
यहाँ से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका सोचना है। रात को यह 
काम नहीं किया जा सकता। तुमने देख ही लिया है कि अगर कोई अँधेरे में 
बाहर निकलता है, तो क्या होता है। रुदन सम्मोहन सक्रिय हो जाता है। वे 
तुम पर उसी तरह झपट पड़ेंगे, जिस तरह काष्ठजीव नन्हे पिशाचों के अंडों 
पर झपटते हैं। मुझे नहीं लगता कि में दूसरी बार मृग को बकरी साबित 
कर पाऊँगा। सुबह होने का इंतज़ार करो, जब कर्फ्यू उठ जाता है। फिर 
तुम अपना चोगा ओढ़ लेना और यहाँ से पैदल-पैदल बाहर निकल जाना। 
हॉग्समीड से बाहर निकलकर पहाड़ों पर पहुँच जाना। वहाँ तुम अंतर्ध्यान हो 
सकते हो। हो सकता है, वहाँ हैग्रिड भी मिल जाए। प्राणभक्षियों ने जब उसे 
गिरफ़्तार करने की कोशिश की थी, उसके बाद से वह पहाड़ों की एक गुफा 
में ग्रॉप के साथ छिपा है।' 


'हम कहीं नहीं जा रहे हैं,' हैरी ने कहा। 'हमें हॉगवर्ट्स जाना है।' 

“मूर्ख मत बनो, लड़के,' एबरफ़ोर्थ ने कहा। 

“हमें जाना ही होगा,' हैरी ने कहा। 

एबरफोर्थ ने आगे झुकते हुए कहा, "तुम्हें सिर्फ़ यहाँ से ज़्यादा से 
ज्यादा दूर जाना चाहिए।' 

“आप समझते नहीं हैं। अब ज़्यादा वक्त नहीं है। हमें महल में जाना 
है। डम्बलडोर - मेरा मतलब है, आपके भाई - चाहते थे कि हम -' 

एबरफ़ोर्थ के चश्मे के गंदे काच पर आग की रोशनी पड़ी, जिससे 
एक gs के लिए उसकी आँखें धुंधली हो गईं। हैरी को दैत्याकार मक 
एरेगोंग की अंधी आँखों की याद आ गई। 
“और 'मेरा भाई एल्बस बहुत सी चीज़ें चाहता था,” एबरफ़ोर्थ ने रष” 

र उसकी महान योजनाओं को पूरा करते समय लोगों को हरे 


शुम आईना 


होता था। पॉटर, तुम इस स्कूल से दूर चले जाओ 
र देश के बाहर चले जाओ । मेरे भाई और उसकी चतुर दोरा आ 
भूल जाओ। वह वहाँ पहुँच गया है, जहाँ इससे उसे कोई पका 
उकता और तुम्हें उसकी कोई बात मानने की ज़रूरत नहीं है।' FR 
'आप समझते नहीं हैं,' हैरी ने एक बार फिर कहा। 


'ओह, मैं नहीं समझता हूँ?” एबरफ़ोर्थ ने धीरे 
? मैं |) से कहा 4 
लगता है कि मैं अपने भाई को नहीं समझता हूँ ? तुम्हें लगता है कि र 
एल्वस को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हो ?' 

'मेरा यह मतलब नहीं था,' हैरी ने कहा, जिसका दिमाग थकान 
भोजन तथा शराब की अधिकता के कारण कुंद पड़ गया था। 'बात यह है 
_ वे मेरे लिए एक काम छोड़ गए हैं।' 

“अच्छा ?' एबरफोर्थ ने कहा। 'मुझे उम्मीद है, अच्छा काम होगा? 
सुखद ? आसान ? इस तरह का काम, जो कोई गैर-निपुण जादूगर बच्चा 
आस्तानी से कर सकता होगा ?' 

रॉन हल्के से हँस दिया। हर्माइनी तनाव में दिख रही थी। 

'य - यह आसान नहीं है, नहीं,' हैरी ने कहा। 'लेकिन मुझे यह 
करना होगा -! 

““करना होगा” ? क्यों “करना होगा?” वह मर गया है, है ना?' 
एबरफ़ोर्थ ने रूखे अंदाज़ में कहा। 'उसे छोड़ दो, लड़के, वरना तुम भी उसके 
पीछे-पीछे वहीं पहुँच जाओगे! खुद को बचाओ!' 

'मैं नहीं बचा सकता।' 

क्यों नहीं ?' 

'मैं -' हैरी स्पष्ट नहीं कर सकता था, इसलिए 
ग निश्चय किया। 'लेकिन आप भी तो संघर्ष कर रहे 


भयापंछी के समूह में थे -' प 
'मैं था,' एबरफ़ोर्थ ने कहा। “लेकिन अब मायापंछी का समूह र्म 
पका है। तुम-जानते-हो-कौन जीत चुका है। सब सत हो गया है र 
गे भी यह नहीं मानता है, वह मूर्ख है। तुम्हारे लिए यह खा 
नहीं रहेगी, पॉटर। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह खोज रहा i 
लिए बाहर चले जाओ, छिप जाओ, खुद को बचाओ। ied ला 
हग कि तुम इन दोनों को भी अपने साथ ले जाओ।' उसने रान 


537 


उसने हमला करने 
हे थे! आप भीतो 


538 हैरी पॉटर 
है हुए हे लोग ज़िंदगी 
की तरफ़ अंगूठा हिलाते हुए कहा। “ये ५ भर खतरे म 
की यो सबको पता है कि ये तुम्हारा साथ दे रहे हैं।' 
` मैं नहीं जा सकता,' हैरी ने कहा। “मुझे एक काम करना है -' 
'वह काम किसी और को दे दो!' 


“मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह मुझे ही करना होगा, डम्बलडोर ने 
सब कुछ स्पष्ट कर दिया था -' 

“ओह, ऐसा क्या? और क्या उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया था? 
क्या वह तुम्हारे साथ पूरी तरह ईमानदार रहा था ?' 

हैरी पूरे दिल से 'हाँ' कहना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों यह 
छोटा सा शब्द उसके होंठों पर नहीं आ पाया। एबरफ़ोर्थ जानता था कि वह 
क्या सोच रहा है। 

'मैं अपने भाई को जानता था, पॉटर। उसने गोपनीयता का सबक़ 
माँ की गोद में ही सीख लिया था। हम रहस्य और झूठ के माहौल में बड़े हुए 
थे और एल्बस ... वह तो पैदाइशी जीनियस था।' 

बूढ़े आदमी की आँख मैंटलपीस के ऊपर टॅगी लड़की की तस्वीर 
पर पहुँच गई। जब हैरी ने चारों तरफ़ सही तरीके से देखा, तो उसे एहसास 
हुआ कि कमरे में यह इकलौती तस्वीर थी। एल्बस डम्बलडोर या किसी 
और की कोई भी तस्वीर नहीं लगी थी। 

'मि. डम्बलडोर ?' हर्माइनी ने थोड़े सहमे अंदाज़ में पूछा। 'क्या यह 
आपकी बहन है? एरियाना ?' 


'हाँ,' एबरफ़ोर्थ ने कहा। “लड़की, लगता है, तुम रीटा स्कीटर की 
किताब पढ़ रही हो ?! 


आग की गुलाबी रोशनी में भी यह स्पष्ट दिख रहा था कि हर्माइनी 
का चेहरा लाल हो गया था। 


'एल्फ़ियस डोज ने हमसे उसका ज़िक्र किया था, हैरी ने हर्माइनी का 
बचाव करने की कोशिश की। 


'वह पागल बूढ़ा,' एबरफ़ोर्थ शराब का एक और धूँट लेते ईए 
हा । सोचता था कि सूरज मेरे भाई के मुँह से ही उगता है। बहुत से 
ग ऐसा सोचते थे - ऐसा लगता है कि तुम तीनों भी।' 


हैरी चुप रहा। वह डम्बलडोर के बारे में वे शंकाएँ और अनिश्चितता, 
शंकाएँ और 
उजागर नहीं करना चाहता था, जो उसे महीनों से सता रही थीं। उसने 


शुम आईना 
TT 


वी की कब्र खोदते समय ही यह विकल्प चुन 

कर लिया था कि वह एल्बस डम्बलडोर द था। उसने यह फेसला 
तस्ते पर चलता रहेगा। वह यह स्वीकार करने का el ख़तरनाक 
कि उसे हर चीज़ नहीं बताई गई थी, लेकिन इसके ! निश्चय कर चुका था 
करना था। दोबारा शंका करने की उसकी कोई ne बस भरोसा 
कोई बात नहीं सुनना चाहता था, जो उसे उसके उददेश्य से थी। वह ऐसी 
एबरफ़ोर्थ से निगाहें मिलाई, जो हूबहू उसके भाई जैसी ह दे। उसने 
नीली आँखों से उसे ऐसा लग रहा था, जैसे उसका एक्सरे हो ४ प 
को लग रहा था कि एबरफ़ोर्थ को उसके विचारों का अंदाज़ा A । हैरी 
लिए उससे नफ़रत कर रहा था। र इसके 

‘प्रोफ़ेसर डम्बलडोर हैरी की परवाह करते जादा: 
ने धीमी आवाज़ में कहा। रते थे, बहुत ज़्यादा,” हर्माइनी 

'ऐसा क्या ?' एबरफ़ोर्थ ने कहा। “अजीब बात है कि मेरा भाई जिन 
लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करता था, उन सभी का अंत बहुत बुरा 
हुआ। अगर वह उनके मामलों में दख़ल नहीं देता, तो उनका हाल इतना 
बुरा नहीं होता।' 
कहा “आप कहना क्या चाहते हैं?” हर्माइनी ने तेज़ी से साँस लेते हुए 

T। 

'तुम्हें उससे क्या ?' एबरफ़ोर्थ ने कहा। 

'लेकिन यह सचमुच गंभीर बात है!” हर्माइनी ने कहा। क्या आपका 
- क्या आपका इशारा अपनी वहन की ओर है?' 

एवरफ़ोर्थ ने उसे गुस्से से देखा। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह उन 
शब्दों को चबा रहा हो, जिन्हें वह बरसों से रोके हुए था। फिर वह एकदम 
से बोलने लगा। 

'जब मेरी बहन छह साल की थी, तो तीन मगलू लड़कों ने उस पर 
हमला कर दिया। वे हमारे पीछे के बगीचे की बागड़ से जासूसी कर रहे थे 
भर उन्होंने उसे जादू करते देख लिया। वर्ह बच्ची थी और इस bo क़ाबू 
"हीं कर सकती थी। उस उम्र में कोई जादूगरनी या जादूगर न कर 


पेकेता। मुझे लगता है कि मगलुओं ने जो देखा, उससे वे डर गए। वे बागड़ 
गलु , 

घुसकर अंदर आ गए और जब वह उन्हें भी वैसा ही करने का 3७ 

बता पाई, तो उन्होंने उसे जादू करने से रोकने के लिए घटिया त 


अज़माए। 


539 


हैरी पॉटर 
sso 


में की आँखें फैल गई थीं। रॉन का 

आग की oe था gl उठकर खो कला तहे चेहरा 
थोड़ा पीला दिखने ल दर्द की गहराई तथा गुस्से में 
जितना ही लंबा था और अपने द वह अचानक 

- लगने लगा था। 

ग 'इससे वह तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। दोबारा कभी सही नहीं रह 
पाई। बह जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन उससे छुटकारा भी 
नहीं पा सकती थी। जादू की दिशा अंदर की तरफ़ हो गई और वह पागल 
हो गई। जब वह इसे क़ाबू में नहीं रख पाती थी, तो यह विस्फोट के माध्यम 
से बाहर निकल आता था। कई मौक़ों पर वह ख़तरनाक हो जाती थी, 
लेकिन ज्यादातर वकत उसका स्वभाव बहुत अच्छा रहता था और वह 
हानिरहित थी। 

'मेरे पिता उन मगलू बच्चों के पीछे गए, जिन्होंने यह किया था,' 
एबरफ़ोर्थ ने कहा, और उन पर हमला कर दिया। इसके लिए उन्ह 
अज्काबान में क़ैद कर दिया गया। उन्होंने यह कभी नहीं बताया कि उन्होंने 
ऐसा क्यों किया था, क्योंकि अगर मंत्रालय को एरियाना की हालत पता 
चल जाती, तो उसे हमेशा के लिए सेंट मंगोज़ में नज़रबंद कर दिया जाता। 
वे उसे अंतराष्ट्रीय गोपनीयता संहिता के लिए गंभीर खतरा मानते, 
क्योंकि वह असंतुलित थी और जादू पर क्राबू नहीं रखने के कारण कभी 
भी जादू से विस्फोट कर सकती थी। 

“हमें उसे सुरक्षित और सबसे छिपाकर रखना था। हमने मकान 
बदल लिया, उसकी बीमारी की ख़बर फैला दी। माँ ने उसकी देखभाल की 
और उसे शांत तथा खुश रखने की कोशिश की। 

“मैं उसे सबसे प्रिय था,' उसने कहा और यह कहते समय एबरफ़र्थ 
की झुर्रियों और उलझी दाढ़ी के पीछे से एक छोटा स्कूली लड़का दिखने 
लगा। 'एल्बस नहीं। वह तो जब घर पर होता था, तो हमेशा अपने बेडरूम 
में बंद रहता था। अपनी किताबें पढ़ता रहता था और अपने इनाम गिनता 
रहता था और “अपने समय के सबसे उल्लेखनीय जादूगरों” के साथ 
पनाचार करता रहता था,' एबरफ़ोर्थ ने व्यंग्य से कहा, ' एल्बस 
देखभाल करने के चक्कर में नहीं फँसना चाहता था । वह मुझे सबसे ज़्यादा 
र करती थी। जब वह माँ के हाथ से खाना नहीं खाती थी, तब भी 
उस खाना खिला सकता था। जब वह गुस्से में होती थी, तब भी मैं उपे 


शांत कर सकता था और जब वह शां 
चारा खिलाने में मेरी भदद ब oi होती थी, तो वह 


540 


शुम आईना 


'फिर, जब वह चौदह साल की हुई ... देखो, तब मैं बँ 
एबरफ़ोर्थ ने कहा। 'अगर मैं वहाँ होता, तो उसे कल कर आता है कि 
का दौरा पड़ा और मेरी माँ पहले जितनी युवा नहीं थीं, और दुर्घटना हो 
गई। एरियाना जादू को काबू में नहीं रख पाई। इस हादसे में मेरी माँ की 
जान चली गई।' 
हैरी को सहानुभूति ah और वितृष्णा का मिला-जुला भयंकर एहसास 
हुआ। वह आगे कुछ नहीं सुनना चाहता था, लेकिन एबरफोर्थ बोलता 
रहा। हैरी सोचने लगा कि वह कितने लंबे समय बाद इस बारे में बोल रहा 
था। क्या पता, शायद वह इसके वारे में पहली बार ही बोल रहा हो। 

'तो इससे डोज के साथ एल्बस के विश्व-भ्रमण की योजना खटाई में 
पड़ गई। माँ की अंत्येष्टि के लिए दोनों घर आए और फिर डोज अकेला 
भ्रमण करने चला गया तथा एल्बस परिवार का मुखिया बन गया। हा!” 

एवरफ़ोर्थ ने आग में थूका। 


मैंने उससे कहा कि मैं एरियाना की देखभाल करूँगा। मुझे स्कूल 
जाने की परवाह नहीं थी, मैं घर पर रुककर यह काम करने को तैयार था। 
उसने मुझसे कहा कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और वह मेरी माँ का 
काम सँभालेगा। प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यह बहुत छोटा काम था। 
अपनी आधी पागल बहन की देखभाल करने के लिए कोई इनाम नहीं 
मिलता है। हर दूसरे दिन उसे घर उड़ाने से रोकने के लिए वाहवाही नहीं 
मिलती है। लेकिन उसने कुछ हफ़्तों तक बिलकुल ठीक काम किया ... जब 
तक कि वह नहीं आ गया।' 

अव एवरफ़ोर्थ के चेहरे पर बहुत ही ख़तरनाक भाव दिखने लगा। 


'ग्रिन्डेलवाल्ड। आखिरकार, मेरे भाई को बात करने के लिए 
वरावरी वाला मिल गया, जो उसके जितना ही निपुण और प्रतिभाशाली 
था। वे नए जादूगर प्रशासन की योजनाएँ बनाने लगे, मौत के तोहफ़ों की 
तलाश करने लगे और अपनी दिलचस्पी के बहुत से काम करने लगे। 
भाहिर है, इस दौरान एरियाना की देखभाल ठंडे बस्ते में चली गई। जादूगर 
पमाज के लाभ की बड़ी योजनाएँ बन रही थीं और अगर एक छोटी ५3 ह 
जरअंदाज़ होती है, तो इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है? आखिरकार, एल 

'इसंख्यक लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा था। 


गरम हो गया। मेरे 
लेकिन इसके कुछ सप्ताह बाद मेरा अ दोनों के सामने 


गगवर्ट्स लौटने का समय आ गया था, 


5व4] 


542 हैरी पॉठर 

जाकर कहा, जैसे मैं अभी तुम्हारे सामने हूँ,” एबरफ़ोर्थ ने हैरी की तरफ 
देखते हुए कहा। हैरी को बहुत कम कल्पना करने की ज़रूरत पड़ी कि 
किशोर अवस्था में एबरफ़ोर्थ गुस्से में अपने बड़े भाई का सामना कर रहा 
है। 'मैंने उससे कहा कि तुम इसी समय यह काम छोड़ दो। तुम एरियाना को 
कहीं और नहीं रख सकते, उसकी हालत ठीक नहीं है, तुम उसे अपने साथ 
नहीं ले जा सकते, चाहे तुम जहाँ भी जाकर चतुर भाषण देने और अपने 
समर्थक बनाने की योजना बना रहे हो। उसे यह पसंद नहीं आया,' 
एबरफ़ोर्थ ने कहा और उसकी आँखें कुछ समय के लिए उसके चश्मे पर 
पड़ती आग की रोशनी के कारण दिखाई नहीं दीं। वे एक बार फिर सफ़ेद 
दिख रही थीं। 'ग्रिन्डेलवाल्ड को यह ज़रा भी पसंद नहीं आया। वह नाराज़ 
हो गया। उसने कहा कि मैं मूर्ख लड़का हूँ, अपने प्रतिभाशाली भाई और 
उसकी राह में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूँ ... क्या मैं यह नहीं 
समझता हूँ कि जब वे दुनिया बदल देंगे, छिपे हुए जादूगरों को खुले में ले 
आएँगे और मगलुओं को उनकी सही औक़ात दिखा देंगे, तो मेरी बहन को 
छिपाने की ज़रूरत नहीं होगी? 

“हमारे बीच बहस होने लगी ... मैंने अपनी छड़ी निकाल ली और 
उसने अपनी छड़ी निकाल ली। मेरे भाई के सबसे अच्छे दोस्त ने मुझ पर 
पीड़ीकृत शाप का इस्तेमाल किया। एल्बस उसे रोकने की कोशिश कर रहा 
था और हम तीनों दंद्र्‍युद्ध करने लगे। चमकती रोशनी और धमाकों की 
आवाज़ से वह शुरू हो गई, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई -' 

एबरफ़ोर्थ के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसे घातक घाव लगा हो। 


'- मुझे लगता है वह मदद करना चाहती थी, लेकिन दरअसल वह 
नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है। मुझे नहीं मालूम कि यह हममे से 
किसने किया, हममें से कोई भी हो सकता था - लेकिन वह मर गई।' 

उसकी आवाज़ आख़िरी शब्दों पर आकर टूट गई और वह सबसे 
पास वाली कुर्सी पर लुढ़क गया। हर्माइनी का चेहरा आँसुओं से तर था 
और रॉन का चेहरा भी एबरफ़ोर्थ जितना ही पीला था। हैरी को वितृष्णा 
के सिवा कुछ महसूस नहीं हुआ। वह सोच रहा था कि काश उसने यह नहीं 
सुना होता, काश वह इसे अपने दिमाग से धोकर साफ़ कर सकता। 

'मुझे बहुत ... मुझे बहुत अफ़सोस है, हर्माइनी फुसफुसाकर बोली। 

'चली गई,” एबरफ़ोर्थ बोला। “हमेशा के लिए चली गई।' 

उसने आस्तीन से नाक पोंछी और फिर गला साफ़ किया। 


जुम 
जुम आईना 


'ज़ाहिर है, ग्रिन्डेलवाल्ड भाग खड़ा 
वर्ड पहले से ही थोड़ा ख़राब था और वह 
का मामला भी जुड़ जाए। और 
अपनी बहन के बोझ से आज़ाद, दुनिया 
लिए आज़ाद ~ 
'वे कभी आज़ाद नहीं हो पाए,' हैरी ने कहा। 
'क्या कहा ?' एबरफ़ोर्थ बोला। 


'कभी नहीं,' हैरी ने कहा। “जिस रात को आपके भाई की 
धी, उस रात उन्होंने एक काढ़ा पिया था, जिससे उनका दिमाग 
धा। वे चीखने थे और किसी से विनती करने लगे थे, जो वहाँ मौजूद 
ही नहीं था। उन्हें चोट मत पहुँचाओ, प्लीज़ ... उनके बजाय मुझे चोट 
पहुँचाओ।' 

रॉन और हर्माइनी हैरी को घूर रहे थे। उसने उन्हें कभी विस्तार से 
नहीं बताया था कि झील वाले टापू पर क्या हुआ था। दरअसल, उसके 
और उम्बलडोर के हॉगवर्ट्स लौटने के बाद जो घटनाएँ हुई थीं, वे ज़्यादा 
भयंकर थीं। 

'वे सोच रहे थे कि वे आपके और ग्रिन्डेलवाल्ड के साथ हैं। मुझे 
पता है कि वे यही सोच रहे थे,” हैरी ने इम्बलडोर के कराहने और 
गिइगिडाने को याद करते हुए कहा। “वे सोच रहे थे कि ग्रिन्डेलवाल्ड 
आपको और एरियाना को चोट पहुँचा रहा है ... यह उनके लिए यातना 
धी। अगर आपने उन्हें उस वक्त देखा होता, तो आप उन्हें कभी आज़ाद 
नहीं कहते ।' 

एबरफ़ोर्थ अपने जुड़े और नसों से भरे हाथों को खोए अंदाज़ में देख 
रह था। काफ़ी देर बाद वह बोला, “तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो, 
पटर, कि मेरे भाई की दिलचस्पी तुममें ज़्यादा है और बहुसंख्यक लोगों की 
मलाई में कम है? तुम इतने यक़रीन के साथ कैसे कह ण हो कि मेरी 
शेरी बहन की तरह तुम्हारी भी बलि नहीं दी जा रही है! 

बर्फ का एक टुकड़ा हैरी के दिल को बेध गया। 

इन 'मुझे इस बात पर यक़ीन नहीं है। डम्बलडोर हैरी से प्यार करते ६, 
इनी बोली। 

'तो फिर उसने इसे छिपने को क्यों नहीं pe 
वैल्ताकर कहा। 'उसने इससे यह क्यों नहीं कहा, 


543 


हुआ। उसके देश में उसका 
ह नहीं चाहता था कि इसमें 
एल्वस आज़ाद हो गया, है ना? 
का सबसे बड़ा जादूगर बनने के 


?’ | एबरफ़ोर्थ ने 
नी परवाह करो, 


हे हैरी पॉटर 
बचने का तरीक़ा यह है? 
कोकि,” हर्माइनी के जवाब देने से पहले ही हैरी बोल उठा, “कई 
बार आपको अपनी सुरक्षा से आगे तक सोचना पड़ता है! कई बार 
बहुसंख्यक लोगों की भलाई के बारे में सोचना पड़ता है! यह जंग है!” 

'तुम सत्रह साल के हो, लड़के!' 

'मैं बालिंग हूँ और भले ही आपने हार मान ली हो, लेकिन मैं लड़ता 
रहूँगा!' 

'कौन कहता है कि मैंने हार मान ली है ?' 

'मायापंछी का समूह ख़त्म हो चुका है,” हैरी ने दोहराया। 
` 'लुम-जानते-हो-कौन जीत गया है। सब ख़त्म हो गया है और जो भी यह 
नहीं मानता है, वह मूर्ख है।' 

'मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच्चाई यही है!” 

“नहीं, सच्चाई यह नहीं है,” हैरी ने कहा। “आपके भाई 
तुम-जानते-हो-कौन को ख़त्म करने का तरीक़ा जानते थे और उन्होंने मुझे 
वह तरीक़ा बता दिया है। मैं इस कोशिश में तब तक लगा रहूँगा, जब तक 
मैं सफल नहीं हो जाता - या मर नहीं जाता। यह न सोचें कि मुझे अंदाज़ा 
नहीं है कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। में बरसों से यह बात जानता 
हूँ।' 

उसने एबरफ़ोर्थ के ताने या बहस का इंतज़ार किया, लेकिन 
एबरफ़ोर्थ ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि त्योरी चढ़ाकर देखता रहा। 

“हमें हॉगवर्टस में दाखिल होना है,' हैरी ने दोबारा कहा। 'अगर 
आप हमारी मदद नहीं कर सकते, तो हम सुबह होने का इंतज़ार करेंगे और 
फिर आपको शांति में छोड़कर अपना रास्ता ख़ुद खोजने की कोशिश 
करेंगे। अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो ऐसा करने का सबसे 
अच्छा समय यही है।' 

एबरफ़ोर्थ अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठकर हैरी को उन आँखों से 
देखता रहा, जो असाधारण रूप से उसके भाई जैसी दिखती थीं। अंततः 
उसने अपना गला साफ़ किया, चलकर छोटी टेबल के पार गया 
एरियाना की तस्वीर के पास पहुँच गया। 
तुम जानती हो कि क्या करना है,” उसने कहा। 
वह मुस्कराई और मुड़कर दूर चली गई । आम तौर पर तस्वीरों के 


शुम आईना 545 
के कोनों से बाहर निकल जाते थे, लेकिन 
हल कक एरियाना ने 
किया। वह अपने पीछे दिख रही पेंट की हुई एक लंबी सुरंग में य 
उहंने उसकी पतली आकृति को पीछे जाते देखा, जब तक कि वह अंततः 
रे में नहीं खो गई। 
'अर - क्या -?' रॉन ने कहना शुरू किया। 


'अब अंदर जाने का एक ही रास्ता है,' एबरफ़ोर्थ ने कहा। ' 
पता होना चाहिए कि उन्होंने सारे पुराने खुफ़िया गलियारे PA 
बंद कर दिए हैं he चहारदीवारी के चारों तरफ़ दमपिशाच पहरा दे रहे हैं। 
जैसी कि मेरे सूत्रों ने ख़बर दी है, स्कूल के भीतर नियमित पहरेदारी हो रही 
हे। इस जगह की पहले कभी इतनी ज़्यादा पहरेदारी नहीं हुई। तुम इसके 
भीतर पहुँचने के बाद कुछ करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो, जब स्नेप 
यहाँ का हेडमास्टर है और कैरो भाई-बहन उसके सहायक हैं ... लेकिन 
इसकी चिंता तुम्हें करनी है, है ना? तुम कहते हो कि तुम मरने के लिए 
तैयार हो।' 

'लेकिन क्या ...?' हर्माइनी ने एरियाना की तस्वीर को त्योरियाँ 
चढ़ाकर देखते हुए कहा। 

एक छोटा सफ़ेद बिंदु तस्वीर की सुरंग के आखिर में दोबारा प्रकट 
हो गया था। अब एरियाना उनकी तरफ़ चलकर वापस आ रही थी और 
ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। लेकिन उसके साथ अब कोई और भी था। 
उससे ज़्यादा लंबा एक लड़का, जो अब लँगड़ा रहा था, लेकिन रोमांचित 
दिख रहा था। उस लड़के के बाल इतने लंबे थे, जितने हैरी ने पहले कभी 
नहीं देखे थे। उसके चेहरे पर कई घाव थे और उसके कपड़े फटे थे। 
पर-धीरे दोनों आकृतियाँ बड़ी होती गई, जब तक कि उनके सिर और 
कंधों ने तस्वीर को पूरा नहीं भर लिया। फिर पूरी चीज़ किसी छोटे दरवाज़े 
की तरह दीवार पर आगे की तरफ़ झूली और असली सुरंग का दरवाज़ा 
नज़र आया। उसमें से असली नेविल लाँगबॉटम बाहर निकला, जिसके 
पाल बहुत बड़े थे, चेहरे पर घाव थे और कपड़े फटे थे। नेविल मैंटलपीस 
श और खुशी से चिल्लाया, 'मैं जानता था, तुम ज़रूर आओगे! मैं 


गनत था, हैरी! 


अध्याय उनतीस 


खोया किरीट 


'नेविल - क्या - कैसे - ?' 

लेकिन तब तक नेविल को रॉन और हर्माइनी दिख गए थे तथा वह 
खुशी से चीख़ते हुए उन्हें भी गले लगाने लगा था। हैरी ने नेविल को 
जितना ज्यादा देखा, उसे उसका हाल उतना ही बुरा नज़र आया। उसकी 
एक आँख सूजी, पीली और बैंगनी थी। उसके चेहरे पर घावों के गहरे गोल 
निशान थे। उसका हुलिया बता रहा था कि उसने बहुत यातना सही थी। 
बहरहाल, उसका कटा-पिटा चेहरा खुशी से दमक रहा था, जब उसने 
हर्माइनी को छोड़ते हुए दोबारा कहा, 'में जानता था, तुम ज़रूर आओगे! 
सीमस से हमेशा कहता था कि यह तो सिर्फ़ वक्त की बात है!' 

'नेविल, तुम्हें क्या हुआ ?' 

'क्या? यह ?” नेविल ने अपना सिर हिलाकर अपनी चोटों को 
नज़रअंदाज़ कर दिया। 'यह कुछ नहीं है। सीमस की हालत तो मुझसे भी 
ज्यादा खराब है। तुम खुद देख लेना। तो हम चलें ? ओह,' वह एबरफ़ोर्थ 
की ओर मुडा, 'एव, दो और लोग आ सकते हैं।' 

'दो और ?' एबरफ़ोर्थ ने खतरनाक अंदाज़ में कहा। 'दो और से 
तुम्हारा क्या मतलव है, लॉगबॉटम ? कर्फ्यू चल रहा है और पूरे गाँव पर 
रुदन सम्मोहन है!' 


'में जानता हूँ, इसीलिए वे अंतर्ध्यान होकर सीधे बार में प्रकट होंगे, 
नेविल ने कहा। 'जब वे यहाँ आ जाएँ, तो उन्हें गलियारे में भेज देना, ठीक 
है? बहुत-बहुत धन्यवाद।' 


नेविल ने हर्माइनी की तरफ़ हाथ बढ़ाकर मैंटलपीस तथा फिर सुरंग 
546 


खोया किरीट 
ज 547 


चढ़ने में उसकी मदद की। रॉन उसके पीछे 
| एबरफ़ोर्थ को संबोधित किया। पढ़ा, फिर नेविल। हैरी ने 

“समझ में नहीं आता कि मैं आपका र 
दो बार हमारी जान बचाई है।' क्रिया कैसे अदा कहूँ। आपने 

'उनका ध्यान रखना,” एबरफ़ोर्थ ने रूखे स्वर ध 
बार उन्हें नहीं बचा पाऊंगा।' र में कहा। 'मैं तीसरी 

हैरी मैंटलपीस पर चढ़ा और एरियाना की तस्वीर के पीछे की सुरंग 
में पहुँच गया। दूसरी तरफ़ पत्थर की समतल सीढ़ियाँ थीं। ऐसा लग रहा 
था, जैसे यह गलियारा यहाँ बरसों से था। दीवारों पर पीतल के लैंप लटक 
रहे थे और मिट्टी का फ़र्श समतल था। चलते समय उनकी छायाएँ पंखे 
की तरह दीवार पर लहराई। 

जव वे आगे चलने लगे, तो रॉन ने पूछा, 'यह रास्ता कब से है? यह 
तो हॉगवर्ट्स के नक्शे में नहीं है, है ना हैरी? मुझे लगा था कि स्कूल के 
अंदर-वाहर सिर्फ़ सात गलियारे जाते हैं?” 

'यह सत्र शुरू होने से पहले उन सभी को बंद कर दिया गया है,' 
नेविल ने कहा। 'अव उनमें से किसी से भी अंदर घुसने की कोई संभावना 
नहीं है। अंदर जाने के रास्ते पर शाप लगा दिए गए हैं और बाहर निकलने 
के रास्ते पर प्राणभक्षी तथा दमपिशाच इंतज़ार कर रहे हैं।' वह मुस्कराते 
हुए पीछे हुआ, जैसे आँखों में उनकी छवि वसाना चाहता हो। 'यह सब छोड़ो 
... क्या यह सच है ? क्या तुम लोग ग्रिनगॉट में घुसे थे ? क्या तुम ड्रैगन पर 
वैठकर वचे थे ? यह वात हर जगह फैली है। सभी लोग यही बात कर रहे 
हैं। डिनर पर बड़े हॉल में टेरी वूट इस बारे में चिल्लाया था, जिसके लिए 
कैरो ने उसकी पिटाई कर दी!' 

हाँ, यह सच है,' हैरी ने कहा। 

नेविल खुशी से हँसा। 

'तुमने ड्रैगन का क्या किया ?' 

'जंगल में खुला छोड़ दिया, 
मलितू बनाना चाहती थी -' 

बढ़ा-चढ़ाकर मत बोलो, रान 7 (हे थे कि तुम कहीं छिप 


'लेकिन तुम कर क्या रहे थे? लोग कह र 
'ए हो, हैरी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुम कुछ न 


रॉन बोला। (वैसे हर्माइनी तो उसे 


हैरी पॉटर 
548 न 


जरूर कर रहे होगे।' 
कुछ तुमं सही लगता है,” हैरी , ने कहा, 'लेकिन हमें हॉगवर्टस 
हाल-चाल बताओ, नेविल। हमने यहाँ की कोई ख़बर नहीं सुनी है।' 

“यह ... देखो, अब यह हॉगवर्ट्स जैसा बिलकुल नहीं रहा,' नेविल ने 
कहा और यह बोलते समय उसके चेहरे की मुस्कान गायव हो गई। “क्या 
तुम कैरो भाई-बहन के बारे में जानते हो ?' 

"वे प्राणभक्षी, जो यहाँ पढ़ाते हैं ?' 

“वे यहाँ पढ़ाने से ज़्यादा करते हैं,” नेविल ने कहा। “वे अनुशासन के 
प्रभारी हैं। वे दोनों सज़ा देना पसंद करते हैं।' 

'अंबारिज की तरह ?' 

“नहीं, अंबरिज तो उनके सामने गाय लगती है। बाक़ी टीचर्स से 
कहा गया है कि अगर हम कोई गलती करें, तो हमें कैरो भाई-बहन के पास 
भेज दिया जाए। जहाँ तक संभव होता है, टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं। साफ़ 
नज़र आता है कि वे भी उनसे उतनी ही नफ़रत करते हैं, जितनी कि हम 
करते हैं। 

'एमिकस गुप्त कलाओं से रक्षा विषय पढ़ाने आया है, लेकिन अब 
वह गुप्त कलाएँ पढ़ा रहा है। जिन लोगों को सज़ा दी जाती है, उन पर हमें 
पीड़ीकृत शाप का अभ्यास करना होता है -' 

क्या?” 

हैरी, रॉन और हर्माइनी की आवाज़ें एक साथ गलियारे में गूँजीं। 

हाँ,” नेविल ने कहा। 'इसी कारण मुझे यह घाव मिला है,' उसने 
अपने गाल के एक गहरे घाव की तरफ़ इशारा किया। “मैंने पीड़ीकृत शाप 
देने से इंकार कर दिया था। वैसे कुछ विद्यार्थी इसे पसंद करते हैं। क्रैव और 
गॉइल तो इसके दीवाने हैं। मुझे लगता है, वे पहली बार किसी चीज़ म 
माहिर हुए हैं। 


'एमिकस की बहन अलेक्टो मगलू अध्ययन पढ़ाती है, जिसे पढ़न 
सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। हमें उसकी बाते 
सुनी पड़ती हैं कि मगलू लोग जानवरों जितने मूर्ख और गंदे होते हैं। 45 
बताती है कि मगलुओं ने किस तरह जादूगरों के साथ दुष्टता करके 


छिपने के लिए मजबूर कर दिया तर्हि 
या है और प्राकृतिक व्यवस्था किस 
दोबारा स्थापित हो रही है। मुझे यह चोट मिली,” उसने अपने चेहरे के क 


खोया किरीट 


घाव की तरफ़ इशारा किया, “जब मैंने 
उसके भाई में कितना मगलू ख़ून है।' 

'ओह, नेविल,' रॉन ने म 
जगह होती है।' "7 जह खोलने का भी कोई वक्त और 

“तुमने उसकी बातें सुनी नहीं हैं,” नेविल ने कहा। : 
बर्दाश्त नहीं करते। मुद्दे की बात यह है कि कि कोई Re 
ख़िलाफ़ खड़ा होता है, तो इससे हर एक की हिम्मत बढ़ती है। हैरी. जब 
तुम ऐसा करते थे, तब मैंने इस बात पर गौर किया था F 

'लेकिन वे तुम पर अपने चाकू की धार तेज़ कर रहे हैं,” रॉन ने 
धोड़ा कराहते हुए कहा, जब वे एक लैंप के पास से गुज़रे और नेविल के 
घाव साफ़ दिखने लगे। 

नेविल ने कंधे उचकाए। 

'कोई फ़क़ नहीं पड़ता। वे शुद्ध खून ज़्यादा नहीं बहाना चाहते थे, 
इसलिए मुँह खोलने पर हमें थोड़ी यातना ज़रूर दी, लेकिन इतनी नहीं कि 
हमारी जान चली जाए।' 

हैरी नहीं जानता था कि क्या ज्यादा बुरा था, नेविल की कही बातें 
या इन चीज़ों के वारे में उसका हल्का-फुल्का अंदाज़ । 

'असली खतरे में तो वे लोग हैं, जिनके दोस्त और रिश्तेदार बाहर 
मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। उन्हें बंधक बना लिया गया है। ज़ेनो लवगुड 
अपनी पत्रिका द क्विवलर में काफ़ी मुँह खोल रहा था, इसलिए उन्होंने 
क्रिसमस पर लूना को ट्रेन से उतारकर पकड़ लिया था।' , 

'नेविल, लूना बिलकुल ठीक है, हम उससे मिल चुके हैं -' 

'हाँ, जानता हूँ, उसने मुझे संदेश भेजा था। 

उसने अपनी जेब से एक सुनहरा सिक्का निकाला। हैरी ह 
गया कि यह उन्हीं नक़ली गैलियनों में से एक था, जिनके माध्यम 
अवलडोर की सेना के सदस्य एक-दूसरे को संदेश भेजते थे। क्री ओर 

'इन्होंने बहुत बढ़िया साथ दिया, नेविल ने हर्माईनी 
देखकर " को कभी पता ही नहीं चला 
हि मकराते हुए कहा। “करों भाई-बहन गए। हम रात को 
हम आपस में कैसे संदेश भेजते हैं। इससे वे पगला देते थे : 
से बाहर निकलते थे और दीवारों पर प । इससे स्नेप चिढ़ जाता 
, चाहिए नए सदस्य! इसी तरह बातें। ई 


549 
उससे पूछा कि उसमें और 


हैरी पॉटर 
550 रा 


पे 'करते थे यानी ?” हैरी ने कहा, जिसने उस वाक्य के भूतकाल में 
होने पर गौर किया था। 

'देखो, कुछ समय बाद यह काम ज़्यादा मुश्किल हो गया,' नेविल ने 
कहा। 'क्रिसमस पर लूना को बंधक बना लिया गया र जिनी ईस्टर के 
बाद होंगवर्टस नहीं लौटी। एक तरह से हम तीनों ही इस गैंग के लीडर थे। 
कैरो भाई-बहन को शक हो गया कि इन खुराफ़ातों के पीछे मैं हूँ, इसलिए 
वे मुझ पर काफ़ी सख्ती करने लगे। इसके अलावा, जब माइकल कॉर्नर ने 
जंजीरों से वँधे फ़र्ट ईयर के एक लड़के को छुड़ाने की कोशिश की, तो उसे 
पकड़कर बहुत बुरी तरह यातना दी गई। इससे बाकी विद्यार्थी डर गए।' 

“सारी शरारतें बंद,' रॉन बुदबुदाया, जब गलियारे में चढ़ाई आ 
गई । 

“हाँ, देखो, मैं लोगों से माइकल जैसी यातना सहने को तो नहीं कह 
सकता था, इसलिए हमने इस तरह की हरकतें छोड़ दीं। लेकिन इसके 
बावजूद कुछ हफ़्ते पहले तक हम लोग संघर्ष कर रहे थे और छिपकर काम 
कर रहे थे। मुझे लगता है, तब उन्होंने फैसला किया कि मुझे रोकने का एक 
ही तरीक़ा है और उन्होंने दादी पर धावा बोल दिया।' 

'क्या ?” हैरी, रॉन और हर्माइनी ने एक साथ कहा। 

'हाँ,' नेविल ने कहा, जो अब थोड़ा हाफ रहा था, क्योंकि गलियारे 
की चढ़ाई अब काफ़ी खड़ी हो चुकी थी, 'देखो, उनके सोचने का तरीका 
स्पष्ट था और यह काफ़ी अच्छी तरह काम कर चुका था। देखो, वे बच्चों 
का अपहरण इसलिए करते थे, ताकि उनके रिश्तेदार सही रास्ते पर चलें। 
यह तो सिर्फ़ वक्त की वात ही थी कि वे इसके विपरीत तरीक़े का इस्तेमाल 
करें। वैसे सच तो यह था,' उसने अपना चेहरा उनकी तरफ़ घुमाया और 
हैरी यह देखकर हैरान रह गया कि वह मुस्करा रहा था, 'कि उन्होंने दादी के 
मामले को कुछ ज़्यादा ही आसान समझ लिया था। बूढ़ी जादूगरनी, जो 
अकेली रहती थी। उन्होंने शायद सोचा होगा कि किसी दमदार जादूगर की 
भेजने की ज़रूरत नहीं है। ख़ैर,' नेविल हँसा, 'डॉलिश अब भी सेंट मंगोज़ 
अस्पताल में है और दादी भागकर छिप गई हैं। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी 
ह है उसने अपने दुशाले के सीने की जेब पर हाथ मारा, 'जिसमें 
पतात हे उन्हें मुझ पर गर्व है और मैं अपने माता-पिता की 

हैं और मैं आगे भी इसी तरह काम करता रहूँ।' 


खोया किरीट 

'बहुत बढ़िया,” रॉन ने कहा। 

'हाँ,' नेविल ने खुशी से कहा। 'बात 
को यह एहसास हो गया कि उनकी मेरे ऊपर 
फैसला किया कि हॉगवर्ट्स में अब मुझे सहन नहीं किया जा मं 
जानता oo Bn की र बना रहे थे या a Re य 
लेकिन ' मेरे लिए अच्छा नहीं होता। मैंने फ़ौरन गायब 
न ताकि ता। मैंने फ़ौरन गायब 

'लेकिन,' रॉन ने पूरी तरह दुविधा में नज़र 
क्या हम हॉगवर्ट्स नहीं जा रहे हैं ?' 

नेविल ने कहा, 'देखते जाओ। हम यहाँ हैं।' 

एक मोड़ मुड़ते ही गलियारा ख़त्म हो गया। एक छोटी सीढ़ी उस 
दरवाज़े की ओर ले जाती थी, जो एरियाना की तस्वीर के पीछे छिपे 
दरवाज़े जैसा था। नेविल ने इसे धकाकर खोला और अंदर चला गया। 
अंदर घुसते समय हैरी ने सुना कि नेविल कुछ लोगों से कह रहा था : देखो 
तो सही, कौन आया है! मैंने तुमसे नहीं कहा था ?' 

जब हैरी गलियारे के पार वाले कमरे में पहुँचा, तो ज़बर्दस्त 
चीख़-पुकार सुनाई दी - 


55I 


सिर्फ़ यह है कि जब प्राणभक्षियों 
र कोई पकड़ नहीं है, तो उन्होंने 


र आते हुए कहा, 'क्या - 


"हैरी! 

“यह तो पॉटर है, यह तो पॉटर है!' 
“रॉन!! 

“हमाईइनी/” 


उसे रंगीन पर्दों, लैंपों और कई चेहरों का हल्का सा एहसास हुआ। 
अगले ही पल बीस-पच्चीस लोगों ने हैरी, रॉन और हर्माइनी पर छलांग 
लगा दी, उनकी पीठ ठोंकी, उन्हें गले लगाया, उनके वाल विखेरे “न 
उनसे हाथ मिलाया। ऐसा लग रहा था, जैसे उन्होंने अभी-अभी क्वि 


कप का फ़ाइनल जीता हो। 
नेविल बोला, 'ठीक है, ठीक है, अब शांत हो जाओ!” भीड़ के पीछे 


हटने पर हैरी ने आस-पास के माहौल को अच्छी तरह देखा। न 

वह उस कमरे को बिलकुल भी नहीं पहचान पाया। be ब हा 
ग और किसी बड़े ट्री हाउस या शायद किसी ब जहाऽ हक 
जैसा लग रहा था। कई रंगों के झूले वाले पलंग छत और 


हैरी पॉटर 
RRS 


पैनल थे, विना खिड़कियों की दीवारें थीं और 

शी। वहाँ पर हैरी ने गरुड़द्वार का सुनहरा शेर देखा. 
ap roe रा था। पास में ही पीले पर्दे पर मेहनतकश का ठ 
बिज्जू दिख रहा था। नीले पर्दे पर चीलघात की कॉसे के रंग की चील भी 
शी। सिर्फ़ नागशक्ति के हरे और सफ़ेद रंग नज़र नहीं आ रहे थे। वहाँ पर 
पुस्तकों की अलमारियाँ थीं, दीवारों से कुछ झाडुएँ टिकी थीं और कोने में 
लकड़ी का एक बड़ा रेडियो था। 

“हम कहाँ हैं ?' 

“जाहिर है, आवश्यकता कक्ष में!” नेविल ने कहा। “इसने कमाल कर 
दिया, है ना? कैरो भाई-बहन मेरा पीछा कर रहे थे और मैं जानता था कि 
मेरे पास छिपने का बस एक ही मौक़ा है। मैं एक दरवाज़े के पार निकलने में 
कामयाब हो गया और यहाँ आ गया! वैसे जब मैं आया था, तो इसका 
हुलिया ऐसा नहीं था। उस वक्त यह काफ़ी छोटा था। सिर्फ़ एक पलंग और 
गरुड़द्वार के पर्दे थे। लेकिन जैसे-जैसे डम्बलडोर की सेना के बाक़ी साधी 
आते गए, यह फैलता गया। 

“क्या कैरो भाई-बहन इसके अंदर नहीं आ सकते ?' हैरी ने दरवाज़े 
को तलाशते हुए कहा। 

'नहीं,' सीमस फ़िनिगन ने कहा, जिसे हैरी उसके बोलने के बाद ही 
पहचान पाया; सीमस के सूजे हुए चेहरे पर इतने घाव थे कि वह पहचान में 
ही नहीं आ रहा था। 'यह छिपने की आदर्श जगह है। जब तक हममें से एक 
भी व्यक्ति अंदर है, तब तक वे हमारे पास नहीं आ सकते। दरवाज़ा 
खुलेगा ही नहीं। सब कुछ नेविल ने किया है। वह सचमुच इस कमरे का 
मालिक है। आपको इससे बस ठीक वही माँगना होता है, जिसकी आपको 
ज़रूरत है - जैसे, “मैं नहीं चाहता कि कैरो भाई-बहन का कोई समर्थक 
इसके अंदर आ सके” - और यह आपके आदेश का पालन करता है! 
आपको तो बस यह पक्का करना होता है कि आपके शब्द सही हों और _ 
गलती की कोई गुंजाइश न रहे! नेविल इसमें बहुत माहिर है!” 

.. .. दरअसल बात बिलकुल सीधी है,' नेविल ने विनम्रता से कहा। 'मैं 
कि कप दिन तक रहा। जब मुझे बहुत भूख लगने लगी, तो मैंने इच्छा की 
सब हा हल मिल जाए। तत्काल मेरे सामने गलियारा खुल गया, 
वही हमे कर में हाग्स हेड पहुँच गया और वहाँ मुझे एबरफ़ोर्थ मिल गया। 

खाना खिलाता है, क्योंकि न जाने क्यों कमरा हमारे लिए खाने की 


552 
थे। गहरे रंग के लकड़ी के 


खोया किरीट 
—_——— 553 
वस्था नहीं करता है।' 

'देखो, ऐसा इसलिए है, क्योंकि भोजन 

के पाँच अपवादों में से एक है,” रॉन 
ज्ञान भरी बात सुनकर सब हैरान रह गए। 

'हम लगभग दो हफ्तों से यहाँ छिपे हैं” सीमस ने व 
और पलंगों की जरूरत होती है, तो कमरे में अपने आप का hk 
हैं। जब लड़कियाँ आ गई, तो यहाँ अच्छा बाथरूम भी प्रकट हो गया -! 

“- क्‍योंकि लड़कियाँ नहाना चाहती थीं, है ना,” लैवेंडर ब्राउन ने 
कहा, जिस पर हैरी ने अब तक ध्यान नहीं दिया था। 

| चारों तरफ़ नज़र डालने पर उसे बहुत से जाने-पहचाने चेहरे दिखे। 
जुड़वां पाटिल बहनें वहाँ थीं। साथ ही टेरी बुट, अर्नी मैकमिलन, एंथनी 
गोल्डस्टीन और माइकल कॉर्नर भी थे। 

'हमें बताओ, तुमने क्या-क्या किया है,” अर्नी ने कहा, 'इतनी सारी 
अफ़वाहें फैली हुई हैं। हम पॉटरवाच में तुम्हारे बारे में ताज़ा जानकारी 
हासिल करने की कोशिश करते हैं।' उसने रेडियो की तरफ़ इशारा किया। 
'तुम ग्रिनगॉट में तो नहीं घुसे होगे ?' 

‘घुसे थे! नेविल बोला। “और ड्रैगन वाली बात भी सच है!' 

तालियों और खुशी की चीखों की आवाज़ें सुनाई दीं। रॉन ने सिर 
झुकाकर इस अभिवादन को स्वीकार किया। 

'तुम लोग कौन सी चीज़ चुराने के लिए वहाँ गए थे?” सीमस ने 
उत्सुकता से पुछा। 

इससे पहले कि उन तीनों में से कोई इस सवाल से बचने के लिए 
पलटकर सवाल पूछता, हैरी के बिजली जैसे निशान में भयंकर दर्द होने 
तगा। जैसे ही उसने जल्दी से उत्सुक तथा खुश चेहरों की तरफ़ पीठ 
पृमाई, आवश्यकता कक्ष गायव हो गया। वह पत्थर की एक खंडहर 
सारत के भीतर खड़ा था और उसके पैरों के पास सड़ी लकड़ी के पटिए 
5घड़े पड़े थे। गड्ढे के पास एक ख़ाली सुनहरा बाक्स SE) 

पेल्हेमोर्ट की आवेश भरी चीख उसके दिमाग में गूज रही थी। नि 
बेहद कोशिश करके वह वोल्डेमॉर्ट के दिमाग i र बे 
लहराता हुआ आवश्यकता कक्ष में लौटा। उसके चैह 
' था और रॉन उसे पकड़े था। 


गैंप के मूलभूत रूपांतरण के 
ने कहा, जिसके मुँह से इतनी 


हैरी पॉटर 
554 “= 

“तुम ठीक तो हो, हैरी ?' नेविल कह रहा था। “बैठना चाहोगे ? मुझे 
लगता है, तुम थक गए हो, है ना - का 

नहीं,” हैरी ने कहा। उसने रॉन और आ तरफ़ 
बिना बोले उन्हें यह बताने की कोशिश की कि वोल्डेमॉर्ट को अपने 
होरक्रक्स के जाने का पता चल गया है। समय बहुत तेज़ी से गुज़र रहा था। 
अगर बोल्डेमॉर्ट इसके बाद हॉगवर्ट्स आने का फसला कर लेगा, तो मौका 
उनके हाथ से निकल जाएगा। 

'हमें चलना चाहिए,' उसने कहा और उन दोनों के चेहरे के भावों से 
पता चल गया कि वे उसकी बात समझ गए थे। 

'तुम क्या करने जा रहे हो, हैरी?” सीमस ने कहा। “योजना क्या 
है?” 

“योजना ?' हैरी ने दोहराया। वह वोल्डेमॉर्ट के आवेश को महसूस न 
करने के लिए अपनी पूरी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। उसका 
निशान अब भी बुरी तरह जल रहा था। 'देखो, एक ऐसा काम है, जो हमें 
- रॉन, हर्माइनी और मुझे - करना है। इसके बाद हम यहाँ से चले जाएँगे।' 

अब कोई भी हँस नहीं रहा था या तालियाँ नहीं बजा रहा था। 
नेविल दुविधा में नज़र आ रहा था। 

'तुम्हारा क्या मतलब है, “यहाँ से चले जाएँगे।” 

“हम यहाँ रुकने के लिए नहीं आए हैं,” हैरी ने अपना निशान मलकर 
दर्द को कम करने की कोशिश करते हुए कहा। 'हमें एक महत्वपूर्ण काम 
करना है -' 

'क्या काम करना है ?' 

'मैं - में तुम्हें नहीं बता सकता।' 

इस पर बुदबुदाहटें शुरू हो गईं। : नेविल की भौंहें सिकुड़ गई। 

“तुम हमें क्यों नहीं बता सकते? यह तुम-जानते-हो-कौन से लड़ने 
के बारे में है, है ना ?' 
हाँ _? 

'तो फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे।' 


न इम्बलडोर की सेना के बाक़ी सदस्य सिर हिला रहे थे : कुछ उत्साह 
छठ गंभीरता से। उनमें से कुछ अपनी कुर्सियों से उठे, जिससे इस क 
तत्काल जुटने की उनकी इच्छा साफ़ ज़ाहिर हो रही थी। 


खोया किरीट 


555 
'तुम लोग समझते नहीं हो।” हैरी ने आखिरी कुछ घंटों 
हम हम सा र में बहुत कुछ 
र दिया था। तुम्हें नहीं बता सकते। हमें यह काम - अकेले 
'क्यों ?” नेविल ने पूछा। 


'क्योंकि ...' हैरी बड़ी हताशा से छिपे होरक्रक्स त 
करना चाहता था। कम से a वह रॉन और हाता से क व 
करना चाहता था कि उन्हें अपनी खोज कहाँ से शुरू करनी चाहिए। इस 
उेइबुन में हैरी के लिए अपने विचारों को एकत्रित करना मुश्किल था। 
उसका निशान अब भी दर्द से फटा जा रहा था। 'डम्बलडोर हम तीनों के 
लिए एक काम छोड़ गए हैं,” उसने सावधानी से कहा, 'और हमें वह काम 
किसी को बताना नहीं है - मेरा मतलब है, वे चाहते थे कि हम इसे करें, बस 
हम तीनों।' 

'हम भी तो उनकी सेना में हैं,” नेविल ने कहा। 'डम्बलडोर की सेना। 
हम सब इसमें एक साथ हैं। हम लोगों ने इसे क़ायम रखा है, हालाँकि तुम 
तीनों ने अपनी अलग सेना बना ली है -' 

'यह पिकनिक नहीं है, दोस्त,” रॉन ने कहा। 

'मैंने कभी नहीं कहा कि यह पिकनिक है, लेकिन मैं यह नहीं समझ 
पा रहा हूँ कि तुम हम पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। इस कमरे में मौजूद 
हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा था, इसी कारण उन्हें यहाँ छिपना पड़ रहा है, 
क्योकि कैरो भाई-बहन उनकी तलाश कर रहे हैं। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने 
पावित कर दिया है कि वे डम्बलडोर के प्रति वफ़ादार हैं - तुम्हारे प्रति 
वफ़ादार हैं।' 

'देखो,' हैरी ने कहना शुरू किया, बिना यह जाने कि वह क्या कहने 
बाला है, लेकिन इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा, क्योंकि तभी उसके पीछे सुरंग 
का दरवाज़ा खुल गया। मैने 

कि “हमें तुम्हारा संदेश मिल गया, नेविल! हैलो, तुम तीनों, मैंने सोचा 
थ कि तुम यहाँ पर ज़रूर मिलोगे!' 

लूना और डीन आ गए थे। सीमस खुशी के मारे तेज़ी से गरजा 
भैर अपने सबसे अच्छे दोस्त से गले मिलने भागा। 

'हाय, सभी लोग!” लूना चहकते हुए बोली। 
हत अच्छा लगा!” 


“ओह, वापस लौटना 


हैरी पॉटर 
556 व 
'लुना,' हैरी ने बेध्यानी से कहा, 'तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें 
- २ 
के मैंने संदेश भेजा था,' नेविल ने नक़ली गैलियन को ऊपर उठाते हुए 
कहा। 'मैंने उससे और जिनी से वादा किया था कि अगर तुम लोग यहं 
आए, तो मैं उन्हें ख़बर कर दूँगा। हम सभी ने सोचा था कि अगर तुम लौट 
आते हो, तो इसका मतलब क्रांति है। फिर हम स्नेप और कैरो भाई-बहन 
को यहाँ से खदेड़ देंगे।' 

“जाहिर है, इसका यही मतलब है,' लूना ने चहकते हुए कहा। 'है 
ना, हैरी? हम लड़कर उन्हें हॉगवर्ट्स से बाहर खदेड़ देंगे ?' 

“सुनो,” हैरी ने दहशत के बढ़ते एहसास के साथ कहा, "मुझे 
अफ़सोस है, लेकिन हम इसलिए नहीं लौटे हैं। हमें एक काम करना है और 
फिर -' 

'तुम हमें इसी हाल में छोड़कर चले जाओगे ?' माइकल कॉर्नर ने 
पूछा। 

“नहीं!” रॉन ने कहा। “हम जो कर रहे हैं, उससे अंत में हर एक को 
फ़ायदा होगा। इससे तुम-जानते-हो-कौन से छुटकारा मिल सकता है -' 

तो फिर हम भी मदद करते हैं!” नेविल ने गुस्से से कहा। 'हम इसमें 
शामिल होना चाहते हैं!” 

उनके पीछे एक और आवाज़ आई और हैरी मुड़ा। उसके दिल ने 
जैसे धड़कना बंद कर दिया। जिनी दीवार के छेद में से अंदर आ रही थी। 
उसके पीछे फ़ेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन थे। जिनी ने हैरी को प्यारी मुस्कान 
दी। वह भूल गया था या उसने पहले कभी ठीक से ध्यान नहीं दिया था कि 
वह कितनी सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त वह उसे देखकर 
जितना कम खुश हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। 

'एबरफ़ोर्थ थोड़ा चिढ़ने लगा है,' फ़ेड ने अभिवादन की कई 
चिल्लाहटों के जवाब में अपना हाथ उठाते हुए कहा। 'उसका बार 
स्टेशन बन गया है।' 

क ह मुँह खुला रह गया। ली जॉर्डन के ठीक पीछे हैरी की पुरानी 

च चंग आ गई। वह उसकी तरफ़ देखकर मुस्कराई। 

भ Pe संदेश मिल गया,” उसने अपना नक़ली गैलियन उठाते ई+ 
माइकल कॉर्नर के पास बैठने चली गई। 


खोया किरीट 


'तो योजना क्या है, हैरी ?” जॉर्ज ने कहा। 
'कोई योजना नहीं है,” हैरी ने कहा, जिसके 
आ जाने से उधल-पुथल हो गए थे। वह ज्यादा 
5 रहा था, क्योंकि उसका निशान अब भी बुरी तरह जल रा नहीं 
। bs करते-करते योजना बन जाएगी, है ना? मेरी प्रिय आदत ?' 
ड 

तुम्हें यह रोकना होगा!” हैरी ने नेविल से कहा। ' 
वहाँ क्यों बुलाया ? यह पागलपन है -' ४५७७७ 

'हम लड़ रहे हैं, है ना?” डीन ने अपना नक़ली गैलियन निकालते 
हुए कहा। संदेश में लिखा था कि हैरी लौट आया है और हम लड़ने वाले हैं! 
वैसे मेरे पास छड़ी नहीं है -? 

तुम्हारे पास छड़ी क्यों नहीं है - ?” सीमस ने पूछना शुरू किया। 

रॉन अचानक हैरी की ओर मुड़ा। 

'ये लोग मदद क्यों नहीं कर सकते ?' 

क्या?! 

'वे मदद कर सकते हैं।' रॉन ने अपनी आवाज़ धीमी की, ताकि 
उनके बीच में खड़ी हर्माइनी को छोड़कर और कोई उनकी बात न सुन सके। 
'हम नहीं जानते हैं कि यह कहाँ है। हमें इसे बहुत जल्दी खोजना है। बस हम 
उन्हें यह नहीं बताएँगे कि यह होरक्रक्स है।' 

हैरी ने रॉन के बाद हर्माइनी की तरफ़ देखा, जो बुदबुदाई, 'मुझे 
तता है, रॉन ठीक कह रहा है। हमें तो यह भी नहीं पता कि हम किस 
पीज़ की तलाश कर रहे हैं। हमें उनकी ज़रूरत है।' जब हैरी अनिश्चित 
हं है लगा, तो वह आगे बोली, "तुम्हें हर काम अकेले करने की जरूरत 

, हैरी।' 
और 
हैरी तेज़ी से सोचने लगा। उसका निशान अब भी दुख रहा था 
| सिर दर्द से जैसे फटा जा रहा था। Ma ने उसे चेतावनी दे दी 
वह रॉन और हर्माइनी के अलावा कि तो 
a हम रहस्य और झुठ के माहौल में बड़े इए थे 2 का | कि 
जीनियस था ... क्या वह जैसा का 


किसी करने 
पे ७... ये अपने सीने में छिपाकर रखते थे और किले pr 
' इते थे? लेकिन डम्बलडोर ने स्नेप पर भरोसा किया ह+ 


557 


विचार इतने सारे लोगों 


हैरी पॉटर 

558 ————— 
जाम कया हआ? सबसे ऊँची मीनार के ऊपर हत्या ... 

cs pe ' उसने बाक़ी दोनों से धीरे से कहा। फिर उसने पूरे कमरे से 

कहा, 'ठीक है।' तत्काल शोर बंद हो गया। फ़ेड और जॉर्ज, जो 

सुनाकर अपने क़रीब के लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, खामोश हो गए। 

सभी लोग चौकस और रोमांचित दिख रहे थे। 

“हमें एक चीज़ खोजनी है,” हैरी ने कहा। “एक ऐसी चीज़, जो 
तुम-जानते-हो-कौन को नष्ट करने में हमारी मदद करेगी। यह हाँगवर्टस 
में है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि कहाँ। हो सकता है, यह चीलघात की 
हो। क्या किसी ने ऐसी चीज़ के बारे में सुना है मसलन किसी ने कभी कोई 
ऐसी चीज़ देखी हो, जिस पर चील बनी हो ?' 

उसने आशा भरी निगाहों से चीलघात हाउस के छोटे समूह की 
तरफ़ देखा, जिसमें पद्मा, माइकल, टेरी और चो शामिल थे, लेकिन जवाब 
लूना ने दिया, जो जिनी की कुर्सी के हत्थे पर बैठी थी। 

'देखो, उनका खोया किरीट है। याद है, हैरी, मैंने तुम्हें इसके बारे में 
बताया था? चीलघात का खोया किरीट? डैडी इसकी नक़ल बनाने की 
कोशिश कर रहे हैं।' 

'हाँ, लेकिन खोया किरीट,” माइकल कॉर्नर ने अपनी आँखें गोल-गोल 
घुमाते हुए कहा, “खो चुका है, लूना। मुद्दे की बात यही है।' 

'यह कब खोया था ?! हैरी ने पूछा। 


| 'लोगों का कहना है, सदियों पहले,” चो ने कहा, जिसे सुनकर हैरी 

का दिल डूब गया। प्रोफ़ेसर फ्लिटविक कहते हैं कि किरीट चीलघात के 
साथ ही गायब हो गया था। लोगों ने तलाश की, लेकिन,” उसने अपने साथ 
के चीलघात के साथियों को आग्रह भरी नज़रों से देखा, 'किसी को भी 
इसका सुराग तक नहीं मिला, है ना?” 


उन सभी ने सहमति में अपने सिर हिलाए। 
माफ़ करना, लेकिन किरीट क्या होता है?” रॉन ने पूछा। 


येह एक तरह का मुकुट होता है,' टेरी बूट ने कहा। “माना जाता है 


कि चीलघात के मुकुट में जादुई खूबियाँ लो ते 
बुद्धि बढ़ जाती है।' दइर हैं। कहा जाता है कि इसे पहनने 


को पतल ह चकरधिन्नी कीट चूसक विचलित करने वाली चीज़ों 


खोया किरीट 


लेकिन हैरी ने लूना की बात बीच में ही काट दी। 

'क्या तुममें से किसी ने ऐसी कोई चीज़ देखी है?! 

उन सभी ने दोबारा अपने सिर इंकार में हिलाए। हैरी ने रॉ 
मादनी की तरफ़ देखा। उसकी निराशा उनके चेहरों पर भी बाप अप 
रही थी। मुकुट बहुत समय पहले खोया था और इसका सुराग तक नहीं 
मिला था। यह महल में छिपा होरक्रक्स कैसे हो सकता था ... बहरहाल 
इससे पहले कि वह अगला सवाल पूछ पाए, चो दोबारा बोली। [ 

'हैरी, अगर तुम देखना चाहो कि किरीट कैसा दिखता है, तो मैं 
तुम्हें हमारे कॉमन रूम में ले जाकर दिखा सकती हूँ! वहाँ चीलघात की मूर्ति 
लगी है, जिसमें वे इसे पहने हैं।' 

हैरी का निशान एक बार फिर जलने लगा। पल भर के लिए उसकी 
नज़रों से आवश्यकता कक्ष ओझल हो गया। अब उसे अपने नीचे काली 
ज़मीन दिखी और कंधों पर बड़े साँप के लिपटने का एहसास हुआ। 
वोलडेमॉर्ट दोबारा उड़ रहा था। हैरी को पता नहीं था कि वह भूमिगत झील 
की तरफ़ जा रहा था या फिर महल की तरफ़ आ रहा था। दोनों में से चाहे 
जो हो, अब समय बहुत कम बचा था। 

“वह चल दिया है,” उसने धीरे से रॉन और हर्माइनी से कहा। उसने 
चो की तरफ़ देखने के बाद उन दोनों को देखा। “सुनो, मैं जानता हुँ कि 
इससे ज्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मैं जाकर मूर्ति देख आता हूँ। कम से 
कम यह तो पता चल जाएगा कि किरीट दिखता कैसा है। मेरा यहीं 
इंतज़ार करना और एक-दूसरे की सुरक्षा करना।' द 

चो उठकर खड़ी हो गई, लेकिन तभी जिनी थोड़े तैश में बोली, 
नहीं, हैरी को लूना ले जाएगी, है ना लूना ?' , 

'ऊऊह, अगर तुम चाहती हो, तो मैं चली जाती हूँ,' लूना ने चहकते 
हुए कहा। चो निराश होकर बैठ गई। 

'बाहर कैसे निकलते हैं?” हैरी ने नेविल से पूछा। 

'यहाँ से।' 

वह हैरी और लूना को एक कोने में ले 
अलमारी सीढ़ियों पर खुलती थी। 

'यह हर दिन बदल जाती है, ताकि वे इसे 
'हा। 'इकलौती दिक्क़्त यह है कि बाहर निकलने 


559 


गया, जहाँ एक छोटी 


ते कभी खोज न पाएँ,' उसने 
पर हमें कभी पता नहीं 


हैरी पॉटर 
560 ——— 
होता है कि हम अंत में कहाँ पहुँचेंगे। सावधान रहना, हैरी, रात को 
गलियारों में पहरेदारी होती है।' 

“कोई दिक्क़्त नहीं,” हैरी ने कहा। 'थोड़ी देर में मिलते हैं।' 

वह और लूना जल्दी से सीढ़ियों की तरफ़ गए, जो बहुत सारी थीं। 
रास्ते में मशालें जली थीं और अप्रत्याशित जगहों पर मोड़ थे। आखिरकार 
वे ठोस दीवार जैसी चीज़ के पास पहुँच गए। 

'नीचे झुक जाओ,' हैरी ने लूना से कहा और अपना अदृश्य चोगा 
निकालकर उन दोनों पर डाल दिया। फिर उसने दीवार को हल्के से धक्का 
दिया। 

यह उसके छूते ही पिघल गई और वे सा पहुँच गए। हैरी ने 
मुड़कर देखा, दीवार दोबारा बंद हो गई थी। वे एक अँधेरे गलियारे में खड़े 
थे। हैरी ने लूना को अँधेरे में खींचा और अपनी गर्दन के पाउच में से 
हॉगवर्ट्स का नक्शा निकाला। उसे अपनी नाक के क़रीब लाकर उसने 
आखिरकार अपने और लुना के बिंदुओं को खोज लिया। 

“हम पाँचवीं मंजिल पर हैं,' वह फुसफुसाया और उसने फ़िल्च को 
एक गलियारे आगे दूर जाते देखा। “इस तरफ़ से चलते हैं।' 


वे धीरे-धीरे चलने लगे। 


हैरी पहले भी कई बार महल में रात को चोरी से घूम चुका था, 
लेकिन उसका दिल पहले कभी इतनी ज़ोर से नहीं धड़का था। पहले कभी 
यहाँ उसकी सुरक्षित यात्रा पर इतना कुछ निर्भर नहीं रहा था। चाँदनी के 
चौकोर टुकड़े सूट्स ऑफ़ आर्मर के पार फर्श पर पड़ रहे थे। उनके कदमों 
की आहट सुनकर सूट्स ऑफ़ आर्मर के हेलमेट चरमराए। वे दोनों उन 
मोड़ों के पार गए, जिनके पार न जाने क्या था। हैरी और लूना चलते रहे। 
जहाँ भी उन्हें रोशनी मिलती थी, वे हॉगवर्ट्स का नक्शा देख लेते थे। दो 
बार उन्होंने रुककर भूतों को गुज़र जाने दिया, ताकि उनका भेद न खुल 
जाए। हैरी किसी भी पल बाधा आने की उम्मीद कर रहा था। उसे सबसे 
ज्यादा डर पीव्ज का था और हर क़दम पर वह कान लगाकर सुनता था 
कहीं उसके आने का संकेत तो नहीं हो रहा है। 


हि इस रास्ते, हैरी,” लूना धीरे से बोली और उसकी आस्तीन पकड़कर 
उसे हल सीढ़ियों की तरफ़ खींचकर ले गई। 

सकरी घुमावदार सीढ़ियों में गोल-गोल घूमते हुए नीचे उतरे! 
हैरी पहले कभी यहाँ नहीं आया था। आखिरकार वे एक दरवाज़े के सामने 


खोया किरीट 
० 56I 
च गए। वहाँ कोई हैंडल या कीहोल नहीं था। सिर्फ़ लकड़ी 
“जञा था और चील की आकृति वाली कौसे की सॉकल थी। + 
लूना ने अदय चोगे के नीचे से पीला हाथ बढ़ाया, जो बीच हवा में 
तैरता लग रहा था और बाह या शरीर से जुड़ा नहीं दिख रहा था। उसने 
एक बार सकल खटखटाई। एकदम शांत माहौल में हैरी को यह आवाज़ 
तोप चलने जैसी लगी। तत्काल चील की चोंच खुल गई, लेकिन चील की 
आवाज़ की जगह एक धीमी, संगीतमयी आवाज़ सुनाई दी, 'कौन पहले 
आया, मायापंछी या लपट ?' 

हूँ... तुम क्या सोचते हो, हैरी ?' लूना ने सोचते हुए पूछा। 

'क्या ? क्या कोई पासवर्ड नहीं है ?' 

'ओह नहीं, आपको सवाल का जवाब देना पड़ता है,' लूना बोली। 

'अगर जवाब गलत हुआ, तो क्या होगा ?' 

“तो किसी और का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो सही जवाब दे सके,” 
लूना ने कहा। 'इस तरह से इंसान कुछ सीखता है, है ना ?' 

'हॉँ ... दिक्क़त यह है कि हमारे पास दरअसल किसी और का 
इंतज़ार करने का वक्त नहीं है, लूना।' 

'मैं तुम्हारा मतलब समझती हूँ,' लूना ने गंभीरता से कहा। “अच्छा, 
तो मेरे हिसाब से जवाब है कि वृत्त या गोले की कोई शुरुआत नहीं होती 
है।' 

'अच्छा तर्क दिया,' आवाज़ बोली और दरवाज़ा खुल गया। 

चीलघात का वीरान कॉमन रूम चौड़ा और गोलाकार था। हॉगवर्ट्स 
में हैरी ने जितने भी कॉमन रूम देखे थे, यह उनमें सबसे ज़्यादा हवादार था। 
दीवारों में सुंदर खिड़कियाँ लगी थीं, जिन पर नीले और कॉसे के रंग के 
रेशमी पर्दे थे। दिन में चीलघात के लोगों को आस-पास के पहाड़ों का ह 
नजारा दिखता था। छत गुंबददार थी और उस पर सितारे ग दरिया 
जो आधी रात जैसे नीले गलीचे के प्रतिबिंब लगते थे। र एक कोने में 
और किताबों की अलमारियाँ भी थीं। और दरवाज़े के साम्न एक 
मेद संगमरमर की एक ऊँची मूर्ति खड़ी थी। 

| चंद्रिका चीलघात 

ञे लूना के मकान में देखी अर्घप्रतिमा प pr शायद 

फ़ौरन पहचान गया। मूर्ति एक दरवाज़े संगमरमर की मूर्ति के पास 
अपर के कमरों की तरफ़ जाता होगा। वह सीधे 


562 हैरी पॉटर 
पहुँच गया। चीलघात के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चेहरा सं 
लेकिन थोड़ा रौबदार था। उनके सिर के ऊपर संगमरमर का एक को 
सा दिखने वाला गोला था। यह उस टायरा से बहुत मिलता-जुलता था 
जिसे फ्लर ने अपनी शादी में पहना था। इस ह छोटे शब्द उकेरे गए थे | 
हैरी चोगे के नीचे से बाहर निकला और उन्हें पढ़ने के लिए चीलघात की 
मूर्ति के चबूतरे पर चढ़ गया। 

'बुद्धि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है।' 

‘जिससे यह साबित होता है कि तुम मूर्ख हो,” एक किलकारी भरी 
आवाज़ आई। 

हैरी घूमा और चबूतरे से फिसलकर फ़र्श पर गिर गया। अलेक्टो 
कैरो की झुके कंधों वाली आकृति उसके सामने खड़ी थी और हैरी के छड़ी 
उठाने से पहले ही अलेक्टो ने अपनी बाँह पर बने खोपड़ी और साँप के 
निशान पर अपनी गाठदार उँगली दबा दी। 


अध्याय तीस 


सीवियरस स्नेप का भागना 


जिस पल अलेक्टो ने अपनी बाँह के निशान को उँगली से 

माथे का निशान बुरी तरह जलने लगा। तारों भरा ss ५ 
गया। कम अब वह चट्टान के पास खड़ा था और उसके चारों तरफ़ समुद्र 
हिलोरें मार रहा था। उसके दिल में विजय का उल्लास था - उन्होंने लड़के 
को पकड़ लिया। 

एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ हैरी को उस जगह लौटा लाई, 
जहाँ वह खड़ा था। उसने अपनी छड़ी उठाई, लेकिन अलेक्टो कैरो पहले ही 
आगे की तरफ़ गिर रही थी। वह इतनी ज़ोर से ज़मीन पर गिरी कि 
किताबों की अलमारियों के काँच खड़खड़ाने लगे। 

'मैंने डीए की प्रैक्टिस के अलावा कभी किसी को स्तब्ध नहीं किया,” 
तुना ने कहा, जो थोड़ी दिलचस्पी भरे अंदाज़ में बोल रही थी। 'इसमें मेरी 
उम्मीद से ज्यादा शोर हुआ।' 

और निश्चित रूप से, छत कॉपने लगी थी। ऊपर के कमरों की 
तरफ़ जाने वाले दरवाज़े के पीछे क़दमों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। 
ऊपर सोने वाले चीलघात के विद्यार्थी अलेक्टो के गिरने की आवाज़ से 
जाग गए थे। 

'लूना, तुम कहाँ हो ? मुझे चोगे के नीचे छिपाओ!' 

लूना ने चोगा थोड़ा ऊपर कर लिया, जिससे उसके पैर दिखने लगे। 
हैरी जल्दी से उसके पास पहुँच गया और लूना ने चोगा दोनों hoy 
लिया। तभी दरवाज़ा खुला और चीलघात के विद्यार्थी रात के be 
कॉमन रूम में आ गए। अलेक्टो को बेहोश पड़ी देखकर हैरानी भरी आ 


563 


564 हैरी पॉटर 

लगीं -धीरे वे अलेक्टो के s 
और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। धीरे जास 
गए। ऐसा लग रहा था, जैसे वे किसी जंगली जानवर के पास जा ठ 
जो किसी भी पल जागकर उन पर हमला कर सकता था। फिर फर्स्ट ईर 
का एक बहादुर लड़का हिम्मत करके उसके पास गया और अपने पैर मे 
उसकी कमर को कुरेदने लगा। 

'मुझे लगता है, वह मर गई है!” वह खुशी से चिल्लाया। 

“ओह, देखो,' लूना खुशी से फुसफुसाई, जब चीलधात के विद्यार्थी 
अलेक्टो को घेरकर खड़े हो गए। “वे कितने खुश हैं!' 

“हाँ ... बहुत बढ़िया ...' 

हैरी ने अपनी आँखें बंद कीं और जब उसका निशान फड़का, तो 
उसने वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में दोबारा घुसने का फैसला किया ... वह पहली 
गुफा की सुरंग में आगे बढ़ रहा था ... हॉगवर्ट्स जाने से पहले वह लॉकेट 
को देखना चाहता था ... लेकिन उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ... 

कॉमन रूम के दरवाज़े पर दस्तक हुई और चीलघात का हर 
विद्यार्थी अपनी जगह पर मूर्ति की तरह जम सा गया। हैरी को दूसरी तरफ़ 
से धीमी, संगीतमयी आवाज़ सुनाई दी, जो चील वाली सॉकल से निकली 
थी। “गायब वस्तुएँ कहाँ जाती हैं ?! 

“मुझे नहीं पता। इसे बंद करो!” एक रूखी आवाज़ गुरई, जो हैरी 
जानता था कि एमिकस कैरो की थी। 'अलेक्टो ? अलेक्टो ? क्या तुम वहाँ 
हो ? क्या तुमने उसे पकड़ लिया है? दरवाज़ा खोलो! 

चीलघात के विद्यार्थी अब दहशत में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। 
फिर बिना व चेतावनी के ज़ोरदार धमाके होने लगे, जैसे कोई दरवाज़े 
पर गोलियाँ बरसा रहा हो। 


'अलेक्टो/ अगर शैतानी शहंशाह आ गए और हमारे पास पॉटर 
नहीं हुआ, तो क्या होगा ? क्या तुम यह चाहती हो कि हमारा हाल भी वैसा 
ही हो, जैसा मैल्फ़ॉय परिवार का हुआ है? मेरी बात का जवाब दो!' 
एमिकस गरजा और उसने दरवाज़े को पूरी ताक़त से हिलाया, लेकिन यह 
नहीं खुला। चीलघात के सभी विद्यार्थी पीछे हट रहे थे और उनमें से सबसे 
ण डरे कुछ विद्यार्थी तो सीढ़ियों पर चढ़कर अपने कमरों की तरफ़ जाने 
se थे। हैरी के दिमाग में विचार आया कि वह दरवाज़ा धड़ाम से 
प कर Fa को स्तब्ध कर दे। लेकिन इससे पहले कि हैरी या 

कस और कुछ कर पाए, दरवाज़े के पार से एक और बहुत जानी- 


सनियरस स्नेप का आणना 
आवाज़ सुनाई दी। 565 


'क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, प्रोफ़ेसर कैरो ?' 
खोलने की कोशिश - कर रहा 


'लेकिन तुम्हारी बहन तो अंदर होमी ?' ल 
ूछा। क्या प्रोफ़ेसर फ़्लिटविक ने तुम्हारे बहुत वा मैक्गॉनेगल ने 
उसे अंदर नहीं घुसाया था? वह तुम्हारे लिए दरवाज़ा कल कक र 
तुम्हें आधे महल को जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी!” EP 
खोलो, गा चह जवाब नहीं दे रही है! तुम इसे खोलो! ओह! इसे 

“निश्चित रूप से, अगर तुम ऐसा चाहते हो,, प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने 
काफ़ी ठंडेपन से कहा। उन्होंने सॉकल से हल्की सी दस्तक दी और 
संगीतमयी आवाज़ ने दोबारा पूछा, “गायब वस्तुएँ कहाँ जाती हैं?” 

'अस्तित्वहीनता में, यानी हर चीज़ में,” प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने 
जवाब दिया। 

'बहुत अच्छे तरीक़े से कहा,' चील की साँकल ने जवाब दिया और 
दरवाज़ा खुल गया। 

चीलघात के बचे-खुचे विद्यार्थी सीढ़ियों की तरफ़ भागे, जब 
एमिकस अपनी छड़ी लहराता हुआ चौखट के पार आया। उसके कंधे भी 
उसकी वहन की तरह झुके हुए थे। उसका मोटा चेहरा पीला था। उसकी 
छोटी आँखें तत्काल फर्श पर पसरी अलेक्टो पर पड़ां। उसने गुस्से और डर 
भरी चीख निकाली। 

'इन शैतान विद्यार्थियों ने क्या कर डाला?” वह चीख़ा। म उन स 
मे यातना दूँगा, जब तक कि वे मुझे यह नहीं बता देते कि यह किसने क 

- और शैतानी शहंशाह क्या कहेंगे ?” वह चिल्लाया और अपनी og 
प खड़े होकर अपना माथा पीटने लगा। 'हमारे पास पॉटर नहीं है और 
ले लोगों ने मेरी बहन को मार डाला है!' निगल ने अधीरता से कह 
जे „यढ सिर्फ़ स्तब्ध हुई है,' प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल है vga 
ह ये की जाँच करने के लिए झुक गई थी। 
सलामत है।' 


हैरी पॉटर 
566 ——— 

"नहीं, वह बिलकुल सही-सलामत नहीं है!” एमिकस गरजा। 'शैतानी 
शहंशाह के आने के बाद तो बिलकुल नहीं! उसने उन्हें बुलाया है, ह 
अपना निशान जलता महसूस ईऔ । शैतानी शहंशाह को लग रहा होगा कि 
हमने पॉटर को पकड़ लिया है!' 

'पॉटर को पकड़ लिया ?' प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने तीखे लहल्े में 
पूछा। "तुम्हारा क्या मतलब है, “पॉटर को पकड़ लिया ?”' 

'क्षेतानी शहंशाह ने हमें बताया था कि पॉटर चीलघात की मीनार में 
घुसने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर हम 
पॉटर को पकड़ लें, तो उन्हें ख़बर कर दें!' 

“हैरी पॉटर चीलघात की मीनार में घुसने की कोशिश क्यों करेगा? 
पॉटर मेरे हाउस में है! 

हैरी को उनकी आवाज़ में अविश्वास और गुस्से के नीचे थोड़े से गर्व 
की खनक भी सुनाई दी। उसके मन में मिनर्वा मैक्गॉनेगल के प्रति स्नेह 
उमड़ने लगा। 

“हमें बताया गया था कि वह यहाँ आ सकता है!” एमिकस ने कहा। 
'मैं नहीं जानता कि क्यों।' 

प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल उठकर खड़ी हुई और उनकी मनकेदार आँखें 
कमरे में चारों तरफ़ घूमीं। दो बार वे उस जगह पर से गुज़रीं, जहाँ हैरी 
और लुना खड़े थे। 

“हम इसका दोष बच्चों पर मढ़ सकते हैं,” एमिकस ने कहा, जिसके 
सुअर जैसे चेहरे पर अचानक चालाकी का भाव आ गया था। 'हाँ, हम 
यही करेंगे। हम कहेंगे कि अलेक्टो को बच्चों ने घेर लिया था, ऊपर वाले 
बच्चों ने,' उसने ऊपर तारों भरी छत की तरफ़ देखकर कमरों की तरफ़ 
इशारा किया, “और हम कहेंगे कि उन्होंने उसे अपना निशान दबाने के 
लिए मजबूर कर दिया और इसीलिए उन्हें यह झूठी ख़बर मिली है ... वे 


उन बच्चों को सज़ा दे सकते हैं। दो-चार बच्चों के कम या ज़्यादा होने से 
क्या फ़र्क़ पड़ता है ?' 


'फ़क सिर्फ सच और झूठ का है, बहादुरी और कायरता का ह” 
ह ण गल ने कहा, जिनका चेहरा पीला पड़ गया था, “संक्षेप में, 
एक चीज़ बिलकुल ' जिसे तुम या तुम्हारी बहन नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मैं 
का दोष हॉगवर्टस "शेल साफ़-साफ़ बता देना चाहती हूँ। तुम अपनी 

इसे के विद्यार्थियों पर नहीं मढ़ सकते। मैं इसकी इजाजत 


सीवियरस स्नेप का भागना 
_ ङ < 567 


हीं दूँगी। 

'क्या कहा ?' 

एमिकस आगे बढ़ा, जब तक कि वह 
वरैक्गॉनेगल के बिलकुल क़रीब नहीं पहुँच गया जब लक मे बह 
बेहरे से बस कुछ इंच दूर था। वे पीछे नहीं हटीं, बल्कि उसकी हरा उनके 
देखा, जैसे वह कोई गंदी चीज़ हो, जो उन्हें लैट्रिन की सीट में फँसी Pre 

'इस मामले में तुम्हारी इजाज़त माग कौन रहा है, मिनर्वा मैक्गॉनेगल ? 

तुम्हारा दौर ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ हमारा शासन चलता है। अब या 
तो तुम मेरा साथ दोगी या फिर तुम्हें इसकी क्रीमत चुकानी होगी।' 

और फिर उसने उनके चेहरे पर थूक दिया। 

हैरी चोगे में से बाहर निकला और अपनी छड़ी उठाकर बोला, "तुम्हें 
ऐसा नहीं करना चाहिए था।' 

जैसे ही एमिकस घूमा, हैरी चिल्लाया, 'पीडितो!” 

प्राणभक्षी फर्श से ऊपर उठ गया। डूबते हुए आदमी की तरह वह 
हवा में तड़पते हुए दर्द से कराहने और बिलबिलाने लगा। फिर काँच के 
टूटने की आवाज़ के साथ वह किताबों की एक अलमारी के सामने वाले 
हिस्से से टकराया और बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। 

'अव समझा कि वेलाट्रिक्स का क्या मतलब था, हैरी ने कहा और 
उसके दिमाग में खुन तेज़ रफ़्तार से दौड़ रहा था, ' आपके मन में सचमुच 
चोट पहुँचाने की इच्छा होनी चाहिए।' 

'पॉटर!” प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल अपने सीने पर हाथ रखते हुए 
फुसफुसाई। 'पॉटर - तुम यहाँ! क्या - ? कैसे - ?' उन्होंने खुद को सँभालने 
की कोशिश की। 'पॉटर, यह मूर्खतापूर्ण है!' 


'उसने आप पर थूका था,' हैरी ने कहा। 
'पॉटर, मैं - तुम्हारी बहादुरी क़ाबिलेतारीफ़ है - लेकिन क्या तुम्हें 
एहसास नहीं है - ?' ज 
'हा, मुझे है,” हैरी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। न जा ट 
दहशत में देखकर वह सँभल गया था। प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल, वोल्डेमॉर्ट आ 
रहा है | हे 
.._ ओह, तो क्‍या अब हमें उसका नाम 
पड़ी दिलचस्पी के साथ पूछा और अदृश्य चोगा उतार 


लेने की इजाज़त है ? लूना ने 
[र दिया। दूसरे भगोड़े 


568 हैरी पॉटर 

दिखने से प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल चकरा गई और लड़खड़ाकर पास 
लुढ़क गईं। उन्होंने अपने पुराने चौकड़ी वाले ड्रेसिंग गाउन के गले 
को पकड़ रखा था। 

'मुझे नहीं लगता कि अब इससे कोई फ़र्क़ पड़ता है कि हम उसे किस 
नाम से पुकारते हैं,' हैरी ने लूना से कहा, 'वह पहले से ही जानता है कि मै 
यहाँ हूँ।' 

हैरी के दिमाग का एक दूर वाला हिस्सा, जो उस जलते निशान से 
जुड़ा था, वोल्डेमॉर्ट को भुतहा हरी नाव में तेज़ी से अंधेरी झील में जाते देख 
रहा था ... वह उस टापू पर पहुँचने ही वाला था, जहाँ पत्थर का पात्र रखा 
था... 

'तुम्हें भागना होगा,” प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने फुसफुसाकर कहा। 
“अभी, पॉटर, तुम जितनी जल्दी हो सके, यहाँ से भाग जाओ! 

'मैं नहीं भाग सकता,' हैरी ने कहा। “मुझे कुछ करना है। प्रोफ़ेसर, 
क्या आप जानती हैं कि चीलघात का किरीट कहाँ है?” 

'चीलघात का कि - किरीट? ज़ाहिर है, नहीं - वह तो सदियों 
पहले खो गया था!” वे थोड़ी सीधी हुईं। 'पॉटर, यह पागलपन है, सरासर 
पागलपन है कि तुम महल में घुस आए -' 

'मुझे आना पड़ा,” हैरी ने कहा। “प्रोफ़ेसर, यहाँ ऐसी कोई चीज़ छिपी 
है, जो मुझे खोजनी है और यह किरीट हो सकता है - काश मैं प्रोफ़ेसर 
फ़्लिटविक से बात कर सळूँ -' 

किसी के हिलने की झलक दिखी और काँच टूटने की आवाज़ आई : 
एमिकस होश में आ रहा था। इससे पहले कि हैरी या लूना कुछ कर सके, 
प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल उठ खड़ी हुई और अपनी छड़ी शिथिल प्राणभक्षी की 
तरफ़ करके बोलीं, 'सम्मोहितो।' 


एमिकस उठकर अपनी बहन के पास गया और उसकी छड़ी उठाकर 
प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल को थमा दी। साथ ही उसने अपनी छड़ी भी उनके 
हवाले कर दी। इसके बाद वह अलेक्टो के पास फ़र्श पर लेट गया। प्रोफ़ेसर 
मक्गॉनेगल ने दोबारा छड़ी लहराई। हवा में से चमकती चाँदी की रस्सी 
प्रकट हुई, जिसने कैरो भाई-बहन को कसकर बाँध दिया। 

'पॉटर,, प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने कैरो भाई-बहन को बहुत उदासीनता 
से देखने के बाद उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, 'अगर तम-जानते-हो- 
को सचमुच मालूम है अर मते इ कहा, “अगर तुम 


सीवियरस स्नेप का भागना 569 
भागना 


उसी समय हैरी के दिमाग में दर्द भरा गुस्सा 
गुस्सा धधकने लगा 

उसका निशान बुरी तरह जलने लगा। पल भर के लिए, वह ev 

रहा था, जिसका काढ़ा साफ़ हो गया था और पात्र की सतह में नीचे रखा 

सुनहरा लॉकेट गायब हो चुका था - 

'पॉटर, तुम ठीक तो हो?' एक आवाज़ आई और हैरी वापस 
माहौल में लौट आया। ख़ुद को सँभालने के लिए उसने लूना का कंधा पकड़ 
लिया था। 

“समय ख़त्म हो रहा है। वोल्डेमॉर्ट क़रीब आ रहा है। प्रोफ़ेसर, मैं 
इ्बलडोर के आदेश पर काम कर रहा हूँ। मुझे वह चीज़ खोजनी है, जिसे 
खोजने का काम उन्होंने मुझे सौंपा है। लेकिन जब मैं महल की तलाशी 
लुँगा, तो हमें विद्यार्थियों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। वोल्डेमॉर्ट मेरी 
जान लेना चाहता है, लेकिन कुछ और लोगों के मरने से उसे कोई फ़र्क़ नहीं 
पड़ेगा, इस वक्त नहीं -' जब वह जानता है कि मैं होरक्रक्सों पर हमला कर 
रहा हुँ, हैरी ने अपने दिमाग में वाक्य पूरा किया। 

“तुम डम्बलडोर के आदेश पर काम कर रहे हो?” उन्होंने हैरानी से 
दोहराया। फिर वे पूरी तरह तनकर खड़ी हो गईं। 

'जब तुम इस चीज़ की तलाश करोगे, तब तक हम स्कूल को 
तुम-जानते-हो-कौन से सुरक्षित रखेंगे।' 

'क्या यह संभव है ?' 

'लगता तो है,” प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने रूखेपन से कहा, 'देखो, हम 
टीचर भी जादू करने के मामले में अनाड़ी नहीं हैं। मुझे यक्रीन है कि अगर 
हम सव पूरी कोशिश करेंगे, तो उसे कुछ समय तक रोक सकते हैं। जाहिर 
है, प्रोफेसर स्नेप का कुछ करना होगा -' 

'मुझे -' 

'- और अगर हॉगव्दूस की घेराबंदी करना है और शैता' कं बहा 
मे लड़ना है, तो अच्छा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज्यादा मासूम न 

ना है, तो अच्छा यही र _ कैसे ? छू नेटवर्क मंत्रालय की 
वाहर निकाल दिया जाए। लेकिन कैसे! ई 


निगरानी में हे और हॉगवर्ट्स के मैदान में अंतर्ध्यान होना हे हल का 
'एक तरीका है,” हैरी ने जल्दी से कहा और हंस हेड में जा 


'तियारे के बारे में बता दिया। 


'पॉटर, हम सैकड़ों विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं -' 


0 हैरी पॉटर 
'मैं जानता हूँ, प्रोफ़ेसर, लेकिन अगर वोल्डेमॉर्ट और प्राणभक्षियों 
का ध्यान स्कूल की सीमाओं पर केंद्रित है, तो उनकी रुचि हॉग्स हेड से 
अंतर्ध्यान होने वाले बच्चों में नहीं होगी।' 

“यह बात तो ठीक है,' उन्होंने सहमत होते हुए कहा। उन्होंने अपनी 
छड़ी कैरो भाई-बहन की तरफ़ की। तत्काल उनके बैंधे शरीरों पर एक 
सफ़ेद जाल गिरा, जिसने उन्हें चारों तरफ़ से बाँधकर हवा में उठा दिया। 
अब वे दो बड़े, गंदे समुद्री प्राणियों की तरह नीली और सुनहरी छत से 
लटक रहे थे। 'चलो। हम हाउस प्रमुखों को चेतावनी दे देते हैं। अच्छा 
रहेगा कि तुम चोगा पहन लो।' 

वे दरवाज़े की तरफ़ बढ़ीं और ऐसा करते समय उन्होंने अपनी छड़ी 
तानकर हिलाई। छड़ी की नोक से तीन सफ़ेद बिल्लियाँ निकलीं, जिनकी 
आँखों के चारों तरफ़ चश्मे के निशान थे। पितृदेव बिना आवाज़ किए आगे 
दौड़ते रहे और घुमावदार सीढ़ी पर उजाला करते रहे। प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल, 
हैरी और लूना तेज़ी से नीचे उतरने लगे। 

वे गलियारों में भागे। एक-एक करके पितृदेव उनसे अलग हो गए। 
प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल का चौकड़ी वाला ड्रेसिंग गाउन फर्श पर सरसराने 
लगा। हैरी और लूना चोगा ओढ़कर उनके पीछे भाग रहे थे। 

दो और मंज़िल उतरने के बाद उन्हें अपने क़रीब धीमे क़दमों की 
आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ सबसे पहले हैरी को सुनाई दी, 
जिसका निशान अब भी टीस मार रहा था। उसने गले में बँधे पाउच में से 
हॉगवर्ट्स का नक्शा निकालने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले ही 
मैक्गॉनेगल को भी क़दमों की आहट सुनाई दे गई। वे रुकीं और शाप देने 
के लिए अपनी छड़ी उठाकर बोलीं, 'कौन है? 

में हूँ,” एक धीमी आवाज़ आई। 

एक सूट ऑफ़ आर्मर के पीछे से सीवियरस स्नेप बाहर निकला। 

र उसे देखते ही हैरी के अंदर नफ़रत उबलने लगी। स्नेप के भयंकर 
अपराधों को याद करने के चक्कर में वह उसके हुलिए का विस्तृत 
भूल ही गया था। वह भूल गया था कि किस तरह उसके तेल से सने 
na की तरह उसके दुबले चेहरे पर झूलते थे और किस तरह उसकी 

ली आंखों में एक बेजान, ठंडा भाव रहता था। स्नेप रात के कपड़ों 


उठा रखी पणे काल चोगे में था। उसने भी लड़ने के लिए अपनी ७ही 


सीवियरस स्नेप का भागना 577 
TT 


उसने धीरे से पूछा, 'कैरो भाई-बहन कहाँ हैं ?' 

'सीवियरस, मुझे लगता है, वहीं होंगे, जहाँ उन्हं 
होगा,' प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल बोलीं। है तुमने उन्हें रहने को कहा 

स्नेप क़रीब आया और उसकी निगाह प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल 

ट के 

ते होती हुई उनके आस-पास की हवा पर पड़ी, जैसे वह जानता हो कि हैरी 
ह होगा। हैरी ने भी अपनी छड़ी उठा ली और हमले के लिए तैयार 

“मुझे लग रहा था,' स्नेप ने कहा, “कि अलेक्टो ने एक घुसपैठिए को 
पकड़ लिया था।' 

'सचमुच ?' प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने कहा। “और तुम्हें यह कैसे पता 
चला ?' 

स्नेप ने अपनी बाई बाह हल्के से हिलाई, जहाँ उसकी चमड़ी पर 
शैतानी निशान बना था। 

'ओह, ज़ाहिर है,” प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने कहा। “मैं तो भूल ही गई 
थी कि तुम प्राणभक्षियों के पास संप्रेषण के गोपनीय साधन हैं।' 

स्नेप ने उनकी बात अनसुनी करने का नाटक किया। उसकी निगाहें 
अव भी उनके आस-पास की हवा को टटोल रही थीं। वह धीरे-धीरे क़रीब 
आ रहा था, जैसे इस तरफ़ उसका ध्यान ही नहीं हो कि वह क्या कर रहा है। 

'मुझे पता नहीं था कि आज रात को गलियारों में पहरेदारी करने 
की तुम्हारी बारी थी, मिनर्वा।' 

'तुम्हें कोई आपत्ति है ?' 

'मैं सोच रहा हूँ कि इतनी रात को आखिर कौन सी चीज़ तुम्हें 
विस्तर से बाहर ला सकती है ?' ला 

! ग 
'मुझे लगा था कि मैंने कोई शोर सुना है, प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने कहा। 


'अच्छा? लेकिन सव कुछ शांत लगता है।' 


स्नेप ने उनकी आँखों में देखा। 
'क्या तुमने हैरी पॉटर को देखा है, मिनर्वा ? क्योंकि अगर तुमने 
खा हो, तो मैं इस बात पर ज़ोर देना चाईगा 7 


प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने इतनी a हवा में लहराई और एक 


पनी आँखों पर यक्रीन नहीं हुआ। उनकी 


हैरी पॉटर 

572 “शा 
ने सोचा कि स्नेप बेहोश होकर गिर जाएगा, 

aah ह कवच सम्मोहन मारा कि मैक्गॉनेगल का प 
गडबडा गया। मैक्गॉनेगल ने अपनी छड़ी दीवार पर टँगी मशाल की तरफ़ 
की और मशाल अपने खाँचे से उड़कर बाहर आ गई। हैरी स्नेप को शाप 
देने वाला था, लेकिन लूना ने उसे पकड़कर नीचे आती लपटों के रास्ते से 
दूर कर लिया, जो आग के गोले में बदलकर गलियारे में भर गईं, फिर वे 
रस्सी की तरह स्नेप की ओर उड़ीं - 

लेकिन आग बड़े काले साँप में बदल चुकी थी, जिसे मैक्गॉनेगल ने 
धमाका करके धुएँ में बदल दिया, जो कुछ ही पलों में रूप बदलकर ठोस बन 
गया और उड़ते खंजरों में बदल गया। स्नेप ने उन खंजरों से बचने के लिए 
सूट ऑफ़ आर्मर को अपने सामने कर लिया और गूँजती खन्न की आवाज़ों 
के साथ खंजर एक के बाद एक आर्मर के सीने में घुस गए - 

“मिनर्वा!' एक चिंचियाती आवाज़ आई और हेरी ने मुड़कर देखा। 
वह अब भी उड़ते मंत्रों से लूना को बचाने की कोशिश कर रहा था। हैरी ने 
देखा कि प्रोफ़ेसर फ्लिटविक और स्प्राउट रात के कपड़ों में गलियारे में 
भागते हुए आ रहे हैं। उनके पीछे भारी-भरकम प्रोफ़ेसर स्लगहार्न भी 
हॉफते हुए चले आ रहे थे। 

'नहीं!' फ्लिटविक अपनी छड़ी उठाते हुए चिल्लाए। “अब तुम 
हॉगवर्ट्स में और हत्याएँ नहीं कर सकोगे!' 

फ़्लिटविक का मंत्र उस सूट ऑफ़ आर्मर से टकराया, जिसके पीछे 
स्नेप ने शरण ली थी। ज़ोरदार आवाज़ के साथ यह सजीव हो गया। स्नेप 
जूझकर इसकी कसती बाँहों से आज़ाद हुआ और उसने इसे अपने पर 
हमला करने वालों की तरफ़ उड़ाकर भेज दिया। हैरी और लूना को इससे 
बचने के लिए एक तरफ़ गोता लगाना पड़ा, जब यह दीवार से टकराकर 
टूट गया। जब हैरी ने दोबारा ऊपर देखा, तब स्नेप पूरी तेज़ी से भाग रहा 
था। मैक्ॉनेगल, फ्लिटविक और स्प्राउट उसके पीछे दौड़ रहे थे। स्नेप एक 
क के दरवाज़े के अंदर गया और कुछ पल बाद हेरी को मैक्गॉनेगलं 

चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, 'डरपोक! डरपोक!” 

क्या हुआ, क्‍या हुआ?' लूना ने पूछा। 


चोगा + ने उसे उठाकर खड़ा किया और वे गलियारे में भागे। अद्र 
जहाँ प्रोफ़ेसर मे सरसरा रहा था। वे उस वीरान क्लासरूम में पहुँच 7 


मैक्गॉनेगल, फ़्लिटविक और स्प्राउट टूटी खिड़की के पा 


सीवियरस स्नेप का भागना 
ज 573 
खड़े थे। 

“वह कूद गया, प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ब 
इते हुए कमरे में घुसे। ने कहा, जब हैरी और लूना 

'आपका मतलब है, वह मर गया?” हैरी ने वेहेकर 
पहुँचते हुए कहा और उसके अचानक दिखने पर निकलीं 3३ bi 
द़्ाउट की सदमे भरी चीखों को नज़रअंदाज़ कर दिया। i 

'नहीं, वह मरा नहीं है,” मैक्गॉनेगल ने कटुता से कहा। "गिरते 
इ्बलडोर के पास छड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास थी | .. और रा 
लगता है कि उसने अपने मालिक से कुछ चालें सीख ली हैं।” 

दहशत की सुरसुरी के साथ हैरी ने दूरी पर विशाल चमगादड़ जैसे 
आकार को देखा, जो अँधेरे में उड़ता हुआ हॉगवर्ट्स महल की सीमाओं की 
ओर आ रहा था। 

पीछे भारी क़दमों और हॉफने की आवाज़ सुनाई दी : स्लगहार्न 
अभी-अभी वहाँ आए थे। 

'हैरी!' वे पन्ने जैसे हरे रेशमी चोगे के नीचे अपने विशाल सीने को 
मलते और हॉफते हुए बोले। मेरे प्यारे बच्चे ... कितने आश्चर्य की बात है 
... मिनर्वा, कृपया वताएँ ... सीवियरस ... क्या ... ?' 

'हमारा हेडमास्टर छुट्टी मनाने चला गया है,' प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल 
ने खिड़की में स्नेप के आकार के छेद की तरफ़ इशारा करते हुए कहा। 

'प्रोफेसर!' हैरी अपने माथे पर हाथ रखकर चिल्लाया। वह अब 
अपने नीचे सजीव लाशों से भरी झील को फिसलते देख सकता था। उसने 
भुतहा हरी नाव को किनारे से टकराते महसूस किया और वोल्डेमॉर्ट उसमें 


से उछला और उसके दिल में हत्या का विचार था - 


प्रोफ़ेसर, हमें स्कूल की घेराबंदी करनी होगी, वह इसी समय आ 


रहा है|! 
'बहुत बढ़िया। तुम-जानते-हो-कौन आ रही है,” ie dss 
बाक़ी टीचर्स से कहा। स्प्राउट और फ़्लिटविक के पर fe 
गई; स्लगहॉर्न ने हल्की सी दर्द भरी कराह निकाली। dep 
आदेश पर महल में कुछ काम करना है। हमें इत न तक पॉटर वह 
इंतज़ाम करना है, जो हम कर सकते हैं। तब 
कर लेगा, जो वह करना चाहता है।' 


हैरी पॉटर 
574 ——— 

“जाहिर है, तुम्हें एहसास है कि हम चाहे जो करें, पर तुम-जानते-हो-कोन 
को हमेशा के लिए बाहर नहीं रख सकते ?' फ़्लिटविक ने कहा। 

'लेकिन हम उसे कुछ समय तक रोक तो सकते हैं,' प्रोफ़ेसर स्प्राउट 
ने कहा। 

“धन्यवाद, पोमोना,, प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने कहा और दोनों जादूगरनियों 
के बीच गंभीर समझ भरी नज़रों का आदान-प्रदान हुआ। 'मेरा सुझाव है 
कि हम इस जगह के चारों ओर मूलभूत सुरक्षा लगा दें और फिर 
विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बड़े हॉल में मिलें। ज़्यादातर विद्यार्थियों को 
यहाँ से निकालना पड़ेगा, हालाँकि अगर बालिग विद्यार्थी रुककर लड़ना 
चाहें, तो मुझे लगता है कि उन्हें मौक़ा दिया जाना चाहिए।' 

“ठीक कहा,” प्रोफ़ेसर स्प्राउट ने कहा, जो दरवाज़े की तरफ़ तेज़ी से 
चल दी थीं। 'मैं अपने हाउस के विद्यार्थियों के साथ बीस मिनट में बड़े हॉल 
में मिलती हूँ।' 

जब वे दौड़ती हुई ओझल हुई, तो उन्हें उनके बुदबुदाने की आवाज़ 
सुनाई दी, 'ज़हरीला टेंटेकुला। लड़ाकू पेड़ा और अम्लरस कद ... हाँ, मैं 
प्राणभक्षियों को इनसे लड़ते देखना चाहुँगी।' 

'मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ,” फ्लिटविक ने कहा और हालाँकि वे 
टूटी खिड़की के बाहर मुश्किल से देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी छड़ी 
उसमें से बाहर निकाली और बहुत जटिल मंत्र बुदबुदाने लगे। हैरी को 
अजीब सी आवाज़ आई, जैसे फ़्लिटविक मैदान में हवा की शक्ति को 
प्रवाहित कर रहे हों। 

'प्रोफ़ेसर,' हैरी ने सम्मोहन विषय के बौने टीचर के पास पहुँचते हुए 
कहा, 'प्रोफ़ेसर, बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यह 
महत्वपूर्ण है। क्या आपको पता है कि चीलघात का किरीट कहाँ है?” 

| '... रक्षाकवच भयकरतम - चीलघात का किरीट?” फ्लिटविक 
र । “थोड़ी ज़्यादा बुद्धि होने से हमेशा फ़ायदा होता है, पॉटर, लेकिन मुझे 
न va कि इस स्थिति में इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है!' 

मरा मतलब सिर्फ़ यह है क्या आप हैं कि यह कहाँ है! 

क्या आपने इसे कभी देखा है ?' [प जानते हैं कि 


समय पहले खो गया था, लड़के!' जीवित व्यक्ति ने इसे नहीं देखा है! यह 


सीवियरस स्नेप का भागना 575 
~ भागना 


हैरी को गहरी निराशा और दहशत का मिला- हुआ 

तो फिर होरक्रक्स कौन सी चीज़ हो सकती है? तुला एहसास हुआ। 
'हम तुमसे और तुम्हारे चीलघात के विद्यार्थियों से बड़े हॉल 

मैक्गॉनेगल ल में 

मिलते हैं, फ़िलियस!' प्रोफ़ेसर मैक्गॉंनेगल ने कहा और हेरी तथा 

अपने पीछे आने का इशारा किया। र हैरी तया लूना को 
वे अभी दरवाज़े तक ही पहुँचे थे कि तभी स्लगहॉर्न की आवाज़ आई। 
उनका चेहरा पीला और पसीने से भरा था और उनकी भारी मूँछ 

धिरक रही थी। वे बोले, 'ओहो, क्या हो रहा है? मुझे तो इसमें समझदारी 

नहीं लगती है, मिनर्वा। जानती हो, वह अंदर आने का कोई न कोई रास्ता 

खोज ही लेगा और जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा, वह बहुत गंभीर 

खतरे में होगा -' 

'में आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप नागशक्ति के विद्यार्थियों को 
लेकर बीस मिनट में बड़े हॉल में आ जाएंँ,' प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने कहा। 
'अगर आप भी अपने विद्यार्थियों के साथ यहाँ से जाना चाहते हैं, तो हम 
आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर आपमें से किसी ने भी हमारे काम में 
अइंगा डालने की कोशिश की या इस महल के भीतर हमारे ख़िलाफ़ 
हथियार उठाए, तो होरेस, हमें जानलेवा ढ्ंद्ययुद करना होगा।' 

'मिनर्वा!' स्लगहाँर्न ने भौंचक्के दिखते हुए कहा। 

'अव समय आ गया है कि नागशक्ति हाउस को अपनी वफ़ादारी के 
रे में फ़ैसला कर लेना चाहिए,, प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने बीच में टोकते हुए 
कहा। 'होरेस, जाकर अपने विद्यार्थियों को जगाए।' ह 

हैरी स्लगहार्न को थूक उड़ाते देखने के लिए नहीं रुका। वह आर 
ूना प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल के पीछे भागे, जिन्होंने गलियारे के बीच में 
अपनी जगह ले ली थी और अपनी छड़ी ऊपर उठा ली थी। 

'समस्त-मूर्ति - ओह, भगवान के लिए फ़िल्च, अभी नहीं - 
s हुआ आ रहा था और चिल्ला रहा था, 
बूढ़ा चौकीदार लँगड़ाता हुआ आ र॑ 
विद्यार्थी कमरों से बाहर हैं! विद्यार्थी गलियारों में हैं! कर 
'उन्हें वहीं होना चाहिए, मूर्ख!” मैक्गॉनेगल 
भैई अच्छा काम करो! पीव्ज़ को खोजो! 

'पी - पीछ्ज़ ?” फ़िल्च बुदबुदाया, जैसे उसने 

"हीं सुना हो। 


4 


ने यह नाम पहले कभी 


हैरी पॉटर 

पीव! क्या तुम पच्चीस सालों से उसके वारे में 
? उसे तत्काल बुलाकर आओ!” 

फिल्च को निश्चित रूप से लगा कि प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल का दिमाग 
चल गया है, लेकिन वह कंधे झुकाकर बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चल दिया। 

'और अब - समस्त-मूर्ति-चलितो!' प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल चिल्लाई। 

गलियारे की सभी मूर्तियाँ और सूट ऑफ़ आर्मर अपने चबूतरे से 
नीचे कूद गए। ऊपर-नीचे के शूँजते धमाकों से हैरी समझ गया कि पूरे 
महल में ऐसा ही हुआ है। 

'हॉगवर्ट्स ख़तरे में है!” प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल चिल्लाई। 'सीमाओं 
पर पहरा दो, हमारी रक्षा करो, स्कूल के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो!' 

खड़खड़ करती और चिल्लाती मूर्तियों का झुंड हैरी के पास से 
निकल गया। कुछ मूर्तियाँ बहुत छोटी थीं, तो कुछ इंसानों से भी कहीं बड़े 
आकार की थीं। कुछ मूर्तियाँ जानवरों की भी थीं। यहाँ तक कि सूट ऑफ़ 
आर्मर भी तलवारें चमका रहे थे और ज़ंजीरों पर लगी नुकीली गेंदें लहरा 
रहे थे। 

मैक्गॉनेगल ने कहा, 'पॉटर, अब अच्छा यही रहेगा कि तुम और 
मिस लवगुड जाकर अपने दोस्तों को बड़े हॉल में ले आओ - मैं जाकर 
गरुड्द्वार के विद्यार्थियों को जगाती हूँ।' 

वे आगे वाली सीढ़ियों पर पहुँचकर अलग-अलग रास्ते चल दिए। 
हैरी और लूना आवश्यकता कक्ष के छिपे दरवाज़े की तरफ़ भागे। भागते 
समय रास्ते में उन्हें विद्यार्थियों की भीड़ मिली। ज़्यादातर विद्यार्थी पाजामे 
के ऊपर यात्री चोगे पहने थे और टीचर्स तथा प्रिफ़ेक्ट्स उन्हें बड़े हॉल की 
तरफ़ ले जा रहे थे। 

“वह पॉटर है!” 

'हैरी पॉटर!” 

वही था। मैं क्रसम खाता हूँ, मैंने अभी-अभी उसे देखा है! 
कक्ष किक हैरी ने पलटकर नहीं देखा और आख़िरकार वे आवश्यकता 

सामने पहुँच गए। हैरी सम्मोहित दीवार से टिका, जिसने हटकर 


उन्हें रास्ता दे दिया। वह और लूना सीढ़ियों की तरफ़ लपके। 
क्या -?! 


जब कमरा दिखने लगा, तो हैरी सदमे में कुछ सीढ़ियाँ फिसल गया। 


576 


हाँ, पीव्ज़, मूर्ख, 
शिकायत नहीं कर रहे हो 


सीवियरस स्नेप का रस स्नेप का भागना 577 
पका भागना 
अब काफ़ी भर चुका था। जब वह यहाँ से गया था, उसके 
3 दी किंग्सले ' उसके मुक़ाबले 
अब यहाँ पहले से ज़्यादा भीड़ थी। किंग्सले और ल्यूपिन उसकी तरफ़ देख 
रहे थे। साथ ही ऑलिवर वुड, केटी बेल, एंजेलिना जॉनसन. एरि 


स्पिनेट, बिल, फ़्लर तथा मिस्टर और मिसेज़ वीज़्ली भी आ गए थे। 


'हैरी, क्या हो रहा है ?' ल्यूपिन नै सीढ़ियों के मुहाने पर उसके र 
आते हुए पूछा। 
'वोल्डेमॉर्ट रास्ते में है, टीचर्स स्कूल की घेराबंदी कर रहे हैं - स्नेप 
भाग गया है - आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कैसे पता चला ?' 
“हमने डम्बलडोर की सेना के बाक़ी सदस्यों को संदेश भेजे थे, फ़ेड ने 
स्पष्ट किया। 'हैरी, तुम यह तो नहीं सोच सकते कि कोई इस मज़े को 
छोड़ना चाहेगा। डम्बलडोर की सेना ने मायापंछी के समूह को ख़बर कर दी 
और इस तरह सभी लोग आ गए।' | 
'पहले क्‍या करना है, हैरी ?' जॉर्ज ने पूछा। 'क्या हो रहा है ?' 
“टीचर्स छोटे बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं और सभी लोग बड़े 
हॉल में योजना बनाने के लिए मिल रहे हैं,' हैरी ने कहा। “हम लड़ रहे हैं।' 
ज़ोरदार शोर हुआ और लोग तेज़ी से सीढ़ियों के मुहाने की तरफ़ 
दौड़ने लगे। जब वे उसके पास से निकले, तो वह दीवार से टिक गया : 
मायापंछी के समूह के सदस्य, डम्बलडोर की सेना और Bs पुरानी 
क्विडिच टीम के बहुत सारे सदस्य आ चुके थे। सबकी छड़ियाँ बाहर थीं 
और वे बड़े हॉल की तरफ़ जा रहे थे। कि 
“चलो लूना,” पास से गुज़रते समय डीन ने हाथ हाते हुए कहा। 
चूना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पीछे-पीछे A स | 
भीड़ अब छँट गई थी। आवश्यकता कक्ष में सिफ़ मुट्ठी भर लोग 
ही वचे थे। क़रीब पहुँचने पर हैरी ने देखा कि मिसेज़ वीज्ली जिनी 8 र 
रही थीं। उनके आस-पास ल्यूपिन, फ़ेड, जॉर्ज, विल और फ्लर खड 
'तुम नाबालिग हो!” मिसेज़ वीज़्ली अपनी वेटी पर चिल्ला ज घर 
मे इसकी इजाज़त नहीं दूंगी | लडके तो कर सकते हैं, लेकिन तुम, तु 
जाना होगा!' 


'में नहीं जाऊंगी!” | | 
जिनी के बाल लहराए, जब उसने अपनी माँ की पकड़ से बाह छुड़ाई। 
'मैं डम्बलडोर की सेना में हूँ -' 


578 हैरी पॉटर 

“_ किशोरों का गैंग!' 

फ़ेड बोला, 'किशोरों का गैंग ही अब उसे हराने वाला है, जिसकी 
आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की है!' 

“वह सोलह साल की है! मिसेज़ वीज़्ली चिल्लाई। “वह बालिग नहीं 
हुई है! तुम दोनों क्या सोचकर उसे अपने साथ लाए थे -' 

फ़ेड और जॉर्ज थोड़े शर्मिंदा दिखने लगे। 

“मम्मी ठीक कह रही हैं, जिनी,” बिल ने धीरे से कहा। “तुम यह नहीं 
कर सकतीं। हर नाबालिग को यहाँ से जाना होगा।' 

'मैं घर नहीं जाऊँगी!' जिनी चिल्लाई और उसकी आँखों में गुस्से के 
आँसू चमकने लगे। 'मेरा पूरा परिवार यहाँ है। मैं वहाँ अकेले इंतज़ार नहीं 
कर सकती, मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा और -' 

` उसकी नज़रें हैरी से पहली बार मिलीं। उसने आग्रह भरी निगाहों 
से हैरी की तरफ़ देखा, लेकिन हैरी ने अपना सिर हिला दिया, जिससे जिनी 
ने कटुता से चेहरा घुमा लिया। 

“ठीक है,' उसने हॉग्स हेड की सुरंग के दरवाज़े को घूरते हुए कहा। 
“तो फिर मैं जाती हूँ और -! 

धम्म की आवाज़ आई। सुरंग में से आ रहा कोई व्यक्ति लड़खड़ाकर 
गिर गया था। उसने सबसे नज़दीक की कुर्सी का सहारा लेकर खुद को 
उठाया और सींग के फ़ेम वाले तिरछे चश्मे से चारों तरफ़ देखते हुए बोला, 
'मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई ? लड़ाई शुरू तो नहीं हुई? मुझे अभी-अभी 
पता चला है, इसलिए मैं - मैं -' 

पर्सी खामोश हो गया। ज़ाहिर है, उसे अपने परिवार के ज़्यादातर 
सदस्यों के यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। हैरानी का लंबा पल तभी टूटा, 
जब फ्लर ने ल्यूपिन की ओर मुडकर तनाव कम करने की स्पष्ट 
करते हुए उनसे पूछा, 'तो - नन्हा टेडी कैसा है?” 

ल्यूपिन ने हैरान होकर पलकें झपकाईं। वीज्ली परिवार की ख़ामोशी 
बफ़ की तरह सख्त होने लगी थी। 

'में - ओह हाँ - वह अच्छा है!” ल्युपिन ने ज़ोर से कहा। 'हँ, टौक्स 
उसके पास है - उसकी माँ के यहाँ |! 


पर्सी और वीज़्ली परिवार के बाक़ी सदस्य स्थिर होकर एक-दूसरे 
को घूर रहे थे। 


सीवियरस स्नेप का भागना 579 
्‌_्‌ञ्‌८_~_भागना 


“यह देखो, मेरे पास तस्वीर है!” ल्यूपिन चिल्लाए 
ए और जैकेट 
फ़ीरोज़ी एक छोटा बच्चा 
pe मुठ्या लहरा रहा था। ! कैमरे की तरफ़ मोटी 

'मैं मूर्ख था! पर्सी इतनी तेज़ी से गरजा कि ल्यूपिन के 
छूटते-छूटते वची। 'मैं मूर्ख था, मैं घमंडी बड़बोला था, मैं -! 20०७६ 

'मंत्रालय-प्रेमी, परिवार-विरोधी, शक्ति-लोभी गधा था,” फ़ेड ने 
कहा । 

पर्सी ने थूक निगला। 

हाँ, में यह सब था!' 

“तो फिर ठीक है! तुम इससे ज्यादा क्या कह सकते हो ?' फ्रेड ने पर्सी 
की तरफ़ हाथ बढ़ाते हुए कहा। 

मिसेज़ वीज़्ली फूट-फूट कर रोने लगीं। वे आगे की तरफ़ भागीं 
और फ़ेड को एक तरफ़ हटाकर पर्सी को कसकर गले लगा लिया। पर्सी 
उनकी पीठ थपथपाने लगा, लेकिन उसकी नज़रें अपने पिता पर टिकी हुई 
थीं। 

'मुझे अफ़सोस है, डैडी,' पर्सी ने कहा। 

मिस्टर वीज्ली जल्दी-जल्दी पलकें झपकाने लगे। फिर वे भी अपने 
वेटे को गले लगाने चल दिए। 

'तुम्हें समझ कैसे आई, पर्सी?” जॉर्ज ने पूछा। 

'समझ तो काफ़ी समय पहले ही आ गई थी,' पर्सी ने यात्री चोगे के 
कोने से आँखें पॉछते हुए कहा। "लेकिन मुझे बाहर निकलने का तरीक्रा 
खोजना था। मंत्रालय में रहकर यह करना आसान नहीं था। वे लोग 
दारं को कद कर रहे थे। मैं एबरफ़ोर्थ से संपर्क करने में कामयाब 
गया और उसने मुझे दस मिनट पहले ख़बर दी कि हॉगवर्ट्स में जंग शुरू 
रही है, इसलिए मैं यहाँ आ गया।' करते हैं जॉर्ज 

'ऐसे समय हम अपने प्रिफ़ेक्ट्स से नेतृत्व की हि हम ऊपर चलते 
५ पर्सी के लच्छेदार लहज़े की नक़ल करते हुए कहा। अब हैं 


लेगा।' 
ह और अच्छे प्राणभक्षियों को कोई और पकड़ 
बह आज फ्लर से हाथ मिलाते हुए कहा, 


'तो तुम मेरी भाभी हो?' पर्सी ने १ जाने लगे 
वे वे जल्दी से बिल, फ़ेड और जॉर्ज के साथ सीढ़ियों की तरफ़ जाने लग। 


हैरी पॉटर 
580 ——— 
“जिनी!' मिसेज़ वीज़्ली गरजीं। 
समझौते की आइ में जिनी चोरी से ऊपर की मंज़िल पर जाने की 
कोशिश कर रही थी। 

'मॉली, यह कैसा रहेगा,” ल्यूपिन ने कहा। 'जिनी यहाँ क्यों नहीं रुक 
सकती? इससे वह कम से कम घटनास्थल पर ही रहेगी और उसे पूरी 
जानकारी रहेगी, लेकिन वह लड़ाई के बीच में नहीं रहेगी ?' 

गमे ह्र 

“अच्छा विचार है,” मिस्टर वीज्ली दृढ़ता से बोले। 'जिनी, तुम इसी 
कमरे में रहना, ठीक है?” 

जिनी को यह विचार ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन अपने पिता 
की असामान्य रूप से सख्त नज़र को देखते हुए उसने सिर हिलाकर हाँ कर 
दी। मिस्टर और मिसेज़ वीज़्ली तथा ल्यूपिन भी सीढ़ियों की तरफ़ चल 
दिए। 

'रॉन कहाँ है?” हैरी ने पूछा। 'हर्माइनी कहाँ है ?' 

'लगता है, वे लोग पहले ही बड़े हॉल में चले गए होंगे,” मिस्टर 
वीज्ली ने पीछे मुड़कर कहा। 

हैरी बोला, “मैंने उन्हें अपने पास से गुज़रते नहीं देखा।' 

“वे लोग किसी बाथरूम का ज़िक्र कर रहे थे,” जिनी ने कहा, 'तुम्हारे 
जाने के तत्काल बाद ही।' 

“बाथरूम ?' 

हैरी कमरे के पार के एक खुले दरवाज़े की ओर भागा। उसने 
बाथरूम में झाँककर देखा। वह खाली था। 

तुम्हें यक्रीन है कि उन्होंने बाथरूम कहा - ?' 

लेकिन तभी उसका निशान दुखने लगा और आवश्यकता कक्ष 
गायब हो गया। वह लोहे के ऊँचे गेट के सामने खड़ा था, जिसके 
तरफ़ के स्तंभों पर पंखदार बराह लगे थे। वह अँधेरे मैदान के पार रोशनी 
से चमकते महल की ओर देख रहा था। नागिनी उसके कंधों पर लिपटी 


थी। उसके भीतर उद्देश्य का वही ठंडा, क्रूर एहसास था, जो हत्या से 
हमेशा होता था। 


अध्याय इकतीम 
हॉगवर्द्स की जंग 


बड़े हॉल की जादुई छत अँधेरे और सितारों से भरी थी 
लंबी हाउस टेबलों पर अस्त-व्यस्त विद्यार्थी बैठे थे, कल 
चोगे पहने थे और बाक़ी ड्रेसिंग गाउनों में थे। यहाँ-वहाँ स्कूल के भूतों की 
मोती जैसी सफ़ेद आकृतियाँ चमक रही थीं। हर ज़िंदा या मुर्दा आँख 
प्रोफ़ेतर मैक्गॉनेगल पर टिकी थी, जो हॉल के ऊँचे मंच से बोल रही थीं। 
उनके पीछे बाक़ी टीचर्स खड़े थे, जिनमें फ़िरेंज नाम का सेनटॉर और 
प्रायापंछी के समूह के सदस्य भी थे, जो लड़ने के लिए वहाँ आए थे। 

`... बाहर निकलने की प्रक्रिया की देखरेख मि. फ़िल्व और मैडम 
पॉमफ़ी करेंगे। प्रिफ़ेक्ट्स, मेरा आदेश मिलते ही आप लोग अपने हाउस के 
विद्यार्थियों को व्यवस्थित करेंगे और क्रमबद्ध तरीक़े से निकासी बिंदु से 
उन्हें निकालने का काम करेंगे।' 

कई विद्यार्थी दहशत में नज़र आ रहे थे। बहरहाल, जब हैरी ने रॉन 
और हर्माइनी को देखने के लिए दीवार के पास से गरुड़द्धार की टेबल पर 
निगाह डाली, तो मेहनतकश का अर्नी मैकमिनल खड़े होकर चिल्लाया, 
'और अगर हम रुककर लड़ना चाहें ?' 

प्रशंसा की बुदबुदाहटें सुनाई दीं। न 

'अगर तुम बालिग हो, तो रुक सकते हो,' प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने 
केहा | 


.. और हमारा सामान?” चीलघात टेवल से एक लड़की बोली। 
धारे संदूक, हमारे उल्लू ?” 


'हमारे पास सामान बटोरने का वक्त नहीं 
58 


है,” प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल 


हैरी पॉटर 
ने कहा। ' महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम लोग यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल 


जा ओ १ 
पा प्रोफ़ेसर स्नेप कहाँ हैं ?' नागशक्ति की टेबल से एक लड़की 


चिल्लाई । 
“अगर सामान्य भाषा में कहा जाए, तो वे नौ दो ग्यारह हो चुके हैं, 


प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने जवाब दिया और गरुड़द्वार, मेहनतकश तथा 
चीलघात हाउसों की टेबलों से हर्षध्वनि सुनाई दी। 

हेरी गरुड्द्वार की टेबल के पास से होता हुआ हॉल में आगे बढ़ा। 
वह अब भी रॉन और हर्माइनी की तलाश कर रहा था। उसके गुज़रते 
समय चेहरे उसकी दिशा में मुड़े और फुसफुसाहटें शुरू हो गई। 

“हम पहले ही महल के चारों तरफ़ सुरक्षात्मक इंतज़ाम कर चुके हैं,” 
प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने कहा, 'लेकिन वे ज़्यादा समय तक कारगर नहीं 
रहेंगे, जब तक कि हम उन्हें दोबारा न करें। इसलिए मैं विद्यार्थियों से 
आग्रह करती हूँ कि वे जल्दी और शांति से यहाँ से चले जाएँ। और हाँ 
जैसा तुम्हारे प्रिफ़ेक्ट्स कहें, वैसा ही करना -' 

लेकिन उनके आखिरी शब्द डूब गए, क्योंकि हॉल में किसी और की 
आवाज़ गूँजने लगी थी। यह आवाज़ ऊँची, ठंडी और स्पष्ट थी। यह कहना 
मुश्किल था कि यह कहाँ से आ रही थी। यह दीवारों से आती लग रही थी। 
भयंकर कालदृष्टि की तरह यह आवाज़ भी जैसे सदियों से वहीं बंद थी। 

'मैं जानता हूँ, तुम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हो।' विद्यार्थियों 
के चीख़ने-चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिनमें से कुछ एक-दूसरे को 
पकड़ रहे थे और दहशत में आवाज़ के स्रोत की तलाश कर रहे थे। 
"तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। मैं तुम्हें नहीं मारना 
चाहता हूँ। मैं हॉगवर्ट्स के टीचर्स का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं जादुई खून 
नहीं बहाना चाहता हूँ।' 


हॉल में अब ख़ामोशी छा गई थी। यह खामोशी कान के पदों पर 


थी डाल रही थी और इतनी विराट थी कि दीवारों में नहीं समा 


'हैरी पॉटर को मेरे हवाले कर वोल्डेमॉर्ट आई 
'तो मैं र दोगे,” वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ ४, 
तो में किसी को भी नुक़सान नहीं पहुँचाऊँगा। हैरी पॉटर को मेरे हवाले 


कर दोगे, तो मे स्कूल को छऊंँ नहीं 
छुऊगा तक प हवाले करं 
दोगे, तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूँगा। नहीं। हैरी पॉटर को मेरे 


582 


हॉगवर्ट्स की जंग 
Me 583 


हैरी कुछ बोल पाए, इससे पहले ही काफ़ी गई 
सामने के गरुड़द्वार के विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए दि ee 
की तरफ़ नहीं, बल्कि नागशक्ति के विद्यार्थियों की ओर थे । फिर मेहनतकश 
के विदयार्थी खड़े हुए और लगभग उसी समय चीलघात के विद्यार्थी भी। उन 
भी की पीठ हैरी की तरफ़ थी और वे सभी पैन्सी की ओर देख रहे थे। 
हैरी यह देखकर हैरान और अभिभूत हो गया कि चोगों या आस्तीनों के 
नीचे से हर तरफ़ छड़ियाँ निकल रही थीं। 

'धन्यवाद, मिस पार्किन्सन, प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने रूखी आवाज़ में 
कहा। 'तुम सबसे पहले मि. फ़िल्च के साथ बाहर जाओ। तुम्हारा बाक़ी का 
हाउस तुम्हारे पीछे जा सकता है।' 

हैरी को बेंच सरकने की आवाज़ आई। नागशकिति के विद्यार्थी हॉल 
के दूसरे सिरे पर लाइन बनाकर बाहर निकल रहे थे। 

'चीलघात के विद्यार्थियो, अब तुम्हारी बारी है! प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल 
चिल्लाई । 

धीरे-धीरे चारों टेबलें खाली हो गईं। नागशक्ति की टेबल बिलकुल 
बाली थी। चीलघात के कुछ बड़े विद्यार्थी अपनी जगह पर बैठे रहे, 
हलाकि उनके काफ़ी सारे साथी बाहर निकल गए। मेहनतकश के तो और 
ज्यादा विद्यार्थी पीछे रुके रहे। गरुड़द्धार के तो आधे विद्यार्थी अपनी जगह 
पर बैठे रहे, जिस वजह से प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल को नाबालिगों को बाहर 

के लिए टीचर्स के मंच से उतरकर नीचे आना पड़ा। 

'विलकुल नहीं, क्रीवी, जाओ! और तुम भी, पीक्स!' 

हँच गया, जो गरुड़द्वार की 
हैरी जल्दी से वीज़्ली परिवार के पास पहुँच गया, 
टेबल पर बैठा था। 


'रॉन और हर्माइनी कहाँ हैं ?' 
तुम्हे नहीं मिले - ?” मिस्टर वीज़्ली ने चिंतित दिखते हुए कहा। 


हैरी पॉटर 
584 —— 
लेकिन वे चुप हो गए, जब किंग्सले रुके लोगों को संबोधित करने 
के लिए ऊँचे मंच पर आगे बढ़ा। 

“आधी रात में आधे घंटे का ही समय बचा nod इसलिए हमें तेज़ी से 
काम करना होगा! हॉगवर्ट्स के टीचर्स और मायापंछी के समूह ने 
युद्ध की योजना बना ली है। प्रोफ़ेसर फ्लिटविक, स्प्राउट और मैक्मॉनेगल् 
योद्धाओं के समूहों को सबसे ऊँची तीन मीनारों - चीलघात, खगोलशास्त्र 
और गरुड्द्वार - पर ले जा रहे हैं - वहाँ से उन्हें हर तरफ़ का अच्छा दृश्य 
दिखेगा और इतनी ऊँचाई से वे मंत्रों का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। इस 
दौरान, रीमस,' उन्होंने ल्यूपिन की ओर इशारा किया, “आर्थर,' उन्होंने 
गरुड्द्वार की टेबल पर बैठे मिस्टर वीज़्ली की ओर इशारा किया, 'और मैं 
समूहों को मैदान में ले जाएँगे। स्कूल के छिपे प्रवेश द्वारों की सुरक्षा करने के 
लिए हमें किसी की ज़रूरत है -' 

'- ऐसा लगता है कि यह काम हमें करना होगा,' फ़ेड ने अपनी और 
जॉर्ज की तरफ़ इशारा करते हुए कहा। इस बात पर किग्सले ने सिर 
हिलाकर अपनी सहमति दे दी। 

“ठीक है, लीडर्स यहाँ ऊपर आ जाएँ। हम समूहों में बँट जाते हैं!' 

'पॉटर,' प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने उसकी ओर जल्दी से बढ़ते हुए 
कहा, जब निर्देश लेने के लिए उत्सुक विद्यार्थी मंच की तरफ़ तेज़ी से बढ़ने 
लगे, (तुम्हें किसी चीज़ को खोजना था? 

'क्या ? ओह,' हैरी ने कहा। “ओह हाँ।' 


वह तो होरक्रक्स के बारे में भूल ही गया था। वह तो यह भी भूल 
गया था कि यह जंग इसीलिए हो रही थी, ताकि वह होरक्रक्स की तलाश 
कर सके। रॉन और हर्माइनी की समझ में न आने वाली अनुपस्थिति से पल 
भर के लिए उसके दिमाग से हर बात उड़ गई थी। 
'तो जाओ, पॉटर, जल्दी जाओ!” 
“ठीक है - हाँ -! 
बड़े हॉल से बाहर भागते समय उसे एहसास हुआ कि बहुत से लोग 
उसे देख रहे थे। वह प्रवेश हॉल में पहुँचा, जहाँ अब भी हॉगवर्दस से बर्ह 
निकलते विद्यार्थियों की भीड़ लगी थी। वह उनके साथ संगमरमर 
ना पर चढ़ा, लेकिन ऊपर पहुँचकर वह जल्दी से एक वीरान 
चला गया। दहशत और डर उसकी सोचने-समझने की ताक़त प 
कमजोर कर रहे थे। उसने खुद को शांत रखने और होरक्रक्स 


हॉगवर्ट्स की जंग 
oo 


यान केंद्रित हक की कह की, लेकिन उसके 
और निरर्थकता घूमते रहे, जितनी तेज़ी से कांच 
रधुमविखयो घूमती हैं। रॉन और हर्माइनी उसकी मदद कहि) र 
ऐसा लग रहा था कि उनके बिना वह अपने विचारों को क्रमबद्ध नहीं जमा 
परकता था। उसने अपनी चाल धीमी की और एक खाली गलियारे में आधी 
दूर पर रुक गया। यहाँ उसने एक मूर्ति के खाली चबूतरे पर बैठकर अपने 
गले में लटके पाउच से हॉगवर्ट्स का नक्शा बाहर निकाला । उसे इसमें रॉन 
या हर्माइनी के नाम कहीं नहीं दिख रहे थे। उसे लगा, इस समय आवश्यकता 
कक्ष की ओर जाते ढेर सारे बिंदुओं की भीड़ के कारण शायद वे नज़र नहीं 
आ रहे होंगे। उसने नक्शा दूर हटाया, अपने हाथ चेहरे पर दबाए और 
आँखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगा ... 

वोल्डेमॉर्ट ने सोचा था, मैं चीलघात मीनार में जाऊंगा। 


तो यह एक ठोस तथ्य था, जहाँ से शुरुआत की जा सकती थी। 
वोल्डेमॉर्ट ने अलेक्टो कैरो को चीलघात के कॉमन रूम में तैनात किया था 
और इसका सिर्फ़ एक ही मतलब हो सकता था: वोल्डेमॉर्ट को डर था कि 
हैरी पहले से ही जानता था कि उसके होरक्रक्स का संबंध उस हाउस से है। 


लेकिन चीलघात के साथ जुड़ी चीज़ों में इकलौती वस्तु उसका खोया 
हुआ किरीट ही हो सकती थी ... लेकिन किरीट होरक्रक्स कैसे हो सकता 
धा? नागशक्ति के वोल्डेमॉर्ट को वह कैसे मिल सकता था, जो चीलघात 
की पीढ़ियों को सदियों की खोज के बाद भी नहीं मिला था? उसे कौन बता 
सकता था कि वह कहाँ खोजे, जबकि किसी भी जीवित व्यक्ति ने किरीट 
को नहीं देखा था ? 


जीवित व्यक्ति ने ... व 
उंगलियों के नीचे हैरी की आँखें एक बार फिर खुल गई३। वह 
चबूतरे से उछला और तेज़ी से उसी रास्ते चल दिया, जिधर से आया था। 
अव वह अपनी आखिरी उम्मीद को टटोलने जा रहा था। आवश्यकता 
कक्ष की ओर जाते सैकड़ों लोगों की आवाजें तेज़ होती जा रही थीं, जब 


कह संगमरमर की सीढ़ियों की ओर मुड़ा। प्रिफ़ेक्ट्स रखने की ह द 
और अपने हाउस के विद्यार्थियों पर नज़र रखे कि ज़कारियस स्मिथ 


बहुत ._ हैरी ने देखा 
बन आर है Hees को क्रतार में आने के लिए शक के 
था। यहाँ-वहाँ छोटे बच्चे रो रहे थे, जबकि बड़े बच्चे हताशा से अप 


585 
सके विचार उतनी ही तेज़ी 


हैरी पॉटर 
586 ——— 
भाई-बहनों को आवाज़ लगा रहे थे ... 

त को नीचे प्रवेश हॉल के पार मोती जैसी सफ़ेद आकृति नज़र 
आई और वह पूरी ताक़त से शोरगुल के ऊपर चिल्लाया। 

'निक! निक! मुझे तुमसे बात करनी है!” 

उसने विद्यार्थियों के रेले के बीच से रास्ता बनाया और आखिरकार 
सीढ़ियों के नीचे पहुँच गया, जहाँ गरुड्द्वार मीनार का भूत लगभग 
सिरकटा निक उसका इंतज़ार कर रहा था। 

“हैरी! मेरे प्यारे बच्चे!' 

निक ने हैरी के हाथ अपने दोनों हाथों में थामने की कोशिश की। 
हैरी को ऐसा महसूस हुआ, जैसे उन्हें बफ़ीले पानी में डाल दिया गया हो। 

'निक, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चीलघात मीनार का भूत कौन 
है?' 

लगभग सिरकटा भूत निक हैरान और थोड़ा चिढ़ा हुआ दिखने लगा। 

'ज़ाहिर है, गोरी औरत, लेकिन अगर तुम्हें किसी भूत की सेवाओं 
की ज़रूरत हो, तो मैं - ?' 
“नहीं, मुझे उसी की मदद चाहिए - क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ 


है?! 

'देखता हूँ ...! 

निक का सिर अपने गुलूबंद पर थोड़ा लड़खड़ाया, जब वह मुड़कर 
विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से घूरने लगा। 


'हेरी, वह वहाँ पर है, लंबे बालों वाली युवा औरत।' 
हि हैरी ने निक की इशारा करती पारदर्शी ऊँगली की दिशा में देखा। 

लंबी भूतनी ने हैरी को अपनी ओर देखते देखा और अपनी भौहें उठाकर 
एक ठोस दीवार में से तैरती हुई चली गई। 

हैरी उसके पीछे भागा। जिस तरफ़ वह ओझल हुई थी, उस 
गलियारे में दौड़ लगाने पर हैरी को वह गलियारे के बिलकुल आख़िरी छोर 
पर दिखी। वह अब भी उड़कर उससे दूर जा रही थी। 

'सुनो - ठहरो - वापस आओ!” 
वह रुक गई और ज़मीन से कुछ इंच ऊपर तैरने लगी। हैरी को वर्ह 
शुदर लगी। उसके बाल कमर तक लंबे थे और चोगा फ़र्श तक लंबा थी, 


हॉगवर्ट्स की जंग 
rrp 


वह घमंडी भी दिख रही थी। क़रीब 
लिया। वह गलियारों में कई बार उसके पास 
तक उसने उससे बात नहीं की थी। 

'आप ही गोरी औरत हैं?” 

उसने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोली 

'चीलघात मीनार की भूतनी ?” 

4 हाँ ’ 

उसका अंदाज़ बहुत उत्साहवर्धक नहीं था। 

“प्लीज़, मेरी मदद कीजिए। मुझे हर वह चीज़ जाननी है, जो आप 
मुझे खोए मुकुट के बारे में बता सकती हैं।' 

गोरी औरत के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। 

उसने चलने के लिए मुड़ते हुए कहा, अफ़सोस, मैं तुम्हारी मदद नहीं 
कर सकती।' 

'ठहरो!' 

वह चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन दहशत और गुस्सा उस पर 
हावी होने लगे थे। हैरी ने अपनी घड़ी देखी, जब वह उसके सामने मेंडराने 
लगी। आधी रात होने में सिर्फ़ पंद्रह मिनट बचे थे। 

'यह बहुत ज़रूरी है,” उसने आवेश से कहा। 'अगर वह मुकुट 
हॉगवर्ट्स में है, तो मुझे उसे खोजना है - बहुत जल्दी।' 

'तुम मुकुट की चाहत रखने वाले पहले विद्यार्थी नहीं हो,' वह 
हिक़ारत से बोली। “विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों ने मुझे इसके लिए परेशान 
किया है -' 

'यह ज्यादा नंबर लाने के बारे में नहीं है!' हैरी उस पर चिल्लाया। 
'यह वोल्डेमॉर्ट के बारे में है - वोल्डेमॉर्ट को हराने के बारे में - या फिर 
तुम्हारी उसमें भी दिलचस्पी नहीं है ?' RC अजय 

वह शर्मा नहीं सकती थी, लेकिन उसके पारद र ho 
हो गए और उसने थोड़ी तैश में जवाब दिया, ' ज़ाहिर है मैं - तुमने यह कहने 
की हिम्मत कैसे की - ?' 

'तो फिर मेरी मदद करो!' 

गोरी औरत के चेहरे का शांत भाव गायव हो 


587 


आने पर हैरी ने उसे पहचान 
स से गुज़रा था, हालाँकि आज 


रहा था। 


हैरी पॉटर 
588 ह 


'यह - यह मदद करने का सवाल नहीं है -' वह अटकते हुए बोली | 
“मेरी माँ का मुकुट 7 

“तुम्हारी माँ का?' 

बह जैसे खुद से नाराज़ दिखने लगी। 

उसने मुश्किल से कहा, 'जब में ज़िंदा थी, तो मेरा नाम हेलेना 
चीलघात था।' 

'तुम उनकी बेटी हो? लेकिन तब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 
इसके साथ क्या हुआ!' 

'हालाँकि मुकुट बुद्धि बढ़ाता है,” उसने खुद को सँभालने की 
कोशिश करते हुए कहा, “लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे उस जादूगर को 
हराने की तुम्हारी संभावनाएँ बढ़ जाएँगी, जो खुद को शहंशाह कहता है -' 

'मैने तुम्हें अभी बताया था ना कि मेरी दिलचस्पी उसे पहनने में नहीं 
है!” हैरी ने तैश में आते हुए कहा। 'समझाने के लिए वक्त नहीं है - लेकिन 
अगर तुम हॉगवर्ट्स की परवाह करती हो, अगर तुम वोल्डेमॉर्ट का खात्मा 
होते देखना चाहती हो, तो तुम्हें मुझे मुकुट के बारे में वह सब कुछ बता देना 
चाहिए, जो तुम जानती हो!' 

वह हवा में झूलती हुई बिलकुल स्थिर हो गई और उसे घूरती रही। 
हैरी पर निराशा हावी हो गई। ज़ाहिर है, अगर उसे कुछ मालूम होता, तो 
वह अब तक फ़्लिटविक या डम्बलडोर को बता चुकी होती, जिन्होंने 
निश्चित रूप से उससे यही सवाल पूछा होगा। वह अपना सिर हिलाकर 
मुड़ने लगा, जब वह धीमी आवाज़ में बोली। 

'मैंने अपनी माँ का मुकुट चुरा लिया था।' 

'तुमने - तुमने क्या किया था ?' 


मैंने मुकुट चुरा लिया था,” हेलेना चीलघात ने बहुत धीरे से 


दोहराया। “मैं अपनी माँ से ज्यादा चतुर और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनना 
चाहती थी। मैं उसे लेकर भाग गई।' 


हैरी नहीं जानता था कि उसने किस तरह उसका विश्वास जीत 

ग था, लेकिन उसने यह पूछना ठीक भी नहीं समझा। वह तो बस पूरा 
ने की पुनता रहा, जब वह आगे बोली, 'लोग कहते हैं कि मेरी माँ 
किया हे के चले जाने की बात किसी को नहीं बताई, बल्कि यह नार्ट्क 
पह उन्हीं के पास है। उन्होंने अपने नुक़सान और मेरे भयंकर 


हॉगवर्ट्स की जंग 
——— 589 
धोखे को हॉगवर्ट्स के अन्य संस्थापकों से भी छिपाकर रखा। 


'फिर मेरी माँ बीमार पड़ गईं - बहुत 
बावजूद वे मुझे एक बार देखने के लिए 388 3223 बड़े धोखे के 
म्री तलाश में भेजा, जो काफ़ी समय से मुझसे प्यार ae 
मैंने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। मेरी माँ जानती थीं कि वह जब 
मुझे खोज नहीं लेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा।” 

हैरी ने इंतज़ार किया। हेलेना ने एक गहरी साँस खींची और अपना 
सिर पीछे झटका । 

'उसने मुझे उस जंगल में खोज लिया, जहाँ मैं छिपी 
मैंने उसके साथ लौटने से इंकार कर दिया, तो वह हिंसा पर a 
नवाब हमेशा से गर्ममिज़ाज था। मेरे इंकार पर नाराज़ होकर और मेरी 
आज़ादी से ईर्ष्या करके उसने मुझे खंजर मार दिया।' 

“नवाब ? तुम्हारा मतलब है - ?! 

“हाँ, खूनी नवाब,” गोरी औरत ने कहा और अपने चोगे को एक 
तरफ़ हटाकर अपने सफ़ेद सीने का गहरा घाव दिखाया। “बहरहाल, जब 
उसने देखा कि उसने क्या कर डाला है, तो वह पश्चाताप की आग में जलने 
लगा। जिस खंजर से उसने मेरी जान ली थी, उसी खंजर से उसने अपनी 
जान भी ले ली। इतनी सदियों बाद भी वह पश्चाताप के लिए ज़ंजीरें 
पहनता है ... जैसा उसे करना भी चाहिए,' उसने कटुता से आगे कहा। 

'और ... और मुकुट ?' 

'वह उसी जगह रखा रहा, जहाँ मैंने उसे तब छिपाया था, जब मुझे 
खुनी नवाब के जंगल में अपनी ओर आने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने 
मुकुट को एक खोखले पेड़ के भीतर छिपाया था। 

'खोखला पेड ?' हैरी ने दोहराया। 'कौन सा पेड़ ? यह कहां पर है? 

'अल्वानिया के एक जंगल में। एक वीरान जगह, जो मैंने सोचा था 


कि मेरी माँ की पहुँच से होगी।' 
हुँच से बहुत दूर चमत्कारिक 
'अल्बानिया,' हैरी ने दोहराया। दुविधा के बाद हे न बता रही 
है से आ रही थी। अब वह समझ गया कि वरह कु बताई थी । 'तुम यह 
' जो उसने डम्बलडोर और फ़्लिटविक को नहीं * विद्यार्थी 


हु किसी और को भी पहले बता चुकी हो, है ना? एक और 


0 हैरी पॉटर 
59 र 
उसने अपनी आँखें बंद कर लीं और सिर हिलाया। 


'मझे ... ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था ... वह बहुत अच्छी ... चापलूसी 
' क्र रहा जे लगता था, वह ... सब कुछ समझता था ... सहानुभूति रखता 
हर हाँ, हैरी ने सोचा, टॉम रिडल निश्चित रूप से हेलेना चीलघात की 
अनमोल वस्तुओं की मालकिन बनने की इच्छा को समझता था, जिन पर 
उसका कोई हक़ नहीं था। 

'देखो, तुम पहली शख्स नहीं थीं, जिससे रिडल ने चीज़ें 
थीं,' हैरी बुदबुदाया। “ज़रूरत पड़ने पर वह मनमोहक हो सकता था ...' 

तो बोल्डेमॉर्ट गोरी औरत से खोए मुकुट का पता-ठिकाना उगलवाने 
में सफल हो गया था। वह उस दूर-दराज़ के जंगल में गया था और उसने 
मुकुट को निकाल लिया था। उसने शायद यह काम हॉगवर्ट्स से निकलते 
ही और बोर्गिन एंड बर्क्स में नौकरी करने जाने से पहले कर दिया होगा। 

अल्बानिया का वीरान जंगल उसे छिपने के लिए बहुत अच्छा लगा 
होगा, क्योंकि सालों बाद जब वोल्डेमॉर्ट को दस साल तक छिपने की जगह 
चाहिए थी, तो वह वहीं जाकर रहा था। 

लेकिन अनमोल होरक्रक्स बनने के बाद मुकुट उस खोखले पेड़ में 
नहीं रह सकता था ... नहीं, मुकुट को चुपके से इसके सच्चे घर में लौटा 
दिया गया था और वोल्डेमॉर्ट ने इसे वहाँ खुद रखा होगा - 

“- जिस रात वह नौकरी माँगने आया था!” हैरी ने अपने विचार को 
पूरा किया। 

“क्या कहा ?' 

'उसने मुकुट महल में छिपा दिया था, जिस रात को वह डम्बलडोर 
से टीचर की नौकरी मागने आया था!” हैरी ने कहा। ज़ोर से बोलने पर उसे 
सब कुछ साफ़ समझ आने लगा। “उसने डम्बलडोर के ऑफ़िस जाते या 
आते समय मुकुट छिपा दिया होगा! लेकिन इसके बावजूद नौकरी पाने की 
कोशिश करने लायक़ थी - क्योंकि तब उसे गरुडद्वार की तलवार चुराने 
का मौक़रा भी मिल सकता था - शुक्रिया, शुक्रिया!’ 
दिख he तैरती छोड़कर चल दिया। वह पूरी तरह pe 
आधी जल । होल में दोबारा मुड़ते समय उसने अपनी घड़ी देखी। 

अभी पाँच मिनट का समय बाक़ी था। हालाँकि अब वह 


हॉगवर्ट्स की जंण 
Fl 59I 
जान गया था कि आख़िरी होरक्रक्स क्या था, 
नहीं जानता था कि यह कहाँ था ... 


विद्यार्थियों की कई पीढ़ियाँ मुकुट खोजने थीं 
लगता है कि यह चीलघात मीनार में नहीं होगा - लेकिन के 
कं मी बन थी | हट ने होंगवर्ट्स महल के भीतर सामान 
न सी जगह खोजी होगी ठे 

र हमेशा गोपनीय बनी रहेगी ? "^ बे में उसे यकीन था 

हताशा भरी अटकलों में खोया हैरी एक मोड़ मुडा, लेकिन अभी वह 
नए गलियारे में कुछ क़दम ही आगे बढ़ा था कि तभी उसकी बाई तरफ़ की 
खिइकी ज़ोरदार धमाके के साथ टूट गई। जब वह एक तरफ़ को उछला, 
तो एक विशालकाय शरीर खिड़की में से उड़ता हुआ अंदर आया और 
सामने वाली दीवार से टकराया। बड़ी और बालों वाली कोई चीज़ 
विशालकाय शरीर से अलग हुई और उसने हैरी पर छलाँग लगा दी। 

'हेग्रिड!' हैरी गरजा और फैंग नाम के कुत्ते से पीछा छुड़ाने लगा, 
जब दाढ़ी वाली विशाल आकृति उठकर खड़ी हुई। 'क्या -?! 

'हेरी, तुम यहाँ! तुम यहाँ!” 

हैग्रिड नीचे झुका और हैरी को हल्के से, लेकिन पसली तोड़ने वाले 
आलिंगन में बाँध लिया। फिर वह भागकर टूटी खिड़की के पास गया। 

'शावाश, ग्रॉपी!' वह खिड़की के छेद में से दहाड़ा। 'हम तुमसे एक 
मिनट में मिलते हैं। बहुत अच्छा लड़का है!' 

हैग्रिड के पार, अँधेरी रात में हैरी ने दूरी पर रोशनी के धमाके देखे 
और एक अजीब सी चीख़ सुनी। उसने अपनी घड़ी देखी। आधी रात हो 
पुकी थी। जंग शुरू हो गई थी। है 

'ओह, हैरी,” हैग्रिड ने हॉँफते हुए कहा, “तो यह बात है, हैं? लड़ने 
का समय हे ?! 


'हैग्रिड, तुम कहाँ से आ रहे हो ?' 
'हमने पहाड़ की अपनी गुफा में तुम-जानते-हो-कौन की आवाज़ 


गूँज ? ४४ तुम 
/' हैग्रिड ने गंभीरता से कहा। “आवाज़ गूँज रही थी, है ना? तु 


तक का समय 
| के पास पॉटर को हवाले करने के लिए आधी रात ठ होगा। नीचे 


हो रहा 
जानते थे कि तुम यहीं पर होगे, जानते थे कि बया bee 


लेकिन वह यह विलकुल भी 


हैरी पॉटर 
592 ——— 
जाल दीवार को तोड़ दिया, ग्रॉपी हमें और फ़ैंग को 

चा he र था कि वह हमें महल के भीतर उतार दे, र 
उसने हमें उठाकर खिड़की में से फेंक दिया। ज़ाहिर है, हमारा यह मतलब 
नहीं था, लेकिन फिर भी - अच्छा, रॉन और हर्माइनी कहाँ हैं ?' 

हेरी ने कहा, 'यह बहुत बढ़िया सवाल है। चलो।' 

चे जल्दी से गलियारे में चल दिए। उनके साथ फ़ैंग भी था। हैरी को 
आस-पास के गलियारों में हलचल की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं : भागते 
हुए क़दम और चिल्लाहटें। खिड़कियों से उसे अँधेरे मैदान में रोशनी की 
लपटें दिख रही थीं। 

‘हम कहाँ जा रहे हैं?” हैग्रिड ने कहा, जो हैरी के ठीक पीछे भाग 
रहा था और उसकी वजह से लकड़ी के पटिए कॉप रहे थे। 

'मुझे ठीक-ठीक नहीं पता,” हैरी ने एक और मोड़ पर मुड़ते हुए 
कहा, 'लेकिन रॉन और हर्माइनी यहीं-कहीं होने चाहिए।' 

युद्ध की पहली क्षति आगे के गलियारे में ज़मीन पर पड़ी थी : आम 
तौर पर स्टाफ़ रूम के दरवाज़े पर पहरा देने वाले पत्थर के दो गारगांइल 
चूर-चूर हो गए थे, जब टूटी खिड़की से अंदर आया शाप उनसे टकराया। 
उनके अवशेष फर्श पर हल्के से हिल रहे थे और जब हैरी ने उनके टूटे हुए 
सिर को लाँघा, तो गारगॉइल ने धीरे से कराहते हुए कहा, “ओह, मेरी 
परवाह मत करो ... मैं यहीं पड़ा रहूँगा और बिखर जाऊंगा ...' 

पत्थर के इस बदसूरत चेहरे को देखकर हैरी को अचानक ज़ेनोफ़िलियस 
की बनाई चंद्रिका चीलघात की संगमरमर की अर्धप्रतिमा याद आ गई, जो 
अजीब सा मुकुट पहने थी - और फिर चीलघात मीनार की मूर्ति की, 
जिसके सफ़ेद घुँघराले बालों पर पत्थर का मुकुट रखा था ... 

जब वह गलियारे के छोर पर पहुँचा, तो उसके दिमाग में पत्थर की 
एक तीसरी मूर्ति की याद आई। यह एक बदसूरत बूढ़े जादूगर की मूर्ति थी, 
जिसके सिर पर हैरी ने खुद एक विग और एक घिसा-पिटा, पुराना मुकुट 
रखा था। सदमा फ़ायरव्हिस्की की गर्मी की तरह हैरी की रगों में बहने लगा 
और इसके ज़ोरदार झटके की वजह से वह गिरते-गिरते बचा। 


आखिरकार अब वह जान म पर उसकी 
जान गया था कि होरक्रक्स कहाँ पर उ 
इतज़ार कर रहा है ... ह 


टॉम रिडल किसी पर भरोसा नहीं FF 
उ नहीं करता था और अकेले ही 
मरता था। वह इतना घमंडी था कि यह मानता था कि वह, और सिर्फ़ वही, 


हॉणवर्ट्स की जंग 
वटल के सबसे गहरे रहस्यों को जानता ९ 
धरा, लेकिन हैरी स्कूल में हमेशा घिसे-पिरे le ठ कभी क़दम नहीं रखा 
ग्रह एक ऐसा रहस्य था, जो वह और वोल्डेमॉर्ट दूर भटकता रहा था। 
इम्बलडोर कभी नहीं जान पाए थे - ट दोनों जानते थे, लेकिन 
उसे प्रोफ़ेसर स्प्राउट ने उसके 
ज़ी से गुज़रीं। उनके पीछे नेविल ria RB दिया, जो पास से 
सभी कानरक्षक लगाए थे और बड़े गमले में पौधे लेकर अन्य विद्यार्थी थे। वे 
दीवारों के ऊपर से दुश्मनों पर उछाल देंगे - a ज़ोर से बोला। “उन्हें 
हैरी अब जानता था कि उसे कहां जाना है ह उ नहीं आएगा!' 
ग्रिड और फ़ैंग उसके पीछे दौड़ रहे थे। वे एक के ब wd 
bo OO साय जय गग जो जद 
और जादूगरनियाँ कॉलर और पाजामों, कवच और गग चोगों sn 
कैनवास में ठै और चीख-चीख र चोगों में एक-दूसरे के 
वये FR लेगा ame महल के बाक़ी हिस्सों की ख़बर 
। गलियारे के अंत में पहुँचे, पूरा गया। जब 
र eh र की ह से विशालकाय sane ववत 
इ गया, समझ गया कि शापों की शक्ति टीचर्स और मायापंछी 
आह के लाए मे यादा वतका १ चर्स और मायापंछी के 
'कोई बात नहीं, फ़ैंग - कोई बात नहीं!' हैग्रिड चीखा, लेकिन जब 
, प बा, लेकिन जब 
i मिट्टी के टुकड़े चाकुओं की तरह हवा में उड़ने लगे, तो बड़ा कुत्ता 
र दवाकर भाग खड़ा हुआ। हैग्रिड दहशतज़दा कुत्ते के पीछे भागा और 
को अकेला छोड़ गया। 
झो हैरी ने लड़खड़ाते हुए गलियारों के बीच 
र यार रखी। एक गलियारे में तस्वीर का योद्धा सर केडोगन पूरे रास्ते 
बा पास इस तस्वीर से उस तस्वीर में भागता रही और अपने कवच की 
ज़ करता रहा तथा उसे प्रोत्साहित करता रहा। उक मोटा खच्चर 
पीछे भाग रहा था। 
दुष्ट लोग हैं, कमीने, कुत्ते, नीच हैं, उन्हें बाहर 
गटर, उन्हें भगा दो!” 
और कुछ विद्यार्थियों का छोटा 


मृ हैरी तेज़ी से मोड़ मुड़ा। उसे फ्रेड और कु 
दिखा, जिनमें ली जॉर्डन और हान्ता एबॉट भी थे। वे एक ख़ाली 


रास्ता बनाया और अपनी 


र निकाल दो, हैरी 


नि हैरी पॉठर 
खडे थे, जिसकी मूर्ति के पीछे एक खुफिया रास्ता था 
च De तैयार थीं और वे छिपे हुए छेद के पीछे की आवाज़ें सुन रहे 


“बडी अच्छी रात है!” फ़ेड चिल्लाया, जब महल दोबारा कॉपा और 
हैरी तेज़ी से भागा। उसे ख़ुशी और दहशत दोनों का मिला-जुला एहसास 
हो रहा था। उसने एक और गलियारे को भागकर पार किया। वहाँ हर 
जगह उल्लू ही उल्लू दिख रहे थे। मिसेज़ नॉरिस गुर्रा रही थी और उन्हें 
अपने पंजों में दबोचने की कोशिश कर रही थी, ज़ाहिर है, उन्हें सही जगह 
पर पहुँचाने के लिए ... 

“पॉटर !' 

एबरफ़ोर्थ डम्बलडोर आगे वाले गलियारे को रोके खड़ा था और 
उसकी छड़ी तैयार थी। 

'आज सैकड़ों बच्चे मेरे शराबख़ाने से गुज़रे हैं, पॉटर!' 

'मैं जानता हूँ, हम स्कूल ख़ाली कर रहे थे,' हैरी ने कहा। “वोल्डेमॉर्ट -' 

'_ हमला कर रहा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उसके हवाले नहीं किया 
है,' एबरफ़ोर्थ ने कहा। “मैं बहरा नहीं हूँ, पूरे हॉग्समीड को उसकी आवाज़ 
सुनाई दे गई होगी। और यह तुममें से किसी के भी दिमाग़ में नहीं आया कि 
नागशक्ति के कुछ विद्यार्थियों को बंधक बनाकर रख लो ? तुमने अभी-अभी 
जिन विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाला है, उनमें कुछ प्राणभक्षियों की 
संतानें भी थीं। क्‍या उन्हें यहाँ रोककर रखना ज़्यादा चतुराई नहीं होती ?' 

“इससे वोल्डेमॉर्ट नहीं रुकता,' हैरी ने कहा, “और तुम्हारे भाई ऐसा 
कभी नहीं करते।' 

एबरफ़ोर्थ ने हुंकार भरी और विपरीत दिशा में चला गया। 

'तुम्हारे भाई ऐसा कभी नहीं करते ...' हाँ, यह सच था, हैरी ने 
आगे भागते हुए सोचा। डम्बलडोर, जिन्होंने स्नेप की इतने लंबे समय तक 
रक्षा हक कभी भी विद्यार्थियों को बंधक नहीं बनाते ... 

र वह आखिरी मोड़ पर मुड़ा और उसके मुँह से राहत तथा तैश 
क आ l रॉन और हर्माइनी दोनों के हाथों में बड़ी, 
५७ गजि थीं। रॉन की बाह के नीचे एक झाड़ू भी थी। 
तुम लोग कहाँ गए थे?” हैरी चिल्लाया। 

रहस्यमय तहखाने में,” रॉन ने कहा 


हॉगवर्द्ख की जंग 
I छछ 595 

“तहखाने में - क्या?” हैरी 
गया। i ने कहा और उनके सामने अचानक रुक 

'यह रॉन का, रॉन का सुझाव था!” हर्माइनी ने हॉफते हुए 
क्रितना बेहतरीन था, है ना? तुम्हारे चीलघात मीनार में ro lp 
तन से कहा, अगर हम दूसरे होरक्रक्स को खोज भी लेते हैं, तो हम उससे 

कैसे पाएँगे। हम कप को भी तो नष्ट नहीं कर पाए थे! और फिर 
उसने इसके बारे में सोच लिया! कालदृष्टि!! ह हे 

'क्या-?' 

'होरक्रक्स को नष्ट करने के लिए,” रॉन ने आराम से कहा। 

हैरी की आँखें उन चीज़ों पर पड़ीं, जो रॉन और हर्माइनी की बाँहों में 
दवी थीं : बड़े, मुड़े हुए दाँत। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वे इन्हें मरे 
हुए कालदृष्टि की खोपड़ी से उखाड़कर लाए हैं। 

'लेकिन तुम लोग अंदर कैसे घुसे ?” उसने दाँतों के बाद रॉन को 
देखते हुए पूछा। 'उसमें तो सर्पभाषा की ज़रूरत पड़ती थी!” 

'उसने सर्पभाषा बोली थी!' हर्माइनी फुसफुसाई। 'हैरी को दिखाओ, 
रॉन!! 

रॉन ने एक भयंकर, दबी हुई फुफकार निकाली। 

'तुमने जब लॉकेट खोला था, तो ऐसी ही आवाज़ निकाली थी,' 
उने हैरी से माफ़ी मागने के अंदाज़ में कहा। 'मुझे कई बार कोशिश करनी 
पड़ी, तव जाकर यह सही निकली, लेकिन,' उसने विनम्रता से कंधे उचकाते 
हुए कहा, 'हम अंत में वहाँ पहुँच ही गए।' 

'रॉन अद्भुत था!” हर्माइनी ने कहा। “अद्भुत! 

'तो ...' हैरी अब समझने के लिए जूझ रहा था। 'तो जो 

'तो एक और होरक्रक्स नष्ट हो गया,' रॉन ने कहा और अप 
जैकेट के नीचे से मेहनतकश के कप के वद अवशेष को हा | lo 
्माइनी ने वार किया था। मुझे लगा कि उसे करना चाहिए। उस अ 
१हे खुशी हासिल नहीं हुई थी।' 

'जीनियस!' हैरी चिल्लाया। 

हालाकि नज़र आ 
र 'कुछ ख़ास नहीं,” रॉन ने र वह बहुत खुश” 
था। “तुम्हें कोई नई बात पता चली * हुआ 
एक विस्फोट हुआ। वे 
जैसे ही उसके मुँह से यह निकला, ऊपर कहीं एक 


हैरी पॉटर 
596 — 


तीनों ऊपर देखने लगे, जब छत से धूल गिरी और उन्हें दूर से आती चीख 
सुनाई दी। न 

'मैं जानता हूँ कि किरीट कैसा दिखता है और मैं जानता हूँ कि यह 
कहाँ है,' हैरी तेज़ी से बोला। “उसने इसे ठीक वहीं छिपाया है, जहाँ मैने 
अपनी काढ़े की पुस्तक छिपाई थी, जहाँ हर कोई सदियों से सामान छिपा 
रहा था। उसने सोचा था कि उस जगह का पता सिर्फ़ उसे ही है। चलो।' 

जब दीवारें दोबारा कॉपी, तो वह बाक़ी दोनों को छिपे हुए दरवाज़े 
से आवश्यकता कक्ष में जाने वाली सीढ़ियों तक ले गया। आवश्यकता कक्ष 
ख़ाली था। वहाँ बस तीन औरतें थीं : जिनी, टौंक्स और एक बूढ़ी 
जादूगरनी, जो दीमक खाया हैट पहने थीं। हैरी तत्काल पहचान गया कि वे 
नेविल की दादी थीं। 

“आह, पॉटर,' उन्होंने फुर्ती से कहा, जैसे वे उसी का इंतज़ार कर 
रही हों। 'हमें बताओ कि क्या हो रहा है।' 

“सब ठीक हैं ?' जिनी और टौंक्स ने एक साथ पूछा। 

“जहाँ तक हमें मालूम है, सब ठीक हैं,” हैरी ने कहा। 'क्या लोग 
हॉग्स हेड से अब भी आ रहे हैं ?' 

वह जानता था कि जब तक कमरे में लोग रहेंगे, तब तक यह रूप 
नहीं बदल पाएगा। 

` 'मैं सबसे आख़िर में आई थी,' मिसेज़ लॉगबॉटम बोलीं। “मैंने इसे 

बंद कर दिया। मुझे लगा कि जब एबरफ़ोर्थ शराबख़ाना छोड़कर यहाँ आ 
गया है, तो इसे खुला रखना समझदारी नहीं है। तुम्हें मेरा पोता दिखा 
क्या ?' 

“वह लड़ रहा है,” हैरी बोला। 

ज़ाहिर है,” बूढ़ी औरत ने गर्व से कहा। “अच्छा, मैं जाकर उसकी 
मदद करती हूँ।' 

वे आश्चर्यजनक तेज़ी से पत्थर की सीढ़ियों की तरफ़ चल दीं। 

हैरी ने टौंक्स की तरफ़ देखा | 


मुझे तो लगा था कि तुम टेडी के साथ अपनी माँ के घर हो ?' 


'में यह नहीं झेल पाई कि ४ होकर 
हि: मुझे पता न चले -' टौंक्स ने दुखी 
कहा। 'मा उसकी देखभाल कर लेंगी - क्या तुम्हें रीमस दिखा ?' 


'वे मैदान में योदछधाओं के समूह का नेतृत्व करने वाले थे -' 


डॉगवर्ट्स की जंग So 


एक शब्द कहे बिना टौंक्स तेज़ी से चल दी। 
'जिनी,' हैरी ने कहा, 'मुझे अफ़सोस है, लेकिन 
, जाओ ब * » हम चाहते हैं कि तुम 
भी यहाँ से चली जाओ। बस थोड़ी देर के लिए। फिर तुम अंदर आ जाना।” 

र से छूटने की बात सुनकर जिनी खुश हो गई। 

'फिर तुम अदर ज़रूर आ जाना!” हैरी ने पीछे से चिल्लाकर कहा 
जब जिनी टौंक्स के पीछे-पीछे सीढ़ियों की तरफ़ भागी। तुम लौटकर 
जरूर अंदर आ जाना!' 

'एक पल रुको!' रॉन ने तेज़ी से कहा। 'हम किसी को भूल गए हैं!” 

'कौन ?' हर्माइनी ने कहा। 

'घरेलू जिन्न, वे सभी किचन में होंगे, है ना ?' 

“तुम्हारा मतलब है, हमें उनसे भी युद्ध करने को कहना चाहिए ?' 
हैरी ने पूछा। 

'नहीं,” रॉन ने गंभीरता से कहा, 'मेरा मतलब है, हमें उन्हें बाहर 
निकलने का मौका देना चाहिए। हम यह नहीं चाहते कि उनका हाल र भी 
इॉवी जैसा हो, है ना? हम उन्हें अपने लिए मरने का आदेश नहीं दे 
सकते -' 

हर्माइनी के हाथों से कालदृष्टि के दाँत छूटकर ज़मीन पर गिर गए। 
रॅन की तरफ़ भागते हुए उसने उसकी गर्दन में वाहे डालीं और उसके होंठों 


4 पकड़े दाँत और 
पर होंठ रखकर उसे चूम लिया। रॉन ने भी अपने हाथ में पकः 
इ फेंक दिए और इतने उत्साह से प्रतिक्रिया की कि उसने हमाइनी को 


पूरा उठा लिया। 

'क्या यह इसके लिए सही समय है?” हैरी ने कमज़ोरी Fl पूछा। 
उसके कहने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यह 'बै उसी जगह पर 
हमाइनी ने एक-दूसरे को और कसकर जर्कई ha अ कस हो रही है!' 
हिलते रहे, तो हैरी ने ऊँची आवाज़ में कहा, “औए। ज उनकी बाहे अब भी 

रॉन और हर्माइनी अलग-अलग हुए, हालाँकि उनको चा 
एक-दूसरे के गले में थीं। 
ना ता हो, 'यह अभी या कभी नहीं वारली हा 


हैरी पॉटर 
598 ——— 

“उसे छोड़ो, होरक्रक्स की चिंता करो,” हैरी चिल्लाया। “क्या तुम्हे 
लघ र तुम बस - इसे कुछ देर रहने दो, जब तक कि हमें किरीट न 
मिल जाए ?' 

'हाँ - ठीक है - माफ़ करना -' रॉन ने कहा। वह और हर्माइनी गिरे 
हुए दाँत उठाने लगे। दोनों के चेहरे गुलाबी थे। 

जब तीनों ऊपरी मंज़िल के गलियारे में पहुँचे, तो यह स्पष्ट हो गया 
कि उन्होंने आवश्यकता कक्ष में जो कुछ मिनट गुज़ारे थे, उनमें महल के 
भीतर की हालत बुरी तरह बिगड़ गई थी। दीवारें और छत पहले से ज़्यादा 
बुरी तरह कॉप रही थीं। हवा में धूल भरी थी और सबसे क़रीब की खिड़की 
से हैरी ने हरी और लाल रोशनियों को महल के बहुत पास देखा। वह समझ 
गया कि प्राणभक्षी अंदर घुसने ही वाले होंगे। नीचे देखने पर हैरी ने देखा 
कि ग्रॉप दानव पास से गुज़र रहा है। उसने छत से पत्थर के एक गारगॉइल 
को उठा लिया था और वह. उसे लहराकर तथा गरजकर अपना गुस्सा 
दिखा रहा था। 

“उम्मीद करते हैं कि वह उनमें से कुछ पर पैर रख देगा!' रॉन ने 
कहा, जब पास से और चीखें सुनाई दीं। 

“जब तक वह हमारे दल का कोई न हो!' एक आवाज़ आई : हैरी 
मुड़ा और उसने जिनी तथा टौंक्स को देखा, जिन्होंने अपनी छड़ियाँ अगली 
खिड़की पर तान रखी थीं, जिसके कई काँच गायब थे। जब वे देख रहे थे, 
तो जिनी ने निशाना साधकर नीचे लड़ने वालों की भीड़ पर शाप मारा। 

'शाबाश लड़की!” एक आकृति ने गरजते हुए कहा, जो धूल के बीच 
उनकी तरफ़ भागती हुई आ रही थी। हैरी ने एबरफ़ोर्थ को दोबारा देखा। 
उसके सफ़ेद बाल उड़ रहे थे, जब वह कुछ विद्यार्थियों के आगे-आगे पास से 
जा रहा था। “उन्हें देखकर लगता है, जैसे वे किसी देश पर हमला कर रहे 
हों। वे अपने दानव भी ले आए हें!' 


'तुमने रीमस को देखा ?' टौंक्स ने पीछे से पूछा। 


'वह डोलोहोव के साथ लड़ रहा था, एबरफ़ोर्थ चिल्लाया, “उसके 
बाद से नहीं दिखा!” 


'टौक्स,' जिनी बोली, 'टौंक्स, मुझे यक्रीन है कि वे ठीक होंगे -' 
लेकिन टौंक्स धूल में एबरफ़ोर्थ के पीछे भाग गई। 
असहाय जिनी हैरी, रॉन और हर्माइनी की ओर मुड़ी। 


हॉगवर्ट्स की जंग 
ज ———————— 599 
'वे बिलकुल सुरक्षित रहेंगे,” हैरी ने कहा, हालाँकि 
कि ये खोखले शब्द थे। 'जिनी, हम पल भर में लौटते हैं। बस था 
सुरक्षित रहना - चलो!' उसने रां स रास्ते से दूर 
र Fs और हर्माइनी से कहा तथा उस 
’ श्यकता कक्ष अगले 
आदेश का इंतज़ार कर रहा था। स ताल क 
मुझे उस जगह की ज़रूरत है जहाँ हर चीज़ छिपी है, हैरी ने उससे 
प्रन ही मन आग्रह किया। सामने से तीसरी बार भागने पर दरवाज़ा प्रकट 
हो गया। 
जैसे ही उन्होंने चौखट पार की और दरवाज़ा बंद किया, युद्ध की 
आवाज़ें थम गईं। खामोशी छा गई। वे किसी गिरजाघर जितनी बड़ी जगह 
पर थे, जो शहर जैसी दिख रही थी। इसकी ऊँची दीवारें हज़ारों पुराने 
विद्यार्थियों की छिपाई वस्तुओं से भरी पड़ी थीं। 
'और उसे कभी एहसास भी नहीं हुआ कि कोई भी अंदर घुस 
सकता है?” रॉन ने कहा और उसकी आवाज़ ख़ामोशी में गूँज रही थी। 
“उसने सोचा था कि यह सिर्फ़ उसी को मालूम है,” हैरी ने कहा। 
'उसके लिए यह बहुत बुरा हुआ कि मैं भी अपना सामान छिपाने के लिए 
यहीं आया था ...,' उसने आगे जोड़ा, “मुझे लगता है कि यह यहाँ पर है ...' 
वह भुस भरे दैत्य के पास से गुज़रा। फिर वह उस ओझल होने 
वाली अलमारी के पास से निकला, जिसे ड्रेको मैल्फ़ॉय ने पिछले साल 
मुधारा था और जिसके इतने भयंकर परिणाम निकले थे। फिर वह 
झिझका और अटाले में ऊपर-नीचे देखने लगा। उसे याद नहीं आ रहा था 


कि आगे कहाँ जाना है ... विलि 
'आगमनो मुकुट,” हमाईनी ने हताशा में कहा, 
उड़कर नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि प्रिनगाट की तिजोरी की तरह ह 
पह कमरा भी इतनी आसानी से अपने भीतर छिपी वस्तुओं को प्रकट न 
करता है | 


'चलो, अलग-अलग हो जाते हैं,” हैरी 
के आदमी की पत्थर की अर्धप्रतिमा को देखो 
कक किसी अलमारी पर रखी है और निश्चित 


री ने बाक़ी दोनों से कहा। एक 
, जो विग और मुकुट पहने 
रूप से आस-पास ही कहीं 


हैरी को अटाले, 
वे पास की गलियों में तलाश करने चले गए। 
भलो, टोपियों, संदूकों, कुर्सियों, किताबों, हियर झडुओं, चमगादड़ 


हैरी पॉटर 
600 ———— 
के ऊँचे-ऊँचे ढेरों के बीच उनके क़दमों की आहट सुनाई दे रही थी ... 

“यहीं कहीं पास में,' हैरी ख़ुद से बुदबुदाकर बोला। “यहीं कहीं ... 
यहीं कहीं ...' 

वह इस भूलभुलैया में गहराई तक चला गया और ऐसी चीज़ों की 
तलाश करने लगा, जिनसे इस कमरे की पिछली यात्रा में उसका सामना 
हुआ हो। उसकी साँस की आवाज़ उसके कानों में ज़ोर से आ रही थी और 
उसकी आत्मा काँपती हुई लग रही थी। ठीक सामने वह पुरानी अलमारी 
थी, जिसमें उसने अपनी काढ़ों की किताब छिपाई थी और इसके ऊपर 
चेचक के दाग वाला पत्थर का जादूगर था, जो एक धूल भरी, पुरानी विग 
पहने था और एक पुराना, रंग उड़ा मुकुट भी। 

दस फ़ुट दूर से ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन तभी 
पीछे से एक आवाज़ आई, 'रुक जाओ, पॉटर।' 

वह फिसलते हुए रुका और पीछे मुड़ा। क्रैब और गॉइल उसके पीछे 
कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे। उनकी छड़ियाँ सीधे हैरी की तरफ़ तनी हुई 
थीं। उनके व्यंग्य भरे चेहरों के बीच की छोटी जगह से उसे ड्रेको मैल्फ़ॉय 
नज़र आया। 

“तुम्हारे हाथ में मेरी छड़ी है, पॉटर,” मैल्फ़ॉय ने क्रैब और गॉइल के 
बीच की जगह से अपनी छड़ी तानते हुए कहा। 

“अब यह तुम्हारी नहीं है,” हैरी ने हाफते हुए कहा और हॉथोर्न छड़ी 
पर अपनी पकड़ मज़बूत कर दी। 'छड़ी जीतने वाले की होती है, मैल्फ़ॉय। 
तुम किसकी छड़ी लाए हो ?' 

“अपनी माँ की, ड्रेको ने कहा। 

नहीं हैरी हंसा, हालाँकि इस स्थिति में हसने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश 
नहीं थी। उसे अब रॉन या हर्माइनी की आवाज़ नहीं आ रही थी। लगता 
था कि वे मुकुट की तलाश करते-करते काफ़ी दूर निकल गए थे। 

र तीनों वोल्डेमॉर्ट के पास क्यों नहीं गए?” हैरी ने पूछा। 

'हर्मं इनाम मिलेगा,” क्रैब ने कहा। इतने डील-डौल वाले व्यक्ति के 
8 हु का आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से धीमी थी। हैरी ने उसे 
षये से टी सुना था। क्रेब इस तरह मुस्करा रहा था, जैसे किसी 

*वा का बड़ा बैग देने का वादा किया गया हो। 'हम रुक गए थे, 


पॉटर। हमने फैसला जाएँगे 
कि हम तुम्हें उन आ बाहर नहीं जाएँगे। हमने फैसला 


हॉगवर्ट्स की जंग 
———— 604 
'अच्छी योजना है,” हैरी ने नक़ली प्रशंसा 
मंजिल भरे 
यकीन नहीं कर सकता था कि मंज़िल के इतने क़रीब मर अर 
करव और गॉइल उसका रास्ता रोक लेंगे। वह धीरे-धीरे उस जगह की 
तरफ़ पीछे बढ़ने लगा, जहाँ होरक्रक्स अर्धप्रतिमा पर तिरछा रखा था। 
अगर वह लड़ाई शुरू होने से पहले उस तक अपने हाथ पहुँचा सके .. 

'तुम लोग अंदर कैसे आए?” उसने उनका 
पेता करते हुए पूछा। | ध्यान भटकाने की 

र 'में पिछले पूरे साल दरअसल छिपी चीज़ों के कमरे में ही रहा था,' 
रॉय ने कापती आवाज़ में कहा। “मैं इसके अंदर घुसने का तरीक़्ा 
जानता हू।' 

'हम बाहर गलियारे में छिपे थे,' गॉइल बुदबुदाया। 'हम अब विभ्रम 
सम्मोहन कर सकते हैं! और फिर,” उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कराहट आ 
गई, 'तुम हमारे ठीक सामने आ गए और बोले कि तुम किरीट की तलाश 
कर रहे हो! वैसे किरीट होता क्या है ?' 

'हेरी ?' रॉन की आवाज़ हैरी के दाहिनी तरफ़ की दीवार के पार से 
अचानक गूँजी। 'तुम किससे वात कर रहे हो ?' 

रैव ने तेज़ी से अपनी छड़ी पचास फुट ऊँचे पुराने फर्नीचर, टूटे 
संदूकों, पुरानी पुस्तकों और दुशालों के अटाले की तरफ़ तानी और 
चिल्लाया, 'धरा अवरोहितो!' 
` दीवार डगमगाने लगी और फिर उस गलियारे में गिर गई, जहाँ 
रॉन खड़ा था। 

'रॉन!' हैरी गरजा, जब हर्माइनी की चीख सुनाई दी और हैरी को 
गिरी दीवार के दूसरी तरफ़ असंख्य चीज़ों के फर्श से टकराने की आवाज 
पूनाई दी। उसने अपनी छड़ी दीवार की तरफ़ तानी और चिल्लाया, 
स्थिरो/” दीवार फ़ौरन स्थिर हो गई। 
नहीं!” मैल्फ़ॉय चिल्लाया और क्रैब का हाथ पकड़ लिया, जो अपने 
मंत्र को दोहराने की कोशिश कर रहा था। 'अगर तुम कमरे को तबाह कर 

पेग, तो किरीट दफ़न हो जाएगा! 

'उससे क्या फक्र पड़ता है?' क्रेब ने अपना हाथ छुड़ाते हुए 


शैतानी शहंशाह को तो पॉटर चाहिए। किरीट ह ह ने अपने 
पॉटर किरीट को लेने के लिए ही यहाँ आया है,' र इसका 


थियो की मंद बुद्धि पर अधीरता दिखाते हुए कहा, 7 ' 


कहा। 


पॉटर 
602 हैरी पॉटर 


मतलब यह है -' नल 
'इसका मतलब?” क्रैब तैश में मैल: की तरफ़ मुड़ा। 'किसे 


परवाह है कि तुम क्या सोचते हो? डेको, अब मैं तुम्हारे आदेश नहीं 
मानूँगा। तुम और तुम्हारे डैडी अब ख़त्म हो चुके हो।' 

'हैरी ?' अटाले की दीवार के पार से रॉन दोबारा चिल्लाया। 'क्या 
हो रहा है ?' 

“हेरी ?' क्रैब ने नक़ल की। 'क्या हो रहा - नहीं, पॉटर! पीडितो!” 

हैरी ने मुकुट की तरफ़ छलाँग लगा दी थी। क्रैब का शाप उसके 
पास से निकलकर पत्थर की अर्धप्रतिमा से टकराया, जो हवा में उड़ गई। 
मुकुट ऊँचा उड़कर उन चीज़ों के ढेर में ओझल हो गया, जिन पर 
अर्धप्रतिमा रखी थी। 

'रुक जाओ!' मैल्फ़ॉय क्रैब पर चिल्लाया और उसकी आवाज़ 
विशाल कमरे में गूँज उठी। 'शैतानी शहंशाह उसे ज़िंदा चाहते हैं -' 

“तो? मैं उसे मार तो नहीं रहा हूँ, है ना ?' क्रैब मैल्फ़ॉय के हाथ को 
झटकते हुए चिल्लाया, जिसने उसका हाथ पकड़ लिया था, 'लेकिन अगर मैं 
ऐसा कर सकूँ, तो कर दूँगा। शैतानी शहंशाह अंत में तो उसे मारना ही 
चाहते हैं, तो क्या फ़र्क़ - ?' 

लाल रोशनी की एक लपट हैरी के कुछ इंच दूर से निकल गई। 
हर्माइनी उसके पीछे गलियारे के मोड पर आ गई थी और उसने क्रैब के 
सिर पर स्तब्धीकरण मंत्र मारा था। क्रैब बच गया, क्योंकि मैल्फ़ॉय ने उसे 
खींचकर रास्ते से हटा लिया था। 

“यह तो बदज़ात है! मृत्युदंशम्‌!” 


हैरी ने हर्माइनी को तिरछा गोता लगाते देखा। क्रैब ने मारक शाप 
दिया था, इस बात पर हैरी इतना गुस्सा हो गया कि उसके दिमाग से बाकी 
सारी चीज़ें निकल गईं। उसने क्रैब पर एक स्तब्धीकरण मंत्र मारा, लेकिन 
वह रास्ते से हट गया। बहरहाल, उसके हटने की हड़बड़ी में मैल्फ़ॉय की छड़ी 


उसके हाथ से छूट गई तथा टूटे फर्नीचर और बक्सों के पहाड़ के नीचे 
लुढ़ककर ओझल हो गई। 


'उसे मत मारना! उसे मत मारना!’ मैल्फ़ॉय क्रैब और गाईल से 


चिल्लाकर बोला, जो हैरी पर पल भर 
की झिझक की दी ज़रूरत थी ५५७ साध रहे थे। हैरी को इस 


हॉगवर्द्स की जंग 
603 
'निरस्त्र भरव!” 


गॉइल की छड़ी उसके हाथ से उड़ गई 
गायव हो गई। गॉइल ने मूर्खों की तरह कार उ | 
लगा दी। रॉन ने अचानक गलियारे के सिरे से निकलते ब लिए छलाँग 
शरीर-बंधन शाप मार दिया, जिससे वह बाल-बाल बचा। ब पर पूर्ण 

क्रै घूमा और दोबारा 'मृत्युदंशम्‌/” चिल्लाया 

य i या। हरी 

लपट से बचने के लिए रॉन छलाँग मारकर ओझल हो गया। nau 
उनकी तरफ़ बढ़ी और उसने गॉइल पर एक स्तब्धीकरण मंत्र मार दिया 
तो छड़ीविहीन मैल्फ़ाय तीन पैरों वाली अलमारी के पीछे दुबक गया। [ 

'मुकुट यहीं कहीं है!” हैरी हर्माइनी से चिल्लाकर बोला और उस 
अटाले के ढेर की तरफ़ इशारा किया, जिसमें पुराना मुकुट गिर गया था। 
'उसकी तलाश करो, तब तक मैं जाकर रॉन की मदद -' 

'हैरी!' वह चीख़ी। 

हैरी के पीछे हुई तेज़, गरजती आवाज़ ने उसे एक पल की चेतावनी 
दे दी। वह मुड़ा और उसने देखा कि रॉन और क्रैब उनकी तरफ़ तेज़ी से 
दौइते हुए आ रहे थे। [ 

“गर्मी चाहिए, कचरे ?' क्रैब दौड़ते हुए गरजा। 

लेकिन लगता था, क्रैब ने जो किया था, उसे वह क़ाबू में नहीं रख 
पा रहा था। उसने एक मंत्र मारा था, जिससे आग की अजीब सी लपटें 
उठने लगी थीं। बहरहाल, क्रैव की लपटें सामान्य लपटों की तरह बुझी 
नहीं, बल्कि बढ़ने लगीं। असामान्य आकार की लपटें क्रैब और रॉन का 
पीछा कर रही थीं। ये लपटें अटाले से जब टकराती थीं, तो उनके छूते ही 


हर चीज़ टूट जाती थी। 
'जलधारा/” हैरी चीख़ा, लेकिन उसकी छड़ी की नोक से जो पानी 


की धारा निकली थी, वह फ़ौरन भाप बन गई। 


'भागो।' 

मैल्फ़ॉय ने स्तब्ध गॉइल को पकड़ा और उसे घसीटने लगा। ho 
अव दहशत में दिख रहा था और उन सबसे आगे निकल गया हा त 
ऐन और हर्माइनी भागने लगे। आग उनका कर रही Ss 

आग नहीं थी। क्रैब ने जिस शाप का इस्तेमाल किया था, 


604 हैरी पॉटर 
हैरी को कोई ज्ञान नहीं था। जब वे एक मोड़ पर मुड़े, तो लपटों ने 
इस तरह पीछा किया, जैसे वे जीवित हों, समझ सकती हों और 
जान लेने पर आमादा हों। अब आग विभाजित हो रही थो ओ. 
अग्निजीवों का विशाल समूह उत्पन्न कर रही थी : लपट वाले साँप सिंह 
के सिर और सर्प की पूँछ वाले शिमेरा तथा ड्रैगन निकल रहे थे। यह सिंह 
सदियों के कचरे को जला रही थी और जलने से पहले सारी चीज़ें हा 
उड़कर जानवरों के दाँत वाले मुँह में जा रही थीं। ह 
मैल्फ़ॉय, क्रैब और गॉइल नज़रों से ओझल हो गए : 
हर्माइनी एकदम रुक गए। आग के जानवर उनके चारों haa s 
रहे थे। वे करीब आते जा रहे थे। वे पंजे, सींग और पूछे हिला रहे थे। 
उनके चारों तरफ़ आग का एक ठोस दीवार खड़ी कर दी थी। | 
“हम क्या कर सकते हैं?” हर्माइनी ने आग गनो 
ऊपर चीख़ते हुए पूछा। “हम क्या कर सकते हैं ?' त 
“यह! 
हैरी ने अटाले के सबसे र 
पे १४20 बकन उछल दी, निलन हनी क उपने के 
। हैरी ने दूसरी झाडू | और ठा 
में उठ गए। वे लपट वाले एक शिकार पक्षी स ian lees 
से बचे, जिसने उन पर अपना जबड़ा मारा। धुआँ और ता 
चुके थे। उनके नीचे शापित आग विद्यार्थियों थियो ह हक मिस हक 
परिणामों तथा अनगिनत लोगों के रहस्यों को हज़ारों प्रतिबंधित प्रयोगों के 
में छिपे थे। हैरी को कहीं पर भी मैल्फ़ॉय को चाट रही थी, जो इस कमरे 
नहीं दिख रहा था। वह उन्हें खोजने की का क्रेब या गॉइल का नामोनिशान 
ऊपर लो हिने जने की कोशिश में हमावर अभीं दे 
कुछ नहीं दिख रहा था। ee काा था, उड़ा, लेकिन आग के सिवा कह 
कभी नहीं चाहता था ... का कितना भयंकर तरीक़ा था... वह ऐसा 
“हैरी, चलो हे 
चिल्लाया, हालाँकि नत बा , चलो बाहर निकलते हैं!' रॉन 
और तभी भयंकर हलचल च दरवाज़ा दिखना मुश्किल था। 
के बीच हैरी को एक पतली केश बीच, भूखी आग की लपट की गरणे 
'यह - बहुत - लि T मानवीय चीख़ सुनाई दी। 
मुझ्। चश्मे क कारण उसकी दै! रॉंग विल्लाया, लेकिन दते ह मे 
ख को धुएँ से थोड़ी राहत मिल रही थी। 


हॉगवर्ट्स की जंग 
5 605 
नीचे आग को देखा और जीवन का कोई | 
की की, जो लकड़ी की तरह जला का अग या चेहरा देखने 
और उसे वे दिख गए : मैल्फ़ॉय बेहोश गॉइल के बे 

लपेटे था। वे र डेस्कों के कमज़ोर ढेर पर बैठे थे Po 
ता विया। मैल्फ़ॉय ने उसे आते देखकर एक हाथ उठाया, लेकिन इसे 
पकड़ते ही हैरी को तत्काल पता चल गया कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होना 
धा। गॉइल बहुत भारी था और मैल्फ़ॉय का हाथ पसीने में लथपथ होने के 
कारण हैरी के हाथ से फ़ौरन फिसल गया - 

“अगर उनकी खातिर हमारी जान चली जाएगी, तो मैं तुम्हें 
मार डालूँगा, हैरी!” रॉन की आवाज़ आई, जब आग उगलता एक बड़ा 
शिमेरा उन पर हमला करने आया। रॉन और हर्माइनी गॉइल को अपनी 
झाइ पर घसीटकर ले गए। उधर हैरी मैल्फ़ॉय को बैठाकर उड़ने लगा। 

'दरवाज़े तक, दरवाज़े तक, दरवाज़े तक पहुँचो!' मैल्फ़ॉय हैरी के 
कान में चिल्लाया। हैरी उठते काले धुएँ के बीच रॉन, हर्माइनी और गॉइल 
के पीछे तेज़ी से चल दिया। सास लेना मुश्किल था। लपटों से बच गई कुछ 
वस्तुएँ हवा में उड़ रही थीं, जबकि शापित आग द्वारा उत्पन्न जानवर उन्हें 
जशन में ऊँचा उड़ा रहे थे : कप और कवच, चमकता हार और एक पुराना, 
रंग उड़ा मुकुट - 

'तुम यह क्या कर रहे हो, तुम यह क्या कर रहे हो? दरवाज़ा उस 
तरफ है!” मैल्फ़ॉय चिल्लाया, लेकिन हैरी ने एकाएक दिशा बदलकर तेज़ 
गोता लगा दिया। चमकता हुआ मुकुट घूम रहा था और अग्निसर्प के मुँह 
में धीमी गति में गिर रहा था। लेकिन हैरी ने इसे बीच में ही पकड़ लिया 
और अपनी कलाई के चारों तरफ़ जकड़ लिया - 

अग्निसर्प ने उस पर प्रहार किया, लेकिन तब तक हैरी तेज़ी से 
दिशा वदल चुका था। वह ऊपर की तरफ़ उठा और सीधे उस जगह की 
तरफ़ चल दिया, जहाँ उसकी प्रार्थना के अनुरूप दरवाज़ा खुला इजा hl 
नि, हर्माइनी और गॉइल गायव हो चुके थे। मैल्फ़ाय चीख रह था. के 
हरी को इतनी कसकर पकड़े था कि उसे दर्द होने लगा था। he र 
च हैरी को दीवार पर एक आयताकार टुकड़ा दिखा pe था 
भई उस ओर घुमा दी। कुछ पल बाद साफ़ हवा उसके फफ 

और वे बाहर के गलियारे की दीवार से टकरा गए। वह हॉफते हुए 
मैल्फ़ॉय झाडू से चेहरे के बल गिरकर लेट गया। वह र 


: का दरवाज़ा 
जैसे रहा था। हेरी लुढ़ककर बैठ गया। आवश्यकता ५ 


हैरी पॉटर 
606 र 


गायब हो गया था। रॉन और हर्माइनी बेहोश गॉइल के पास फ़र्श पर 


हॉफते हुए बैठे थे। 

क्र - क्रैब,' मैल्फ़ॉय ने कहा, जैसे ही वह बोलने की स्थिति में 
आया। क्र - क्रेब ...' 

“वह मर गया,” रॉन ने रूखेपन से कहा। 

हॉफने और खाँसने की आवाज़ों के अलावा ख़ामोशी छाई रही। 
फिर कई तेज़ धमाकों ने महल को हिलाकर रख दिया। पारदर्शी आकृतियों 
का एक बड़ा झुंड घोड़ों पर उनके पास से निकला। उन्होंने अपने सिर 
अपनी बाँहों के नीचे पकड़ रहे थे, जो खून की प्यास के वारे में चीख रहे थे। 
सिरकटों के झुंड के गुज़रने के बाद हैरी ने चारों तरफ़ देखा। उसके चारों 
तरफ़ युद्ध अब भी चल रहा था। भागते भूतों के अलावा भी उसे कई और 
चीखें सुनाई दे रही थीं। उसके अंदर दहशत भरने लगी। 

'जिनी कहाँ है ?' उसने तीखी आवाज़ में पूछा। “वह यहीं थी। उसे 
तो आवश्यकता कक्ष के अंदर लौटना था।' 

“ओह, क्या तुम्हें लगता है कि इस आग के बाद भी यह काम 
करेगा ?' रॉन ने पूछा, लेकिन वह भी खड़े होकर अपना सीना मलते हुए 
दाएँ-बाएँ देखने लगा। 'क्या हम अलग-अलग होकर तलाश -?! 

'नहीं,' हमाइनी भी खड़े होते हुए बोली। मैल्फ़ॉय और गॉइल 
गलियारे के फ़र्श पर लुढ़के रहे। दोनों ही के पास छड़ी नहीं थी। 'हमें एक 
साथ रहना चाहिए। चलो - हैरी, तुम्हारी बाह पर क्या है?” 

'क्या ? ओह, हाँ -' 


हैरी ने अपनी कलाई से मुकुट को खींचकर ऊपर उठाया। यह अब 
भी गर्म था और राख से काला था, लेकिन जब उसने मुकुट को गौर से 
देखा, तो उस पर लिखे छोटे शब्द दिखाई दिए : बुद्धि इंसान की सबसे बड़ी 
संपत्ति है। 

मुकुट से डामर और ख़ून जैसी चीज़ रिस रही थी। अचानक मुकुट 
Ce कापा और फिर उसके हाथों में ही यह टूट गया। ऐसा होते समय 
he की क से आती चीख़ सुनाई दी, जो मैदान या i 

कादवा १. उस चीज़ में से आ रही थी, जो अभी- 
उसकी उंगलियों में टुकड़े-टुकड़े हुई थी। 


पह ज़रूर शैतानी आग होगी!” हर्माइनी ने टूटे टुकड़ों को देखते हुए 


हॉगवर्ट्स की जं 
OO 7 


कहां | 
'क््या कहा ?' 
'शैतानी आग - शापित आग - यह भी उन चीज़ों में से है 
हैं मैं न , जो 
होऱक्सों को नष्ट कर देती हैं, लेकिन मैं कभी इसका प्रयोग करने की 
हिम्मत नहीं करती। यह बहुत ख़तरनाक है। क्रैब को कैसे पता चला कि 
हो कैसे - 

'उसने कैरो भाई-बहन से सीखा होगा,” हैरी ने कहा। 

'अफ़सोस कि जब वे इसे रोकने का तरीक़ा बता रहे होंगे, तो उसने 
ध्यान नहीं दिया होगा,” रॉन बोला, जिसके बाल भी हर्माइनी की तरह ही 
जले हुए थे और चेहरा काला था। “अगर उसने हमें मारने की कोशिश नहीं 
की होती, तो मुझे उसकी मौत पर अफ़सोस होता।' 

'लेकिन क्या तुम्हें एहसास नहीं है ?' हर्माइनी ने फुसफुसाकर कहा। 
'इसका मतलब है, अब सिफ़ साँप बचा है -' 

लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि गलियारे में लड़ाई की 
चिल्लाहट और शोर भर गया। हैरी ने चारों तरफ़ देखा और उसके दिल ने 
जैसे धड़कना बंद कर दिया। प्राणभक्षी हॉगवर्ट्स में घुस आए थे। फ़ेड और 
पर्सी अभी-अभी नज़र आए थे और वे नक्राबपोश लोगों से लड़ रहे थे। 

हैरी, रॉन और हर्माइनी मदद करने के लिए आगे भागे। लाल 
रोशनी की लपटें हर दिशा में उड़ रही थीं। पर्सी से लड़ने वाला आदमी 
तेज़ी से पीछे हठा। इस कारण उसका नक़ाब फिसल गया और उन्हें एक 
ऊंचा माथा तथा सफ़ेद बाल दिखे - 

'हैलो, मंत्रीजी!' पर्सी गरजा और थिकनेस पर एक अच्छा मंत्र 
मारा, जिससे उसकी छड़ी छूट गई और उसने अपने दुशाले के सामने वाले 
हिस्से को पकड़ लिया। ज़ाहिर है, थिकनेस काफ़ी परेशान था। 'क्या मैंने 
वताया था कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ ?' 

'तुम मज़ाक़ कर रहे हो, पर्सी!' 

तीन अलग-अलग 
हि भी ज़मीन पर गिर गया और उसके पूरे शरीर 
गने लगे। बह किसी तरह के समुद्री जानवर में बदलता 


खुशी से पर्सी को देखा। 
'तुम मज़ाक कर रहे हो, पर्सी ... मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी 


फ़ेड चिल्लाया, जब उससे लड़ रहा 

मंत्रों के कारण गिर गया। 
पर छोटे-छोटे कॉटे 
दिख रहा था। फ्रेड 


co हैरी पॉटर 
मज़ाक़ करते सुना है, जब से -' 

तभी हवा में विस्फोट हो गया। हैरी, रॉन, हर्माइनी, फ़ेड और पस 
एक साथ थे। दो प्राणभक्षी उनके कदमों के पास लेटे थे, जिनमें से एक 
स्तब्ध था और दूसरे का रूपातरण कर दिया गया था। बहरहाल, जब उन्हें 
लग रहा था कि फ़िलहाल ख़तरा टल गया है, तभी जैसे पूरी दुनिया 
टूटकर उन पर आ गिरी। हैरी ने खुद को हवा में उड़ता हुआ 
किया। वह लकड़ी की उस पतली छड़ी को पूरी ताक़त से पकड़े रहा, जो 
उसका एकमात्र हथियार थी। अपने सिर को बचाने के लिए उसने अपनी 
बाँहें उठा ली थीं। उसने अपने साथियों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनीं और 
उसे यह पता नहीं था कि उनका क्या हुआ - 

और फिर दुनिया दर्द व आधे अंधकार में दोबारा प्रकट हुई। वह 
एक गलियारे के मलबे में आधा दफ़न था, जिस पर भयंकर हमला हुआ 
था। ठंडी हवा से उसे पता चला कि महल का वह हिस्सा उड़ चुका था। 
उसके गाल के गर्म चिपचिपे एहसास ने उसे बता दिया कि उसका काफ़ी 
खून बह रहा था। फिर उसे एक भयंकर चीख़ सुनाई दी, जिसने उसके दिल 
को छलनी कर दिया, जिसने ऐसा कष्ट पहुँचाया, जो लपट या शाप से नहीं 
हो सकता था। वह डगमगाते हुए खड़ा हुआ। उसे आज जितना डर लग 
रहा था, उतना पहले कभी नहीं लगा था, शायद पूरी ज़िंदगी में नहीं ... 

हर्माइनी मलबे में खड़ी होने के लिए जूझ रही थी और लाल बालों 
वाले तीन आदमी ज़मीन पर एक साथ थे, जहाँ दीवार में विस्फोट हुआ 
था। हैरी ने हर्माइनी का हाथ पकड़ लिया, जब वे पत्थर और लकड़ी के 
ऊपर से लड़खड़ाते हुए निकले। 

“नहीं - नहीं - नहीं!” कोई चिल्ला रहा था। 'नहीं! फ़ेड! नहीं!” 

पर्सी अपने भाई के बेजान शरीर को हिला रहा था। रॉन घुटने टेके 
पास बैठा था और फ़ेड की आँखें बिना देखे घूर रही थीं। उसकी आम्िरी 
हँसी का भूत अब भी उसके चेहरे पर दिख रहा था। 


अध्याय बत्तीस 
अजेय छड़ी 


दुनिया ख़त्म हो गई थी, तो फिर युद्ध क्यों नहीं रुका था ? 

खामोश क्यों नहीं हुआ था ? हर योद्धा ने अपने हथियार नीचे क्यो नहीं पक 

दिए थे? हैरी का दिमाग़ बुरी तरह चकरा रहा था, बेक़ाबू होकर घूम रहा 

था, इस असंभव बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फ़ेड वीज्ली 

प्रर नहीं सकता था : उसकी आँखों का सबूत झूठ था - ' 
तभी एक शरीर उस छेद में से आया, जो स्कूल की एक तरफ़ की 

दीवार में हुए विस्फोट से बना था। शाप अँधेरे से उनकी तरफ़ उड़ने लगे, 

जो उनके पीछे की दीवार से टकराए। 

'नीचे झुक जाओ!” हैरी चिल्लाया, जब और शाप उड़कर आने 
तगे। उसने और रॉन ने हर्माइनी को पकड़कर फर्श पर खींच लिया था, 
लेकिन पर्सी फ़ेड के शरीर पर लेटकर उसे और नुक्सान से बचाने लगा। 
हैरी चिल्लाया, 'पर्सी चलो, हमें आगे बढ़ना है!' लेकिन पर्सी ने इंकार में 
अपना सिर हिला दिया। 

'पर्सी!' हैरी ने रॉन के चेहरे पर जमी राख में आँसुओं के निशान 
देखे, जब उसने अपने बड़े भाई के कंधे पकड़कर उसे खींचा, लेकिन पर्सी 
हिला तक नहीं। 'पर्सी, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते! हम अब - 

तभी हर्माइनी चीख़ी और हैरी पलटा। उसे यह पूछने की ज़रूरत 
नहीं पड़ी कि वह क्यों चिल्लाई थी। छोटी कार जितनी बड़ी एक दैत्याकार 
मकड़ी दीवार में हुए बड़े छेद में से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। 

गोग का एक वंशज लड़ाई में शामिल हो गया था। र 
रॉन और हैरी एक साथ चिल्लाए। उनके मत्र के कारण मकः 


609 


हैरी पॉटर 
60 ल 
की तरफ़ उड़ गई। इसके पैर भय॒कर तरीक़े से झटके खा रहे थे और यह 
अँघेरे में गायब हो गई। 

“यह अपने दोस्तों को भी साथ लाई है!' हैरी ने बाक़ी लोगों से कहा 
और दीवार के छेद से महल के कोने को देखा। इमारत पर बहुत सी विशाल 
मकडियाँ चढ़ रही थीं। निश्चित रूप से अँधेरे जंगल में प्राणभक्षियों के 
पहुँचने के कारण वे यहाँ आई थीं। हैरी ने उन पर स्तव्धीकरण मंत्र मारे 
और सबसे आगे चलने वाली मकड़ी को उसके साथियों पर गिरा दिया, 
ताकि वे इमारत से लुढ़क जाएँ और यहाँ से चली जाएँ। तभी हैरी के सिर 
के ऊपर से कई शाप उड़ते हुए गए, इतने क़रीब से कि उनकी शक्ति से 
उसके बाल उड़ने लगे। 

“चलो, चलते हैं, अभी !” 

हैरी ने हर्माइनी को रॉन के साथ अपने आगे धकाया। फिर वह फ़ेड 
के शरीर को बाँह के नीचे से पकड़ने के लिए झुका। पर्सी को एहसास हो 
गया कि हैरी क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने फ़ेड के शरीर पर 
अपनी पकड़ ढीली कर दी और मदद करने लगा। मैदान से उड़कर आते 
शापों से वचने के लिए वे नीचे झुके रहे और फ़ेड को रास्ते से दूर खींचकर 
ले गए। 

'यहाँ,' हैरी ने कहा और उन्होंने फ़ेड की लाश एक कोने में रख दी, 
जहाँ पहले एक सूट ऑफ़ आर्मर खड़ा रहता था। वह फ़ेड की ओर एक पल 
भी देखना गवारा नहीं कर सकता था। उसकी लाश की सुरक्षा को पक्का 
करने के बाद वह रॉन और हर्माइनी के पीछे पहुँच गया। मैल्फ़ॉय और 
गॉइल गायब हो गए थे। गलियारा अब धूल और मलबे से भरा था। 
खिड़कियों के काँच काफ़ी पहले ही टूट चुके थे। हैरी ने गलियारे में कई 
लोगों को आगे-पीछे भागते देखा। वह नहीं जानता था कि वे दोस्त हैं या 
क मोड़ पर मुड़ते हुए पर्सी साँड की तरह गरजा, “रुकवुडड!” फिर वह 
र लंबे आदमी की दिशा में भागा, जो दो विद्यार्थियों का पीछा कर रहीं 

T। 


“हैरी, यहाँ अंदर! हर्माइनी चिल्लाई। 
असन रॉन को एक दीवारदरी के पीछे खींच लिया। ऐसा लग प 
दो जैसे वे कुश्ती लड़ रहे हों। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि 
Ri मिल रहे हैं। फिर उसने देखा कि हर्माइनी रॉन को रोकने की 
कर रही थी, जो भागकर पर्सी के पीछे जाना चाहता था। 


ह 
'मेरी बात सुनो - सुनो, रॉन।' 


'मैं मदद करना चाहता हूँ - मैं प्राणभक्षियों को मारना चाहता ह 
चेहरा विकृत था और ठ ६ 
उसका शत चा आर धूल तथा धुएँ से लथपथ था। वह 
गुस्से और दुख के मारे कॉप रहा था। कं 
'रॉन, सिर्फ़ हम लोग ही इसे ख़त्म कर सकते हैं! प्लीज़ - मं 
बाप तक पहुँचना होगा। हमें साँप को मारना होगा!” हर्माइनी के कह | है 
लेकिन हैरी जानता था कि रॉन को कैसा महसूस हो रहा होगा। 
आखिरी होरक्रक्स नष्ट करने से उसे प्रतिशोध की संतुष्टि नहीं मिलेगी। 
हैरी खुद भी फ़ेड की जान लेने वाले लोगों से लड़ना चाहता था, उन्हें सज़ा 
देना चाहता था। वह वीज़्ली परिवार के बाक़ी सदस्यों को खोजना चाहता 
धा और सबसे बढ़कर यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जिनी को कुछ 
न हुआ हो - लेकिन वह इस विचार को अपने दिमाग में नहीं आने देगा - 
'हम लड़ेंगे!” हर्माइनी ने कहा। 'हमें उस साँप तक पहुँचने के लिए 
लड़ना ही पड़ेगा! लेकिन हमें इस वक्त लक्ष्य पर से नज़रें नहीं हटाना 
चाहिए! सिफ़ हम लोग ही इस लड़ाई को खत्म कर सकते हैं!” 
वह रो रही थी और बोलते समय उसने अपना चेहरा अपनी फटी 
और जली आस्तीन पर पोंछा। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी 
सें लीं। फिर वह रॉन को कसकर पकड़ती हुई हैरी की तरफ़ मुड़ी। 
'तुम्हें यह पता लगाना है कि वोल्डेमॉर्ट कहाँ है, क्योंकि साँप भी 
उसी के पास होगा, है ना? पता लगाओ, हैरी - उसके भीतर देखो!” 


यह इतना आसान क्यों था? क्योंकि उसका निशान घंटों से जल 

रहा था और उसे वोल्डेमॉर्ट के विचार दिखाने के लिए उत्सुक था? उसने 

हमइनी के कहने पर अपनी आँखें बंद कर लीं। तत्काल युद्ध की चीखें, 

धमाके और बाक़ी सारी आवाज़ें डूब गईं तथा धीमी हो गई, जैसे वह दूर 
पड़ा हो, उनसे बहुत दूर ... 

वह एक वीरान, लेकिन जाने-पहचाने कमरे में खड़ा था, जिसकी 

से वॉल पेपर उखड़ रहा था और एक को छोड़कर बाक़ी सभी 

बैड़कियोँ पटियों से बंद थीं। महल पर हमले की आवाज़ें दबी हुई और दूर 

| कलोती खुली खिड़की से महल में होने वाले रोशनी के धमाके दिख 


हा । कमरे के भीतर अँधेरा था और वहाँ तेल का सिर्फ़ एक दीया जल 
था। 


6] 


हैरी पॉठर 
$ 


छड़ी ठँगलियों के बीच घुमा रहा था और उसे देख रहा 
mr कमरे के बारे में सोच रहा था, ख़ुफ़िया कमरे के बारे 
ठ नह सिर्फ़ उसी ने खोजा था। वर्ह कमरा, जिसे तहखाने की तरह 
खोजने के लिए आपको चतुर और चालाक होना होता है --- उसे यक्रीन था 
कि लड़का कभी मुकुट नहीं खोज पाएगा ... हालाँकि डम्बलडोर की 
कठपुतली उसकी उम्मीद से आगे तक पहुँच गई थी ... बहुत आगे तक .. 

'मालिक,' एक हताश और टूटी हुई आवाज़ आई। वह मुड़ा। 
लूसियस मैल्फ़ॉय सबसे अँधेरे कोने में बैठा था। वह फटेहाल था और उसके 
शरीर पर सज़ा के निशान अब भी दिख रहे थे, जो उसे हैरी के उसके घर 
से भागने के बाद मिली थी। उसकी एक आँख बंद और फूली दिख रही 
थी। 'मालिक ... प्लीज़ ... मेरा बेटा ...' 

'लूसियस, अगर तुम्हारा बेटा मर जाता है, तो इसमें मेरी कोई 
गलती नहीं है। नागशक्ति हाउस के बाक़ी विद्यार्थियों की तरह वह मेरे पास 
नहीं आया और मेरे दल में शामिल नहीं हुआ। शायद उसने हैरी पॉटर से 
दोस्ती करने का फ़ैसला कर लिया होगा ?' 

“नहीं - कभी नहीं,” मैल्फ़ॉय ने फुसफुसाकर कहा। 

'ऐसी ही उम्मीद करो।' 

“मालिक, क्या आपको - क्‍या आपको यह डर नहीं है कि पॉटर 
आपके बजाय किसी और के हाथों मर सकता है?' मैल्फ़ॉय ने कापती 
आवाज़ में पूछा। 'क्या इसमें ... मुझे माफ़ कीजिए ... ज़्यादा समझदारी नहीं 
sa इस लड़ाई को रोक दें और आप खुद महल में दाखिल होकर 
उ 7 

“नाटक मत करो, लूसियस। तुम लड़ाई इसलिए रुकवाना चाहते 
हो, ताकि तुम अपने बेटे के हालचाल मालूम कर सको। देखो, मुझे पॉटर 
or की ज़रूरत नहीं है। रात ख़त्म होने से पहले पॉटर मुझे खोजता 

द आएगा।' 

जल वोल्डेमॉर्ट ने एक बार फिर अपनी उँगलियों में पकड़ी छड़ी को 
रे । इससे वह परेशान हो रहा था ... और जो चीज़ें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को 
परंशान करती हैं, उन्हें ठीक कर दिया जाता है ... 

जाकर स्नेप को बुला लाओ।' 

'स्नेप, मालिक ?! 


62 


अजेय छड़ी 
OO 63 


'स्नेप को अभी बुलाकर लाओ। मुझे उसकी 
_ ड चाहिए। जाओ।' "उतो ज़रूरत है। मुझे उससे 
डरा हुआ लूसियस धुंधली रोशनी में थोड़ा लड़खड़ाता हुआ 
बाहर चला गया। वोल्डेमॉर्ट वहीं खड़ा रहा और अपनी उँगलियों ha 
ही घुमाकर उसकी तरफ़ देखता रहा। 

'यही इकलौता तरीक़ा है, नागिनी,” उसने धीरे से कहा और 

देखा। वहाँ एक बड़ा, मोटा साप अब इवा में लटका हुआ था और 
अपने लिए वोल्डेमॉर्ट दारा जादू से बनाई सुरक्षित जगह पर आराम से 
अपना शरीर हिला रहा था। यह सितारे भरी, पारदर्शी जगह पिजरे से 
धोडी बड़ी थी। 

आह भरते हुए हैरी अपनी दुनिया में वापस लौटा और उसने अपनी 
आँखें खोलीं। उसके कानों में तत्काल युद्ध के धमाकों, विस्फोटों और 
चीख़ने-चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। 

“वह चीख़ती हवेली में है। साप उसके साथ है। साँप के चारों तरफ 
जादुई सुरक्षा है। उसने अभी-अभी लूसियस मैल्फ़ॉय को भेजकर स्नेप को 
बुलवाया है।' 

'वोल्डेमॉर्ट चीख़ती हवेली में बैठा है ?” हर्माइनी तैश में बोली। “वह 
- वह लड़ भी नहीं रहा है ?' 

'उसे नहीं लगता है कि उसे लड़ने की ज़रूरत है,” हैरी ने कहा। 'वह 
पोचता है कि मैं खुद उसके पास जाऊँगा।' 

'लेकिन क्यों ?' 

'वह जानता है कि मैं होरक्रक्सों के पीछे पड़ा हूँ - वह नागिनी को 
भपने करीब रख रहा है। साफ़ ज़ाहिर है कि नागिनी तक पहुँचने के लिए 

उसके पास जाना होगा -' तो द लो 

'ठीक है,” रॉन ने अपने कंधे तानते हुए कहा, तो तु 
भोके वह यही चाहता है। उसे इसी की उम्मीद है। तुम यहीं रुककर 

को सँभालो। मैं जाकर उसे सँभालता हूँ - 


हैरी रॉन के आगे निकला। 
, पुम दोनों यहीं रुको। मैं चोगे के नीचे जाता हुँ और फ़ौरन लौटता 


समझदारी लगती है कि मैं 


हँ. 
नहीं,” हर्माइनी ने कहा, इसमें ज़्यादा समझद 


८d हैरी पॉटर 
चोगा ओढ़ लूँ और -' ह 

“इसके बारे में सोचना भी मत,' रान ने उससे गुराकर कहा। 

हर्माइनी बोली, “रान, मुझमें भी उतनी ही क़ाबिलियत है -” लेकिन 
इससे पहले कि हर्माइनी आगे कुछ कह पाए, सीढ़ियों के ऊपर की जिम 
दीवारदरी के पास वे खड़े थे, वह फट गई। 

'पॉटर!' 

दो नक़ाबपोश प्राणभक्षी वहाँ खड़े थे, लेकिन उनकी छड़ियाँ तन 
पातीं, इससे पहले ही हर्माइनी चिल्लाई, 'सीढ़ी-ढाल!' 

उनके पैर के नीचे की सीढ़ी ढाल में बदल गई और हर्माइनी, हैरी 
तथा रॉन इस पर सरसराते हुए नीचे पहुँच गए। वे अपनी गति पर क्राबू 
नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद इतनी तेज़ी से फिसले कि प्राणभक्षियां 
के स्तब्धीकरण मंत्र उनके सिर के बहुत ऊपर से गुज़रे। वे नीचे की छिपी 
दीवारदरी से निकले और सामने वाली दीवार से टकरा गए। 

'पाषाणो!” हर्माइनी चिल्लाई और दीवारदरी की तरफ़ इशारा 
किया। वहाँ पर टकराने की दो तेज़ आवाज़ें आई। दीवारदरी पत्थर की 
बन गई थी, इसलिए उनका पीछा कर रहे प्राणभक्षी इससे टकराकर गिर 
गए। 

'पीछे हटो!” रॉन चिल्लाया। वह, हैरी और हर्माइनी एक दरवाज़े से 
टिककर बाल-बाल बचे। धड़धड़ाती डेस्कों का रेवड़ उनके पास से तेज़ी से 
निकल रहा था, जिसे प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल निर्देश देकर भगा रही थी। 
प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल का ध्यान उन तीनों की तरफ़ नहीं गया। उनके बाल 
खुल गए थे और उनके गाल पर एक घाव था। मोड़ पर पहुँचकर वे 
चिल्लाई : 'हमला करो!” 

'हैरी, तुम चोगा ओढ़ लो,” हर्माइनी ने कहा। “हमारी चिंता छोड़ो -' 

लेकिन हैरी ने चोगा तीनों पर डाल लिया। हालाँकि चोगे के हिसाव 
से अब वे ज्यादा बड़े हो गए थे, लेकिन उसे नहीं लगता था कि हवा में भरी 
इतनी सारी धूल, गिरते पत्थरों और मंत्रों की चकाचौंध में किसी को 
पैर दिख सकते हैं। 
गलियारे वे अगली सीढ़ियों पर नीचे की ओर भागे तथा योद्धाओं से भरे 

यारे में पहुँच गए। योद्धाओं के दोनों तरफ़ लगी तस्वीरें सलाह 
रही थीं। नक़ाब या बिना नक़ाब वाले प्राणभक्षी विद्यार्थिया 


अजेय छड़ी 
65 


टीचर्स से लड़ रहे थे। डीन ने एक छड़ी जीत 
्रलोहोव काँ सामना कर रहा था, जबकि पार्वती ट्रैवर्स 2023४ | ठ 
तन और ह्माइनी ने तत्काल अपनी छड़ियाँ उठा लीं । वे वार करने के लिए 


वैवार थे, लेकिन योद्धा इतने ज्यादा हिल रहे 
पक्ष के व्यक्ति के घायल होने की प्रबल hes थी। sa 
खड़े 
होकर सही मौक़े की राह देख रहे थे, तो एक तेज़ 'व्हीहीहीड़ी;” सुनाई दी। 
हरी ने ऊपर देखा। पीव्ज़ उनके ऊपर उड़ रहा था और प्राणभक्षियों पर 
ग्रस कंद गिरा रहा था, जिनके सिर पर अचानक हरे कंद मोटे कीड 
की तरह कसमसाने लगते थे। 

‘आह! 

मुट्ठी भर हरे कद रॉन के सिर से टकराए। कीचड़ जैसी हरी जड़े 
बीच हवा में स्थिर दिखने लगीं, जब रॉन ने उन्हें झटकने की कोशिश की। 

एक नक़ाबपोश प्राणभक्षी उधर इशारा करके चिल्लाया, “कोई वहाँ 
पर अदृश्य है!” 

प्राणभक्षी के ध्यान भटकने का पूरा फ़ायदा उठाते हुए डीन ने उसे 
स्तव्धीकरण मंत्र मारकर गिरा दिया। डोलोहोव ने बदला लेने की कोशिश 
की, लेकिन पार्वती ने उस पर पूर्ण शरीर-बंधन शाप मार दिया। 

'आओ चलें!” हैरी चिल्लाया। उसने, रॉन और हर्माइनी ने चोगे 
को अपने चारों ओर कसकर पकड़ा तथा तेज़ी से सिर झुकाकर योद्धाओं 
के वीच से भागने लगे। ज़मीन पर कई जगह स्नार्गलफ़ का रस जमा हो 
गया था, जिस पर थोड़े फिसलते हुए वे प्रवेश हॉल में जाने वाली संगमरमर 
की सीढ़ियों के ऊपर पहुँच गए। | 

'मैं ड्रेको मैल्फ़ॉय हूँ। मैं ड्रेको हूँ। मैं तुम्हारी तरफ़ हूँ! 

रेको सीढ़ियों के ऊपर एक नक्राबपोश प्राणभक्षी से विनती कर रहा 
था। पास से गुज़रते समय हैरी ने प्राणभक्षी को स्तब्ध कर र | हर 
सा मुस्कराते हुए अपने रक्षक को देखने की कोशिश हक र 
न ने चोगे के नीचे से उसे मुक्का मार दिया। मैल्फ़ाय पी और बह 

के ऊपर गिर गया। उसके मुँह से ख़ून निकल रहा था 
परी तरह चकरा गया था। 
है रॉन र “आज रात को दूसरी बार हमने 
|! 
सीढ़ियों और हॉल में हर तरफ़ बहुत 


तुम्हारी जान बचाई 


से योद्धा थे। जहाँ भी हैरी की 


हैरी पॉटर 
66 तर ए ज 
5 उसे प्राणभक्षी नज़र आए। याक्सले सामने वा 

ls से लड़ रहा था। उनके ठीक पास एक नकाबपोश प्रा ` 
किंग्सले से लड़ रहा था। विद्यार्थी हर दिशा में भाग रहे थे, जिनमें से 
अपने घायल दोस्तों को उठाकर या घसीटकर ले जा रहे थे। हैरी ने 
नक़ाबपोश प्राणभक्षी पर स्तब्धीकरण मंत्र मारा, लेकिन उसका निशाना 
चूक गया और यह नेविल पर पड़ते-पड़ते बचा। नेविल न जाने कहाँ से 
जहरीले टेंटेकुला के ढेर को लहराता हुआ सामने आ गया था, जो सबसे 
क़रीब के प्राणभक्षी से लिपटकर उसे जकड़ने लगा। 

हैरी, रॉन और हर्माइनी तेज़ी से संगमरमर की सीढ़ियाँ उतरे। 
उनकी बाई तरफ़ काँच टूटने की आवाज़ आई। हाउस पॉइंट्स का रिकॉर्ड 
रखने वाला नागशक्ति का अवरग्लास टूट गया था। उसके भीतर भरे 
पन्ने के रत्न पूरे फ़र्श पर बिखर गए, जिससे भागते समय लोग फिसलने 
और गिरने लगे। जब वे बाहर पहुँचे, तो ऊपर की बालकनी से दो शरीर 
नीचे गिरे। तभी हॉल के भीतर एक हरी झलक दिखी। हैरी समझा कि चार 
पैरों वाला कोई जानवर एक गिरने वाले के शरीर में अपने दाँत गड़ाने के 
लिए तेज़ी से जा रहा है। 

“नहीं!” हर्माइनी चीखी। उसकी छड़ी के कानफोडू धमाके से फ़ेनरिर 
ग्रमैक लैवेंडर के हिलते शरीर से दूर फिंका गया। वह संगमरमर के जंगले 
से टकराया और खड़ा होने के लिए सघर्ष करने लगा। तभी एक सफ़ेद 
चमक हुई और एक कड़ाक की आवाज़ आई। उसके सिर पर एक काच की 
गेंद गिरी और वह ज़मीन पर लुढ़ककर बेहोश हो गया। 

'मेरे पास और हैं! प्रोफ़ेसर ट्रिलोनी ने जंगले के ऊपर से चीख़ते 
हुए कहा, 'किसको चाहिए! यहाँ आओ -' 

और टेनिस सर्व करने जैसे अंदाज़ में उन्होंने अपने बैग में से काच 
का एक और बड़ा गोला निकाल लिया और हवा में अपनी छड़ी लहरार्कर 
उसे खिड़की तोड़कर बाहर भेज दिया। उसी पल लकड़ी का भारी दरवाज़ा 
कम साथ खुल गया। ढेर सारी दैत्याकार मकड़ियाँ प्रवेश हॉल में आ 

| 
ना दहशत भरी चीखें हवा में तैरने लगीं। सभी प्राणभक्षी और 
स के योद्धा तितर-बितर हो गए। हरी और लाल रोशनी की 


आने वाली मकड़ियों के बीच उड़ीं, जो तिहर उन्हें देखकर 
पहले से ज़्यादा दहशत हो रही थी। रल र हर 


अजेय छड़ी 


67 
'हम बाहर कैसे निकलें ?” रॉन चीख- चिल्लाया 
हैरी या हर्माइनी के जवाब देने से पहले ही किती बे धकाकर 


एक तरफ़ हटा दिया। हैग्रिड सीढ़ियों के नीचे धडधडाता si 
और अपनी फूलों वाली गुलाबी छतरी लहरा रहा था। आ उतर रहा था 


'उन्हें चोट मत पहुँचाओ, उन्हें चोट मत पहँचा।” 
पहुंचाओ! 
धत नह! वह चिल्लाया। 


हैरी सब कुछ भूल गया। वह चोगे के नीचे से निकलकर भागा 
हॉल में मैडराते शारो से बचने के लिए वह काफ़ी झुककर दौड़ तथा 


'हैग्रिड, लौट आओ!! 


लेकिन वह अभी हैग्रिड के पास आधी दूरी तक भी नहीं पहु 
था कि उसने इसे होते देख लिया। हैग्रिड मकड़ियों के बीच lio hs 
और बड़ी तेज़ी के साथ कुलबुलाती और झुंड बनाती मकड़ियाँ मंत्रों के 
आक्रमण से पीछे हट गईं। हैग्रिड उनके बीच दिखाई नहीं दे रहा था। 
'हैग्रिड!! 


हैरी ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। उसे परवाह नहीं थी 
कि वह दोस्त था या दुश्मन। वह तो सामने वाली सीढ़ियों पर भागता हुआ 
अँधेरे मैदान में जा रहा था। मकड़ियाँ अपने शिकार के चारों तरफ़ घेरा 
कस रही थीं और उसे हैग्रिड ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा था। 

'हैग्रिड!” 

मकड़ियों के झुंड के बीच से उसे एक विशाल बाँह लहराती हुई 
दिखी, लेकिन जैसे ही वह उस तरफ़ भागने को हुआ, अँधेरे में झूलते हुए 
एक विशालकाय पैर ने उसका रास्ता रोक i sui गई। हैरी ने 
उपर देखा। उसके सामने एक दानव खड़ा था। बीस फुट ऊच इस दानव का 
पिर अंधेरे में नहीं दिख रहा था। महल के दरवाज़े से आती रोशनी में सिफ़ 
सकी पेड़ जैसी, बालों वाली जाँघें दिख रही थीं। इसने बड़ी क्रूरता से 
ऊपर की एक खिड़की पर अपना विशाल मुक्का मारा, जिससे हैरी पर 
शच की बारिश हो गई और वह दरवाज़े की शरण में जाने के लिए मजबूर 
हो गया। 

'ओह -!' हर्माइनी चिल्लाई, जब वह और रान 
होने सिर उठाकर दानव को देखा, जो ऊपर की खिड़की 

'फेड़ने की कोशिश कर रहा था। 


हेरी के पास आए। 
ड़की से लोगों को 


हैरी पॉटर 
68 ————— 
जब हर्माइनी ने अपनी छड़ी उठाई, तो रॉन उसका हाथ पकड़कर 
चिल्लाया, 'मत करो! उसे स्तव्ध करने की कोशिश की, तो वह आधे महल् 
को चकनाचूर कर देगा -' 

'हेगर ?' 

ग्रॉप लड़खड़ाता हुआ महल के सामने वाले मोड़ पर आ रहा था। 
अब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि ग्रॉप सचमुच छोटे आकार का दानव 
है। ऊपरी मंज़िलों पर लोगों को दबोचने की कोशिश कर रहा विशाल 
दानव ग्रॉप को देखकर गरजा। जब वह अपने नाटे साथी की तरफ़ बढ़ा, 
तो पत्थर की सीढ़ियाँ कॉपने लगीं। ग्रॉप का तिरछा मुँह खुल गया और 
आधी ईंट के आकार के पीले दाँत दिखने लगे। फिर वे भूखे शेरों जैसे 
हिंसक अंदाज़ में एक-दूसरे पर झपट पड़े। 

'मागो!' हैरी चिल्लाया। दानवों की कुश्ती के कारण अँधेरे में 
भयंकर गर्जना और मुक्कों की आवाज़ें गूँजने लगीं। हैरी ने हर्माइनी का 
हाथ पकड़ा और मैदान में जाने वाली सीढ़ियों पर दौड़ने लगा। रॉन सबसे 
पीछे था। हैरी ने हैग्रिड को खोजने और बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। 
वह इतनी तेज़ी से भागा कि अचानक रुकने से पहले वे जंगल की तरफ़ 
आधी दूर तक पहुँच गए थे। 

उनके चारों तरफ़ की हवा स्थिर सी हो गई थी। हैरी की साँस उसके 
सीने में ही अटक गई और ठोस बन गई। अँधेरे में से काली आकृतियाँ 
निकल रही थीं और महल की तरफ़ एक विशाल झोंके में उड़कर जा रही 


थीं। उनके चेहरे पर नक्राब थे और उनकी साँसों की खड़खड़ाती आवाज़ें 
आ रही थीं ... 


रॉन और हर्माइनी उसके क़रीब आ गए, जब उनके पीछे लड़ने की 
आवाज़ें अचानक मंद और ख़त्म हो गईं। रात में ऐसी खामोशी छा गई थी, 


जो सिर्फ़ दमपिशाच ही उत्पन्न कर सकते थे ... 


'चलो हैरी!” हर्माइनी की 
तपन करों, हैरी इ” न आवा जैसे बहुत दूर से आई, 'पितृदेव 


फ़ेड Mo छड़ी उठाई, लेकिन उसके भीतर निराशा भरी हुई थी: 
कितने लोग हक और हैग्रिड या तो मर रहा था या मर चुका था। 


' इसका उसे अंदाज़ा नहीं था। उसे लग रहा था, 
उसकी आत्मा उसके शरीर से पहले ही आधी निकल चुकी हो ... 


"हेरी, जल्दी!” हर्माइनी चिल्लाई | 


हा 5 
सो दमपिशाच उनकी तरफ़ उड़े हुए आ रहे थे। वे हवा 

६ हैरी की निराशा के क़रीब आ रहे थे, जो उन्हें जश्न की se 

धी 


` उसने रॉन के पितृदेव यानी सफ़ेद टेरियर कृत्ते को हवा में निकलते 
देखा, जो हल्के से टिमटिमाया और बुझ गया। उसने हर्माइनी के ऊदबिलाव 
वो वीच हवा में उड़ते और ओझल होते देखा। उसकी खुद की छड़ी उसके 
हाथ में कॉपी और उसने आने वाली मौत का स्वागत किया, सब कुछ 
भुलाने का वादा, कोई एहसास नहीं ... 

तभी सफ़ेद खरगोश, लोमड़ी और वराह हैरी, रॉन तथा हर्माइनी के 
सिरों के पास से गुज़रे। pe इन प्राणियों के सामने आने पर दमपिशाच पीछे हो 
गए। तीन और लोग अँधेरे से निकलकर उनके पास आ गए थे, जिनकी 
छड़ियाँ तनी हुई थीं और वे अपने पितृदेव छोड़ चुके थे लूना, अर्नी और 
सीमस। 

'यह सही है,” लूना ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा, जैसे वे आवश्यकता 
कक्ष में हों और डीए में मंत्रों का सामान्य अभ्यास कर रहे हों। 'यह सही है, 
हैरी ... चलो, कोई खुशी भरी चीज़ सोचो ...' 

“कोई खुशी भरी चीज़ ?' हैरी ने कहा और उसकी आवाज़ टूट गई 
धी। 

'हम अव भी यहाँ हैं,” वह फुसफुसाई, 'हम अब भी लड़ रहे हैं। 
चलो, जल्दी सोचो ...' 

एक सफ़ेद चिंगारी निकली, फिर एक कापती रोशनी और फिर 
बहुत ज्यादा कोशिश के वाद हैरी की छड़ी के सिरे से मृग निकला। मृग 
आगे की तरफ़ वढ़ा। अब दमपिशाच सचमुच तितर-बितर होने लगे और 
रात एक वार फिर शांत हो गई, लेकिन आस-पास चलते युद्ध की तेज़ 
भावाज़ें उसके कानों में पड़ने लगीं। = जी और 

'तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं,' रॉन ने लूना, ऊ 
हे की ओर मुड़कर कॉपती आवाज़ में कहा, ' तुमने अभी-अभी हमारी 


जंगल की तरफ़ से एक 


गर्जना और भूकंप जैसी हलचल के साथ we किन 


भर दानव बाहर निकला। वह एक लंबा मुद्गर लहरा रहें 
ज़्यादा लंबा था। 


की 
“भागो!” हैरी दोबारा चिल्लाया। बाक़ी लोगों को इस चेतावनी 


हैरी पॉटर 
620 व 

सभी तितर-बितर हो गए। यह अच्छा ही 
क्योंकि es ही दिल उस प्राणी का विशाल पैर ठीक उसी जगह पर न 
जहाँ वे खड़े थे। हैरी ने पलटकर देखा। रॉन और हर्माइनी उसके पीछे आ 
रहे थे, लेकिन बाक़ी तीनों युद्ध करने के लिए वापस लौट गए थे। 

'हम इसकी पहुँच से दूर हो जाते हैं!” रॉन चिल्लाया, जब दानव ने 
अपना मुद्गर दोबारा लहराया और उसकी गर्जना रात के अँधेरे में उस 
मैदान में गूँजने लगी, जहाँ लाल और हरी रोशनी की लपटें अँधेरे को 
चमका रही थीं। 

“लड़ाकू पेड, हैरी ने कहा। 'चलो!' 

किसी तरह उसने अपने दिमाग में उन सारी चीज़ों को बंद और 
दफ़न कर दिया था, जिनके बारे में वह इस वक्त नहीं सोचना चाहता था : 
फ़ेड और हैग्रिड की चिंता, महल के बाहर-भीतर अपने सभी प्रियजनों के 
लिए दहशत। इन चीज़ों की चिंता वह बाद में करेगा, क्योंकि उन्हें दौड़ना 
था, साँप और वोल्डेमॉर्ट तक पहुंचना था। जैसा हर्माइनी ने कहा था, यह 
जंग खत्म करने का इकलौता तरीक़ा था - 

वह दौड़ा और उसे लग रहा था कि वह मौत से भी तेज़ भाग सकता 
है। उसने अपने चारों तरफ़ अँधेरे में उड़ती रोशनी की लपटों और समुद्र 
जैसी लहराती झील की आवाज़ को नज़रअंदाज़ किया। हालाँकि हवा नहीं 
चल रही थी, लेकिन अँधेरे जंगल में से चरमराने की आवाज़ें आ रही थीं। 
ऐसा लग रहा था, जैसे पूरा मैदान विद्रोह में खड़ा हो गया था। वह इतनी 
तेज़ी से भागा, जितनी तेज़ी से ज़िंदगी में कभी नहीं भागा था। विशाल पेड़ 
उसी को सबसे पहले दिखा, जो चाबुक जैसी लहराती शाखाओं से अपनी 
जड़ों के रहस्य की रक्षा करता था। 


हॉफता हुआ हैरी धीमा हो गया, पेड़ की प्रहार करती शाखाओं से 
बचा और अँधेरे में इसके मोटे तने की ओर देखने लगा। वह इस पुराने पेड़ 
के तने के इकलौते गूमड़ को देखने की कोशिश कर रहा था, जिसे दबाने पर 
पेड़ स्थिर हो जाता था। रॉन और हर्माइनी भी आ गए। हर्माइनी 
बुरी तरह हॉफ रही थी कि बोल भी नहीं सकती थी। 


'कैसे - हम अंदर कैसे जाएँ?” रॉन ने हॉफते हुए कहा। 'मैं उ 


जगह को - ड 
हि को देख सकता हूँ - काश हमारे पास - एक बार फिर क्रुकर 


क्रुकशैंक्स ?” हर्माइनी झुककर अपने सीने को पकड़ते हुए र्द 


अजेय छड़ी 


62 
भरकर बोली। तुम जादूगर हो या घसियारे ?” 

“ओह - ठीक है - हा -! 

रॉन ने चारों तरफ़ देखा और फिर अपनी छडी एक 
लकड़ी की तरफ़ करते हुए बोला, “विंगार्डियम कक हक 
ऊपर उठकर हवा में घूमी, जैसे आँधी में उड़ रही हो, फिर यह पेड़ की 
ख़तरनाक तरीक़े से लहराती शाखाओं के बीच से तने की तरफ़ उड़ने 
लगी। यह जड़ों के पास वाली जगह से टकराई और पेड़ फ़ौरन स्थिर हो 
गया। 

'बहुत बढ़िया!' हर्माइनी ने हॉफते हुए कहा। 

'ठहरो।' 

एक पल के लिए तो हैरी झिझका, जब हवा में युद्ध के धमाके और 
आवाज़ें भर गई। वोल्डेमॉर्ट चाहता था कि वह यह काम करे, वोल्डेमॉर्ट 
चाहता था कि हैरी उसके पास जाए ... क्या वह रॉन और हर्माइनी को 
वोल्डेमॉर्ट के जाल में फॅँसाने ले जा रहा है? 

लेकिन तभी बेरहम सच्चाई ने उस पर प्रहार किया। आगे बढ़ने का 
इकलौता तरीक्रा नागिनी को मारना था और नागिनी वहीं थी, जहाँ 
वोल्डेमॉर्ट था और वोल्डेमॉर्ट इस सुरंग के आखिर में था ... 

'हेरी, हम आ रहे हैं, वस अंदर पहुँच जाओ!' रॉन ने उसे आगे 
धकाते हुए कहा। 

हैरी पेड की जड़ों में छिपे मिट्टी के गलियारे में रॅंगकर घुसा। आज 
यह पिछली बार से ज्यादा सँकरा लग रहा था। सुरंग की छत नीची थी। 
उन्हें चार साल पहले इसमें से झुककर चलना पड़ा था। अरव इसमें रेंगने से 
ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। हैरी सबसे पहले अंदर गया। उसने 
भपनी छड़ी प्रकाशित कर ली थी। वह किसी भी पल बाधाओं की शा 
इर रहा था, लेकिन राह में कोई बाधा नहीं आई। वे ख़ामोशी में हक 
हे। हैरी की निगाह अपने हाथ की छड़ी की लहराती रोशनी पर ज कि 

आख़िरकार सुरंग ऊपर की तरफ़ होने लगी ४ को 
शनी का टुकड़ा दिखा। हर्माइनी ने उसके टखने करा 

'चोगा!' वह फुसफुसाई। 'चोगा ओढ़ ली. के हाथ में 
हैरी ने अपने पीछे हाथ बढ़ाया और 8338 हक डाला और 
चिकना चोगा थमा दिया। उसने इसे मुश्किल से 


हैरी पॉठर 
622 न 
बुदबुदाया, “अंधकारो।” उसकी छड़ी की रोशनी बुझ गई। उसने चोगे 
अपने हाथों और घुटनों पर यथासंभव बिना आवाज़ किए ओढ़ लिया. 
उसकी सभी इंद्रियाँ तनाव में थीं। हर पल उसे लग रहा था कि उसका भे 
खुल जाएगा, उसे एक ठंडी स्पष्ट आवाज़ सुनाई देगी और हरी रोशनी की 
चमक दिखाई देगी। 

फिर उसे ठीक सामने के कमरे से आवाज़ें सुनाई दीं। वे थोड़ी दवी 
थीं, क्योंकि सुरंग के सिरे पर खुलने वाली जगह पर एक पुराने बक्से जैसी 
चीज़ से रास्ता रुका हुआ था। मुश्किल से साँस लेते हुए हैरी उस जगह के 
पास पहुँच गया और बक्से तथा दीवार के बीच की छोटी सी दरार में से 
झाँकने लगा। 

सामने वाले कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन वह नागिनी को देख 
सकता था, जो पानी के साँप की तरह लहरा रही थी और बल खा रही 
थी। वह सितारों भरे, हवा में तैरते जादुई गोले में सुरक्षित थी। हैरी को 
एक टेबल का किनारा दिख रहा था और लंबी उँगलियों वाला एक सफ़ेद 
हाथ, जो छड़ी से खेल रहा था। फिर स्नेप बोला, जिससे हैरी का दिल उछल 
पड़ा। स्नेप उस जगह से सिर्फ़ कुछ इंच दूर था, जहाँ वह छिपकर उकडूं बैठा 
हुआ था। 

`... मालिक, उनका विरोध खत्म हो रहा है -” 

'- और यह तुम्हारी मदद के बिना हो रहा है,' वोल्डेमॉर्ट ने अपनी 
ऊंची, स्पष्ट आवाज़ में कहा। 'सीवियरस, हालाँकि तुम बहुत निपुण 
जादूगर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुमसे ज़्यादा फ़र्क़ पड़ेगा। हम 
अब लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं ... लगभग।' 

मुझे लड़के की तलाश करने दें। मैं पॉटर को आपके सामने लेकर 
आता हूँ। में जानता हूँ कि मैं उसे ला सकता हूँ, मालिक। प्लीज़।' 

स्नेप उस छेद के पास से चलकर गया और हैरी थोड़ा पीछे हट गया, 
लेकिन नागिनी पर आँखें जमाए रहा। वह कोई ऐसा मंत्र सोच रहा था, 
Fished के सुरक्षा ठ को भेद सके, लेकिन उसे र 

वोल्डेमॉर् ॥। अगर उसकी एक भी कोशिश असफल रही, 
वोल्डेमॉर्ट को उसके छिपने की जगह का पता चल जाएगा ... 
उसकी ea खड़ा हुआ। हैरी अब उसे देख सकता था। न 
उसके चेहरे का र उसके सॉप जैसे चपटे चेहरे को देख सकती 
। पीलापन आधे अँधेरे में हल्का-हल्का चमक रहा था। 


अजेय छड़ी 
nnn 


623 
“एक समस्या है, सीवियरस,' वोल्डेमॉर्ट ने धीरे 
'मालिक ?' स्नेप ने कहा। ह 
वोल्डेमॉर्ट ने अजेय छड़ी उठाई और उसे संगीत 
छड़ी जितनी नज़ाकत से पकड़ा। _ कैसी संगीत निर्देशक की 
'यह मेरे लिए काम क्यों नहीं करती है, सीवियरस ?' 
ख़ामोशी में हैरी ने कल्पना की कि उसे साँप के कुंडली बदलने पर 


हल्के से फुफकारने की आवाज़ आई थी या वोल्डेमॉर्ट 
जो हवा में उड़ती हुई आई थी? फिर यह वोल्डेमॉर्ट की आह थी, 
'मेरे - मेरे मालिक ?” स्नेप ने सुनेपन से कहा। 'मै 
आपने - आपने इस छड़ी से असाधारण जादू किया है । , मैं समझा नहीं। 
'नहीं,” वोल्डेमॉर्ट बोला। “मैंने अपना सामान्य जादू किया है। मैं 
असाधारण हूँ, लेकिन यह छड़ी ... नहीं है। इसने वे अद्भुत चमत्कारी काम 
नहीं किए हैं, जिनका दावा किया जाता है। मुझे इस छड़ी और बरसों पहले 
ऑलिवैन्डर से मिली छड़ी में कोई फ़र्क़ महसूस नहीं होता है।' 
वोल्डेमॉर्ट का अंदाज़ शांत था, लेकिन हैरी का निशान फड़क रहा 
था। उसके माथे का दर्द बढ़ रहा था और उसे एहसास था कि वोल्डेमॉर्ट 
अपने भीतर के प्रवल आवेश को क़ाबू में रख रहा है। 
'कोई फ़र्क़ नहीं,” वोल्डेमॉर्ट ने दोबारा कहा। 
स्नेप कुछ नहीं बोला। हैरी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने 
मोचा कि क्या स्नेप ने खतरे को भाप लिया था? क्या वह अपने मालिक 
को तसल्ली देने के लिए सही शब्द खोजने की कोशिश कर रहा था! 
वोल्डेमॉर्ट कमरे में चारों तरफ़ टहलने लगा। चहलक़दमी करते 
वक्‍त कुछ पलों के लिए वह हैरी को दिखाई नहीं दिया। वह उसी संयत 
# में बोल रहा था, हालाँकि हैरी के भीतर दर्द और दहशत बढ़ रही 
| 


'मैंने काफ़ी समय तक सोचा है, सीवियरस ... कया तुम जानते हो 


क्त र है ?' 
तुम्हें युद्ध से यहाँ क्‍यों बुलाया हि 
और एक पल के लिए हैरी को स्नेप की आकृति दिख गई। उसकी 
सम्मोहित पिंजरे में बल खाते साप पर ज॑ 


'नहीं, मालिक, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ 
गैलन दें। में पॉटर को पकड़कर लाता हूँ। 


हैरी पॉटर 
624 ——— 

“तुम भी लूसियस की तरह बोल रहे हो। तुममें से कोई भी पॉटर के 
उतनी अच्छी तरह नहीं समझता है, जितनी अच्छी तरह मैं समझता ह 
उसे खोजने जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉटर ख़ुद चलकर मेरे पास आएगा। 
मैं उसकी इस कमज़ोरी को जानता हूँ, उसकी भयंकर गलती । उसे इस बात 
से नफ़रत होगी कि उसके आस-पास के लोग मर रहे हैं और यह सब उसी 
के कारण हो रहा है। वह इसे किसी भी क्रीमत पर रोकना चाहेगा। वह 
ज़रूर आएगा।' 

'लेकिन मेरे मालिक, हो सकता है दुर्घटनावश उसे आपके बजाय 
कोई और मार दे -' 

“मेरे प्राणभक्षियों को मैंने बिलकुल स्पष्ट निर्देश दिए थे। पॉटर को 
ज़िंदा पकड़ना है। उसके दोस्तों को मार डालो - जितने ज़्यादा मार सको, 
उतना ही अच्छा है - लेकिन उसे मत मारना। 

“लेकिन सीवियरस, मैं तुमसे हैरी पॉटर के बारे में नहीं, बल्कि 
तुम्हारे बारे में बात करना चाहता था। तुम मेरे लिए काफ़ी मूल्यवान रहे 
हो। बहुत मूल्यवान ।' 

'मालिक जानते हैं कि मैं सिर्फ़ उनकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन 
- मुझे जाकर लड़के को पकड़ने दें, मालिक। में उसे आपके पास लेकर 
आता हूँ। मैं जानता हूँ कि में यह काम कर सकता हूँ -' 

'मैंने तुमसे कहा ना, नहीं!” वोल्डेमॉर्ट ने कहा और जब वह मुडा, तो 
हैरी को उसकी आँखों में लाल चमक दिखाई दी। साप के सरकने की तरह 
उसका चोगा लहराया और उसे अपने जलते निशान में वोल्डेमॉर्ट की 
अधीरता महसूस हुई। 'सीवियरस, इस पल मेरी चिंता यह है कि आखिरकार 
जब उस लड़के से मेरा सामना होगा, तो क्या होगा!” 

र 'मालिक, इस बारे में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, निश्चित रूप 

“- लेकिन एक सवाल है, सीवियरस। वह सवाल यह है।' 
हक lag रुका और हैरी ने उसे एक बार फिर साफ़ देखा, जर्त 
ता गै को अपनी सफ़ेद उँगलियों में घुमाया और स्नेप की तरफ़ 


'मैंने जिन दो छडियों जनते 
ही नाकामयाब क्यों हो गई ul इस्तेमाल किया है, वे हैरी पॉटर पर 


की 


F में = में इसका T जवाब 
“नहीं क्या ? | 


अपनी मुट्ठी अपने मुंह में भर ली, ताकि 
आँखें बंद कर लीं और अचानक Re न लगे। उसने 
लेप के पीले चेहरे को देख रहा था। र्ट बन गया था तथा 
'मेरी सदाबहार लकड़ी की छड़ी 
सिवा हैरी पॉटर को ह ह ह आदेश का पालन किया, 
ऑलिवैन्डर ने यातना के बाद जुड़वां मूल तत्वों के यह नाकाम रही। 
करिसी दूसरे जादूगर की छड़ी का इस्तेमाल करने की में बताया और मुझे 
किया, लेकिन पॉटर की छड़ी के सामने आते ही sv हें 
'में - मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकता, मालिक।' ki 
लेप अव वोल्डेमॉर्ट की तरफ़ नहीं देख रहा थ बे 
अब भी वल खाते साँप पर जमी थीं, जो आ प था। 
ही 'मैंने तीसरी छड़ी को खोजा, सीवियरस। अजेय छड़ी, क्रिस्मत की 
डे, मृत्यु की छड़ी। मैंने इसे इसके पुराने मालिक से ले लिया। मैंने इसे 
एल्वस डम्बलडोर की कब्र में से निकाल लिया।' हे 
बोर अब स्नेप ने वोल्डेमॉर्ट की तरफ़ देखा। स्नेप का चेहरा मौत के 
ग टे की तरह था। यह संगमरमर जैसा सफ़ेद और इतना स्थिर था कि 
जव वह बोला, तो यह देखकर सदमा लगा कि उन सूनी आँखों के पीछे कोई 
ज़िंदा था। 
'मेरे मालिक - मुझे लड़के के पास जाने दें -' 
बे 'इस लंबी रात में, जब मैं जीत की कगार पर हूँ, मैंने यहाँ बैठकर 
र सोचा हे,” वोल्डेमॉर्ट ने कहा और उसकी आवाज़ अव फुसफुसाहट में 
हर गई थी, “काफ़ी सोचा है किं अजेय छड़ी उस तरह काम क्यों नहीं कर 
है, जैसी कि इसकी शोहरत है। ऐसा माना जाता है कि यह अपने सही 
शी है के लिए चमत्कारी काम करती है, फिर यह मेरे लिए क्यों नहीं कर 
... मुझे लगता है कि अब मुझे इसका जवाब मिल गला ह।' 


स्नेप कुछ नहीं बोला। 
ते 'शायद तुम यह बात पहले से ही जानते हो ? सीविरयस, आख़िर 
काफ़ी चतुर और समझदार हो। तुम एक अच्छे और वफ़ादार सेवक 


हैरी पॉटर 
626 —— 


रहे हो। जो होने वाला है, उसके लिए मुझे सचमुच अफ़सोस है।' 


'मालिक -' 

'सीवियरस, अजेय छड़ी सही तरीक से मेरी सेवा इसलिए नहीं कर 
सकती, क्योंकि मैं इसका सच्चा मालिक नहीं हूँ। अजेय छड़ी उस जादूगर 
की होती है, जो इसके पिछले मालिक को मारता है। तुमने एल्वस 
डम्बलडोर को मारा था। सीविरयस, जब तक तुम ज़िंदा रहोगे, तब तक 
अजेय छड़ी कभी भी सही मायनों में मेरी नहीं हो सकती।' 

'मेरे मालिक!' स्नेप ने अपनी छड़ी ऊपर करते हुए प्रतिरोध किया। 

“इसके अलावा और कोई चारा नहीं है,” वोल्डेमॉर्ट ने कहा। 'मुझे 
छड़ी का मालिक बनना ही होगा, सीविरयस। पहले छड़ी को जीतूँगा, फिर 
पॉटर को जीतूँगा।' 

वोल्डेमॉर्ट ने अजेय छड़ी हवा में लहराई। स्नेप को कुछ नहीं हुआ 
और उसने एक पल के लिए सोचा कि उसे माफ़ कर दिया गया है, लेकिन 
तभी वोल्डेमॉर्ट का इरादा स्पष्ट हो गया। नागिनी का पिंजरा हवा में लुढ़क 
रहा था और इससे पहले कि स्नेप चिल्लाने से ज़्यादा कुछ कर पाए, उसका 
सिर और कंधे पिंजरे में बंद हो गए थे। फिर चोल्डेमॉर्ट सर्पभाषा में बोला। 

'जान से मार दो।' 


एक भयंकर चीख़ सुनाई दी। हैरी ने देखा कि स्नेप के चेहरे का 
बचा-खुचा रंग भी उड़ गया था। यह सफ़ेद हो गया और उसकी काली 
आँखें फेल गईं। नागिनी के दाँत उसकी गर्दन में गड़े। वह सम्मोहित पिंजरे 


को दूर नहीं हटा पाया। उसके घुटने लड़खड़ाए और वह फ़र्श पर गिर 
गया। 


'मुझे इसके लिए अफ़सोस है,” वोल्डेमॉर्ट ने ठंडेपन से कहा। 

वह मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई दुख, कोई पश्चाताप नहीं था। अब 
वह इस जगह से बाहर निकलकर मोर्चा सँभालेगा। आखिर अब 
पास एक ऐसी छड़ी थी, जो उसके हर आदेश का पालन करेगी। उसने 
अपनी छड़ी नागिनी के पिंजरे की ओर की, जो स्नेप को छोड़कर ऊपर उठ 
गया। स्नेप फर्श पर गिर गया। उसकी गर्दन के घाव से खून बह रहा था। 
वोल्डेमॉर्ट बिना पीछे देखे कमरे से चला गया और नागिनी अपने विशाल 
उरक्षात्मक गोले में उसके पीछे तैरने लगी। 


वापस सुरंग में और अपने दिमाग में लौटकर हैरी ने अपनी आँखें 


अजेय छड़ी 
रात 627 


द्वोलीं उसके हाथ में ख़ून निकल आया था। चिल्लाने 
¶ में वह nr चबा रहा ET बक्से जे कक , 
वच की छोटी दरार में से झॉककर देखा। फ़र्श जूते i 
न रहा था। पर काले जूते में एक पैर 
'हैरी!' हर्माइनी उसके पीछे धीरे से बोली, लेकिन उस 
बक्से पर अपनी छड़ी तान चुका था, जो रास्ता रोके हुए र बा 
एक इंच उठा और ख़ामोशी से एक तरफ़ हो गया। हैरी जितनी ख़ामोशी से 
हो सकता था, बगैर आवाज़ किए कमरे में पहुँच गया। ह 
हैरी नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था और मरते हुए 
आदमी के पास क्यों जा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि उसे कैसा महसूस 
हुआ, जब उसने स्नेप के सफ़ेद चेहरे को देखा। स्नेप की उँगलियाँ उसकी 
गर्दन के घाव से बहते खून को रोकने की कोशिश कर रही थीं। हैरी ने 
अदृश्य चोगा उतार दिया और उस आदमी की तरफ़ देखा, जिससे वह 
नफरत करता था। स्नेप की चौड़ी होती काली आँखें हैरी पर पड़ीं और 
उसने बोलने की कोशिश की। हैरी उसके ऊपर झुका और स्नेप ने उसके 
दुशाले के सामने वाले हिस्से को पकड़कर उसे क़रीब खींचा। 
स्नेप के गले से एक भयंकर कर्कश आवाज़ निकली। 
'इसे ... ले ... लो ... इसे ... ले ... लो ...' 
सनेप के शरीर से खून के अलावा भी कुछ रिस रहा था। चाँदी जैसा 
नीला, न गैस, न द्रव। यह उसके मुँह, कानों और आँखों से बाहर निकल 
रहा था। हैरी जानता था कि यह क्या है, लेकिन यह नहीं जानता था कि वह 
क्या करे - 
हर्माइनी ने हवा में से एक पतली गर्दन वाली बोतल उत्पन्न क 
और हैरी के कापते हाथों में थमा दी। हैरी ने चाँदी जैसे रंग ha पदार्थ हा 
अपनी छड़ी से उठाकर इसमें डाला। जब बोतल पूरी भर गई Re ले 
देखकर ऐसा लगने लगा कि उसमें अब ख़ून नहीं बचा है, तो हैरी के इ 
पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। 
वह फुसफुसाकर बोला, “मुझे .. कराली 
, हरी आँखें काली आँखों से मिलीं, लेकिन fa Fe र खाली 
भो की गहराइयों में कोई चीज़ गायब हो गई, जिस गिर गया और स्नेप 
गईं। हैरी के हाथ को थामने वाला हाथ फ़र्श पर 
नहीं हिला। 


देखना ... 


अध्याय तैतीस 
प्रिंस की कहानी 


हैरी अभी भी स्नेप के बगल में घुटनों के बल बैठा रहा। वह बस उसकी 
तरफ़ घूरे जा रहा था। तभी अचानक एक ऊँची, ठंडी आवाज़ इतने क़रीब 
से आती सुनाई दी कि हैरी उछलकर खड़ा हो गया। बोतल को उसने अपने 
हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसे लगा, वोल्डेमॉर्ट दोबारा कमरे में आ 
गया था। 

वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ दीवारों और फर्श से टकराकर गूँज रही थी। 
पल भर में ही हैरी समझ गया कि वोल्डेमॉर्ट जादू से अपनी आवाज़ ऊँची 
करके हॉगवर्ट्स और आस-पास के इलाके के लोगों से कुछ कह रहा है। 
हॉग्समीड और महल में लड़ने वाले लोग उसकी बात इतनी स्पष्टता से सुन 
सकते थे, जैसे वह उनके पास ही खड़ा हो और उसकी साँस उनकी गर्दन 
पर महसूस हो रही हो, यानी कि वे मौत से सिर्फ़ एक धक्के की दूरी पर 
खड़े हों। 

उसकी ऊँची ठंडी आवाज़ आई, “तुम लोग बहादुरी से लड़े हो। लॉर्ड 
वोल्डेमॉर्ट बहादुरी की क़द्र करना जानते हैं। 

'तुम लोगों को भारी नुक्सान हुआ है। अगर तुम लोग आगे भी 
मेरा विरोध करोगे, तो तुम सभी एक-एक करके मारे जाओगे। मैं ऐसा 


नहीं करना चाहता हूँ। जादुई खून का एक भी क़तरा बहना नुक्सान और 
बर्बादी है। 


'लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट दयालु हैं। मैं अपनी सेना को तत्काल पीछे हटने का 
आदेश देता हूँ। 


'तुम्हारे पास एक घंटे का वक़्त है। अपने मृत लोगों को सम्मान क 


628 


प्रिंस की 
= कहानी 629 
याथ दफ़नाओ। अपने घायलों का इलाज करो। 

'हैरी पॉटर, अब मैं सीधे तुमसे बोलता ह 

दोस्तों हू। तुमने 

करने के बजाय अपने र को अपनी खातिर मरने es 
जंगल में एक घंटे तक इंतज़ार करूँगा। उस एक घंटे में अगर तुम मेरे पास 
नहीं आए, अगर तुमने खुद को मेरे हवाले नहीं किया, तो युद्ध दोबारा शुरू 
हो जाएगा। हैरी पॉटर, इस बार मैं खुद लड़ने आऊँगा और तुम्हें पकड़ 
हूँगा। फिर मैं हर उस बचे हुए आदमी, औरत और बच्चे को सज़ा दूँगा 
जिसने तुम्हें मुझसे बचाने की कोशिश की थी। एक घंटे।' | [ 

रॉन और हर्माइनी दोनों ने ही तेज़ी से अपने सिर हिलाकर हैरी को 
देखा। 

रॉन बोला, “उसकी बात पर ध्यान मत दो।' 


हर्माइनी ने उग्रता के साथ कहा, 'सब ठीक हो जाएगा। चलो - 
महल में चलते हैं। अगर वह जंगल में चला गया है, तो हमें कोई नई 
योजना सोचनी होगी -' 

हर्माइनी ने स्नेप की लाश को देखा, फिर तेज़ी से सुरंग के मुहाने 
तक पहुँची। रॉन उसके पीछे गया। हैरी ने अदृश्य चोगा उठाकर स्नेप की 
तरफ़ देखा। वह नहीं जानता था कि क्या महसूस करे। उसे तो सिर्फ़ इस 
वात का सदमा लगा था कि स्नेप को इस तरीके से, इस वजह से मारा गया 
था... 

वे सुरंग में से रेंगते हुए लौटे। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला | 
हैरी सोच रहा था कि क्या रॉन और हमईनी के दिमाग में भी वोल्डेमॉर्ट की 
आवाज़ उसी तरह गूँज रही थी, जिस तरह उसके कान में गूँज रही थी। 

तुमने ख़ुद मेरा सामना करने के बजाय अपने दोस्तों को अपनी 
खातिर मरने दिया है। मैं अँधेरे जंगल में एक घंटे तक इतज़ार करूंगा ... 


महल के सामने की लॉन पर छोटे-छोटे से ws रहे थे। भोर 

में लगभग एक घंटा था, लेकिन अभी भी गहरा अँधेरा था। वे तीनों 

ल्वी से पत्थर की सीढ़ियों की तरफ़ गए। छोटी नाव के आकार का एक 

ऽ उनके सामने पड़ा था। इसके अलावा ग्रॉप या उसके हमलावर का कोई 
नहीं था। 

महल में असामान्य ख़ामोशी छाई थी। अब 

या चीख़-पुकार कुछ भी नहीं था। वीरान प्रवेश 


वहाँ रोशनी की चमक, 
वेश हॉल का फ़र्श ख़ून 


हैरी पॉटर 
ht 


संगमरमर तथा लकड़ी के टुकड़ों के साथ पन्ने के रत्न अभी 
फर्श पर चारों तरफ़ बिखरे पड़े थे। जंगले का कुछ हिस्सा भी टूट गया 
क्य “सब लोग कहाँ चले गए ?' हर्माइनी ने फुसफुसाकर पूछा। 
रॉन बड़े हॉल तक जाने वाले रास्ते पर सबसे आगे गया। हैरी 
दरवाज़े पर ही रुक गया। 
हाउस टेबलें नहीं थीं और कमरे में भीड़ थी। बचे हुए लोग समूहों में 
एक-दूसरे के गले में बाँहें डालकर खड़े थे। मैडम पॉमफ़ी और उनके 
सहायक ऊँचे मंच पर घायलों का इलाज कर रहे थे। फ़िरेंज भी घायलों में 
शामिल था और उसके पुट॒ठों से खून बह रहा था। वह लेटा हुआ काप रहा 
था और उठ नहीं पा रहा था। 
हॉल के बीच में एक क़तार में लाशें रखी थीं। हैरी फ़ेड की लाश को 
नहीं देख पाया, क्योंकि उसका परिवार उसे घेरे था। जॉर्ज उसके सिर के 
पास घुटनों के बल झुककर बैठा था। मिसेज़ वीज़्ली फ़ेड के सीने पर लेटी 
थीं और उनका शरीर कॉप रहा था। मिस्टर वीज़्ली अपनी पत्नी के बाल 
सहला रहे थे और खुद उनके गालों पर आँसू बह रहे थे। 
हैरी से एक शब्द भी कहे बिना रॉन और हर्माइनी दूर चले गए। हैरी 
ने हर्माइनी को जिनी के पास जाकर उसे गले लगाते देखा, जिसका चेहरा 
सूजा हुआ और आँसुओं से सना था। रॉन बिल, फ़्लर और पर्सी के पास 
पहुँच गया, जिसने रान के गले में बाँहें डाल दीं। जब जिनी और हर्माइनी 
बाक़ी परिवार के ज्यादा क़रीब पहुँची, तो हैरी को फ़ेड की बगल में पड़ी 
अन्य लाशें दिखीं : रीमस और टौंक्स। वे पीले, स्थिर और शांत दिख रहे 
थे, जैसे अँधेरी, सम्मोहित छत के नीचे सो रहे हों। 
जब हैरी लड़खड़ाते हुए दरवाज़े से दूर गया, तो बड़ा हॉल दूर 
उड़ता, छोटा होता और सिकुड़ता हुआ लगा। वह साँस नहीं ले सकता था। 
वह किसी और लाश की तरफ़ देखना गवारा नहीं कर सकता था। वह नहीं 
देखना चाहता था कि उसकी खातिर और किस-किस ने अपनी जान दी है। 
वह वीज़्ली परिवार के पास जाने या उनसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं 


केर सकता था। अगर वह खुद को पहले ही वोल्डेमॉर्ट के हवाले कर देता, 
तो फ़ेड कभी नहीं मता हि पहले ही वोल्डेमॉर्ट के हवा 


वह मुड़ा और संगमरमर की सीढ़ियों पर दौड़ लगाकर ऊपर जाने 
णगा। ल्यूपिन, टोंक्स ... उसने महसूस न करने की कोशिश की ... वह 


630 


प्रिंस की कहानी 63] 
वाहता था कि वह अपने दिल को फाड़ दे। वह 
से छुटकारा पाना चाहता था, जो बुरी तरह Ps हि 
महल बिलकुल ख़ाली था। ऐसा लगता था कि x 
के पास बड़े हॉल में चले गए थे। हैरी बिना रुके भागा। es 
के आख़िरी विचारों hl भरी काच की बोतल थी। उसने तब तक अपनी 
गति धीमी नहीं की, ब तक कि वह हेडमास्टर के ऑफ़िस के सामने पहरा 
दे रहे पत्थर के गारगॉइल के पास नहीं पहुँच गया। 
'पासवर्ड ?' 


'इम्बलडोर!' हैरी ने बिना सोचे बोल दिया, क्योंकि वह उनसे ही 
मिलना चाहता था। उसे हैरानी हुई, जब गारगॉइल एक तरफ़ हट गया 
और उसने अपने पीछे की घुमावदार सीढ़ियों को प्रकट कर दिया। 

जब हैरी तेज़ी से गोलाकार ऑफ़िस में घुसा, तो उसे एक बदलाव 
दिखा। दीवारों के चारों तरफ़ जो फ़ेम टैंगे रहते थे, वे अब ख़ाली थे। एक 
भी हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस वहाँ नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि होने वाली 
घटनाओं को स्पष्टता से देखने के लिए वे सभी महल में लगी दूसरी पेंटिंगों 
में चले गए थे। 

हैरी ने हताशा से डम्बलडोर की तस्वीर के ख़ाली फ़ेम को निहारा, 
जो हेडमास्टर की कुर्सी के ठीक पीछे टँगा था। फिर उसने उसकी तरफ़ 
पीठ घुमा ली। पत्थर का स्मृति पात्र उसी अलमारी में रखा था, जहाँ वह 
हमेशा रखा रहता था। हैरी उसे उठाकर डेस्क तक लाया और स्नेप की 
यादों को चौड़ पात्र में डाल लिया, जिसकी किनारी पर पुरातन लिपियों के 
चिन्ह थे। किसी दूसरे के दिमाग़ में जाना बहुत राहत की बात होगी ... 
सेप ने उसके लिए जो भी छोड़ा होगा, वह उसके अपने विचारों से ज़्यादा 
ुरा नहीं हो सकता। चाँदी जैसी सफ़ेद यादें घुमड़ने लगीं। साहसी पलायन 
की भावना के साथ हैरी ने बिना झिझके गोता लगा दिया, जैसे इससे 


उसका दुख कम हो जाएगा। जमीन पर पड़े। सीधे खड़े 
वह धूप में पहुँच गया और उसके पैर गर्म ज़मीन पर पड़े। व 

होने पर उसने बल विश एक खेल के मैदान में है, जो लगभग वीरान है। 
रूर आसमान में एक बड़ी चिमनी दिख रही थी। दो लड़कियां pe 
भेल रही थीं और एक दुबला-पतला लड़का झाड़ियों के पीछे से उ छोरी 
रहा था । उसके काले बाल बहुत लंबे और कपडे भदरंगे के : he 
, गंदा और बहुत बड़ा कोट, जो किसी बड़े आदमी क ताप म '” 


632 हैरी पॉटर 
कुर्ते जैसी एक अजीब सी शर्ट। 

हेरी लड़के के क़रीब पहुँचा। स्नेप नौ-दस साल से ज़्यादा बड़ा नहीं 
दिख रहा था : पीला, छोटा, दुबला। उसके पतले चेहरे पर लालच साफ़ 
झलक रहा था, जब वह छोटी लड़की को उसकी बड़ी बहन से ज़्यादा ऊँचाई 
तक झूलते देख रहा था। 

'लिली, ऐसा मत करो!” बड़ी बहन चिल्लाई। 

लेकिन लड़की ने झूले को पांग में पूरी ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ 
दिया और ज़ोर से हँसती हुई हवा में आसमान की तरफ़ उड़ने लगी। वह 
हँसती जा रही थी और ज़मीन पर गिरने के बजाय वह सर्कस के किसी 
कलाकार की तरह हवा में उड़ी और काफ़ी देर बाद बहुत हल्के से ज़मीन 
पर उतरी। 

“मम्मी ने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करना!' 

पेटूनिया ने सैंडल के हील ज़मीन पर घसीटकर अपना झूला रोका, 
जिससे घिसटने की कर्कश आवाज़ हुई। फिर वह अपने पुट्ठों पर हाथ 
रखकर कूदी। 

“मम्मी ने कहा था कि तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं है, लिली!' 

'लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ,' लिली ने अब भी हँसते हुए कहा। 
'ट्यूनी, इसे देखो। देखो मैं क्या कर सकती हूँ।' 

पेटूनिया ने चारों तरफ़ देखा। खेल के मैदान में उनके अलावा और 
कोई नहीं था, सिवाय स्नेप के, लेकिन लड़कियों को यह बात मालूम नहीं 
थी। लिली ने उसी झाड़ी से गिरा एक फूल उठाया, जिसके पीछे स्नेप छिपा 
था। पेटूनिया आगे आई। यह साफ़ था कि वह जिज्ञासा और नापसंदगी के 
बीच झूल रही थी। लिली ने इंतज़ार किया, जब तक कि पेटूनिया इतनी 
क़रीब नहीं आ गई कि साफ़ देख सके, फिर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ा 
दी। फूल वहाँ पर रखा था, लेकिन अब वह कई होंठ वाले यीस्टर की तरह 
अपनी पंखुड़ियाँ खोल रहा था और बंद कर रहा था। 

'इसे छोड़ो!” पेटूनिया चिल्लाई। 

'इससे तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है,” लिली बोली, लेकिन उसने फूल 
को अपने हाथ में बंद करके उसे वापस ज़मीन पर फेंक दिया। 


'यह सही नहीं है,' पेटूनिया ने कहा, लेकिन उसकी आँखें फूल के 
पीछे-पीछे ज़मीन तक गई और उसी पर टिकी रहीं। “तुम यह कैसे करती 


प्रिंस की कहानी 

3 > न पल अल 633 
को हा re न में हसरत साफ़ झलक रही थी। 

हक , ; अब ख़ुद को रोक नहीं पाया और 

यों के पीछे से कूदकर बाहर आ गया। पेटूनिया चिल्लाती हुई झूलों 
की तरफ़ भागी, लेकिन लिली हैरान होने के बावजूद वहीं खडी रही। लग 
रहा था, अब स्नेप को अफ़सोस हो रहा था कि वह सामने क्‍यों आ गया। 
उसके पीले गालों पर थोड़ा सा लाल रंग आ गया, जब उसने लिली की 
ओर देखा। 

'क्या स्पष्ट है ?” लिली ने पूछा। 

स्नेप के चेहरे पर घबराए हुए रोमांच का भाव था। झूलों के पास 
चक्कर काटती पेटूनिया पर एक निगाह डालने के बाद उसने धीमी आवाज़ 
में कहा, “में जानता हूँ कि तुम क्‍या हो।' 

“तुम्हारा क्या मतलब है ?' 

“तुम ... तुम जादूगरनी हो,” स्नेप फुसफुसाकर बोला। 

वह बुरा मान गई। 

“किसी के बारे में यह कहना अच्छी बात नहीं है!' 

वह मुड़ी और हवा में नाक ऊँची करके अपनी बहन की तरफ़ चल 
दी। 

“नहीं!” स्नेप बोला। उसका चेहरा अब ज़्यादा लाल हो गया था। 
हैरी ने सोचा कि वह अपना मूर्खतापूर्ण बड़ा कोट उतार क्यों नहीं रहा है, 
शायद इसलिए, क्योंकि वह इसके नीचे के कुर्ते को प्रकट नहीं करना चाहता 
धा। वह लड़कियों के पीछे गया। इस वक्त वह चमगादड़ जैसा दिख रहा 
था, जैसा कुछ समय पहले महल से भागते समय दिखा था। 

दोनों बहनों ने उसे गौर से देखा। दोनों को वह पसंद नहीं आया और 
दोनों झुले के एक खंभे को पकड़े थीं, जैसे वही सबसे सुरक्षित जगह हो। 

'तुम हो,” स्नेप ने लिली से कहा। 'तुम जादूगरनी हो। मैं तुम्हें कुछ 
मय से देख रहा हूँ। लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरी मम्मी भी 
भादूगरनी हैं और मैं जादूगर हूँ।' 

पेटूनिया की हँसी ठंडे पानी जैसी थी। 

'जादूगर!” वह चीखी। उसकी हिम्मत अर्ब ह alee 
उसके अप्रत्याशित आगमन के सदमे से उबर RR र (य कता 
ऐम कौन हो। तुम स्नेप लड़के हो! यह नदी किनारे स्पिनर्स ए 


634 हैरी पॉटर 

' उसने लिली से कहा और उसके अंदाज़ से यह स्पष्ट था कि स्नेप के 
दे जगह ख़ास अच्छी नहीं थी। “तुम हमारी जासूसी क्यों कर रहे 
हो?! 

'जासूसी नहीं कर रहा हूँ,” गंदे बालों वाला स्नेप तेज़ धूप में परेशान 
दिख रहा था। 'तुम पर तो जासूसी करने का सवाल ही नहीं है,” उसने द्वेष 
से कहा, 'तुम मगलू हो।' 

हालाँकि पेटूनिया इस शब्द का मतलब नहीं समझी, लेकिन स्नेप के 
बोलने के अंदाज़ को समझने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। 

“लिली, चलो, हम चलते हैं!' उसने तीखी आवाज़ में कहा। लिली ने 
तुरंत अपनी बहन का कहना माना और चलते-चलते स्नेप को गुस्से से 
देखा। जब वे मैदान के गेट से बाहर निकलीं, तो स्नेप वहाँ खड़ा-खड़ा उन्हें. 
देखता रहा। अब स्नेप के आस-पास हैरी के अलावा और कोई नहीं बचा 
था। वह स्नेप की निराशा को समझ सकता था। वह समझ गया कि स्नेप 
कुछ समय से इस पल की योजना बना रहा था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो 
गया था ... 

दृश्य ओझल हो गया और इससे पहले कि हैरी जान पाता, दूसरा 
दृश्य प्रकट हो गया। अब वह पेड़ों के छोटे झुरमुट में था। वह पेड़ों के बीच 
से धूप में चमकती नदी को बहते देख रहा था। पेड़ों की छाया से नीचे ठंडी, 
हरी छायादार जगह बन गई थी। दोनों बच्चे ज़मीन पर एक-दूसरे के सामने 
पैर बाँधकर बैठे थे। स्नेप ने अब अपना कोट उतार दिया था। उसका 
अजीब कुर्ता कम रोशनी में उतना अजीब नहीं दिख रहा था। 

'... और अगर कोई स्कूल के बाहर जादू करता है, तो मंत्रालय उसे 
सज़ा दे सकता है, उसे चिट्ठियाँ मिलती हैं।' 


'लेकिन मैंने स्कूल से बाहर जादू किया है!” 


“हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हमारे पास अब तक छड़ी 
नहीं है। त की बातों को वे माफ़ कर देते हैं, क्योंकि तब कोई खुद को 
०48० सि । लेकिन ग्यारह साल का होने के बाद,' उसने महत्वपूर्ण 

$ र , 'जब णात सावधान 

रहना पड़ता है।' जब वे जादू सिखाने लगते हैं, तो बहुत सा 
र हल्की ख़ामोशी छाई रही। लिली ने एक टूटी टहनी उठाकर हवीं म 
कर सके जानता था कि लिली इससे चिंगारियाँ निकलने की कल्पता 
रही होगी। फिर उसने टहनी गिरा दी और लड़के की तरफ़ झुकर्कर 


प्रिंस की कहानी 
न rs 635 
बोली, यह सच हैं, है ना ? यह मज़ाक़ तो 
तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। पेट्रनिया ल 5 कहती है कि 
जगह नहीं है। यह असली है, है ना?” हागवट्स जैसी कोई 

'यह हमारे लिए असली है,” स्नेप 
चिट्ठी ज़रूर मिलेगी, तुम्हें और मुझे।' प बोला। “उसके लिए नहीं। हमे 

'सचमुच ?' लिली फुसफुसाई। 

'यक्रीनन,' स्नेप ने कहा। खराब तरीक़े से कटे बालों और 

वावजूद , र अजीब 

कपड़ों के बावजूद वह प्रभावशाली दिख रहा था और उसे अपनी क्रिस्मत 
पर पूरा भरोसा लग रहा था। 
पूण। 'और क्या यह चिट्ठी उल्लू लेकर आएगा?” लिली ने धीरे से 

“आम तौर पर उल्लू ही चिट्ठी लाता है,' स्नेप ने कहा। 'लेकिन 
तुम मगलू परिवार में पैदा हुई हो, इसलिए स्कूल से कोई आकर तुम्हारे 
माता-पिता को समझाएगा।' 

'क्या मगलु परिवार में पैदा होने से फ़क़ पड़ता है?” 

स्नेप झिझका। उसकी काली आँखें उत्सुकता से पीले चेहरे और 
गहरे लाल बालों पर घूमीं। 

'नहीं,' उसने कहा। 'इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है।' 

“अच्छी बात है,” लिली ने राहत की साँस लेते हुए कहा। यह स्पष्ट 
था कि वह इस वारे में चिंता कर रही थी। 
त 'तुममें बहुत जादू है,” स्नेप ने कहा। “मैंने देखा है। मैं सारे समय तुम्हें 

ता रहा हूँ ...' 

उसकी आवाज़ खो गई। लिली उसकी बात नहीं सुन रही थी, 
बल्कि पत्तियों से भरे मैदान में पसरकर सिर के ऊपर पत्तियों हक छत को 
निहार रही थी। स्नेप ने उसे वैसी ही ललचाई निगाह से देखा, जैसी निगाह 

मैदान में देखा था। 
'और तुम्हारे घर में कैसी स्थिति है ?' लिली ने पुडा 
लेप की आँखों के बीच में हल्की सी सिलबट आ गई। 


'अच्छी ही है,” उसने कहा। 
'अब वे इस बारे में बहस नहीं कर रहे हैं : 


पॉटर 
636 हैरी पाटर 


“ओह हाँ, वे अब भी बहस कर रहे हैं,' स्नेप ने कहा। उसने मुट्ठी 
भर पत्तियाँ उठाई और उन्हें अलग-अलग तोड़ने लगा, हालाँकि उसे पता 
नहीं था कि वह क्या कर रहा था। “लेकिन इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा 
और मैं चला जाऊंगा।' 

'क्या तुम्हारे डैडी को जादू पसंद नहीं है?” 

'उन्हें कोई भी चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है,” स्नेप बोला। 

'सीवियरस ?' 

लिली के मुँह से अपना नाम सुनकर स्नेप के चेहरे पर हल्की सी 
मुस्कान आ गई। 

4 हाँ ? ? 

'मुझे दमपिशाचों के बारे में फिर से बताओ।' 

“तुम उनके बारे में क्यों जानना चाहती हो ?' 

“अगर मैं स्कूल से बाहर जादू करती हूँ -' 

'उसके लिए तुम्हें दमपिशाचों के हवाले नहीं किया जाएगा! दमपिशाच 
तो उन लोगों के लिए होते हैं, जो सचमुच बुरे काम करते हैं। वे जादूगरों 
की जेल अज़्काबान के पहरेदार हैं। तुम अज़्काबान थोड़े ही जाओगी, तुम 
तो बहुत -' 

उसका चेहरा एक बार फिर लाल हो गया और वह फिर से पत्तियाँ 
तोड़ने लगा। तभी पीछे एक हल्की सी सरसराहट हुई, जिसे सुनकर स्नेप 
घूम गया। पेटूनिया एक पेड़ के पीछे खड़ी थी और उसके पैर के नीचे का 
पत्थर सरक गया था। 


हे ट्यूनी!' लिली ने कहा और उसकी आवाज़ में हैरानी तथा स्वागत 
का अदाज़ था, लेकिन स्नेप उछलकर खड़ा हो गया। 


लो ?, ण जासूती कौन कर रहा है?” वह चिल्लाया। “तुम क्या चाहती 


हैरी देख निया पकड़े जाने पर दहशत में आ गई थी और हाफ रही थी। 
है। ज सकता था कि वह कोई चुभता ताना मारने के लिए छटपटा रही 


वैसे तुम यह क्या पहने हो ?' इशारा 
करते हुए कहा। 'अपनी मम्मी का का ए के ने की तरफ़ 


प्रिंस की कहानी 
ठ 637 

कड़ाक की आवाज़ आई। पेटूनिया के सिर के लगी 

गिर गई। लिली चीखी। डाल पेटूनिया के कंधे व जिससे वह 
पीछे की तरफ़ गिर गई और रोने लगी। ४०७७४ 

'ट्यूनी!' 
लेकिन तब तक पेटूनिया ने दौड़ लगा दी थी। लिली स्नेप की ओर 
मुझ 

“यह काम तुमने किया था?” 

'नहीं।' वह नाराज़ भी था और डरा हुआ भी दिख रहा था। 

तुम्हीं ने किया था!” वह उससे दूर जा रही थी। "तुम्हीं ने किया था! 
तुमने उसे चोट पहुँचाई!' 

“नहीं - नहीं, मैंने नहीं किया!” 

लेकिन इस झूठ पर लिली को भरोसा नहीं हुआ। स्नेप पर गुस्से 
भरी आखिरी नज़र डालने के बाद वह अपनी बहन के पीछे उस छोटे 
झुरमुट से दूर भाग गई। स्नेप दुखी और दुविधा में दिखने लगा ... 

दृश्य एक वार फिर बदल गया। हैरी ने चारों तरफ़ देखा। वह 
प्लेटफॉर्म नंबर पौने दस पर था। स्नेप उसके पास कंधे झुकाए खड़ा था। 
वह एक पतली, पीले चेहरे वाली और बदमिज़ाज दिखने वाली औरत के 
पास खड़ा था, जिसकी शक्ल स्नेप से काफ़ी मिलती थी। स्नेप कुछ दूर खड़े 
चार सदस्यों वाले परिवार को घूर रहा था। दोनों बहनें अपने माता-पिता 
से थोड़ी दूर खड़ी थीं। लिली अपनी बहन से आग्रह कर रही थी। हैरी सुनने 
के लिए ज़्यादा क़रीब पहुँच गया। करब 

'... मुझे अफ़सोस है, ट्यूनी, मुझे अफ़सोस है! सुनो -' उसन अप 
वहन का हाथ पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़े रही, Dud jn 
से छुड़ाने की कोशिश की। 'एक बार मैं वहाँ पहुंच जाऊं "', २१ 
पूनी! एक बार में वहाँ पहुँच जाऊँ, तो मैं प्रोफ़ेसर इम्बलडोर के पास 
भाकर उनसे कहूँगी कि वे अपना फ़ैसला बदल लें! यो 

'मैं - नहीं - जाना - चाहती! पेटूनिया ने कही र मूर्खतापूर्ण 
न की पकड़ से हाथ छुड़ा लिया। “तुम सोचती हो कि मैं किली प 


'हैल में जाना चाहती हैं और यह पागलपन भरा - ग 
पेटूनिया की 4 आँखें प्लेटफॉर्म पर चारों त bas 
मालिकों की बाँहों में म्याऊँ-म्याऊँ कर रही थीं। 


638 हैरी पॉटर 
एक- फड़फड़ा रहे थे और शोर मचा रहे थे। 
ap phen से कुछ लंबे, काले दुशालों में थे और ला भा 
के इंजन वाली ट्रेन में संदूक रख रहे थे या गर्मी की छुट्टियों के बाद खुशी 
भरी चिल्लाहटों से अपने दोस्तों का स्वागत कर रहे थे। 

“तुम्हें लगता है कि मैं भी पागल बनना चाहती हूँ ?' 

लिली की आँखें आँसुओं से भर गईं, जब पेटूनिया अपने हाथ को 
छुड़ाने में कामयाब हो गई। 

“मैं पागल नहीं हूँ,” लिली ने कहा। “कितनी भयंकर बात कही है!' 

“तुम वहीं जा रही हो,” पेटूनिया ने मज़े लेते हुए कहा। 'पागलों के 
ख़ास स्कूल में। तुम और वह स्नेप लड़का ... पागल हो, अजीब हो, तुम 
दोनों ही। यह अच्छी बात है कि तुम्हें सामान्य लोगों से अलग किया जा 
रहा है। हमारी सुरक्षा के लिए अच्छा है।' 

लिली ने अपने माता-पिता की तरफ़ देखा, जो प्लेटफॉर्म पर चारों 
तरफ़ आनंद से देख रहे थे और इस दृश्य को अपने मन में सँजोकर रख रहे 
थे। फिर उसने अपनी बहन की तरफ़ देखा और इस बार उसकी आवाज़ 
धीमी तथा आवेश से भरी थी। 

'यह तुम्हें तब तो पागलों का स्कूल नहीं लगा था, जब तुमने इसके 
र को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया था कि वे तुम्हें भी दाखिला दे 

|! 

पेटूनिया का चेहरा लाल हो गया। 

“आग्रह! मैंने आग्रह नहीं किया था!” 

'मैंने उनका जवाब देखा था। वह बहुत दयालुतापूर्ण था।' 


तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए था -' पेटूनिया ने धीमी आवाज़ में कहा। 
'वह मेरी निजी चिट्ठी थी - तुमने कैसे - ?' 

लिली ने पास खड़े स्नेप की तरफ़ आधी निगाह डालकर भेद खोल 
दिया। पेटूनिया ने आह भरी । 


'उस लड़के को पता चला! में जासूसी 
कर रहे थे!' चला! तुम और वह लड़का मेरे कमरे 


नहीं - जासूसी नहीं -' अब लिली रक्षात्मक अंदाज़ में बोल रही 
के आस ने जब लिफ़ाफ़ा देखा, तो उसे यक्रीन ही नहीं हुआ कि ए 
लू हागवर्ट्स से संपर्क कर सकता है, बस इतनी सी बात है! वह 


प्रिंस 
प्रिस की कहानी 639 
है कि ज़रूर डाक विभाग में भी जादूगर छिपकर काम कर रहे होंगे, तभी 
ऐसा हुआ होगा -' 

'यह स्पष्ट है कि जादूगर हर जगह अपनी नाक घसाते हैं! 

घुसाते हैं!” पेटूनिया 

ने कहा, जिसका चेहरा अब जितना पीला था, उतना ही लाल भी था। 
'रागल!' उसने अपनी बहन से तेज़ी से कहा और अपने माता-पिता के 
पास चली गई 2५६ 

दृश्य दोबारा बदल गया। स्नेप हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के गलियारे में 
तेज़ी से जा रहा था, जब यह देहात में धड़धड़ाती हुई जा रही थी। उसने 
स्कूल के दुशाले पहन लिए थे और शायद अपने भयंकर मगलू कपड़ों को 
उतारने के पहले मौक़े का फ़ायदा उठा लिया था। आखिरकार वह एक 
कम्पार्टमेंट के बाहर रुक गया, जिसमें कुछ ऊधमी लड़के बैठकर बातें कर 
रहे थे। खिड़की के पास वाली कोने की सीट पर लिली झुकी बैठी थी। 
उसका चेहरा खिड़की के काच से टिका था। 

स्नेप ने कम्पार्टमेंट का दरवाज़ा खोला और लिली के सामने बैठ 
गया। लिली ने उसकी तरफ़ देखा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। 
वह रो रही थी। 

'मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती,” उसने रँधी आवाज़ में कहा। 


'क्यों नहीं ?' 
'ट्यूनी मुझसे गु - गुस्सा है, क्योंकि हमने डम्बलडोर की चिट्ठी देख 
| ? 


'तो क्या हुआ ?' 

उसने गहरी नापसंदगी से उसे देखा। 

“वह मेरी बहन है!” 

'वह तो बस एक मग-' वह तत्काल संभल गया। लिली अपनी 
खे पोंछने में इतनी व्यस्त थी कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। 

'लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं! उसने कहा और अपनी आवाज़ के 
उल्लास को दबा नहीं पाया। 'कितना बढ़िया है| हम हॉगवर्ट्स जा रहे हैं! 

लिली ने सिर हिलाया, अपनी आँखें पोर्छी और दुखी होने के 
तुम नाव, रहेगा,' स्नेप ने कहा। 


'तुम नागशक्ति हाउस में रहोगी, तो अच्छा ' 
"पि उसका उत्साह बढ़ गया था, लिली का मूड थोड़ा ठीक हो गया 


हैरी पॉटर 
640 Ess 


था। 

“नाग हा 

he बैठे एक pa ने अभी तक लिली या स्नेप में ज़रा सी 

शी, लेकिन यह शब्द सुनकर वह मुड़ा। अब 

९ का eri के पास बैठे लोगों पर ही केंद्रित था, लए 
अब उसने पहली बार अपने डैडी को देखा। उनका क़द ख़ास लंबा नहीं था 
और उनके बाल स्नेप जैसे ही काले थे, लेकिन उन्हें देखकर लगता था, जैसे 
उनकी काफ़ी परवाह और प्रशंसा हो रही हो, जिसका स्नेप आदी नहीं था। 

“नागशक्ति में कौन रहना चाहता है? नागशक्ति में चुने जाने पर मैं 
तो स्कूल ही छोड़कर चला आऊँगा। और तुम ?' जेम्स ने अपने सामने की 
सीट पर बैठे लड़के से पूछा। एक झटके के साथ हैरी को एहसास हुआ कि _ 
वह सिरियस था। सिरियस नहीं मुस्कराया। 

'मेरा पूरा परिवार नागशक्ति में है,” उसने कहा। 

'ओहो,' जेम्स ने कहा, “और मुझे तो लगा था कि तुम बिलकुल 
ठीक-ठाक हो!' 

सिरियस मुस्कराया। 

‘शायद मैं परंपरा तोड़ दूँ। वैसे अगर तुम्हें विकल्प चुनने का मौका 
मिले, तो तुम कहाँ जाना चाहोगे ?' 

जेम्स ने एक अदृश्य तलवार उठाई। 

““गरुड़द्वार में, जहाँ बहादुर हृदय वाले रहते है!” मेरे डैडी की 
तरह।' 

स्नेप ने एक हल्की सी, अप्रिय आवाज़ निकाली। जेम्स उसकी तरफ़ 
मुड़ा। 

“कोई दिक्क़त ?' 

'नहीं,' स्नेप ने कहा, हालाँकि उसकी हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान कुछ 


और ही कह रही थी। “अगर तुम दिमाग वाले के बजाय ताक़त वाले बनना 
चाहते हो -' 


'तुम्हारे पास तो दोनों ही ह उम्मीद कर रहै 
?' सिरियस ने बीच में वहा नहीं हैं। तुम कहाँ जाने की उ 


जेम्स हँसते-हँसते दोहरा हो गया हा 
गया। लिली तनकर बैठ गई तापसंदंगी 
उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह जेम्स और सिरियस को 


जेस की कहानी 


64] 
मे घूरने लगी। 
“चलो सीवियरस, किसी दूसरे कम्पार्टमेंट में चलते हैं।' 
'ऊऊऊऊ ... ह 
जेम्स और सिरियस ने उसकी तीखी आवाज़ की नक़ल की। जेम्स 


ने पास से गुजरते स्नेप को टॉग अड़ाकर गिराने की कोशिश की। 

“मिलते हैं, स्नाइवेलस!' एक आवाज़ आई, जब कम्पार्टमेंट का 
दरवाज़ा र हक पक - और दृश्य एक बार फिर बदल गया .. 

हैरी स्नेप के ठीक पीछे खड़ा था, जब सभी विद्यार्थी 
मोमबत्तियों से रोशन हाउस टेबलों के सामने क़तार Ra 
प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल बोलीं, 'इवान्स, लिली!” 

उसने अपनी माँ को काँपते क़दमों से आगे बढ़ते और जर्जर स्टूल 
पर बैठते देखा। प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने लिली के सिर पर बोलती टोपी 
रख दी। गहरे लाल बालों को छूने के एक पल के भीतर ही टोपी चिल्लाई, 
'गरुडुद्वार।” 

हैरी ने स्नेप की हल्की कराह सुनी। लिली ने टोपी उतारकर 
प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल की ओर बढ़ा दी। फिर वह तालियाँ बजा और ख़ुशी 
का इज़हार कर रहे गरुड़द्वार वालों की तरफ़ बढ़ी। चलते-चलते लिली ने 
स्नेप की तरफ़ देखा और लिली के चेहरे पर दुख भरी फीकी मुस्कान थी। 
हैरी ने देखा कि सिरियस सरककर लिली के लिए बेंच पर जगह बना रहा 
था। लिली ने उसे एक नज़र देखा और पहचान गई कि यह ट्रेन वाला 
लड़का है। वह अपने हाथ बाँधकर उससे दूर चली गई। 

प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल नाम लेती रहीं। हैरी ने ल्यूपिन, पेटिग्रू और 
अपने डैडी को गरुडद्वार टेबल पर लिली और सिरियस के पास आते 
देखा। आख़िरकार जब चुनने के लिए सिर्फ़ एक दर्जन विद्यार्थी ही बचे थे, 
व प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल ने स्नेप का नाम लिया। 

हेरी उसके साथ चलकर स्टल तक गया और उसे सिर पर दोषी 
'खते देखा। बोलती टोपी चिल्लाई, 'नागशक्ति! 

, चल दिया, लिली से दूर। वह 

सीवियरस स्नेप हॉल की दूसरी तरफ़ चल रहे थे, जहाँ 
भे तरफ़ जा रहा था, जहाँ नागशक्ति वाले खुशी मना बगाए जब था 
सियस मैल्फ़ॉय अपने सीने पर प्रिफ़ेक्ट का चमकता बैज लगाए 
"ग ने अपने क़रीब बैठते स्नेप की पीठ थपथपाई -- 


642 हैरी पॉटर 

और दृश्य बदल गया ... 

लिली और स्नेप महल के अहाते में टहल रहे थे तथा स्पष्ट रूप से 
बहस कर रहे थे। उनकी बातें सुनने के लिए हैरी जल्दी र से उनकी तरफ़ 
गया। पास पहुँचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वे दोनों पहले से काफ़ी 
लंबे हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि चुनने की रस्म के बाद कई साल गुज़र 
चुके थे। 

' सोचा था कि हम दोस्त हैं?” स्नेप कह रहा था। 'सबसे अच्छे 
दोस्त ?' 

“हम दोस्त हैं, सीवियरस। लेकिन मुझे वे लोग पसंद नहीं हैं, जिनके 
साथ तुम रहते हो! मुझे एवरी और मल्सिबर से सख्त नफ़रत है! मल्सिबर! 
तुम्हें उसमें कौन सी ख़ूबी नज़र आती है, सीविरयस ? वह डरावना है, 
घिनौना है! क्या तुम्हें पता है, उसने कुछ समय पहले मैरी मैक्डॉनल्ड के साथ 
क्या करने की कोशिश की थी ?' 

लिली एक खंभे तक पहुँच गई थी और उससे टिककर स्नेप के 
दुबले, पीले चेहरे की तरफ़ देख रही थी। 

“उसमें कोई गलत बात नहीं थी,” स्नेप ने कहा। 'वह तो बस 
हंसी-मज़ाक की बात थी -' 

“वह काला जादू था, और अगर तुम इसे सिर्फ़ हँसी-मज़ाक़ की बात 
मानते हो -' 

“और वह चीज़, जो पॉटर और उसके दोस्त करते हैं?” स्नेप ने 
कहा। यह कहते समय उसके चेहरे का रंग लाल हो गया और ऐसा लग रहा 
था कि वह अपने द्वेष को छिपा नहीं पा रहा था। 


'पॉटर का इससे क्या लेना-देना है?” लिली बोली। 


“वे रात को चोरी से घूमते हैं। ल्यूपिन के मामले में कुछ गड़बड़ है। 
वह कहाँ जाता है?' 


“वह बीमार है,” लिली बोली। “लोग कहते हैं कि वह बीमार रहती 
'हर महीने की पूर्णिमा को ?” स्नेप ने कहा। 


में तुम्हारे अंदाज़े के बारे में जानती हैं,” और उसकी 
ठंडी हूँ,” लिली ने कहा 
आवाज़ ठंडी थी। “तुम उनके बारे में इतने उत्सुक क्यों हो? तुम इतनी 
परवाह क्यों करते हो कि वे रात को क्‍या करते हैं ?” 


प्रिंस की कहानी 643 
'मैं तो सिफ़ तुम्हें यह बताने की कोशिश ड ठते 

अद्भुत नहीं हैं, जितना कि हर कोई उन्हें मानता है।' ७४७ 
उसकी निगाह की प्रबल भावना के कारण लिली शर्मा गई। 


वैसे वे लोग काले जादू का इस्तेमाल नहीं करते हैं।' उसने अपनी 
आवाज़ नीची की। “और तुम दरअसल एहसानफ़रामोशी कर रहे हो 
जो । कुछ 
समय पहले रात को जो घटना हुई थी, वह मुझे पता चल गई है। तुम 
कू पेड़ की सुरंग में घुस गए थे और जेम्स पॉटर ने तुम्हें अंदर मौजूद 
भयंकर चीज़ से बचाया था -' 
स्नेप का पूरा चेहरा विकृत हो गया और वह थूक उड़ाते हुए बोला, 
'बचाया था ? बचाया था? तुम उसे हीरो मानती हो? वह अपनी और 
अपने दोस्तों की गर्दन भी बचा रहा था! तुम कहीं - मैं तुम्हें ऐसा करने की 
इजाज़त नहीं दूँगा -' 
मुझे इजाज़त ? मुझे इजाज़त ?' 
लिली की चमकती हरी आँखें अब सिकुड़कर छेद जितनी बड़ी हो 
गई थीं। स्नेप एक बार फिर रक्षात्मक हो गया। 
'मेरा मतलब यह नहीं था - मैं तो चाहता था कि तुम कहीं बेवकूफ़ी 
न कर बैठो। उसका तुम पर दिल आ गया है। जेम्स पॉटर तुम्हें चाहने लगा 
है! ये शब्द उसकी इच्छा के ख़िलाफ़ उसके मुँह से निकल रहे थे। “और वह 
इतना अच्छा नहीं है ... हर कोई सोचता है ... बड़ा क्विडिच हीरो -' स्नेप 
की कटुता और नापसंदगी के कारण उसके मुँह से निकलते शब्द समझ में 
नहीं आ रहे थे और लिली की भोंहें उसके माथे पर ऊपर और ऊपर उठती 
णा रही थीं। कि 
'मैं जानती हूँ कि जेम्स पॉटर घमंडी है,' उसने स्नेप की बात काट 
हए कहा। "तुम्हें मुझे यह बात बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मल्सिबर 
और एवरी का हँसी-मज़ाक़ का अंदाज़ बहुत बुरा है। पचे बह 
। मैं यह नहीं समझ पाई हूँ कि तुम उनसे हक hd र 
हैरी को लग रहा था कि स्नेप ने मल्सिबर जेम्स RR 
क बातें सुनी ही नहीं थीं। जिस पल लिली ने जेम्स पॉटर दी बुरा 
'स्नेप का पूरा शरीर आराम की मुद्रा में आ गया थी 
रा चलने लगे, तो स्नेप के कदमों में एक नई लचक थी ... 


और दृश्य बदल गया ... 


हैरी पॉटर 
644 ———— 
जब स्नेप बड़े हॉल से उठकर गया जहाँ 

हेरी ने एक बार फिर देखा, जब स्नेप ब , जहाँ 
वह गुप्त कलाओं से रक्षा में ओ .डब्ल्यू .एल. के पेपर दे रहा था। हैरी ने 
व्नेप को अनजाने में महल से दूर उस पेड़ के पास जाते देखा, जहाँ जेम्स, 
सिरियस, ल्यूपिन और पेटिग्रू एक साथ बैठे थे। लेकिन हैरी ने इस बार दूरी 
बनाए रखी, क्योंकि वहाँ जो हुआ था, उसे मालूम था। वहाँ पर जेम्स ने 
सीवियरस को हवा में लटका दिया था और उसे ताने मारे थे। वह जानता 
था कि क्या किया और कहा गया था। उसे इसे दोबारा सुनने में कोई खुशी 
नहीं मिली। उसने लिली को आते और स्नेप की रक्षा करते हुए देखा। दूर 
से उसने सुना कि अपमान और गुस्से से भरा स्नेप लिली को अक्षम्य गाली 
दे रहा था: 'बदज़ात।' 

दृश्य बदल गया ... 

'मुझे अफ़सोस है।' 

“मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है।' 

“मुझे अफ़सोस है!' 

“अपना अफ़सोस अपने पास ही रखो।' 

रात का वक्त था। लिली ड्रेसिंग गाउन में थी और अपनी बाहे 
बँधकर मोटी औरत की तस्वीर के सामने खड़ी थी, जिसके पीछे गरुडद्वार 
के हॉल का दरवाज़ा था। 

'मैं यहाँ सिर्फ़ इसलिए आई हूँ, क्‍योंकि मैरी ने मुझे बताया था कि 
तुम रात को यहीं सोने की धमकी दे रहे हो।' 

'मैंने दी थी। में ऐसा ही करने वाला था। मेरा इरादा तुम्हें बदज़ात 
कहने का नहीं था, यह तो -' 

'मुंह से निकल गया ?' लिली की आवाज़ में कोई करुणा नहीं थी। 
“अब बहुत देर हो चुकी है। मैं बरसों से तुम्हारे लिए बहाने बना रही हूँ। मेरी 
सहेलियों को यह समझ में नहीं आता है कि मैं तुमसे बात भी क्यों करती ६। 
तुम और तुम्हारे प्यारे प्राणभक्षी दोस्त - देखा, तुम इससे इंकार भी नहं 
कर रहे हो! तुम इंकार भी नहीं कर रहे हो कि तुम्हारा लक्ष्य यही बनने की 


है! तुम-जानते-हो-कौन के Pate 
कर रहे हो, है ना?” दल में शामिल होने के लिए बेताबी से ई 


लिया। स्नेप ने अपना मुँह खोला, लेकिन बिना कुछ बोले उसे बंद कर 


'मैं अब और नाटक नहीं कर सकती । तुमने अपना रास्ता चुन 


प्रिंस की कहानी 
म 645 
लिया है। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है।' 

“नहीं - सुनो, मेरा मतलब यह नहीं था _” 

'- कि मुझे बदज़ात कहो ? लेकिन सीवियरस 

व्यक्ति को तो बदज़ात ' पुम मगलू परिवार में 

क र बेदजात कहते हो। फिर मेरे मामले में अलग 

वह कुछ बोलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन तभी हिक्रारत 

+ ड 

र नज़र डालने के बाद लिली मुड़ी और तस्वीर के छेद में से अंदर चली 
गई ... 

गलियारा ओझल हो गया और एक नया दृश्य आ गया, जिसे बनने 
में थोड़ा ज्यादा समय लगा। हैरी बदलती आकृतियों और रंगों के बीच 
उड़ता रहा, जब तक कि उसके आस-पास का माहौल एक बार फिर ठोस 
नहीं हो गया। अब वह एक निर्जन ठंडी पहाड़ी पर अँधेरे में अकेला खड़ा 
था। कुछ पेड़ों की बिना पत्तियों की शाखाओं के बीच से हवा सीटियाँ 
बजाती निकल रही थी। वयस्क स्नेप हॉफ रहा था। वह उसी जगह पर घूमा 
और अपनी छड़ी को ज़ोर से पकड़कर किसी व्यक्ति या वस्तु का इंतज़ार 
करने लगा ... उसका डर हैरी पर भी हावी हो गया, हालाँकि वह जानता 
था कि उसे कोई नुक़सान नहीं हो सकता है। उसने अपने कंधे के पीछे देखा 
और सोचा कि स्नेप न जाने किसका इंतज़ार कर रहा है - 

फिर अंधी करती सफ़ेद रोशनी की लहर हवा में उड़ी। हैरी को लगा 
कि बिजली गिरी थी, लेकिन स्नेप अपने घुटनों के बल बैठ गया और 
उसकी छड़ी हाथ से उड़ गई। 

'मुझे मत मारना!” 

'मेरा यह इरादा भी नहीं है।' 

इम्बलडोर के प्रकट होने की आवाज़ पेड़ों की डालों से टकराती हवा 
की आवाज़ में डूब गई थी। वे स्नेप के सामने खड़े थे। उनके दुशाले लहरा 
हह थे और उनका चेहरा उनकी छड़ी की रोशनी में चमक रहा था। 


'तो, सीवियरस ? लाड वोल्डेमॉर्ट ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है ? ' 
'नहीं - कोई संदेश नहीं है - मैं यहाँ खुद अपनी इच्छा से आया हूँ! 
स्नेप अब अपने हाथ मल रहा था। चारों तरफ़ उड़ते झूलते काले 
के बीच वह थोड़ा पगलाया दिख रहा था। 


शत करने _ 
'मैं - मैं एक चेतावनी देने आया हूँ - नहीं, एक आग्रह कर 


646 हैरी पॉटर 


प्लीज़ -' 

डम्बलडोर ने अपनी छड़ी लहराई। हालाँकि पत्तियाँ और शाखाएँ 
अब भी रात की हवा में उड़ रही थीं, लेकिन जहाँ डम्बलडोर और स्नेप 
आमने-सामने खड़े थे, वहाँ ख़ामोशी हो गई। 

'एक प्राणभक्षी मुझसे क्या आग्रह कर सकता है?' 

“भविष्यवाणी ... भविष्यकथन ... ट्रिलोनी ...' 

“ओह, हाँ,' डम्बलडोर ने कहा। ' तुमने लार्ड वोल्डेमॉर्ट को कितना 
बताया ?' 

'सब कुछ - सब कुछ, जो भी मैंने सुना था!” स्नेप ने कहा। “इसीलिए 
- इसी कारण - उसे लगता है कि इसका इशारा लिली इवान्स की तरफ़ 
है!” 

“भविष्यवाणी में किसी महिला की ओर इशारा नहीं किया गया था,' 
इम्बलडोर ने कहा। 'यह तो एक लड़के के बारे में थी, जो जुलाई के अंत में 
पैदा हुआ था -' 

“आप जानते हैं, में क्या कहना चाह रहा हूँ! वह सोचता है कि इसका 
मतलब लिली का बेटा है। वह लिली का पीछा करेगा - उन सभी को मार 
डालेगा -' 

“अगर वह तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है,' डम्बलडोर ने 
कहा, 'तो निश्चित रूप से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसे छोड़ देगा? क्या तुम बेटे की 
जान के बदले माँ की जान के लिए रहम की भीख नहीं माग सकते ?' 

'मैंने मागी थी - मैंने उनसे विनती की थी -' 

'मुझे तुमसे नफ़रत हो रही है,' डम्बलडोर ने कहा। हैरी ने उनकी 
आवाज़ में पहले कभी इतनी भर्त्सना नहीं सुनी थी। स्नेप थोड़ा सिमट सा 
गया। "तो तुम्हें उसके पति और बच्चे की मौत की ज़रा भी परवाह नहीं 
है? वे लोग मरते हैं तो मरें, लेकिन तुम्हें अपनी मनचाही चीज़ मिल जानी 
चाहिए ?' 

स्नेप कुछ नहीं बोला, बस डम्बलडोर को देखता रहा। 


'तो उन सभी को बचा लें,' वह टूटी आवाज़ में बोला। ‘उसे 7 उह 
- सुरक्षित रखें। प्लीज़ ।' 


'और इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे, सीविरयस ?' 
'बदले - में ?' स्नेप ने डम्बलडोर को मुँह फाइकर देखा और हैरी 


प्रिंस की कहानी 
के — 647 
कर रहा था कि वह प्रतिरोध करेगा 

न 'कुछ भी।' करेगा, लेकिन पल भर बाद वह 

पहाड़ी ओझल हो गई और हैरी उम्बलडोर के ऑफिस 

कोई चीज़ भयकर आवाज़ कर रही थी, किसी घायल बार 
सेप एक कुर्सी में आगे लुढ़का हुआ था और डम्बलडोर उसके पास गंभीर 
में खड़े थे। एक-दो पल बाद स्नेप ने अपना चेहरा उठाया। उसे देखकर 
लग रहा था, जैसे जंगल की पहाड़ी छोड़ने के बाद से वह सौ साल का दुख 
भोग चुका है। 

'मुझे लगा था ... आप उसे ... सुरक्षित ... रखेंगे ...' 

'लिली और जेम्स ने ग़लत आदमी पर भरोसा कर लिया,' 
इम्बलडोर ने कहा। 'कुछ हद तक तुम्हारी तरह, सीवियरस। क्या तुम 
उम्मीद नहीं कर रहे थे कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उसे छोड़ देगा ?' 

स्नेप की साँस उथली हो गई। 

'उसका बच्चा बच गया है,' डम्बलडोर ने कहा। 

हल्के से सिर झटककर स्नेप ने जैसे किसी चिढ़ाने वाली मक्खी को 
दूर हटाया। 

'उसका बच्चा ज़िंदा है। उसकी आँखें हूबहू लिली जैसी हैं। मुझे 
लगता है, तुम्हें लिली इवान्स की आँखों का आकार और रंग तो याद 
होगा ?' 

'मत कीजिए!” स्नेप ने विलाप करते हुए कहा। “चली गई ... मर 


गई 


'क्या यह पश्चाताप है, सीवियरस ?' 


'काश ... काश मैं भी मर जाऊं ...' 
'उससे किसी को क्या फ़ायदा होगा ? rain ने ज i 
भगर तुम लिली इवान्स से प्यार करते थे, अगर तुम उसे सचमुच 


फैते थे, तो तुम्हारा आगे का रास्ता स्पष्ट है।' 
ऐसा लग रहा था, जैसे स्नेप दर्द की धुंध में से देख रहा था और 


ऽवलडोर के शब्दों को उस तक पहुँचने में काफ़ी समय लग रहा था। 


क्या - आपका ?' 
क्या मतलब है ,री। यह सुनिश्चित करो कि 


कैसे और क्यों रखने हक 
अकी fa heir or के बेटे की सुरक्षित रखने में मेरी म 


हैरी पॉठर 


करो ।' 

'उसे सुरक्षित रखने की क्या ज़रूरत है? शैतानी शहंशाह जा चुके 
हैं _! 

'_ शैतानी शहंशाह लौटेगा और जब ऐसा होगा, तो हैरी पॉटर 
भयंकर खतरे में होगा।' 

एक लंबा विराम हुआ और धीरे-धीरे स्नेप ने खुद पर क़ाबू पाया 
तथा अपनी साँस दुरुस्त की। आख़िरकार वह बोला, “ठीक है। ठीक है। 
लेकिन कभी भी - कभी भी किसी को भी यह बात मत बताना, डम्बलडोर! 
यह रहस्य हमारे बीच ही रहना चाहिए! आप क़सम खाएँ! मैं बर्दाश्त नहीं 
कर सकता ... खास तौर पर पॉटर का बेटा ... मुझे आपका वादा चाहिए!” 

“यह वादा, सीवियरस, कि मैं तुम्हारे बारे में सबसे अच्छी बात किसी 
को न बताऊँ ?' डम्बलडोर ने आह भरी और स्नेप के आवेश भरे, दर्द भरे 
चेहरे को देखा। 'खैर, अगर तुम यही चाहते हो ...' 

ऑफ़िस ओझल हो गया, लेकिन तत्काल दोबारा लौट आया। स्नेप 
डम्बलडोर के सामने तेज़ी से चहलक़दमी कर रहा था। 

'_ औसत दर्जे का, अपने पिता जैसा घमंडी, नियम तोड़ने वाला, 
शोहरत का भूखा, ध्यान चाहने वाला और अनुशासनहीन -' 

'सीवियरस, तुमने वही देखा, जो तुम देखना चाहते थे,” डम्बलडोर 
अपनी नज़रें रूपांतरण आज की प्रति से उठाए बिना बोले। “बाकी टीचर्स 
का कहना है कि लड़का संकोची, पसंद आने वाला और सामान्य रूप से 
प्रतिभाशाली है। व्यक्तिगत रूप से वह मुझे काफ़ी रोचक बच्चा लगा। 

डम्बलडोर ने एक पन्ना पलटा और बिना नज़र उठाए कहा, 
'क्विरिल पर नज़र रखना, ठीक है ?' 

रंगों का झोका एक बार फिर आया और अब हर चीज़ अँधेरे में इंव 
गई। स्नेप और डम्बलडोर प्रवेश हॉल में थोड़ी दूर खड़े थे, जब यूल बॉल के 
आख़िरी बचे लोग सोने के लिए जाते समय उनके पास से गुज़रे। 

'तो ?' डम्बलडोर ने बुदबुदाकर पूछा। 

'कारकारोफ़ का निशान भी गहरा होता जा रहा है। वह दहरे म 
आ रहा है। उसे प्रतिशोध का डर है। आप जानते ही हैं कि शैतानी शहंशा्द 
ठ पतन के बाद उसने मंत्रालय की कितनी मदद की है।' स्नेप ने 
ला मुड़ी नाक वाली आकृति को देखा। “अगर निशान जलने 

' तो कारकारोफ़ का इरादा भागने का है।' 


प्रिंस की 
ज 649 


क्या नर भजन नाग जाएगा?” डम्बलडोर ने धीरे से कहा, जब 
लर डेलाकोर और रॉजर डेवीज़ खिलखिलाते हुए मैदान से अंदर आए। 
'और तुम? 

'नहीं,' स्नेप ने कहा और उसकी काली आँखें र 
जाती आकृतियों पर टिकी थीं। “मैं इतना कायर नहीँ हैं। छ 

“नहीं,” डम्बलडोर ने सहमत होते हुए कहा। 'तुम आइगॉर कारकारोफ़ 
से बहुत ज़्यादा बहादुर हो। जानते हो, कई बार मुझे लगता है कि हाउसों में 
चुनने की रस्म बहुत जल्दी हो जाती है ...' 

वे हैरान स्नेप को अकेला छोड़कर दूर चले गए ... 

अब हैरी एक बार फिर से हेडमास्टर के ऑफ़िस में खड़ा था। रात 
का वक्‍त था और डम्बलडोर डेस्क के पीछे सिंहासन जैसी कुर्सी में एक तरफ़ 
लुढ़के हुए थे। वे आधे बेहोश दिख रहे थे। उनका एक तरफ़ लटकता दायाँ 
हाथ काला और जला हुआ था। स्नेप मंत्र बुदबुदा रहा था और अपनी छड़ी 
उस हाथ की कलाई की तरफ़ ताने था, जबकि बाएँ हाथ से वह डम्बलडोर 
के गले में गाढ़ा सुनहरा काढ़ा डाल रहा था। एक-दो पल बाद डम्बलडोर 
की पलकें मिचमिचाई और खुल गई। 

'क्यों,' स्नेप ने विना किसी भूमिका के कहा, ' आपने यह अँगूठी क्यों 
पहनी? इस पर शाप है! निश्चित रूप से आपको इस बात का एहसास हो 
गया होगा ? इसे छुआ भी क्यों ?' 

मारवोलो गॉन्ट की अँगूठी डम्बलडोर के सामने डेस्क पर पड़ी थी। 
यह चटकी हुई थी। गरुड़द्वार की तलवार इसके पास रखी थी। 


डम्बलडोर ने मुँह विचकाया। 

'मैं ... मूर्ख था। बहुत लालच आ गया था ... 

'किस चीज़ का लालच ?' 

इम्बलडोर ने कोई जवाब नहीं दिया। | 

'यह चमत्कार ही है कि आप यहाँ लौटने pon कर a 
राज़ लग रहा था। 'अँगूठी पर असाधारण का १ ला 
॥म वस यही उम्मीद कर सकते हैं कि यह शाप इसी जग 


'है। हाल-फ़िलहाल मैंने शाप को एक ही हाथ में ihn ओर हा इस तरह 
हाथ उ 
इम्बलडोर ने अपना काला, क हहं 


न लगे, जैसे किसी रोचक विचित्र च 


650 हैरी पॉटर 
“तुमने बहुत अच्छा काम किया, सीवियरस। तुम्हारे हिसाब से मेरे 
पास कितना समय है ?' 

डम्बलडोर का अंदाज़ सामान्य बातचीत का था। ऐसा लग रहा था, 
जैसे वे मौसम का हाल जानना चाहते हों। स्नेप झिझका, फिर बोला, "मैं 
नहीं बता सकता। शायद एक साल। इस तरह के मंत्र को हमेशा के लिए 
रोकने का कोई उपाय नहीं है। यह अंततः फैलने लगेगा। इस तरह के शाप 
समय के साथ ज्यादा ताक़तवर होते जाते हैं।' 

डम्बलडोर मुस्कराए। उनके पास एक साल से भी कम ज़िंदगी है, 
यह बात उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण या चिंताजनक नहीं लग रही थी। 

'मैं खुशक्रिस्मत हूँ, बहुत खुशक्रिस्मत कि तुम मेरे पास हो, सीवियरस।' 

“अगर आपने मुझे थोड़ी और जल्दी बुला लिया होता, तो मैं ज्यादा 
कर सकता था, आपके लिए ज्यादा समय हासिल कर सकता था! स्नेप ने 
गुस्से से कहा। उसने टूटी अँगूठी और तलवार की तरफ़ देखा। “आपको 
क्या लगता था, अँगूठी तोड़ने से शाप भी टूट जाएगा ?' 

'ऐसी ही बात है ... बेशक मैं होश में नहीं था ...' डम्बलडोर ने कहा। 
कोशिश करके वे अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे। “अच्छा, इससे मामला ज्यादा 
सीधा बन जाता है।' 


स्नेप पूरी तरह चकराया हुआ दिख रहा था। डम्बलडोर मुस्कराए। 


'मैं उस योजना का ज़िक्र कर रहा हूँ, जो लार्ड वोल्डेमॉर्ट मेरे लिए 
य रहा है। उसकी योजना यह है कि बेचारा मैल्फ़ॉय लड़का मेरी हत्या 
करे।! 

स्नेप डम्बलडोर की डेस्क के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया, जिस 
पर हैरी अक्सर बैठता था। हैरी जानता था कि स्नेप डम्बलडोर के शापित 
हाथ के बारे में और बात करना चाहता था, लेकिन डम्बलडोर ने 
विनम्रतापूर्वक इंकार करके उस बातचीत की संभावना को ख़त्म कर दिया। 
स्नेप त्योरी चढ़ाते हुए बोला, 'शैतानी शहंशाह को ड्रेको के कामयाब होने 
की उम्मीद नहीं है। यह तो बस लूसियस की हाल की असफलताओं की 


सज़ा है। ड्रेको को असफल होते देखकर उसके माता- पल सजी 
भुगतेंगे और क्रीमत चुकाएँगे।' खकर उसके माता-पिता पल-प 


'संक्षेप में, उस लड़के को भी मेरी ही तरह निश्चित मृत्युदंड मिला 


है,' डम्बलडोर ने कहा। 'मुझे लगता है होने के बाद 
यह काम तुम्हें सौंप दिया जाएगा ?' ल क 


प्रिंस की कहानी 


657 
थोड़ी देर ख़ामोशी छाई रही। 
'मुझे शैतानी शहंशाह की योजना तो यही लगती है।! 
'लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट निकट भविष्य में ऐसे समय की कल्पना कर रहा है, 


जब उसे हॉगवर्ट्स में जासूस की ज़रूरत नहीं होगी ?' 
'हाँ, उन्हें यक्रीन है कि जल्दी ही स्कूल उनकी मुटठी में होगा।' 
'और अगर यह उसकी मुट्ठी में आ जाता है” 
4 , डम्बलडोर 
जैसे वे खुद से बात कर रहे हों, “तो तुम मुझसे वादा करते हो Sl 
हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करोगे ?” 
स्नेप ने सख्ती से सिर हिलाकर हाँ की। 


'अच्छा। तो फिर। तुम्हारी पहली प्राथमिकता यह पता लगाना है 
कि ड्रेको के इरादे क्या हैं। डरा हुआ किशोर लड़का दूसरों के लिए भी 
उतना ही बड़ा ख़तरा है, जितना कि खुद के लिए। उसे मदद और मार्गदर्शन 
देने का प्रस्ताव रखो। वह इसके लिए हाँ कर देगा, आख़िर वह तुम्हें पसंद 
करता है -' 

'_ तब से नापसंद करने लगा है, जब से उसके पिता की स्थिति 
गड़बड़ हुई है। इसके लिए ड्रेको मुझे दोष देता है। वह सोचता है कि मैंने 
लुसियस की जगह हथिया ली है।' 

'चाहे जो हो, कोशिश तो करो। मुझे अपनी चिंता नहीं है। चिंता तो 
लड़के के दिमाग में आई योजनाओं के कारण मासूम लोगों के शिकार बनने 
की है। ज़ाहिर है, अगर हम उसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के गुस्से से बचाना चाहते 
हैं, तो अंत में सिर्फ़ एक ही काम किया जा सकता है।' 

रनेप ने अपनी भौंहें उठाई और व्यंग्यात्मक आवाज़ में पूछा, 'क्या 
आप उसके हाथों मरना चाहेंगे ?' 


'बिलकुल नहीं। मुझे तुम मारोगे।' हि 

एक लंबी खामोशी छा गई, जो बीच-बीच में BR i 
आवाज़ से ही टूटी । ज्वाला नाम का फ़ीनिक्स समुद्रफ़ेनी की हड्डी के ढक; 
पर चोंच मार रहा था। | | 

'क्या आप मुझसे यह काम अभी करवाना hd र ७ er 
वि में कहा। 'या फिर आप -लेख 

। पसंद करेंगे ?” ग 
'ओह, अभी नहीं,” डम्बलडोर ने मुस्कराते हुए कही । मुझे लगता है 


हैरी पॉटर 
652 —— 
पर वह पल अपने आप प्रकट हो जाएगा। आज रात को जो 
ह. उन्होने अपने सिकुड़े हुए हाथ की तरफ़ इशारा किया, “उसके बाद 
हम यह बात तो यकीन से कह सकते हैं कि यह एक साल के भीतर हो 
जाएगा।' नहीं 

'अगर आपको मरने में दिक्क़्त नहीं है,' स्नेप ने रूखे अंदाज़ में 
कहा, “तो फिर ड्रेको को ही यह काम क्यों नहीं करने देते?” 

'उस लड़के की आत्मा अभी तक क्षतिग्रस्त नहीं हुई है,” डम्बलडोर 
ने कहा। 'मैं अपने कारण उसे विभक्त नहीं होने दूँगा।' 

“और मेरी आत्मा, डम्बलडोर ? मेरी आत्मा ?' 

“सिर्फ़ तुम ही जानते हो कि एक बूढ़े आदमी को दर्द और अपमान से 
बचाने में तुम्हारी आत्मा को कितना नुक़सान होगा,” डम्बलडोर ने कहा। 'मैं 
तुमसे यह बहुत बड़ा एहसान चाहता हूँ, सीवियरस, क्‍योंकि मौत मेरी तरफ़ 
उतनी ही निश्चितता से आ रही है, जितनी निश्चितता से इस साल लीग में 
चडली कैनन्स की टीम आख़िरी नंबर पर आएगी। मैं जल्दी और दर्दरहित 
तरीक़े से मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी मौत लंबी 
और घिसट-घिसट कर हो, जो ग्रेबैक के इसमें शामिल होने पर होगी - मैंने 
सुना है कि वोल्डेमॉर्ट ने उसे शामिल कर लिया है? - या प्यारी बेलाट्रिक्स, 
जो अपने शिकार को खाने से पहले उसके साथ खेलना पसंद करती है।' 

उनका अंदाज़ हल्का-फुल्का था, लेकिन उनकी नीली आँखें स्नेप को 
बेध गई, जिस तरह वे अक्सर हैरी को बेधती थीं, जैसे वे जिस आत्मा के 
बारे में बात कर रहे थे, वह उन्हें दिख रही हो। आखिरकार स्नेप ने हल्के से 
सिर हिला दिया। 

डम्बलडोर संतुष्ट दिखने लगे। 
'धन्यवाद, सीवियरस ...' 


ऑफ़िस गायब हो गया। अब स्नेप और डम्बलडोर शाम के धुंधलके 
में महल के वीरान मैदान में एक साथ टहल रहे थे। 


है आप पॉटर के साथ कई शामों को कमरे में बंद रहते हैं। आप करते 
क्या हैं ?” स्नेप ने अचानक पूछा। 


उम्बलडोर थके हुए दिख रहे थे। 


क्यों ? तुम कहीं उसे और सज़ा तो नहीं देना चाहते हो, सीवियरस ! 
अगर ऐसा है, तो बेचारे लड़के को अपना ज़्यादातर समय सज़ा में काटी 


प्रिंस की कहानी 
Ur 653 
पड़ेगा। 

“वह बिलकुल अपने पिता की तरह है _» 

'शायद दिखने में है, लेकिन उसका दिल | 

« उसकी मे 

लद त स 
कुछ जानकारी देनी है, इससे पहले कि ज़्यादा देर हज करनी हैं, 


'जानकारी,' स्नेप ने दोहराया। “आप र 
प उस पर भरोसा 
मुझ पर नहीं करते हैं।” रोसा करते हैं ... 


'यह भरोसे का सवाल नहीं है। जैसा हम दोनों जानते हैं 

समय कम बचा है। यह अनिवार्य है कि मैं लड़के को na दे हैं. 
उस ठू, 
ताकि वह उस काम को कर सके, जो उसे करना है।' 

“आप वही जानकारी मुझे क्यों नहीं दे सकते ?' 

“मैं अपने सभी रहस्य एक ही टोकरी में रखना पसंद नहीं करता हूँ, 
uN ऐसी टोकरी में, जो अक्सर लार्ड वोल्डेमॉर्ट की बाह पर 
लटकी रह |” 

'जो मैं आपके आदेश पर करता हूँ! 

'और तुम इस काम को बहुत अच्छी तरह करते हो। सीवियरस, यह 
मत सोचना कि मैं उस खतरे को कम आँकता हूँ, जिसका सामना तुम मेरे 
कारण करते हो। वोल्डेमॉर्ट को महत्वपूर्ण लगने वाली जानकारी देना और 
ज़रूरी बातें छिपाना एक ऐसा काम है, जिसके लिए मैं तुम्हारे अलावा 
किसी पर भरोसा नहीं कर सकता।' 

'लेकिन इसके बावजूद आप मुझसे ज़्यादा भरोसा उस लड़के पर कर 
हे हैं, जो गुप्तविद्या में असमर्थ है, जिसकी जादुई योग्यता औसत है और 
जिसका शैतानी शहंशाह के दिमाग़ से सीधा संबंध है!' 

'वोल्डेमॉर्ट को उस संबंध से डर लगता है,' डम्बलडोर ने कहा। 'कुछ 
समय पहले ही उसने हैरी के दिमाग में रहने का स्वाद चल लिया है। इस 
तरह का दर्द उसे पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे यकीन है कि र 
दोबारा क़ब्ज़ा जमाने की कभी कोशिश नहीं करेगा। उस तरह से तो नहीं। 


'मैं समझा नहीं।' 

'लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की आत्मा विभक्त है, 
साथ क़रीबी संबंध बर्दाश्त नहीं कर सकती। एकरद 
परह, लपट से छूते मांस की तरह -' 


इसलिए हैरी जैसी आत्मा के 
म ठंडे स्टील पर जीभ की 


हैरी पॉटर 
654 ce 


,आत्माएँ ? हम तो दिमागों के बारे में बात कर रहे थे!' 


-हेरी और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के मामले में एक के बारे में बात करना 
दूसरे के बारे में बात करना है।' 

इम्बलडोर ने चारों तरफ़ नज़र डालकर यह सुनिश्चित कर लिया 
कि वे अकेले थे। वे अब अँधेरे जंगल के करीब थे, लेकिन आस-पास कोई 
नहीं दिख रहा था। 

‘सीवियरस, जब तुम मुझे मार दोगे -' 

“आप मुझे हर चीज़ बताने से इंकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 
मुझसे इस छोटी सेवा की उम्मीद करते हैं!” स्नेप गुर्राया और अब उसके 
पतले चेहरे पर असली गुस्सा दिख रहा था। 'आप बहुत सी चीज़ों को 
मनचाहे ढंग से सोचते हैं, डम्बलडोर! शायद मैंने अपना इरादा बदल लिया 
हो!” 

“तुमने मुझसे वादा किया था, सीवियरस। तुम मेरी वह सेवा ज़रूर 
करोगे, हालाँकि मैंने सोचा था कि तुम नागशक्ति के हमारे युवा दोस्त पर 
क़रीबी नज़र रखने के लिए भी सहमत हुए थे?” 

स्नेप नाराज़ और बगावत पर आमादा दिख रहा था। डम्बलडोर ने 
आह भरी। 

'सीवियरस, आज रात ग्यारह बजे मेरे ऑफ़िस में आना। फिर तुम्हें 
कोई शिकायत नहीं होगी कि मुझे तुम पर ज़रा भी भरोसा नहीं है ...' 

वे लोग डम्बलडोर के ऑफ़िस में लौट आए थे। खिड़कियों के बाहर 
अँधेरा था और ज्वाला खामोश बैठा था। स्नेप बिलकुल स्थिर बैठा था, 
जबकि डम्बलडोर बातचीत करते हुए चारों तरफ़ घूम रहे थे। 

'हैरी को पता नहीं चलना चाहिए, बिलकुल आख़िरी मिनट तक, 
तब तक नहीं जब तक कि यह ज़रूरी न हो, वरना उसके पास वह करने की 
शक्ति कैसे होगी, जो उसे करना ही है ?' 

'लेकिन उसे करना क्या है?” 


द वह हैरी और मेरे बीच का मामला है। अब गौर से सुनो, 
है बरस। एक वक्त ऐसा आएगा - मेरी मौत के बाद - बहस मत करना, 
रच में मत बोलना! एक वक्त ऐसा आएगा, जब लॉर्ड वोल्डेमर्ट 

साप की जान बचाने के लिए दहशत में होगा।' 


नागिनी की ?” स्नेप हैरान नज़र आने लगा। 


प्रिंस की कहानी 

'बिलकुल। अगर ऐसा वक्‍त आता 

अपने काम करवाने के लिए भेजना 

जादुई सुरक्षा में रखता है, तो मुझे 
रहेगा।' 


655 


ता है, जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट साप 

5 को 
बंद कर देता है, बल्कि अपने पास 
लगता है कि हैरी को बताना सुरक्षित 


'क्या बताना सुरक्षित रहेगा ?' 

डम्बलडोर ने गहरी साँस ली और अपनी आँखें बंद कर लीं। 

'उसे बता देना कि जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उसे 
थी और लिली ने उनके बीच कवच के रूप में कप i ® 
वह मारक शाप लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पर पलट गया था और वोल्डेमॉर्ट की 
आत्मा का एक टुकड़ा टूटकर उस ढहती इमारत में जीवित बची इकलौती 
आत्मा से चिपक गया था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का एक हिस्सा हैरी के भीतर 
ज़िंदा है। इसी कारण हैरी को सर्पभाषा की क्षमता मिली है और लॉर्ड 
वोल्डेमॉर्ट के दिमाग के साथ ऐसा संबंध मिला है, जिसे वोल्डेमॉर्ट कभी नहीं 
समझ पाया। जब तक आत्मा का वह टुकड़ा, जिसका वोल्डेमॉर्ट को भी 
पता नहीं है, हैरी की आत्मा से जुड़ा है और हैरी उसकी रक्षा कर रहा है, 
तव तक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट नहीं मर सकता।' 

हैरी जैसे लंबी सुरंग के एक सिरे से दोनों आदमियों को देख रहा 
था। वे उससे बहुत दूर थे, उनकी आवाज़ें उसके कानों में अजीब तरह से 
गूँज रही थीं। 

'तो लड़के को ... लड़के को मरना होगा ?' स्नेप ने शांति से पूछा। 

“और वोल्डेमॉर्ट को यह काम खुद करना होगा, सीवियरस। यह 
अनिवार्य है।' 

एक और लंबी खामोशी। फिर स्नेप बोला, “मैंने सोचा था इतने 
सालों तक ... कि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। लिली की ख़ातिर। 

'हमने उसकी रक्षा इसलिए की, क्योंकि उसे सिखाना, बड़ा करना, 
ताक़त आज़माने के मौक़े देना अनिवार्य था, इम्बलडोर ने कहा और उनकी 
आँखें अभी भी कसकर बंद थीं। इस दौरान, उनके बीच का सबिथ जा 
शक्तिशाली बनता रहा, मुझे लगता है अमरबेल कीं 

भी इसका शक हुआ है | अगर मैं उसे जानता हू, तो वह इस तरह की 
कर देगा, ताकि जब वह 
सचमुच वोल्डेमॉर्ट का अंत हो जाए।' 


इम्बलडोर ने अपनी आँखें खोलीं। स्नेप दहशत में नज़र आ रहा था। 


हैरी पॉठर 
656 ना 

“आपने उसे इसलिए ज़िंदा रखा, ताकि वह सही समय पर मर सके ?' 

“सदमे में मत आओ, सीवियरस। तुमने कितने आदमियों और 
औरतों को मरते देखा है ?' कि 

'कुछ समय से, सिर्फ़ उन्हीं लोगों को, जिन्हे मैं बचा नहीं सकता धा, 
स्नेप ने कहा। वह उठकर खड़ा हो गया। “आपने मेरा इस्तेमाल किया है।' 

'मतलब ?' 

“मैंने आपके लिए जासूसी की, आपके लिए झूठ बोला, आपके लिए 
अपनी जान खतरे में डाली। लिली पॉटर के बेटे को सुरक्षित रखने के लिए 
हर काम किया। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आप उसे क़त्ल करवाने के 
लिए सुअर की तरह पाल रहे थे -' 

“यह तो मर्मस्पर्शी है, सीवियरस,' डम्बलडोर ने गंभीरता से कहा। 
'क्या आखिरकार अब तुम उसकी परवाह करने लगे हो ?' 

'उसकी ?' स्नेप ने चिल्लाकर कहा। 'पितुदेव सरक्षणम्‌।' 

उसकी छड़ी के कोने से सफ़ेद हिरणी निकली। वह ऑफ़िस के फर्श 
पर उतरी और ऑफ़िस के पार भागती हुई खिड़की से बाहर चली गई। 
डम्बलडोर ने उसे उड़कर दूर जाते देखा और जब उसकी सफ़ेद चमक 
घुँधली हो गई, तो वे स्नेप की ओर मुड़े। डम्बलडोर की आँखों में आँसू भरे थे। 

“इतने समय बाद भी?” 

'हमेशा,' स्नेप ने कहा। 

एक बार फिर दृश्य बदल गया। अब हैरी ने देखा कि स्नेप अपनी 
डेस्क के पीछे लगी डम्बलडोर की तस्वीर से बात कर रहा था। 

'तुम वोल्डेमॉर्ट को हैरी के अंकल-आंटी के यहाँ से उसके जाने की 
सही तारीख़ ज़रूर बताना,” डम्बलडोर ने कहा। 'ऐसा नहीं करने पर उसे 
शक हो सकता है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट मानता है कि तुम्हें इस बारे में अच्छी 
जानकारी है। बहरहाल, हैरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें 
बहुरूपियों का विचार देना चाहिए। मेरे ख्याल से इससे हैरी की सुरक्षा 
सुनिश्चित हो जाएगी। मंडंगस फ्लेचर को चकरधिन्नी शाप देने की 

es ld । और सीवियरस, अगर तुम्हें हैरी को पकड़ने वाले दल में 
मं शामिल किया जाए, तो अपनी भूमिका विश्वसनीय ढंग से निभाना 
“~ म तुम्हारे भरोसे हूँ कि तुम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के विश्वास को ज़्यादा से 


ज़्यादा समय तक क़ायम रखो हॉगवर्टस 
, वरना हाँग - रहमोकरम 
पर निर्भर होगा. ईस कैरो भाई-बहन के 


प्रिंस की कहानी 
——————— 657 

अब स्नेप मंडंगस के साथ एक अपरिचित सराय 
क्वा चेहरा अजीब तरीके से सूना था, जबकि स्नेप ie कंदक 
धा। 

'तुम मायापंछी के समूह को,” स्नेप ने फुसफुसाकर कहा ' 
का इस्तेमाल करने का सुझाव दोगे। भेसबदल काढ़ा। एक जैसे न 
यही इकलौती तरक़ीब है, जो सफल हो सकती है। तुम भूल जाओगे कि 
मैंने तुम्हें यह सुझाव दिया है। तुम इस तरह बताओगे, जैसे यह तुम्हीं ने 
सोचा है। समझ गए ?' 

“समझ गया,” मंडंगस बुदबुदाया, उसकी आँखें अब भी तिरछी 
धीं... 

अब अँधेरी रात में हैरी झाडू पर उड़ता हुआ स्नेप के पास से गुज़र 
रहा था। स्नेप के साथ कई नक्राबपोश प्राणभक्षी थे। उसके सामने ल्यूपिन 
और बहुरूपिया हैरी थे, जो दरअसल जॉर्ज था ... एक प्राणभक्षी स्नेप के 
आगे निकला और उसने अपनी छड़ी ल्यूपिन की पीठ की तरफ़ तान दी - 

'सेक्टमसेम्परा/' स्नेप चिल्लाया। 

स्नेप ने यह मंत्र प्राणभक्षी के छड़ी वाले हाथ पर मारा था, लेकिन 
निशाना चूककर जॉर्ज को लग गया - 

इसके बाद एक और दृश्य आ गया। स्नेप सिरियस के पुराने बेडरूम 
में झुका था। लिली की पुरानी चिट्ठी पढ़ते समय उसकी मुड़ी नाक के सिरे 
से आँसू टपक रहे थे। चिट्ठी के दूसरे पेज पर सिर्फ़ कुछ शब्द लिखे थे : 


की गोलेट /द्विल्डेनकालड को हकती हो काकाची की । 
व्याक्िनात तौव वबा कुझो को लगता है क्वि उन्का 
किन चल गादा डै/ 


बूहत-दूकत व्याव, 
गिली 


उठाकर अपने 
नेप ने लिली के हस्ताक्षर और उसके प्यार के इजहार को उठाकर अप 
शाले के भीतर रख लिया। फिर उसने अपने हाथ में raga 
डे कर दिए, ताकि वह हॅसती हुई लिली वाला हिप री के 
मके। उसने जेम्स और हैरी वाले तस्वीर के दकड़े को फ़ 


658 हैरी पॉटर 


नीचे फेंक दिया ... 

और अब स्नेप एक बार फिर हेडमास्टर की स्टडी में खड़ा था, जब 
फ़िनीज़ नाइजेलस तेज़ी से अपनी तस्वीर में आया। 

“हेडमास्टर! वे डीन जंगल में हैं! बदज़ात -' 

“इस शब्द का इस्तेमाल मत करो!' 


'- ग्रेंजर लड़की ने बैग खोलते समय उस जगह का नाम लिया धा 
और मैंने उसकी बात सुन ली!' 


'अच्छा। बहुत अच्छा!” हेडमास्टर की कुर्सी के पीछे से डम्बलडोर की 
तस्वीर चिल्लाई। “अब सीवियरस, तलवार! यह मत भूलना कि यह उसे 
आवश्यकता और बहादुरी की स्थितियों में ही हासिल करनी होगी - और 
उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि यह तुमने दी है! अगर वोल्डेमॉर्ट हैरी 
का दिमाग पढ़ ले, तो उसे यह नहीं दिखना चाहिए कि तुम उसका साथ दे 
रहे हो -! 

'मैं जानता हूँ,' स्नेप ने रूखेपन से कहा। वह डम्बलडोर की तस्वीर 
के पास गया और उसे एक तरफ़ खींचा। यह आगे की तरफ़ झूल गई। 
एक खाली जगह थी, जिसमें से स्नेप ने गरुड़द्वार की तलवार 

काली। 


“आप मुझे अब भी यह नहीं बताएँगे कि पॉटर को तलवार देना 
इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्नेप ने अपने दुशालों पर यात्री चोगा डालते 
हुए कहा। 

'नहीं, मुझे नहीं लगता,” डम्बलडोर की तस्वीर ने कहा। “वह जान 
जाएगा कि इससे क्या करना है। और सीवियरस, बहुत सावधान रहना। 
जॉर्ज वीज़्ली के साथ हुई दुर्घटना के बाद तुम्हारे प्रति उनकी भावनाएँ 
ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी -' 

स्नेप दरवाज़े पर मुड़ा। 


न चिंता न करें, डम्बलडोर,' उसने ठंडेपन से कहा। 'मैंने योजना बना 


और और स्नेप कमरे से चला गया। हैरी स्मृति पात्र से बाहर निकला 
oh छ पल बाद वह उसी कमरे के कालीन वाले फर्श पर लेटा था। 
लग रहा था, जैसे स्नेप अभी-अभी दरवाज़ा बंद करके बाहर गया हो। 


अध्यय चौती 
दोबारा जगल में 


आखिरकार, सच्चाई पता चल ही गई ऑफिस 
गलीचे पर टिका था। अतीत में उसे nmi धूल भरे 
के रहस्य सीख रहा है। हैरी आखिरकार समझ गया कि उसका हि; विजय 
बचना नहीं था। उसका काम तो मौत की स्वागत करती बाँहों Fe od 
जाना था। रास्ते में उसे वोल्डेमॉर्ट को जीवन से जोड़ने वाली सारी कड़ियो 
को नष्ट करना था, ताकि जब आखिरकार वह खुद वोल्डेमॉर्ट के रास्ते से 
हट जाए और अपनी रक्षा करने के लिए छड़ी भी न उठाए, तो अंत साफ़ 
हो जाए और गांडरिक्स हॉलो में अधूरा रह गया काम पूरा हो जाए : दोनों 
में से कोई भी ज़िंदा न बचे, कोई न बच सके। 

उसे महसूस हुआ कि उसका दिल सीने में बहुत तेज़ी से धड़क रहा 
था। कितनी अजीब बात थी कि मौत की दहशत में यह और तेज़ी से 
धडक रहा था और उसे बहादुरी से ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा था। 
लेकिन इसे रुकना होगा - जल्दी ही। इसकी धड़कनें अब गिनती की बची 
हैं। महल से आखिरी बार निकलकर जंगल पहुँचने के लिए कितनी 
धड़कनें काफ़ी होंगी ? 

फर्श पर लेटे-लेटे दहशत उस पर हावी हो गई। उसके भीतर 
अंत्येष्टि का संगीत बज रहा था। क्या मरने में दर्द होगा? पहले कई बार 
उसे लगा था कि वह मरने वाला है, लेकिन बच गया था। बहरहाल, उस 
वक्‍त उसने कभी सचमुच मौत के बारे में नहीं सोचा था - उसकी ज़िंदा रहने 
की इच्छा हमेशा मौत के डर से ज़्यादा प्रबल थी। लेकिन अब उसके मन में 
वने की कोशिश करने, वोल्डेमॉर्ट को हराने का विचार ही नहीं था। वह 
जानता था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ़ एक ही चीज़ बची थी: 


659 


हैरी पॉटर 
660 ansaid 


मरना । 


काश वह उस रात को ही मर जाता, जब वह प्रिविट ड्राइव के 


आखिरी बार निकला था, जब फ़ीनिक्स के पंख 
छड़ी ने उसे 34 था! काश वह हेडविग की तरह ही मर जाता, कल 
जल्दी कि उसे पता भी नहीं चलता! या फिर काश वह अपने किसी प्रियजन 
को बचाने के लिए छड़ी के सामने आ जाता ... उसे अब अपने माता-पिता 
की मौत से ईर्ष्या हो रही थी। शांति से अपनी मौत की तरफ़ बढ़ने के लिए 
एक अलग क्रिस्म की बहादुरी की ज़रूरत होगी। उसे अपनी उँगलियाँ थोड़ी 
कापती महसूस हुईं। हालाँकि आस-पास कोई नहीं था, लेकिन उसने खुद 
पर क़ाबू करने की कोशिश की। दीवारों पर लगी सभी तस्वीरें ख़ाली थीं। 
धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे, वह उठकर बैठा और ऐसा करते समय 
ख़ुद को ज़्यादा जीवंत महसूस करने लगा। उसने अपने शरीर पर पहले से 
ज़्यादा ध्यान दिया। उसे कभी इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ था कि 
वह एक चमत्कार है - मस्तिष्क और हिम्मत और धड़कता दिल? यह सब 
चला जाएगा ... या कम से कम, वह इस शरीर से चला जाएगा। उसकी 
साँस धीमी और गहरी हो गई। उसका मुँह तथा गला पूरी तरह सूख गए, 
और उसकी आँखें भी। 
डम्बलडोर का धोखा कोई बड़ी बात नहीं थी। ज़ाहिर है, यह एक 
बड़ी योजना थी। हैरी को अब जाकर इस बात का एहसास हुआ कि वह तो 
बस इतना मूर्ख था कि इसे पहले नहीं समझ पाया था। उसने कभी अपनी 
इस धारणा पर सवाल नहीं किया था कि डम्बलडोर उसे ज़िंदा रखना चाहते 
हैं। अब उसे समझ आया कि उसका जीवन सिर्फ़ इस बात पर निर्भर था कि 
उसे सभी होरक्रक्सों को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। डम्बलडोर ने 
उन्हें नष्ट करने का काम उसे सौंपा था और उनके आदेश का पालन करके 
वह उन सभी बंधनों को तोड़ रहा था, जो न सिर्फ़ वोल्डेमॉर्ट को, बल्कि उसे 
भी ज़िंदगी से जोड़े हुए थे! कितना साफ़-सुथरा, कितना बढ़िया तरीक़ा था 
कि दूसरों की जान जोखिम में न डाली जाए, बल्कि यह ख़तरनाक काम 
हा हक को दे दिया जाए, जिसे पहले ही बलि के लिए चुना जा चुका है। 
हक 5 जिसकी मौत से कोई नुक़सान नहीं होगा, बल्कि जो 
ए एक और झटका होगी। 


वे र जानते थे कि हैरी इससे बचने की कोशिश नहीं करेगा। 
हो। वे यह पह अत तक चलता रहेगा, भले ही यह उसका भी अंत 
ह वात इसलिए जानते थे, क्योंकि उन्होंने उसे समझने की जहमंत 


दोबारा जंगल में 
= 667 


उठाई थी। डम्बलडोर जानते थे, ठीक उसी तरह, जिस तरह वोल्डेमॉर्ट 


जानता था, कि हैरी अपनी खातिर किसी को मरने नहीं देगा उसे 

पता हो कि इसे रोकना उसके हाथ में है। बड़े हॉल म न और 
लेक्स की लेटी लाशों की छवियाँ उसके दिमाग में आईं। एक पल के लिए 
तो वह मुश्किल से सॉस ले पाया : मौत बेचैन थी ... है 


लेकिन डम्बलडोर ने उसकी क्षमता को ज़रूरत से र 

धा। वह पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया था : साँप अं आया eR 
मरने के बाद भी एक होरक्रक्स वोल्डेमॉर्ट को ज़मीन से जोड़े था। वैसे इस 
एक काम को कोई दूसरा आसानी से कर लेगा । उसने सोचा इसे कौन 
करेगा ... जाहिर है, रॉन और हर्माइनी जानते थे कि क्या करना है ... 
शायद इसीलिए डम्बलडोर चाहते थे कि वह उन्हें हर बात बता दे ... ताकि 
अगर र कुछ जल्दी अपनी नियति तक पहुँच जाए, तो वे काम आगे जारी 
रख सकें ... 


ठंडी खिड़की पर बारिश की बुँदों की तरह ये विचार स्पष्ट सच्चाई 
की सख्त सतह पर टकराए। हैरी को इस सत्य का प्रबल एहसास हो गया 
कि उसे मरना ही है। मुझे मरना ही होगा। इसे ख़त्म करना ही होगा। 


रॉन और हर्माइनी जैसे बहुत दूर थे, किसी दूर-दराज़ के देश में थे। 
उसे महसूस हुआ, जैसे वह बहुत पहले ही उनसे जुदा हो चुका है। उसने दृढ़ 
संकल्प कर लिया था : कोई अलविदा और स्पष्टीकरण नहीं। यह एक ऐसी 
यात्रा थी, जो वे एक साथ नहीं कर सकते थे। वे उसे रोकने की कोशिश 
करेंगे, जिसमें क्रीमती समय बर्बाद होगा। उसने अपनी धिसी-पिटी सुनहरी 
घड़ी को देखा, जो उसे सत्रह साल का होने पर मिली थी। उसे सौपने के 
लिए वोल्डेमॉर्ट द्वारा घोषित युद्धविराम का आधा घंटा ख़त्म हो चुका था। 
वह उठकर खड़ा हो गया। उसका दिल किसी दहशतज़दा पक्षी की 
तरह उसकी पसलियों से टकराए जा रहा था। शायद यह जानता था कि 
इसके पास बहुत कम समय बचा है। शायद यह अत से पहले ज़िंदगी 
की धड़कनों को पूरा कर लेना चाहता था। ऑफ़िस का दरवाज़ा बर कर 
समय उसने पलटकर नहीं देखा। का 
महल खाली था। इसमें अकेले चलते समय उ ए 
रहा था, जैसे वह पहले ही मर चुका हो। तस्वीरों के हर पहल है गे 
से गायब थे। हर तरफ़ डरावनी ख़ामोशी थी, जै बे बाग मौज 
पेची-खुची ज़िंदगी बड़े हॉल में हो, जहाँ लाशें और रोने वा 


662 हैरी पॉटर 
थे। 
ऊपर अदृश्य चोगा डालकर उतरने लगा। आखिरकार 
वह प्रवेश हॉल में जाने वाली संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। 
उसका एक बहुत छोटा हिस्सा यह उम्मीद कर रहा था कि कोई 
उपस्थिति को भाँपेगा, उसे देखेगा, उसे रोकेगा, लेकिन चोगा हमेशा की 
तरह आदर्श तथा दोषरहित था और हैरी आसानी से सामने वाले दरवाज़े 
तक पहुँच गया। 

तभी वह नेविल से टकराते-टकराते बचा। नेविल किसी के साथ 
मैदान से एक लाश उठाकर ला रहा था। हैरी ने नीचे देखा और उसे पेट में 
एक और झटका महसूस हुआ : नाबालिग कॉलिन क्रीवी ज़रूर चोरी से 
महल में ही छिप गया था, जैसा मैल्फ़ॉय, क्रैब और गॉइल ने किया था। 
मरने के बाद वह बहुत छोटा दिख रहा था। 

“सुनो! मैं उसे अकेला सँभाल सकता हूँ, नेविल,' ऑलिवर वुड ने 
कहा और कालिन को कंधे पर उठाकर बड़े हॉल में ले गया। 

नेविल दरवाज़े की चौखट से एक पल टिका रहा और अपने हाथ के 
पिछले हिस्से से माथा पोंछने लगा। वह किसी बूढ़े आदमी की तरह दिख 
रहा था। फिर वह दोबारा सीढ़ियाँ उतरकर दूसरी लाशों को लेने के लिए 
अँधेरे में चल दिया। 

हैरी ने बड़े हॉल के दरवाज़े को पलटकर एक नज़र देखा। चारों 
तरफ़ लोग चल रहे थे, एक-दूसरे को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, 
लाशों के पास झुके थे, लेकिन उसे अपने प्रियजन नहीं दिख रहे थे। 
हर्माइनी, रॉन, जिनी या वीज़्ली परिवार का कोई नहीं दिख रहा था, लूना 
भी नहीं। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ़ उनकी आखिरी झलक देखने के 
लिए अपने पास का बचा-खुचा समय भी देने को तैयार था। लेकिन फिर 
क्या उसमें कभी नज़रें हटाने की शक्ति रहेगी? यह इसी तरह ज़्यादा 
अच्छा था। 


वह सीढ़ियाँ उतरकर बाहर अँधेरे में पहुँच गया। सुबह के लगभग 
चार बजे थे और मैदान में मौत जैसी ख़ामोशी थी, जैसे सभी अपनी साँस 
रोककर इंतज़ार कर रहे हों कि क्या वह उस काम को कर सकता है, 
उसे करना ही है। 


हैरी नेविल की ओर बढ़ा, जो एक और लाश पर झुक रहा था। 
“नेविल।' 


हैरी अपने 


दोबारा जंगल में 
७७७७७ 663 


; 'ओह हैरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे हार्ट अटैक होते-होते 
हैरी ने अपना चोगा उतार दिया। उसके मन 
न में न जाने कहाँ 

विचार आ गया था। वह इसे पूरी तरह पक्का करना चाहता से यह 

| ह रा जा Ee हर ' हक ने शंका से पूछा। 

ह जना का हिस्सा है, हैरी ने ‘ 
ुनो - नेविल -' कहा। “मुझे कुछ करना है। 

'हैरी!' नेविल अचानक डरा हुआ दिखने लगा। 'हैरी 
को उसके हवाले करने तो नहीं जा रहे हो ?' ' कहाँ तुम खुद 

“नहीं,” हैरी ने आसानी से झूठ बोल दिया। “ज़ाहिर है, नहीं ... दूसरा 
काम है। लेकिन मैं कुछ समय तक ओझल रह सकता हूँ। तुम वोल्डेमॉर्ट के 
साप के बारे में जानते हो, नेविल ? उसके पास एक बड़ा साँप है ... उसका 
नाम नागिनी है ...' 

हाँ, मैंने सुना है ... तो ?! 

'उसे मारना है। रॉन और हर्माइनी यह बात जानते हैं, लेकिन अगर 
वे _? 

इस संभावना की भयंकरता उस पर एक पल के लिए हावी हुई, 
जिस वजह से बात करना असंभव हो गया। लेकिन फिर उसने खुद को 
दोबारा सँभाला। यह अनिवार्य था। उसे डम्बलडोर की तरह होना चाहिए। 
उसे अपने दिमाग को ठंडा रखकर यह पक्का करना चाहिए कि विकल्प 
मौजूद हों और दूसरे लोग काम को कर सकें। मरते समय डम्बलडोर जानते 
थे कि तीन लोग अब भी होरक्रक्सों के वारे में जानते थे। अब नेविल हैरी 
की जगह पर आ जाएगा। अब भी तीन लोगों को यह रहस्य मालूम होगा। 

'अगर किसी कारण वे व्यस्त हों - और तुम्हें मौक़ा मिल जाए -' 

‘साँप को मार डालना है?” 

'साप को मार डालना है,” हैरी ने दोहराया। 

'ठीक है, हैरी। तुम ठीक तो हो ?' 

'मैं ठीक हूँ। धन्यवाद, नेविल।' 

लेकिन जब हैरी ने आगे बढ़ने की कोशिश 
लाई पकड़ ली। 


की, तो नेविल ने उसकी 


हैरी पॉटर 
664 क 


'हम लड़ रहे हैं, हैरी। तुम यह बात जानते हो ?! 


“हाँ, मैं -' 

दमघोंटू भावना के कारण उसका वाक्य अधूरा ही रह गया। वह 
आगे कुछ नहीं बोल पाया। नेविल को यह अजीब नहीं लगा। उसने हैरी का 
कंधा थपथपाया और उसे छोड़कर दूसरी लाशों की खोज में चल दिया। 

हैरी ने दोबारा चोगा ओढ़ा और चलने लगा। कोई और भी पास ही 
चल रहा था। यह आकृति ज़मीन पर लेटी एक और आकृति पर झुकी 
थी। उससे कुछ फ़ुट दूर पहुँचने पर उसे एहसास हुआ कि वह जिनी है। 

वह रुक गया। वह एक लड़की पर झुकी थी, जो अपनी माँ को याद 
कर रही थी। 

'सब ठीक है,' जिनी कह रही थी। 'सब ठीक है। तुम्हें अंदर ले 
चलते हैं।' 

“लेकिन मैं घर जाना चाहती हूँ,' लड़की फुसफुसाई। 'में अब और 
नहीं लड़ना चाहती! 

'मैं जानती हूँ, जिनी ने कहा और उसकी आवाज़ टूट गई। 'सब 
कुछ ठीक हो जाएगा।' 

हैरी पर ठंडी हवा के थपेड़े पड़े। वह चिल्लाकर जिनी को बताना 
चाहता था कि वह वहाँ है, वह उसे बताना चाहता था कि वह कहाँ जा रहा 


है। वह चाहता था कि जिनी उसे रोके, उसे घसीटकर वापस ले जाए, उसे 
घर भेज दे ... 


लेकिन वह घर पर ही था। उसकी याददाश्त में हॉगवर्ट्स उसका 
पहला और सबसे अच्छा घर था। वह, वोल्डेमॉर्ट और स्नेप - सभी बिखरे 
हुए परिवारों वाले लड़कों को यहीं पर घर का एहसास हुआ था ... 


जिनी अब घायल लड़की के पास घुटने टेके बैठी थी और उसका 
हाथ थामे थी। बहुत कोशिश करके हैरी आगे चल दिया। उसने सोचा किं 
उसके गुजरते समय जिनी ने पलटकर देखा था और सोचा था कि शायद 


उसे पास से किसी के चलने की आवाज़ कुछ नहीं 
बोला और उसने हकर तहा आई थी, लेकिन वह कु 


अधरे में हैग्रिड की झोपड़ी नज़र आई। वहाँ कोई रोशनी नहीं दिखे 


रही थी। फ़ैंग के दरवाज़ा खरोंचने 
; या उसके स्वागत में भौंकने की आवा 
भी नहीं सुनाई दे रही थी। हैरी को अचानक हैग्रिड के यहाँ की सारी यात्रा 


दोबारा जंगल में 
का 7 665 
ग्राद हो आई : आग पर ताँबे की केतली की चमक रों 

और हैग्रिड का दाढ़ी वाला बड़ा चेहरा , रोक केक, दैत्याकार 


रा, रॉ 
शॉर्ट को बचाने में हर्माइनी द्वारा हैग्रिड की मदद की घोंधे की उल्टी और 


सार ह कक कोने पर पहुँचकर रुक गया। 
दमपिशाचों का झुंड पेड़ों के बीच से उड डे | 
महसूस हो रही थी और उसे यक़ीन नहीं था कि वेडन व सुरक्षित 
गुज़र जाने देंगे | उसके पास पितृदेव उत्पन्न करने की शक्ति नहीं थी। वह 
अब अपनी केंपर्केपी पर काबू नहीं रख पा रहा था। आखिरकार मरना 
इतना आसान नहीं होता है। हर पल बेशक़ीमती था, जिसमें वह सास लेता 
धा, घास की खुशबू सूंघता था, चेहरे पर ठंडी हवा महसूस करता था। उसने 
सोचा कि बाक़ी लोगों के पास बरसों का समय है, जिसे वे बर्बाद कर सकते 
हैं, इतना ज़्यादा समय कि काटे नहीं कटता, जबकि वह हर पल को पकड़ 
रहा था। उसी समय उसने सोचा कि वह आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन 
जानता था कि उसे यह करना ही होगा। लंबा खेल अब खत्म हो गया था, 
सुनहरी गेंद पकड़ ली गई थी, अब हवा से उतरने का समय था ... 

सुनहरी गेंद। उसकी कॉपती उँगलियाँ एक पल के लिए गले में 
लटके पाउच में टटोलने लगीं और उसने इसे बाहर निकाल लिया। 

मैं अत में खुलती हूँ। 

तेज़ और गहरी साँस लेते हुए उसने इसे घूरा। अब जब वह चाहता 
था कि समय बहुत धीरे चले, तो यह जैसे ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा था। 
उसके भीतर समझ विचार की गति से भी ज्यादा तेज़ी से आ रही थी। यही 
वह अंत था। यही वह पल था। 

उसने सुनहरी गेंद अपने होंठों पर दबाई और फुसफुसाकर बोला, 
'मैं मरने वाला हूँ।' , 

धातु का खोल खुल गया। उसने अपना कापता हाथ नीचे किया 
और चोगे के नीचे ड्रेको की छड़ी उठाकर बुदबुदाया, “प्रकाशित भव। 

सुनहरी गेंद के दोनों हिस्सों के वीच में तड़का इजा र 
रेखा था। पुनर्जीवन पत्थर ने अजेय छड़ी का प्रतिनिधित्व करने वाली 
ऊपर से नीचे जाती रेखा को तोड़ दिया था। चोगे तथा पत्थर का 

करने वाला त्रिकोण और गोला अवे ल ग नो 
= एक 

एक बार फिर, हैरी बिना सोचे समझ है। हे दरअसल उन्हें नहीं 

'हत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह उनमें जुड़ने वाला घ 


हे हेरी पॉटर 

रहा था : वे उसे पकड़ रहे थे। 
उसने अपनी आँखें बंद कीं और पत्थर को तीन वार अपने हाथ में 

घुमाया। 

वह जान गया कि यह हो गया था, क्योंकि उसने अपने चारों ओर 
हल्की हलचल सुनी। ऐसा लगा, जैसे कमज़ोर शरीरों ने मिट्टी और टहनी 
भरे मैदान में पैर हिलाए हों, जो जंगल के बाहरी किनारे पर था। उसने 
आँखें खोलकर चारों ओर देखा। 

वे न तो भूत थे, न ही जीवित इंसान थे। वे बहुत हद तक उस 
रिडल की तरह दिख रहे थे, जो बहुत समय पहले डायरी से बाहर निकला 
था, जो लगभग ठोस याद था। जीवित शरीरों से कम ठोस, लेकिन भूतों से 
ज्यादा। वे उसकी ओर आगे बढ़े और हर चेहरे पर प्रेमपूर्ण मुस्कान थी। 

जेम्स हैरी जितने ही लंबे थे। वे वही कपड़े पहने थे, जिनमें वे मरे 
थे। उनके बाल बिखरे तथा उलझे हुए थे। मिस्टर वीज़ली की तरह ही 
उनका चश्मा भी एक तरफ़ को झुका था। 

सिरियस ज्यादा लंबा और आकर्षक था। हैरी ने आज से पहले उसे 
कभी इतना युवा नहीं देखा था। उसका आरामदेह आकर्षण साफ़ झलक 
रहा था। उसके हाथ जेब में थे और चेहरे पर मुस्कान थी। 

ल्यूपिन ज्यादा युवा और कम गंदे दिख रहे थे। उनके बाल ज्यादा 
मोटे और काले थे। वे इस परिचित जगह पर खुश नज़र आ रहे थे, जहाँ 
वे किशोरावस्था में इतना घूमे थे। 

लिली की मुस्कान सबसे चौड़ी थी। हैरी के क़रीब आते समय लिली 
ने अपने लंबे बाल पीछे झटके। लिली की हरी आँखें, जो हैरी जैसी ही थीं, 
हैरी के चेहरे को भूखे अंदाज़ में देखने लगीं, जैसे उसे दोबारा कभी अच्छी 
तरह नहीं देख पाएँगी। 


“तुम बहुत बहादुर हो।' 
वह बोल नहीं पाया। उसने अपनी माँ को जी भरकर देखा और 
सोचने लगा कि काश वह हमेशा इसी तरह खड़ा-खड़ा उन्हें देखता रहे! 


तुम लगभग वहाँ पहुँच चुके हो,” जेम्स ने कहा। “बहुत क़रीब। हमें 
-« तुम पर नाज़ है।' 


क्या इसमें दर्द होता है?” 
इससे पहले कि वह रोक पाए, यह बचकाना सवाल हैरी के होंठों से 


फिसल ही गया। 
'मरने में ? बिलकुल नहीं, ’ सिरियस ने हि 
और आसान होता है।' कहा। “सोने से ज़्यादा जल्दी 


“और वह इसे जल्दी से करना चाहेमा 
। वह इसे खत्म 
है,” ल्यूपिन ने कहा। इसे ख़त्म करना चाहता 


'मैं आपकी मौत नहीं चाहता था,” हैरी ने कहा। ये शब्द बिना 
उसकी इच्छा के आ गए। 'आपमें से किसी की भी। मुझे अफ़सोस है -' 


उसने बाकी किसी के बजाय ल्यूपिन को देखकर यह बात कही और 
आग्रहपूर्ण दृष्टि से उन्हें देखा। 


“- बेटा होने के ठीक बाद ... रीमस, मुझे अफ़सोस है -' 

'मुझे भी अफ़सोस है,' ल्यूपिन ने कहा। 'मुझे अफ़सोस है कि मैं उसे 
कभी नहीं जान पाऊँगा ... लेकिन वह जान जाएगा कि मैं क्यों मरा था 
और मुझे उम्मीद है कि वह समझ जाएगा। मैं एक ऐसी दुनिया बनाने की 
कोशिश कर रहा था, जिसमें वह ज़्यादा सुखी ज़िंदगी बिता सके।' 

जंगल के बीच चलती ठंडी हवा ने हैरी की भौंह के बाल उठा दिए। 
वह जानता था कि वे उसे जाने को क्यों नहीं कह रहे थे। यह उसका खुद का 
फैसला होना चाहिए। | 

“आप मेरे साथ रहेंगे ?' 

“बिलकुल अंत तक,” जेम्स ने कहा। 

'वे लोग आपको नहीं देख पाएँगे ?' हैरी ने पूछा। 

'हम तुम्हारा हिस्सा हैं,” सिरियस ने कहा। 'किसी और को नज़र 
नहीं आएँगे ।' 

हैरी ने अपनी माँ को देखा। 

फिर वह धीरे से बोला, 'मेरे क़रीव ही रहना। 


उस पर कोई असर 
फिर वह चल दिया। दमपिशाचों की ठंड का उस पर क 
नहीं हुआ। वह अपने साथियों के साथ दमपिशाचों के बीच से गुज़र गया 


और उसके साथियों ने उसके लिए पितृदेवो का काम है उलझी थी हम 
करीब लगे पुराने पेड़ों के बीच से गुज़रे। उनकी * में अड़ रही थीं। हैरी 
जड़े गॉठदार तथा मुड़ी हुई थीं और चलते वक़्त के भीतर और भीतर 

अँधेरे में चोगे को कसकर लपेट लिया तरट कहाँ है, लेकिन उसे 
पेलता चला गया। हैरी को पता नहीं था कि | 


हैरी पॉटर 
668 ——— 
कि वह वोल्डेमॉर्ट को ज़रूर खोज लेगा। जेम्स, सिरियस, ल्यूपिन 

और लिली बिना आवाज़ किए उसके साथ चल रहे थे। उनके पास रहने से 
उसे हिम्मत मिल रही थी और इसी कारण वह एक क़दम को दूसरे के सामने 
रख पा रहा था। 

उसका दिमाग और शरीर अब अजीब तरीक़े से जैसे अलग-अलग 
हो गए थे। उसके अंग बिना किसी चेतन निर्देश के काम कर रहे थे, जैसे 
जिस शरीर को वह छोड़ने वाला था, उसका वह चालक नहीं, बल्कि 
हो। जो मुर्दा लोग जंगल में उसके साथ चल रहे थे, वे उसके लिए महत्र 
में बचे ज़िंदा लोगों की तुलना में ज़्यादा असली थे : रॉन, हर्माइनी, जिनी 
और बाक़ी सभी लोग उसे भूतों जैसे लग रहे थे, जब वह लड़खड़ाता 
हुआ अपनी ज़िंदगी के अंत की ओर जा रहा था, वोल्डेमॉर्ट की ओर जा 
रहा था ... 

एक धम्म और एक फुसफुसाहट : कोई और जीवित प्राणी उसके 
क़रीब ही हिला। हैरी चोगे के नीचे रुक गया और मुड़कर चारों तरफ़ 
देखने-सुनने लगा। उसके मम्मी-डैडी, ल्यूपिन और सिरियस भी रुक गए। 

“वहाँ कोई है,” एक हाथ दूर से एक रूखी फुसफुसाहट आई। “उसके 
पास अदृश्य चोगा है। कहीं पॉटर तो नहीं - ?' 

दो आकृतियाँ पास वाले पेड़ के पीछे से निकलीं। उनकी छड़ियाँ 
रोशन थीं। हैरी ने देखा कि याक्सले और डोलोहोव अँधेरे में ठीक उसी 
जगह देख रहे थे, जिस जगह पर हैरी, उसके मम्मी-डैडी, सिरियस और 
ल्यूपिन खड़े थे। उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। 

“निश्चित रूप से कोई आवाज़ तो आई थी,” याक्सले ने कहा। 'तुम्हे 
क्या लगता है, जानवर रहा होगा ?' 


'उस पागल हैग्रिड ने यहाँ बहुत से जानवर पाल रखे हैं, डोलोहोव 
ने सिर घुमाकर पीछे देखते हुए कहा। 


याक्सले ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली | 


समय लगभग खत्म होने वाला है। पॉटर को दिया गया एक घंटे 
का समय पूरा हो चुका है। वह नहीं आ रहा है |! 


नहीं का मालिक को तो यक्ीन था कि वह ज़रूर आएगा! वे खुश 


बेहतर होगा कि वापस चलें,” याक्सले ने कहा। 'पता लगाते हैं किं 


दोबारा जंगल में 
दोबारा जल में 669 


अब क्या योजना है।' 


याक्सले और डोलोहोव मुड़कर जंगल की गहराई में 
जाने 
उनके पीछे चलने लगा। वह जानता था कि वे उसे ठीक उसी a 
जाएँगे, जहाँ वह जाना चाहता था। उसने अगल-बगल देखा। उसकी माँ 


उसकी तरफ़ देखकर मुस्कराई और उसके डैडी ने उत्साह बढ़ाने वाले 
अंदाज़ में सिर हिलाया। | 


कुछ मिनट तक यात्रा करने के बाद हेरी को आगे रोशनी दिखी। 
याक्सले और डोलाहोव एक खुली जगह पर पहुँच गए थे। हैरी जानता था 
कि यह वही जगह थी, जहाँ कभी एरेगॉग नाम का भयंकर मकड़ा रहता 
था। उसके विशाल क़बीले के बचे हुए मकड़े अब भी वहीं रहते थे, लेकिन 
प्राणभक्षियों ने उन्हें अपनी ओर से लड़ने के लिए यहाँ से खदेड़ दिया था। 
खुली जगह के बीच में आग जल रही थी और आग की लहराती 
रोशनी बिलकुल खामोश, चौकस प्राणभक्षियों की भीड़ पर पड़ रही थी। 
उनमें से कुछ अब भी नक़ाब पहने थे, बाक़ी के चेहरे दिख रहे थे। समूह के 
बाहरी हिस्से में दो दानव बैठे थे और पूरे दृश्य पर विशाल परछाई डाल रहे 
थे। उनके चेहरे क्रूर और चट्टान जैसे खुरदुरे थे। हैरी ने फ़ेनरिर को 
दुबकते और लंबे नाखून चबाते हुए देखा। भारी-भरकम, सुनहरे बालों 
वाला राउल अपने खून बहते होंठ को दवा रहा था। हैरी ने लूसियस 
मैल्फ़ॉय को देखा, जो डरा हुआ और आतंकित दिख रहा था। और 
नासिंसा को भी, जिसकी आँखें धसी हुई और डर से भरी थीं। 
हर निगाह वोल्डेमॉर्ट पर टिकी थी, जो सिर झुकाकर खड़ा था। 
उसके सफ़ेद हाथ सामने की तरफ़ अजेय छड़ी के ऊपर बधे थे। उसे देखकर 
लगता था, जैसे वह प्रार्थना कर रहा हो या मन ही मन गिनती गिन रहा 
हो। हैरी अब भी वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसे वोल्डेमॉर्ट बड़े ही मूर्ख बच्चे 
जैसा लगा, जो लुका-छिपी के खेल में गिनती गिन रहा था। उसके र 
पीछे चमकते, सम्मोहित पिंजरे में लहराती और वल खाती बड़ी नागिन तैर 
रही थी। वह किसी भयंकर आभामंडल जैसी लग रही थी। ट 
डोलोहोव और याक्सले के दायरे में शामिल होने पर 


ऊपर देखा। 
'वह नहीं आया, मालिक,' डोलोहोव लाल आँखें आग 
वोल्डेमॉर्ट के चेहरे का भाव नहीं बदल धीरे-धीरे उसने अपनी लंबी 
की रोशनी में जलती नज़र आ रही थीं। धीत 


हैरी पॉटर 
670 Cate 


उंगलियों के बीच अजेय छड़ी को उठाया। 

'मालिक -' 

वोल्डेमॉर्ट के सबसे क़रीब बैठी बेलाट्रिक्स बोली थी। उसके बाल 
बिखरे थे और उसके चेहरे पर थोड़ा ख़ून दिख रहा था, लेकिन इसके 
अलावा उसे कोई नुक्रसान नहीं हुआ था। 

वोल्डेमॉर्ट ने हाथ उठाकर उसे चुप कर दिया और वह एक शब्द भी 
नहीं बोली, बल्कि आराधना के भाव से उसे देखती रही। 

‘मैंने सोचा था कि वह आएगा,” वोल्डेमॉर्ट ने अपनी ऊँची, स्पष्ट 
आवाज़ में कहा और उसकी आँखें उठती हुई लपटों पर थीं। “मुझे उम्मीद 
थी कि वह आएगा।' 

कोई नहीं बोला। वे भी हैरी जितने ही डरे हुए लग रहे थे, जिसका 
दिल अब उसकी पसलियों पर इतनी तेज़ी से उछल रहा था, जैसे उस 
शरीर से दूर चला जाना चाहता हो, जिसे वह छोड़ने वाला था। उसके हाथ 
में पसीना निकल रहा था, जब उसने अपना अदृश्य चोगा खींचा और उसे 
अपने दुशाले के नीचे रख लिया। उसकी लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। 

“ऐसा लगता है कि मैंने ... गलत सोचा था,” वोल्डेमॉर्ट ने कहा। 

'नहीं, तुमने गलत नहीं सोचा था।' 

हैरी ने यह बात अपना पूरा ज़ोर लगाकर कही। वह अपने डर को 
प्रकट नहीं करना चाहता था। पुनर्जीवन पत्थर उसकी सुन्न उँगलियों के 
बीच से फिसल गया और आग की रोशनी में आगे बढ़ते समय उसने अपने 
माता-पिता, सिरियस तथा ल्यूपिन को गायब होते देखा। उस पल उसे 
महसूस हुआ कि वोल्डेमॉर्ट के अलावा कोई भी महत्वपूर्ण नहीं था। जो भी 
होना था, उन दोनों के बीच ही होना था। 

र यह भ्रम उतनी ही जल्दी चला गया, जितनी जल्दी आया था। दानव 
चिघाड़े और उसी समय प्राणभक्षी भी आगे बढ़े। चिल्लाने, आह भरने और 
हसी की भी आवाज़ें सुनाई दीं। वोल्डेमॉर्ट जहाँ खड़ा था, वहीं जैसे जम 
गया, लेकिन उसकी लाल आँखों ने हैरी को खोज लिया और वह आगे 
बढ़ते हैरी को घूरता रहा। उनके बीच आग के सिवाय कुछ नहीं था। 

फिर एक आवाज़ चिल्लाई - 

"हेरी! नहीं! 


जह चुड़ा। हैग्रिड क़रीब के एक पेड़ से बंधा था। आज़ाद होने की 


दोबारा जंगल में 
Te 677 


क्रोशिश में जूझते समय उसके विशाल शरीर के कारण पेड 
“नहीं! नहीं! हैरी, तुम क्या कर -?? | चरमराने लगा! 


“चुप रहो!” राउल चिल्लाया और छड़ी हि 
ड लहराकर वेह बं 
कर दिया। हैग्रिड का मुँह बंद 


बेलाट्रिक्स उठकर खड़ी हो गई थी और कभी वोल्डेमॉर्ट 
कभी हैरी को देख रही थी। उसका सीना ठ Ba 
लपे और सौंप ही हिल रहे थे, जो वोल्डेमॉर्ट के सिर के पीछे चमकते 
पिंजरे में बल खा रहा था। 

हैरी को अपने सीने पर छड़ी का एहसास हुआ, लेकिन उसने 
बाहर निकालने की कोई कोशिश नहीं की। वह is थाकि a 
सुरक्षित था। वह जानता था कि अगर उसने अपनी छड़ी नागिनी की तरफ़ 
तान भी दी, तो भी उसके शाप देने से पहले ही पचास शाप उसे पड़ 
जाएंगे। अब भी वोल्डेमॉर्ट और हैरी एक-दूसरे को देखते रहे। फिर 
वोल्डेमॉर्ट ने अपने सिर को थोड़ा सा तिरछा किया और अपने सामने खड़े 
लड़के को तौला। उसके बिना होंठों के मुँह पर बेरहम मुस्कान आ गई। 

'हैरी पॉटर,” उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, जो लकड़ियों के 
तइ़कने जितनी धीमी थी। “वह लड़का जो ज़िंदा बच गया था।' 

एक भी प्राणभक्षी नहीं हिला। वे इंतज़ार कर रहे थे। हर चीज़ 
इंतज़ार कर रही थी। हैग्रिड जूझ रहा था और बेलाट्रिक्स हॉफ रही थी। न 
जाने क्यों हैरी ने जिनी और उसकी दहकती निगाह के बारे में सोचा और 
अपने होंठों पर उसके होंठों को महसूस किया - 

वोल्डेमॉर्ट ने अपनी छड़ी ऊँची कर ली। किसी उत्सुक बच्चे की 
तरह उसका सिर अब भी एक तरफ़ को था, जैसे रहा हो कि आगे 
बढ़ने पर क्या होगा। हैरी ने दोबारा उन लाल आँखों में देखा और वह 
चाहता था कि यह जल्दी से हो जाए, जब वह खड़ी रह सकता था, इससे 
पहले कि वह नियंत्रण खो दे, इससे पहले कि उसका डर प्रकट हो जाए - 

उसने मुँह को हिलते और हरी रोशनी को चमकते देखा, और फिर 


हेर चीज़ गायब हो गई। 


अध्याय पैंतीस 
किंग्स क्रॉस 


बह के बल लेटा हआ खामोशी में सुन रहा था। वह बिलकुल अकेला 

था| बा आर कोई भी नहीं था। उसे तो यह भी पूरा यक्रीन नहीं था कि 
वह खुद भी वहाँ था। 

एक लंबे समय बाद, या शायद तत्काल बाद ही, उसे यह लगा कि 
उसका अस्तित्व है। वह किसी भूत या विचार की तरह अमूर्त या बिना 
शरीर का नहीं हो सकता। क्योंकि वह लेटा हुआ था, निश्चित रूप से किसी 
सतह पर लेटा हुआ था। इसका मतलब यह था कि उसकी इंदरियाँ स्पर्श को 
महसूस कर रही थीं। इसका यह भी मतलब था कि जिस चीज़ पर वह लेटा 
था, उसका भी अस्तित्व होगा। 

जैसे ही हैरी इस नतीजे पर पहुँचा, उसका ध्यान इस बात की तरफ़ 
गया कि वह नंगा था। चूँकि वह बिलकुल अकेला था, इसलिए इस बात से 
उसे चिंता नहीं हुई, हालाँकि वह थोड़ा चौंक ज़रूर गया। उसने सोचा कि 
अगर वह महसूस कर सकता है, तो देख भी सकता होगा। आँखें खोलने 
पर उसे पता चला कि वे भी काम कर रही थीं। 

वह चमकीली धुंध में लेटा था, हालाँकि इस तरह की धुंध उसने 
पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके आस-पास का माहौल बादल जैसे 
धुएँ में नहीं छिपा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बादलों से बना हो। 
जिस फ़र्श पर वह लेटा था, वह सफ़ेद लग रहा था, न गर्म, न ही ठंडा। वहाँ 
पर बस एक समतल, खाली चीज़ थी। 


वह उठकर बैठ गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। ह 
अपना चेहरा छुआ। उसके चेहरे पर चश्मा नहीं था। 


672 


किंग्स क्रॉस 673 

फिर एक आवाज़ आस-पास के शून्य से उस तक पहुँची। किसी 
चीज़ के हल्के-हल्के टकराने की आवाज़, जो जूझ रही थी, र रही 
धी, तड़प रही थी। यह एक करुण आवाज़ थी, थोड़ी भद्दी भी। उसे यह 
अप्रिय एहसास हुआ कि वह किसी गोपनीय या शर्मनाक चीज़ को चुपके से 
सुन रहा था। 


पहली बार उसकी इच्छा हुई कि काश वह कपड़े पहने होता। 
उसके दिमाग में यह इच्छा आते ही तत्काल थोड़ी दूर पर दुशाले 


प्रकट हो गए। उसने उन्हें पहन लिया। वे नरम, साफ़ और गर्म थे। यह 
अजीव बात थी कि उसके इच्छा करते ही वे प्रकट हो गए थे ... 


उसने खड़े होकर चारों तरफ़ देखा। क्या वह किसी बड़े आवश्यकता 
क्ष में था? उसने जितनी ज़्यादा दूर तक देखा, उसे उतनी ही ज्यादा चीज़ें 
दिखीं। काच की एक बड़ी, गुंबद वाली छत धूप में उसके ऊपर चमक रही 
थी। शायद यह एक महल था। हर चीज़ शांत और स्थिर थी, सिवाय 
टकराने और सुबकने की उन अजीब सी आवाज़ों के, जो धुंध में क़रीब से 
ही आ रही थीं ... है दे 

हैरी अपनी जगह पर धीरे से घूमा और आस-पास का माहौल 
उसकी आँखों के सामने बदलने लगा। एक चौड़ी खुली जगह, चमकदार 
और साफ़, हॉगवर्टस के बड़े हॉल से भी ज़्यादा बड़ा हॉल। यह बिलकुल 


~ 


ख़ाली था। वहाँ वह इकलौता व्यक्ति था, सिवाय - | 
वह चिहुँक गया। उसे वह चीज़ दिख गई, जो आवाज़ें कर रही थी। 
वच्चे जैसा एक छोटा प्राणी ज़मीन पर नंगा लेटा था। इसकी चमड़ी रूखी 
और पपड़ीदार दिख रही थी। यह प्राणी उस सीट के नीचे पड़ा-पड़ा कॉप 
रहा था, जहाँ इसे छोड़ दिया गया था। इसे कोई नहीं चाहता था और इसे 
चोरी से छोड़ गया था। अब यह साँस लेने के लिए जूझ रहा था। 
हैरी को डर लगने लगा। हालाँकि प्राणी छोटा, कमज़ोर और 
गयल था, लेकिन हैरी उसके पास नहीं जाना चाहता था। का वह 
करीव गया और किसी भी पल पीछे कूदने के लिए तैयार था। ह ह 
क़रीब पहुँच गया कि इसे छू सके, लेकिन वह ऐसा ds 
जुटा पाया। वह खुद को डरपोक समझ रहा था। उसे इस 
"सली देनी चाहिए, लेकिन इससे उसे नफ़रत हुई। 
'तुम कोई मदद नहीं कर सकते।' 


तरफ़ -चलकर.आ 
उसने पलटकर देखा। एल्बस उसकी तर 


लहे करेःमंगतसे तनकरे चलःरहेः थेशऔरः उन्होंते।नीले दुशाले पहन रखे 
थे | छक्का , fe f5 TETF& 3B } PS कफत्त्न -त्‌ 


गेरी” ठन्होंने अपनी बाहे फैलाईं और उनके दोनों हाथ सफ़ेद और 
सहीसलामत थे। “अद्भुत '्लडंके। बहादुर, ' बहादुर ' अंदिमी। चलो घूमते 


हैं। 


674 


घूरने ;iw 


जैसी-उसे;यादथी। -लेकिन फ़िर भी ञ्छ | कफड्ठए कछ ः 
£ 7८लेकिन्‌:आंप तो मराःचुके हैं??? हैरी। मछ कि न्तन] 
ओह हाँ,” डम्बलडोर ने सामान्य आवाज़ में कहा। 
छात्रा पतो क्यों: मैं भी मर चुका हूं 7? 77 5 I 
क शाह” इम्बलडोर ने कहा और अब वें ज्यादी खुलकर मुस्करा रहे 


पु T 


थे। येही तौ संवोले है, है ना? कुल मिलाकर, प्यारे बच्चे, मुझे लगता है 


जता 


नहीं । [IS शा फ़ाछकड़ SP 


! 5 >उन्हींने एक दूसरे को देखा। इम्बलंडीर अंब भी मुस्करा रहे थे। 


F का 5 करा 
IB? IEF दोहराया F So FIER fo पाए 


| ?’ | 
एक डा (हरी ने दोहराया। 6.० न । 6 जिप का 


~ ? 


58 5 नही, लडेर बोले। =, फ़ार ञो ल । 
। 75 “लेकिन? हैरीः नेः-अपना : हाथःःबिजञली | केः निशान. की तरफ़ 


4 =? 


डंम्बलडोर नेःकहा;में सोचताः हूँ; कि'इसी!से सार फ़र्क़ पड़ा। 

की कष खुशी रोशनी की तरह! आग की: तरह त्डम्बलंडोर से प्रवाहित हे 
। हैरी ने पहले कभी उन्हें इतंना' ज्यादा संतुष्टः महीं देखा था। 
समझाएं,' हैरी ने कहा? ० "7% Fool ,7 


ला लने तुम पहले से ही जानते हो” ड्बलेडीर ने अपने अंग 
पसः | हुए कहा | IPRS FESO {TES SPP FFE w 


YT 


किंग्स क्रॉस 
मैंने उसे खुद को मारने दिया,' हैरी ने कहा। 'है ना ?' 
तुमने ऐसा ही किया,' डम्बलडोर ने सिर हिलाते हुए 


675 


कहा। “आगे 


कहो!' 

'तो उसकी आत्मा का जो हिस्सा मुझमें था ...' 

डम्बलडोर ने और भी उत्साह से सिर । आंगे 
बोलने के लिए प्रेरित किया। उनके चेहरे पर बला भी ९938 
धी। 

क्या यह हिस्सा चला गया है?” 

ओह हाँ!' डम्बलडोर ने कहा। 'हाँ, उसने इसे नष्ट कर दिया है। 
हैरी, तुम्हारी आत्मा समूची है और अब वह पूरी तरह तुम्हारी है। 

लेकिन फिर 

हैरी ने अपने कंधे के पीछे देखा, जहाँ घायल छोटा प्राणी कुर्सी के 
नीचे कॉपा। 5 AI FN 

वह क्या है, प्रोफ़ेसर ?' MN कक 5 

एक ऐसी चीज़, जो हम दोनों की मदद से परे है,' डम्बलडोर ने 


केहा। 


>ं । ५ 


मरा - तो फिर मैं ज़िंदा कैसे बच सकता हूँ ?' 

मुझे लगता है कि तुम जानते हो,', डम्बलडोर;ने-कहा | अतीत; को 
याद करते हुए सोचो। याद करो कि.उसने-अपने अज्ञान्न-में, -लालच-में 
कररता में क्या किया था। [म ङ फानार डिल खक शरग्छा 

हैरी ने सोचते हुए अपने आसःपोस केः माहौल परः नज़रो डाली।-वे 
हाँ बैठे थे, वह सचमुच किसी महल जैसाःलगंः रंहा-था।' हालाँकि गे 
अजीब सा महल था, क्योंकि इसमें थोड़ी-थोड़ी दूर पर कुर्सियाँ बे हे 
गी थीं और रेलिंग भी थी। वहाँ हैरी, डम्बलडोर: और; कुर्सी कनी 
सुकते प्राणी के सिवाय कोई नहीं: था।- फिर जवाब उसके तक्‌ 
आसानी से, बिना किसी कोशिश केः आ ;गया। 7 म रिश कछ 

हैरी बोला, 'उसने मेरां:खूनः लिया था। ण्ड र 

| ने कहा। 'उसने तुम्हारा खुन लियाँ था 

ष ड क बनाद़ाःथाएतुम्हारां-खूनिः उसकी गों में बह 


हैरी पॉटर 
676 लि: 
लिली की सुरक्षा तुम दोनों के भीतर थी! वोल्डेमॉर्ट ने 
हल या था कि उसके ज़िंदा रहने तक तुम भी ज़िंदा रहो! h 
मैं ज़िंदा रहूँ ... जब तक वह ज़िंदा रहे ? लेकिन मैंने तो सोचा धा 
_ मैंने तो सोचा था कि मामला उल्टा था! मैंने तो सोचा था कि हम दोनों 
को मरना होगा? या फिर यह एक ही बात है?” 

दर्द से कराहते प्राणी के सुवकने और हाथ पटकने से उसका ध्यान 
भटक गया। वह एक बार फिर पीछे मुडकर उसकी तरफ़ देखने लगा। 

“आपको यक़ीन है कि हम कुछ नहीं कर सकते ?' 

'कोई मदद संभव नहीं है।' 

'तो फिर और ज़्यादा ... स्पष्ट करें,” हैरी ने कहा। डम्बलडोर 
मुस्कराए। 

“तुम सातवें होरक्रक्स थे, हैरी। वह होरक्रक्स, जिसे वह बनाना नहीं 
चाहता था। उसने अपनी आत्मा को इतना अस्थिर कर दिया था कि जब 
उसने तुम्हारे माता-पिता की हत्या करने और छोटे से बच्चे की जान लेने 
की घिनौनी कोशिश करने का जघन्य अपराध किया, तो यह टूटकर अलग 
हो गई। लेकिन उसकी आत्मा का जितना हिस्सा उस कमरे में आया था, 
उतना बाहर नहीं गया, हालाँकि वह यह बात नहीं जानता था। वह अपने 
पीछे तुम्हारे शरीर के अलावा भी कुछ छोड़कर गया था। उसकी आत्मा का 
टुकड़ा तुमसे जुड़ गया था - वह संभावित शिकार, जो बच गया था। 

“लेकिन उसका ज्ञान दुखद रूप से अधूरा था, हैरी! वोल्डेमॉर्ट जिसे 
महत्वपूर्ण नहीं मानता है, उसे समझने की कोशिश भी नहीं करता है। घरेलू 
जिन्नों और बच्चों की कहानियों, प्रेम, वफ़ादारी या मासूमियत के बारे में 
वोल्डेमॉर्ट कुछ नहीं जानता और समझता है। कुछ भी नहीं। इन सबमें 
उसकी शक्ति से परे भी कोई शक्ति है, जादू की पहुँच से परे भी कोई 
शक्ति है, इस सच्चाई को वह कभी नहीं समझ पाया। 


'उसने तुम्हारा खून इस विश्वास से लिया कि इससे वह शक्तिशाली 
बन जाएगा। उसने अपने शरीर में उस जादू का छोटा सा हिस्सा भी ले 
लिया, जो तुम्हारी माँ के बलिदान के कारण तुम्हारी सुरक्षा कर रहा था। 
उसके शरीर में लिली का बलिदान ज़िंदा रहता और जब तक वह सम्मोहन 
बरकरार रहता, तब तक तुम भी ज़िंदा रहते और वोल्डेमॉर्ट की आखिरी 
उम्मीद भी बाक़ी रहती।' 


उम्बलडोर हैरी को देखकर मुस्कराए। हैरी उन्हें घूरता रहा। 


किंग्स क्रॉस 
[स 677 
'और आप यह बात जानते थे? आप - हमेशा जानते थे ?' 


'मैंने अंदाज़ा लगाया था। लेकिन मेरे अंदाज़े आम तौर 

| र र पर सही 
होते हैं,' डम्बलडीर ने खुशी से चहकते हुए कहा। वे दोनों काफ़ी समय तक 
ख़ामोशी में बैठे रहे, जिस दौरान उनके पीछे का प्राणी लगातार काँपता 
और सुबकता रहा। 


'और भी कुछ है,' हैरी ने कहा। 'इसमें और भी 
उसकी उधार वाली छड़ी को क्यों तोड़ दिया था?' कुछ है। मेरी छड़ी ने 


'उस बारे में मुझे पक्का पता नहीं है।' 

'तो फिर अंदाज़ा ही बताएँ,' हैरी ने कहा और इम्बलडोर हँस दिए। 

हैरी, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जादू की 
ऐसी सरहदों तक पहुँच गए हो, जो अनजान और अपरिचित हैं। यह 
अभूतपूर्व है, इसलिए मुझे यह लगता है कि कोई भी छड़ीसाज़ इसकी 
भविष्यवाणी नहीं कर सकता था या वोल्डेमॉर्ट को नहीं बता सकता था। 
लेकिन मुझे लगता है कि यह हुआ होगा। 

'जैसा कि तुम अब जानते हो, इंसानी शरीर वापस पाते समय 
अनजाने में ही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने तुम दोनों के बीच के बंधन को दुगुना कर 
दिया। वह नहीं जानता था कि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा तुम्हारे साथ 
जुड़ गया था। उसने खुद को शक्तिशाली बनाने के इरादे से तुम्हारी माँ के 
वलिदान का एक अंश अपने भीतर ले लिया। अगर वह उस बलिदान की 
वर्दस्त शक्ति को समझ सकता, तो शायद वह तुम्हारे ख़ून को छूने की भी 
हिम्मत नहीं करता ... लेकिन अगर वह समझ सकता, तो वह लॉर्ड 
वोल्डेमॉर्ट नहीं होता और कभी किसी की हत्या नहीं करता। 

'इस दोतरफ़ा संबंध के सुनिश्चित होने के बाद तुम दोनों की क्रिस्मत 
एक साथ गुँध गई, जो आज तक के इतिहास में कभी दो जादूगरों के साथ 
नहीं हुआ है। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट ऐसी छड़ी से तुम पर हमला करने गया, 

जिसका मूल तत्व तुम्हारी छड़ी के मूल तत्व का जुड़वां था। और जैसा त 
हम जानते हैं, इसकी वजह से बहुत ही अजीब घटना हुई | दोनों मूल त भी 
ने ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया की, जिसकी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कभी उम्मीद उसकी 
नहीं कर सकता था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि तुम्हारी और उस 
छडी जुड़वा हैं। 

` 'हैरी, उस रात को वह तुमसे 
सभावना को स्वीकार कर लिया था, यहीं 


डरा हआ था। तुमने तो मौत 
FE कल कि गले भी लगा लिया 


हैरी पॉटर 
678 शा 

एक ऐसी चीज़ थी, जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कभी नहीं कर 
न जीत गा । तुम्हारी छड़ी ने उसकी छड़ी को हरा दि ओर 
ऐसा करते समय दोनों छड़ियों के बीच ऐसा कुछ हुआ, जो उनके मालिकों के 
आपसी संबंध को दर्शाता था। 

'मेरा मानना है कि उस रात तुम्हारी छड़ी ने वोल्डेमॉर्ट की छड़ी की 
कुछ शक्तियाँ और गुण ले लिए, जिसका मतलब यह है कि इसमें थोड़ा सा 
चोल्डेमॉर्ट खुद आ गया। यही वजह है कि जब वह तुम्हारा पीछा कर रहा 
था, तो तुम्हारी छड़ी ने उसे पहचान लिया। छड़ी ने पहचान लिया कि वह 
परिचित और कट्टर दुश्मन है। इसके बाद तुम्हारी छड़ी ने उसी के जादू का 
इस्तेमाल उस पर किया। वह जादू इतना सशक्त था कि लूसियस की छड़ी 
ने पहले कभी नहीं किया था। तुम्हारी छड़ी में तुम्हारे प्रबल साहस और 
वोल्डेमॉर्ट की घातक योग्यता की शक्तियाँ थीं। लूसियस मैल्फ़ॉय की छड़ी 
के पास बचने का मौका ही कहाँ था ?' 

“लेकिन अगर मेरी छड़ी इतनी शक्तिशाली थी, तो फिर हर्माइनी ने 
उसे कैसे तोड़ दिया?” हैरी ने पूछा। 

'मेरे प्यारे लड़के, उस छड़ी के उल्लेखनीय परिणाम सिर्फ़ वोल्डेमॉर्ट 
के मामले तक सीमित थे, जिसने जादू के सबसे गहरे नियमों के साथ गलत 
ढंग से छेड़खानी की थी। सिर्फ़ उसके लिए ही वह छड़ी असामान्य रूप से 
शक्तिशाली थी। वरना तो वह बाक़ी छड़ियों जैसी ही थी ... हालाँकि मुझे 
यक्रीन है कि अच्छी थी,” डम्बलडोर ने दयालुता से बात पूरी की। 

-हैरी लंबे समय तक या कुछ पलों तक विचार में डूबा रहा। यहाँ पर 
समय जैसी चीज़ों के बारे में पक्के तौर पर कुछ कहना बहुत मुश्किल था। 

“उसने मुझे आपकी छड़ी से मारा।' 

'वह तुम्हें मेरी छड़ी से नहीं मार पाया,' डम्बलडोर ने हैरी की बात 
सही की। 'मुझे लगता है कि हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि तुम 
मरे नहीं हो - हालाँकि ज़ाहिर है, उन्होंने आगे कहा, जैसे उन्हें डर, हो कि 
उन्होंने गलत बात कह दी है, “मैं तुम्हारे कष्टों को कम नहीं आँक रहा हँ 
जो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर थे।' MS 

'में इस वक्त बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ,' हैरी ने अपने साफ़, 
बेदाग RE देखते हुए कहा। 'हम कहाँ हैं ?' . | हे 88 ॥िए 

_ यही तो मैं तुमसे: पूछना चाह रहा हूँ,” डम्बलडोर ने चारों तर 
देखते हुए कहा। ' तुम्हें क्या लगता है ?? :: हे हक 5 PETE 


679 


` जबं?तक उडम्बलडोर ' ने यह । नहीं पूछा; हैरी : 
बहरहाल, अब- उसनेः पाया'कि'उसकेः पास हा Fe ङ हे | 
हैरी ने धीरे से कहाँ, "यह तो किम्सं क्रॉस स्टेशन जसः केति 
र्क सिर्फ़ इतना है कि यह बहुत ज्यादा साफ़ और खाली हः जरंजहो तक 
मैं देख सकता हूँ; (कोई ट्रेन; भी ,नरहीं-दिख रही. है।!.. ८ 


| डक TEE EXT: 


किंग्स क्रॉस स्टेशन!!:डम्बलंडोरः हँस रहे: थे। अच्छा "सचमुच?! 
तो-आंपके हिसाब से हम कहाँ हैं ?! हैरी ने थोड़े रक्षात्मक अंदाज़ में 
Tः SF THIS 


कहा । 


4 


मेरे प्यारे-बच्चे; मुझे ज़रा। भीःअंदाज़ा/ नहीँ: है।यह: तो तुम्हारी पार्टी 


है “ATE FIC 5 FIs, 5S 
है। i FU toi Isr iw il | FEF TE १ 5 जिक्र Pa iF’ 


हैरी को पता नहीं था कि इसका क्या मतलब हैं| डम्बलंडोर उ 
गुस्सा दिलाःरहे'थे।"उसने:उनकी-तरफ़ःधूराङ फिर, ठसे-यादःआया' कि उसे 
वर्तमान जगहःकाःपता-लमाने से ज्यादा |ज़रूरी सवलःपूछनाै 5 जरिए 

मौत के तोहफ़े,' उसने कहा और यहं देखकरें खुश हुआ किं डने 
शब्दों से इम्बलेडोर के:चेहरे'की' मुस्कान उड़ गई £ गिल छछ 


ओह हाँ,” उन्होंने थोड़ा चिंतितं दिखते: हुए कहाँ। ४ "2? 
केतो ह किए पाहे हिम के किए उहह कि जोडा एक 6 


हैरी जब से डम्बलडोर से मिला था, तब से पहली बार .वे बूढ़े के 
वजायं युवा दिख रहे थे। पल भर के लिए तो वें उस छोटे बच्चे जैसे लगे 
नसे गलती करते हुए पकड़ लिय गया हो: । 7 ए धाम 
क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो ?' उन्होंने कहा। 'क्यां तुम इस 
वात के लिए मुझे मार्फ़ करें संकंते हों कि मैंने तुमे पर पूरा भरोसा नहीं 
कियो ?/मैंने तुम्हें ःपूरी-बांत नहीं बताई? हैरी,मुझे-डर धा'किःमेरीःही तरह 
तुम भी नाकामयाब हो जाओगे। मुझे डर था कि तुम भी मेरे जैसी क 
करोगे । मैं; तुमसे: माफ़ी: चाहता (हूँ£:हैरी। अक में जान गई ह र 
श्पादा अच्छे आदमी हो Is SRB BF ह ० ! (TSF PF 2th SY ५, 
ञ'आप किस बारे 'में'वोल'रहे हैं?! “हैरी त्रे डम्बलंडोर | ao 
अदाज़:औरः उनकी आँखों के आँसुओं ana | | कि 
DI मौत क्के नोहपे मौत के तोहफे 3? 


8 TE STF 


चक्ति का सपना!' 5 "९ $ BFF $ If 
श्च असली हैं! हक 5 | छि म 79 "° 


+ 


680 हैरी पॉटर 

! और खतरनाक। मूर्खो के लिए लालच का जाल,” डम्बलडोर 

ने कहा। र त मूर्ख था! लेकिन तुम जानते हो, है ना? अब तुमसे 
कोई बात नहीं छिपी है। तुम सब कुछ जानते हो।' 

'मैं क्या जानता हूँ?” 

इम्बलडोर ने अपना पूरा शरीर हैरी की तरफ़ घुमाया और उनकी 
चमकदार नीली आँखों में आँसू अब भी चमक रहे थे। 

'मौत का मालिक, हैरी, मौत का मालिक! क्या मैं वोल्डेमॉर्ट से 
ज्यादा अच्छा था ?' 

'ज़ाहिर है आप थे, हैरी ने कहा। “ज़ाहिर है - आप यह बात सोच 
भी कैसे सकते हैं? आपने कभी किसी को नहीं मारा, जब आपके पास 
विकल्प मौजूद थे!” 

'सच है, सच है,” डम्बलडोर ने कहा। इस वकत वे तसल्ली चाहने 
वाले बच्चे की तरह दिख रहे थे। 'फिर भी मैंने मौत को जीतने का एक 
तरीक़ा खोजना चाहा, हैरी।' 

“उस तरीके से नहीं, जिस तरीके से उसने किया था,' हैरी ने कहा। 
डम्बलडोर पर उसके इतने गुस्से के बाद यह अजीब था कि वह ऊँची छत के 
नीचे बैठकर डम्बलडोर को खुद उन्हीं के हमले से बचा रहा था। 'होरक्रक्स 
नहीं, मौत के तोहफ़े।' 

'बिलकुल। होरक्रक्स नहीं, मौत के तोहफ़े,' उम्बलडोर बुदबुदाए। 

ख़ामोशी छा गई। उनके पीछे का प्राणी सुबक रहा था, लेकिन हैरी 
ने पीछे पलटकर नहीं देखा। | 

'ग्रि्डेलवाल्ड भी उनकी तलाश कर रहा था?' उसने पूछा। 


केक डम्बलडोर ने एक पल के लिए अपनी आँखें बंद कीं और सिर हिला 
या। 


'सबसे बढ़कर इसी बात ने हम दोनों को एक-दूसरे की ओर खींचा 
था,' उन्होंने धीरे से कहा। 'दो चतुर, घमंडी लड़के, जिनकी लालसा एक 
ही थी। मुझे यक़ीन है, तुमने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वह गॉडरिक्स 
हॉलो क्यों आना चाहता था। क्योंकि वहीं पर इग्नोटस पेवरेल की कब्र 
थी। वह उस जगह पर अच्छी तरह खोज करना चाहता था, जहाँ तीसरा 
भाई मरा था।' 


'तो यह सच है?' हेरी ने पूछा। “वह कहानी? पेवरेल भाई -' 


किंग्स क्रॉस 
'- कहानी में तीन भाई थे,” 
'ओह हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। वे का सिर हिलाते हुए कहा। 
बारे में मुझे ज़्यादा संभव यह: लगता है र मौत से मिले थे ... इस 
प्रतिभाशाली और ख़तरनाक जादूगर थे तथा पेवरेल भाई बहुत ही 
शक्तिशाली वस्तुओं को उत्पन्न किया था। मुझे अपने जादू से उन्होंने इन 
मौत के तोहफ़ों की कहानी किंवदंती के रूप में रः कि इनके वारे में 
'जैसा कि तुम अब जानते हो, चोगा सदियों र 
मे बेटी तक हस्तांतरित होता आया है। Oo तक पिता से बेटे, माता 
आखिरी जीवित वंशज A यह चोगा इग्नोटस के 
| के पास है, जो इग्नोटस की गिरिक 
हॉलो गाँव में पैदा हुआ था।' सि का तरङ हो गॉडरिक्स 
डम्बलडोर हैरी की तरफ़ देखकर मुस्कराए। | 
‘ में 97 
'हाँ, तुम। मैं जानता हूँ, तुमने अंदाज़ा लगा लिया होगा 
रात तुम्हारे माता-पिता मरे थे, उस रात को ned पास न 
जेम्स ने मुझे वह चोगा कुछ दिन पहले ही दिखाया था। इससे यह स्पष्ट हो 
गया कि स्कूल में उसकी ज़्यादातर गलत हरकतें पकड़ में क्यों नहीं आई 
धीं! मैं जो देख रहा था, उस पर मुझे यक्रीन नहीं हुआ। मैंने उसकी जाँच 
ह के लिए उसे कुछ समय के लिए माँग लिया। मैंने मौत के तीनों तोहफ़ों 
एक ह करने का अपना सपना काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया था, 
लेकिन मैं उसे क़रीब से देखने के लोभ को नहीं छोड़ पाया .... मैंने ऐसा 
चोगा पहले कभी नहीं देखा था, बहुत ही पुराना, हर तरह से आदर्श ... 
ta पिता की मौत हो गई और मेरे पास आख़िरकार मौत के दो 
तोहफ़ हो गए।!' 
उनके बोलने का अंदाज़ असहनीय रूप से कटु था। 
__'चोगे से उन्हें बचने में मदद नहीं मिलती, हैरी ने जल्दी से कहा। 
वोल्डेमॉर्ट जानता था कि मेरे मम्मी-डैडी कहाँ छिपे हैं। चोगा उन्हें शाप से 
नहीं बचा पाता।' 
'सच है,” डम्बलडोर ने आह भरते हुए कहा। सच है।' 
हैरी ने इंतज़ार किया, लेकिन डम्बलडोर कुछ नहीं बोले, इसलिए 


उसने उन्हें उकसाया। 
'तो जब यह चोगा आपको दिखा, तब तक आप मौत के तोहफ़ों 


चै तलाश छोड़ चुके थे ?' 


68] 


हैरी पॉटर 

682 काज++ 
,ओह हाँ,' डम्बलडोर ने हल्के से कहा। ऐसा लग रहा था कि वे 
मजबूरी में हैरी से नज़रें मिला रहे थे। “तुम जानते हो क्या हुआ था। 
जानते हो। तुम मुझसे उससे ज़्यादा नफ़रत नहीं कर सकते, जितनी कि में 
खुद से करता हूँ।' FR 

“लेकिन मैं आपसे नफ़रत नहीं करता हूँ -' 

"तो तुम्हें करनी चाहिए,” डम्बलडोर ने कहा और गहरी साँस ली। 
'तुम मेरी बहन की बीमारी का रहस्य जानते हो। यह भी जानते हो कि उन 
मगलुओं ने क्या किया और वह क्या बन गई। तुम जानते हो कि मेरे पिता 
ने बदला लेना चाहा और उसकी क़ीमत चुकाते हुए अज्काबान में मर गए। 
तुम जानते हो कि एरियाना की देखभाल के दौरान मेरी माँ की जान चली 
गई । | | 

“मैं इससे चिढ़ता था, हैरी।' 

¬ “छम्बलडोर ने इसे स्पष्टता से, ठंडे स्वर में कह दिया था। अब वे हैरी 
के सिर के ऊपर कहीं दूर देख रहे थे। - 

` - नैं प्रतिभाशाली था, चतुर था। मैं ज़िम्मेदारियों से बचना चाहता 
था। मैं नाम कमाना चाहता था। मैं शोहरत पाना चाहता था। 

_ “मुझे गलत मत समझो,' डम्बलडोर ने दर्द भरे भाव से कहा, जिससे 
वे दोबारा बूढ़े दिखने लगे। 'मैं उनसे प्यार करता था। मैं अपने माता-पिता 
से प्यार करता था। मैं अपने भाई-बहन से प्यार करता था। लेकिन मैं 
स्वार्थी था, हैरी। तुम तो बहुत ही निस्वार्थ हो, इसलिए तुम यह कल्पना भी 
नहीं कर सकते कि मैं कितना स्वार्थी था। | | 

'जब मेरी माँ मर गई और मुझ पर मेरी बीमार बहन तथा आवारा 
भाई की ज़िम्मेदारी आ गई, तो मैं गुस्से और कटुता के साथ अपने गाँव 
लौटा। मैंने सोचा, मैं फँस गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ! और फिर, ज़ाहिर है, 
वह आ गया ...' | | | 

डम्बलडोर दोबारा हैरी की आँखों में देखने लगे। | 

गरन्डेलवाल्ड। हैरी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह 
उसक विचार मुझ पर हावी हो गए, मुझे सम्मोहित करने लंगे। हम शक्ति 
से मगलुओं को अपने अधीन कर लेंगे। जादूगर जाति विजेता होगी। 

४ और मैं इस क्रांति के मशहूर युवा नायक होंगे। | 

ओह, मेरे मन में कुछ नैतिक शंकाएँ थीं, लेकिन मैने अपनी 


३2533 683 
अंतरात्मा को खोखले शब्दों।से शांत कर दिया। यह सब बहुसंख्यक लोगों 
ढी भलाई के लिए होगा और जो भी नुक़सान होगा, आर को उससे सो 
ज़्यादा फ़ायदा :होग़ा। क्या मैं अपने दिल में गेले ग्रिन्डेलवाल्ड की 
हकीकत जानता-था ?7मुझे;लगता है कि मैं जानता था, लेकिन मैंने अपनी 
आँखें मूँदः ली थीं। में त्ो-ब़ यह सोच रहा था कि हमारी योजनाएँ अगर 
साकार हो गईं, तो मेरे सारे सपने सच हो जाएँगे। 
%और;ःहमारी-योजनाओं के केंद्र में थे मौत के तोहफ़े! उन्होंने हमें 
मंत्रमुग्ध कर-दिया थाट़ेहमःदोनों पर जादू कर दिया था! अजेय छड़ी, वह 
हथियार जो -हमें; सत्ता (दिलाएगा! पुनर्जीवन पत्थर - उसके लिए इसका 
मतलब सजीव-लाशों की सेना तैयार करना था, हालाँकि मैंने यह बात नहीं 
जानने का नाटक किया! मेरे लिए इसका मतलब मेरे माता-पिता को वापस 
धरती पर लाना था, ताकि मेरे कंधों से ज़िम्मेदारी का बोझ हट जाए। 
“और अदृश्य चोगा ... हैरी न जाने क्यों हमने चोगे के बारे में कभी 
ज्यादा बात नहीं की। हम दोनों ही चोगे के बिना ख़ुद को अच्छी तरह छिपा 
सकते थे। ज़ाहिर है, चोगे का सच्चा जादू यह है कि इसका प्रयोग मालिक 
के साथ-साथ दूसरों को छिपाने और उनकी रक्षा करने के लिए भी किया 
जा सकता है। मैंने सोचा कि अगर हमें कभी चोगा मिला, तो यह एरियाना 
को छिपाने के काम आएगा। बहरहाल, चोगे में हमारी दिलचस्पी मुख्य रूप 
से इसलिए थी, क्योंकि इससे मौत के तोहफ़ों की तिकड़ी पूरी होती थी। 
ऐसी मान्यता थी कि जो भी व्यक्ति तीनों चीज़ों का मालिक बन जाएगा, 
वह मौत को सचमुच जीत लेगा। इसका मतलब हमने यह निकाला कि वह 
व्यक्ति अजेय बन जाएगा। 
'मौत के अजेय मालिक, ग्रिन्डेलवाल्ड और डम्बलडोर! दो महीने का 
पागलपन, क्रूर सपने और मेरे परिवार के दोनों बचे सदस्यों की उपेक्षा 
'और फिर ... तुम जानते ही हो कि क्या हुआ। सच्चाई मेरे भाई के 
रूप में सामने आई, जो सामान्य, औसत लेकिन वहत प्रशंसनीय इंसान 
पह जिन सच्चाइयों को चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा व उन्हें मैं ide 
नहीं चाहता था। मैं यह नहीं सुनना चाहता थी कि मैं एक की के 
दिमागी रूप से अस्थिर बहन को साथ लेकर मौत के तोहफ़ों की तलाश 


करने नहीं जा सकता था। | 5 
'बहस झगडे में बदल गई। ग्रिन्डेलवाल्ड ने संयम खो बा es 
की जिस क्रूरता को अनदेखा का नाटक कर रही , | 


हेरी पॉटर 
684 —— 
भयंकर तरीक़े से सामने आ गई। मेरी मा की तमाम देखभाल और 
सावधानी के बाद ... एरियाना ... मर गई। 

इम्बलडोर ने हल्के से आह भरी और सचमुच रोने लगे। हैरी न्ने 
हाथ बढ़ाया और उसे यह जानकर खुशी हुई कि वह उन्हें छू सकता है। 
उसने उनकी बाह कसकर पकड़ ली और डम्बलडोर ने धीरे-धीरे खुद पर 
क्राबु पा लिया। 

'तो, ग्रिन्डेलवाल्ड भाग गया, जैसा कि मेरे अलावा कोई भी 
भविष्यवाणी कर सकता था। वह गायब हो गया, शक्ति हासिल करने और 
मगलुओं को यातना देने की अपनी योजनाओं के साथ। वह भाग गया, 
मौत के तोहफ़ों के अपने सपनों के साथ, जिनमें मैंने उसका उत्साह बढ़ाया 
था और उसकी मदद की थी। वह भाग गया और में अपनी बहन को दफ़न 
करने के लिए पीछे रह गया। अपराधबोध, भयंकर दुख और शर्म - मैंने 
अपनी गलती की बहुत बड़ी क़रीमत चुकाई है। 

“बरसों गुज़र गए। ग्रिन्डेलवाल्ड के बारे में बहुत सारी अफ़वाहें उड़ 
रही थीं। लोग कहते थे कि उसने असीमित शक्ति वाली एक छड़ी हासिल 
कर ली थी। इस दौरान मेरे सामने एक बार नहीं, कई बार जादू मंत्री बनने 
का प्रस्ताव रखा गया। ज़ाहिर है, मैंने इंकार कर दिया। मैं सीख चुका धा 
कि शक्ति के मामले में मैं भरोसे के क़ाबिल नहीं हूँ। 

“लेकिन आप फ़ज या स्क्रिमग्योर से ज़्यादा अच्छे रहते, बहुत ज्यादा 
अच्छे रहते!” हैरी के मुँह से निकल गया। 

'क्या सचमुच ?' डम्बलडोर ने भारीपन से कहा। “मुझे इतना यक़ीन 
नहीं है। बहुत छोटी उम्र में मैं साबित कर चुका था कि शक्ति मेरी 
कमज़ोरी, मेरा प्रलोभन थी। यह एक अजीब बात है, हैरी, लेकिन शक्ति के 
लिए सबसे उपयुक्त लोग वे होते हैं, जिन्होंने इसे कभी नहीं चाहा। तुम्हारी 
तरह के लोग। जिन पर लीडरशिप थोपी जाती है और जो मजबूरी में बोझ 


उठाते हैं, उन्हें यह जानकर हैरानी होती है कि वे इसे सबसे अच्छी तरह 
उठा सकते हैं। 


टीचर 'मैं हॉगवर्ट्स में ज़्यादा सुरक्षित था। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा 
टीचर था -' 


आप सबसे अच्छे धे -' 


“धन्यवाद, हैरी। लेकिन जब मैंने खुद को जादूगरों को प्रशिक्षण 
युवा जादूग 
देने में व्यस्त कर लिया था, तब ग्रिन्डेलवाल्ड सेना इकट्ठी करने में गुर 


किंग्स क्रॉस 
कहते हैं re 685 
धा। लोग कहते हैं कि वह मुझसे डरता था और 

मैं शायद 
मुझे लगता है कि मैं उससे ज़्यादा डरता था। यद यह सच हो, लेकिन 


'ओह, मौत नहीं,' डम्बलडोर ने हैरी 
पताम लिए नही का साय जद बा के बा 
जानता था कि हमारे बीच बराबरी का मुक़ाबला है, शायद मैं उससे हक 
ज्यादा निपुण था। मैं तो सच्चाई से डर रहा था। देखो, में कभी नहीं जाः 
पाया कि उस आखिरी, भयंकर लड़ाई में हममें से किसने वह शाप हाः 
जिससे मेरी बहन की मौत हुई थी। तुम मुझे डरपोक कह सकते हो। मैं 
इरपोक ही था। हैरी, मुझे सारी चीज़ों से परे यह जानने का डर था कि कहीं 
मैने ही तो अपनी बहन को नहीं मारा था, अपने घमंड और मूर्खता से नहीं 
ह मैंने ही तो दरअसल वह वार नहीं किया था, जिसने उसकी जान 

| 

'मैं सोचता हूँ कि वह यह बात जानता था। मुझे लगता है, वह 
जानता था कि मुझे किससे डर लगता है। मैं उसके साथ द्वंद्ययुद्ध करने को 
टालता रहा, जब तक कि आखिरकार टालना शर्मनाक नहीं हो गया। लोग 
मर रहे थे, वह रोके नहीं रुक रहा था और मुझे पूरी कोशिश करनी ही थी। 

'तुम जानते ही हो कि इसके बाद क्या हुआ। मैंने ्वंद्ययुद्ध जीत 
लिया। मैंने छड़ी जीत ली।' 

एक और खामोशी। हैरी ने यह नहीं पूछा कि डम्बलडोर को क्या 
कभी यह पता चला कि एरियाना को किसने मारा था। वह जानना भी नहीं 
चाहता था। वह यह तो और भी नहीं चाहता था कि डम्बलडोर उसे यह 
वताएँ। आखिरकार वह जान गया कि शहिवाए के दर्पण में डम्बलडोर ने 
क्या देखा होगा और डम्बलडोर दर्पण के बारे में हैरी के आकर्षण को क्यों 
समझते थे। 

वे काफ़ी देर तक खामोशी में बैठे रहे। पीछे के प्राणी के सुबकने से 
अब हैरी ज़रा भी विचलित नहीं हो रहा था। क 

आखिर वह बोला, 'ग्रन्डेलवाल्ड ने वोल्डेमॉर्ट की छः् उसके त 
से रोका था। उसने झूठ बोला था। यह नाटक किया था कि वह छड़ी उसके 
पास कभी थी ही नहीं।' 

इम्बलडोर ने सिर हिलाते हुए अपनी 


झी हुई नाक पर अब भी आँसू चमक रहे थे। 
'लोग कहते हैं कि बाद के सालों में नर्मनगार्ड में अकेले रहते समय 


गोद की तरफ़ देखा। उनकी 


हैरी पॉटर 
686 ———— 


उसे पछतावा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि यह सच होगा। मैं यह सोचना 


चाहूँगा कि उसे अपनी कारगुज़ारियों पर दहशत और शर्म महसूस हुई धी। 
शायद बोल्डेमॉर्ट से बोला गया झूठ अपने पापों का प्रायश्चित करने की 


कोशिश थी ... वोल्डेमॉर्ट को मौत के तोहफ़े तक पहुँचने से रोकने की 
कोशिश थी ...' , 

:... या शायद आपकी कब्र तोड़ने से रोकने की कोशिश थी ?' हैरी 
ने सुझाव दिया और डम्बलडोर ने अपनी आँखें पोंछ लीं। 

थोड़ी देर ख़ांमोश रहने के बाद हैरी बोला, “आपने पुनर्जीवन पत्थर 
का प्रयोग करने की कोशिश की थी।' ॒ 

डम्बलडोर ने सिर हिलाया। 

'यह मुझे बरसों बाद गॉन्ट परिवार के खंडहर मकान में दफ़न 
मिला। मौत के इसी तोहफ़े को हासिल करने की मुझे सबसे ज्यादा तमन्ना 
थी, हालाँकि युवावस्था में मैं इसे बिलकुल अलग कारणों से हासिल करना 
चाहता था। इसे देखते ही मेरा दिमाग घूम गया, हैरी। मैं बिलकुल ही भूल 
गया कि अब यह एक होरक्रक्स था, इसलिए अँगुठी में निश्चित रूप से शाप 
होगा। मैंने अंगूठी उठाकर पहन ली और पल भर के लिए सोचा कि मैं 
एरियाना और अपने माता-पिता को देख सकूँगा और उन्हें बता सकूँगा कि 
मैं कितना ज्यादा, कितना ज्यादा दुखी था .... 

“मैं कितना मूर्ख था, हैरी। इतने साल बाद भी मैंने कुछ नहीं सीखा 
था। मैं मौत के तोहफ़ों को इकट्ठा करने के क़ाबिल नहीं था। मैंने यह 
बार-बार साबित किया था और यह अंतिम सबूत था।' 

_ क्यों, हैरी ने कहा। “यह स्वाभाविक था! आप अपने परिवार को 
दोबारा देखना चाहते थे। इसमें क्या गलत था ?' 


'शायद करोड़ों में एक आदमी ही मौत के तोहफ़ों को दोबारा 
इकट्ठा कर सकता था, हैरी। मैं उनमें से सबसे तुच्छ वस्तु को पाने क़ाबिल 
था, जो सबसे कम असाधारण थी। मैं सिर्फ अजेय छड़ी का मालिक बनने के 
काबिल था, जब तक कि मैं इसके बारे में डींगें हॉकूँ और इससे किसी की 
यादि म | अप इस्तेमाल करने की अनुमति इसलिए दी गई थी, 

इस अप लिए 
हासिल किया था, लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को बचाने के लिए 
'चोगा मैंने सिर्फ़ दिलचस्पी के लिए इसलिए यह मेरे लिए 
उस | ए लिया था, इसलिए यह मेरे लिए 
कभी उस तरह काम नहीं कर सकता था; जिस :तंरह इसने तुम्हारे लिए, 


किंग्स क्रॉस 687 
अपने सच्चे मालिक के लिए किया है। पत्थर का उपयोग मैंने तुम्हारी 
बलिदान के लिए नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया में शांति से रह रहे लोगों को 


वापस बुलाने के लिए किया होता। तुम ही 
नालिका तुम ही मौत के तोहफ़ों के सबसे 


इम्बलडोर ने हैरी का हाथ थपथपाया और हैरी उनकी तरफ़ 
देखकर हँस दिया। वह खुद को रोक नहीं पाया। अब वह डम्बलडोर से 
नाराज़ कैसे रह सकता था? 

“आपने इसे इतना मुश्किल क्यों बनाया ?' 

डम्बलडोर की मुस्कान थिरकी। 


“हैरी, मुझे मिस ग्रेंजर पर भरोसा था कि वह तुम्हें धीमा कर देगी। 
मुझे डर था कि तुम्हारा गरम दिमाग तुम्हारे अच्छे दिल पर हावी हो 
जाएगा। में डर रहा था कि अगर इन ललचाने वाली वस्तुओं के बारे में में 
तुम्हें सीधे सच्चाई बता दूँगा, तो मेरी तरह तुम भी मौत के तोहफ़ों का 
पीछा करने लगोगे, गलत समय पर, गलत कारणों से। मैं चाहता था कि 
अगर वे तुम्हें मिलें, तो सुरक्षित तरीक़े से मिलें। तुम मौत के सच्चे मालिक 
थे, क्योंकि सच्चा मालिक मौत से भागना नहीं चाहता है। वह स्वीकार 
करता है कि उसे मरना होगा और वह समझता है कि दुनिया में मरने से भी 
बहुत, बहुत ज्यादा बुरी चीज़ें हैं।' | $ 

'और वोल्डेमॉर्ट को मौत के तोहफ़ों के बारे में कभी पता नहीं 
चला ?' 

'मुझे नहीं लगता, क्योंकि वह पुनर्जीवन पत्थर को नहीं पहचान 
पाया और उसने इसे होरक्रक्स बना दिया। लेकिन हैरी, अगर उसे इनके 
वरे में पता होता, तव भी शायद उसकी दिलचस्पी पहले तोहफ़े के अलावा 
किसी में नहीं होती। वोल्डेमॉर्ट को चोगे की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी और 
जहाँ तक पत्थर का सवाल है, वह मौत के मुँह से किसे वापस बुलाना 
चाहता? उसे मुर्दा लोगों से डर लगता है। वह प्यार नहीं करता है। 

'लेकिन आपको यह उम्मीद थी कि वह छड़ी हासिल करना चाहेगा ? 

'जव लिटिल हैंगलटन के कब्रिस्तान में तुम्हारी छड़ी ने वोल्डेमॉर्ट की 
छड़ी को हराया, तभी मुझे यक्रीन हो गया था कि वह इसके लिए 2 
ज़रूर करेगा। पहले तो उसे डर था कि तुम बेहतर योग्यता के हर जुड़वां 

गए हो। लेकिन ऑलिवैन्डर का अपहरण करने के बाद द 
ल तत्वों के बारे में पता चल गया। उसने सोचा कि किसी दूसरी छः 


688 हैरी पॉटर 
इस्तेमाल से काम बन जाएगा, लेकिन उधार की छड़ी भी तुम पर नाकाम 
रही! यहाँ बोल्डेमॉर्ट ने खुद से यह नहीं पूछा कि तुममें ऐसा कौन सा गुण है, 
जो तुम्हारी छड़ी को इतना सशक्त बनाता है; तुममें ऐसी कौन सी प्रतिभा 
है, जो उसमें नहीं है। इसके बजाय वह उस ताक़तवर छड़ी को खोजने चल 
दिया, जो लोगों के अनुसार हर छड़ी को हरा देती है। अजेय छड़ी का 
मालिक बनना उसके लिए एक तरह का जुनून बन गया, जो तुम्हें मारने के 
उसके जुनून के बराबर ही था। उसे यक्रीन है कि अजेय छड़ी उसकी 
आखिरी कमज़ोरी को ख़त्म कर देती है और उसे सचमुच अजेय बना देती 
है। बेचारा सीवियरस ...' 
“अगर आपने स्नेप के साथ अपनी मौत की योजना बनाई थी, तो 
आप चाहते थे कि अजेय छड़ी स्नेप के पास पहुँचे, है ना ?' 
'मैं स्वीकार करता हूँ कि यह मेरा इरादा ज़रूर था,' डम्बलडोर ने 
कहा, “लेकिन यह मेरे मनचाहे तरीक़े से नहीं हो पाया, है ना ?' 
'नहीं,' हैरी ने कहा। “यह नहीं हो पाया।' 
उनके पीछे का प्राणी उछलता और कराहता रहा, लेकिन हैरी तथा 
डम्बलडोर अब तक की सबसे लंबी खामोशी में बैठे रहे। इस दौरान धीमी 
गिरती बर्फ की तरह हैरी को यह एहसास होने लगा कि आगे क्या होगा। 
“मुझे वापस जाना होगा, है ना?” 
“यह तुम पर है।' 
“मेरे पास विकल्प है ?' 
“ओह हाँ।' डम्बलडोर उसकी तरफ़ देखकर मुस्कराए। “तुम कहते 
हो कि हम किंग्स क्रॉस स्टेशन में हैं? मैं सोचता हूँ कि अगर तुम वापस न 
लौटने का फैसला करो, तो तुम ... ट्रेन में बैठ सकते हो।' 
“और यह मुझे कहाँ ले जाएगी ?' 
'आगे,' डम्बलडोर ने कहा। 
एक बार फिर खामोशी। 
'वोल्डेमॉर्ट के पास अजेय छड़ी है।' 
'सही कहा। वोल्डेमॉर्ट के पास अजेय छड़ी है।' 
'लेकिन आप चाहते हैं कि मैं लौटकर जाऊँ ?' 


डम्बलडोर ने कहा, ' में सोचता हूँ कि अगर तुम लौटकर जाने का 


किंग्स क्रॉस 689 

करते हो, तो इस बात की संभावना है कि वह 

मे हमेशा- लिए 

ख़त्म हो जाएगा। मैं इस बात का वादा नहीं कर सकता लेकिन हरी, मे 
इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर तुम वहाँ जाओगे, तो तुमसे ज्यादा डर ज्म 
होगा।' 

हैरी ने एक बार फिर उस अजीब सी चीज़ की तरफ़ देखा. जो 
की कुर्सी के नीचे की छाया में काप और कराह रही थी। | हि 


'मरे हुए लोगों पर दया मत दिखाओ, हैरी। जीवित लोगों पर दया 
दिखाओ। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों पर दया दिखाओ, जो बिना प्रेम 
के जी रहे हैं। लौटकर तुम यह पक्का कर सकोगे कि कम लोग मरें, कम 
परिवार बिखरें। अगर तुम्हें यह लक्ष्य महत्वपूर्ण लगता है, तो हाल-फ़िलहाल 
हम विदा लेते हैं।' 

हैरी ने आह भरकर सिर हिलाया। इस जगह को छोड़कर जाना 
उतना मुश्किल नहीं था, जितना कि पहले जंगल में चलकर जाना था, 
लेकिन यहाँ पर गर्मी, रोशनी और शांति थी। वह जानता था कि वह दर्द 
और मौत के डर की ओर वापस लौट रहा है। वह उठकर खड़ा हुआ। 
इम्बलडोर ने भी ऐसा ही किया और एक लंबे पल तक वे एक-दूसरे को 
देखते रहे। 

'मुझे एक आखिरी बात बताएँ,' हैरी ने कहा। 'क्या यह असली है? 
या फिर यह मेरे दिमाग़ में हो रहा है ?' 

डम्बलडोर उसकी तरफ़ देखकर मुस्कराए और उनकी आवाज़ हैरी 
के कानों में तेज़ी से आ रही थी, हालाँकि चमकती धुंध एक बार फिर आ 
गई थी, जिससे उनकी आकृति अस्पष्ट हो गई थी। 

'ज़ाहिर है, यह तुम्हारे दिमाग में हो रहा है, हैरी, लेकिन इसका यह 
मतलब तो नहीं कि यह असली नहीं है!” 


अध्याय छत्तीस 


योजना की ख़ामी 


एक बार फिर मुँह के बल ज़मीन पर लेटा था। जंगल की खुशबू उसकी 
ल रही थी। उसे अपने गाल के नीचे सख्त ठंडी ज़मीन और अपने 
चश्मे की गड़ती नोक महसूस हो रही थी। नीचे गिरने के कारण चश्मे की 
नोक तिरछी हो गई थी और इसने उसकी कनपटी पर घाव कर दिया था। 
उसका अंग-अंग दुख रहा था और जिस जगह मारक शाप उससे टकराया 
था, वहाँ किसी लोहे के मुक्के के घाव जैसा महसूस हो रहा था। वह जहाँ 
गिरा था, वहाँ से ज़रा भी नहीं हिला, बल्कि बिलकुल स्थिर पड़ा रहा। 
उसकी बाई बाह एक अजीब कोण पर झुकी थी और उसका मुँह खुला था। 
उसे उम्मीद थी कि प्राणभक्षी उसकी मौत पर जश्न मनाएँगे और 
खुशी से चीखने-चिल्लाने लगेंगे। लेकिन इसके बजाय उसे कई तेज़ कदमों, 
फुसफुसाहटों और चिंता भरी बुदबुदाहटों की आवाज़ सुनाई दी। 
“मालिक ... मालिक ...” 


यह बेलाट्रिक्स की आवाज़ थी और वह इस अंदाज़ में बोल रही थी, 
जैसे अपने प्रेमी से बोल रही हो। हैरी अपनी आँखें खोलने की हिम्मत नहीं 
कर सकता था, लेकिन उसने अपनी बाक़ी की इंद्रियों से माहौल को टटोलने 
की कोशिश की। वह जानता था कि उसकी छड़ी अब भी उसके दुशाले के 
नीचे फँसी थी, क्योंकि वह इसे अपने सीने और ज़मीन के बीच दबी हुई 
महसूस कर सकता था। उसके पेट के इलाक़े में हल्के से गददेदार एहसास ने 
उसे बताया कि अदृश्य चोगा भी जगह पर ही था और छिपा हुआ था। 

मालिक ...! 


बस काफ़ी है।' वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ आई। 


690 


योजना की ख़ामी 


और कद ही आल कट जे 
कुछ आर ३ आवाज़ें। कई लोग वोल्डेमॉर्ट 

क्या हो रहा है, यह देखने के लिए बेचैन हैरी ने नई कक थे। 
मिलीमीटर खोल लीं। आँखें एक 


वोल्डेमॉर्ट उठकर खड़ा हो रहा था। कई 
अकेली बेलाट्रिक्स पीछे रही, जो वोल्डेमॉर्ट के पास ट्स लौटने लगे। 

हैरी ने अपनी आँखें दोबारा खोलीं और जो 
विचार करने लगा। प्राणभक्षी चोल्डेमॉर्ट के चारों र pl कक 
लगता था कि ज़मीन पर गिर गया था। जब उसने हैरी पर मारक शाप 
मारा था, तो कुछ हुआ था। क्या वोल्डेमॉर्ट भी गिर गया था? ऐसा ही 
लगता है। शायद दोनों ही कुछ समय के लिए बेहोश रहे थे और अब दोनों 
ही होश में आ गए थे ... 

“मालिक, क्या मैं मदद -' 

'मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, वोल्डेमॉर्ट ने ठंडे स्वर में कहा 
और हालाँकि हैरी इसे नहीं देख पाया, लेकिन उसके दिमाग में तस्वीर आई 
कि वेलाट्रिक्स मदद के लिए बढ़ाए हाथ को पीछे खींच रही है। 'लड़का ... 
क्या वह मर गया ?' 

अचानक वहाँ ख़ामोशी छा गई। कोई भी हैरी के पास नहीं गया, 
लेकिन उसे उनकी निगाहें अपने ऊपर महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि 
उन निगाहों के कारण वह ज़मीन में और गहरा दब गया था। वह इस 
दहशत में था कि कहीं उसकी कोई उँगली या पलक हिल न जाए। 

'तुम,' बोल्डेमॉर्ट ने कहा और एक धमाके के साथ दर्द भरी चीख 
सुनाई दी। 'जाकर उसकी जाँच करो। मुझे बताओ कि वह मर गया है या 
नहीं।' 

हैरी नहीं जानता था कि उसकी जाँच करने के लिए किसे भेजा गया 
था। वह तो सिर्फ़ वहीं पड़ा रह सकता था, हालाँकि ee दिल 23 
करता हुआ तेज़ी से धड़क रहा था। वह जाँच किए जाने का इतजार 
सकता था, लेकिन साथ ही उसे यह तसल्ली भी थी कि व 
करीब आने से घबरा रहा है, कि वोल्डेमॉर्ट को शक हो गया है कि सव क 

के अनुसार नहीं हुआ है ... 


हैरी को जितनी उम्मीद थी, उससे कहीं 
ईआ और उसकी एक पलक खोलकर देखी। वही 


हीं नरम हाथ ने उसका चेहरा 
ही नरम हाथ उसकी शर्ट के 


हैरी पॉटर 
692 ——— 
रगा, उसके सीने पर नीचे गया और उसके दिल तक पहुँचा। उसे 
HR तेज़-तेज़ साँसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके लंबे 
बाल हैरी के चेहरे पर गुदगुदी कर रहे थे। वह जानता था कि वह उसके 
दिल की धड़कन को महसूस कर सकती है। 
'क्या ड्रेको जिंदा है क्या वह महल में है?” 
फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई दी। उसके होंठ हैरी के कान से एक 
इंच दूर थे। उसका सिर इतनी नीचे झुका हुआ था कि उसके लंबे बाल हैरी 
के चेहरे को बाक़ी लोगों से छिपा रहे थे। 
हाँ, हैरी ने फुसफुसाकर जवाब दिया। 
उसे अपने सीने पर रखा हाथ सिकुड़ता महसूस हुआ। औरत के 
नाखून उसे खरोंच गए। फिर हाथ चला गया। वह उठकर बैठ गई। 
“वह मर गया है!' नासिसा मैल्फ़ॉय ने देखने वालों से कहा। 
और अब वे चिल्ला रहे थे। अब वे विजय के उल्लास में चीख रहे 
थे। अपने पैर पटक रहे थे। हैरी ने अपनी पलकों के बीच से देखा कि जशन 
में वे हवा में लाल और सफ़ेद रोशनियों का विस्फोट कर रहे थे। 
वह अब भी मौत का नाटक करते हुए ज़मीन पर पड़ा रहा और 
मामला उसकी समझ में आ गया। नासिँसा जानती थी कि उसे हॉगवर्ट्स में 
सिर्फ़ तभी दाखिल होने और अपने बेटे को खोजने की इजाज़त दी जाएगी, 
जब वह विजेता सेना का हिस्सा होगी। उसे अब ज़रा भी परवाह नहीं थी 
कि वोल्डेमॉर्ट जीतता है या नहीं। 
'देखा ?' वोल्डेमॉर्ट कोलाहल के ऊपर चिल्लाया। 'हैरी पॉटर मेरे 
ह र भी जीवित व्यक्ति अब मेरे लिए खतरा नहीं 
! देखो! पीडितो!” 
शक हैरी को इसी बात की उम्मीद थी। वह जानता था कि उसके शरीर 
pa जगल की ज़मीन पर शांति से पड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। वोल्डेमॉर्ट 
मे eran के Pr अपमान होना ही उ ह्वा 
जान दिख ए उसे अपने सारे संकल्प की ज़रूरत 
पड़ी। बहरहाल, जिस दर्द हुआ। उसे 
एक, दो, तीन आर हवा 084 कर रहा था, वह नहीं pl 
अपनी छड़ी दुशाले के नीचे [या। उसका चश्मा उड़ गया वह 
स्थिर और बेजान चे हल्की सी फिसलती महसूस हुई, लेकिन व॑ 
खाता जग की बना रहा। जब वह आखिरी बार ज़मीन पर गिरा, तो 
' पर हैंसी की चीख़ें और चिल्लाहटें गूँजने लगीं। 


योजना की खामी 693 

वोल्डेमॉर्ट ने कहा, 'अब हम महल में उन 

दिखाते हैं कि उनके हीरो का क्या हाल हुआ है। लाश ला कर 

ले जाएगा ? नहीं - ठहरो -! न घेसाटकर 

हँसी का एक और ठहाका सुनाई दिया 
अपने नीचे की ज़मीन कापती प हुई। PPL आफ नर मत 

'तुम उसे लेकर चलो,' वोल्डेमॉर्ट ने कहा। 'वह तुम्हारी बाँहों 
साफ़ दिखेगा, है ना? अपने छोटे दोस्त को उठा लो, हैग्रिड । और जे 
चश्मा - चश्मा भी पहना दो - इससे वह पहचान में आ जाएगा।' 

किसी ने हैरी का चश्मा ज़ोर से उसके चेहरे पर लगा दिया, लेकिन 
उसे जिन विशाल हाथों ने उठाया, वे बहुत ही नरम थे। हैरी को महसूस 
हुआ कि हैग्रिड के हाथ उसकी ज़बर्दस्त सुबकियों के कारण कॉप रहे थे। 
जब हैग्रिड ने उसे अपनी बाँहों में उठाया, तो हैरी के शरीर पर उसके 
बड़े-बड़े आँसू गिरने लगे। हैरी हिलकर या कुछ बोलकर हैग्रिड को यह 
जताने की हिम्मत नहीं कर पाया कि अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। 

'चलो,' वोल्डेमॉर्ट ने कहा और हैग्रिड लड़खड़ाया। क़रीब उग रहे 
पेड़ों के बीच से वह जंगल में मजबूरन चलने लगा। शाखाएँ हैरी के बालों 
और दुशालां में उलझ रही थीं, लेकिन वह स्थिर रहा। उसका मुँह खुला था 
और आँखें बंद थीं। प्राणभक्षी उसके चारों तरफ़ खुशी मना रहे थे और 
हैग्रिड अंधों की तरह चलते हुए सुबक रहा था। अँधेरे में किसी ने भी यह 
नहीं देखा कि हैरी पॉटर के खुले गले की एक नस फड़क रही थी ... 

प्राणभक्षियों के पीछे दोनों दानव भी आवाज़ें करते हुए चलने लगे। 
हैरी को उनके गुज़रते समय पेड़ों के चरमराने और गिरने की आवाज़ आ 
रही थी। वे इतना शोर कर रहे थे कि चिड़िया चीख़ती हुई आसमान में 
उड़ने लगीं और इसमें प्राणभक्षियों की विजयी चीख़-पुकार भी डूब गई। 
विजयी क्राफ़िला खुले मैदान की तरफ़ गया और कुछ समय बाद हैरी को 
सगा कि उसकी बंद पलकों पर पड़ने वाला अँधेरा कम हो रहा है। वह 
समझ गया कि पेड़ों के बीच का फ़ासला बढ़ रहा था। 

'बेन!' 

हैग्रिड की अप्रत्याशित दहाड़ ने हैरी को आँखें र कि ७ 
'जबूर कर दिया। 'अब तो खुश हो कि तुम नहीं ह i 
गया तुम खुश हो कि हैरी पॉटर - म - मर गया ... / 


हैग्रिड आगे नहीं बोल पाया, बल्कि फिर से फूट-फूटकर रोने लगा। 


cod हैरी पॉटर 
हैरी ने सोचा कि 
वह आँखें खोलकर 
प्राणभक्षियों ने सेनटॉर्स 
छोड़कर आगे निकल गए 
एहसास हुआ कि वे जंगल 

'रुक जाओ।' 

हेरी ने सोचा कि हैग्रिड बोल्डेमॉर्ट का आदेश मानने के लिए विवश 
हुआ होगा, क्योंकि वह थोड़ा लड़खड़ाया। अब जहाँ वे खड़े थे, वहाँ अजीब 
सी ठंडक का एहसास होने लगा। हैरी को दमपिशाचों की खड़खड़ाती साँसां 
की आवाज़ सुनाई दी, जो बाहरी पेड़ों की पहरेदारी कर रहे थे। अब उनका 
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। उसकी अपनी जान बचने की 
सच्चाई किसी मशाल की तरह उसके भीतर जल रही थी और दमपिशाचों 
के ख़िलाफ़ काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था, जैसे उसके पिता का मृग 
उसके दिल में रक्षक बना हुआ था। 

कोई हैरी के पास से गुज़रा। हैरी जानता था कि यह स्वयं वोल्डेमार्ट 
था, क्योंकि एक पल बाद ही वह बोलने लगा। उसकी आवाज़ जादू से कई 
गुना बढ़कर मैदान में गूँज रही थी और हैरी के कान के पर्दे फाड़ रही थी। 

“हैरी पॉटर मर गया है। जब तुम लोग उसकी खातिर अपनी जान 
दे रहे थे, तब वह चुपके से भागकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा 
था। उसके भागते समय हमने उसे मार दिया। हम उसकी लाश को सबूत के 
तौर पर लाए हैं। आकर देखो, तुम्हारा हीरो चला गया है। 

“हमने जंग जीत ली है। तुमने अपने आधे योद्धा खो दिए हैं। मेरे 
प्राणभक्षी तुमसे संख्या में ज्यादा हैं और वह लड़का जो ज़िंदा था, अब मर 
चुका है। अब कोई युद्ध नहीं होगा। जो भी आदमी, औरत या बच्चा 
प्रतिरोध करेगा, उसे और उसके पूरे परिवार को मार डाला जाएगा। अब 
महल से बाहर निकलो और मेरे सामने घुटने टेको। मैं तुम्हें बख्श दूँगा। 
oe और बच्चे, तुम्हारे भाई-बहन ज़िंदा रहेंगे। मैं सबकी 

फ़ कर दूँगा और हम सब मिलकर एक बनाएँगे, जिसमें हम 
खुशी-खुशी रहे |” र एक नई दुनिया जि 

मैदान और महल में ख़ामोशी छा गई। वोल्डेमॉर्ट अब उसके इतना 
क़रीब था कि हैरी दोबारा आँखें खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। 


'आओ,' वोल्डेमॉर्ट ने कहा। हैरी को सुनाई दिया कि वोल्डेमॉर्ट आगे 


कितने सेनटॉर्स उनके क़ाफ़िले को गुजरते देख रहे होंगे। 
र उन्हें देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। 

स॑ का अपमान किया, जब वे सेनटॉर्स को पीछे 
। कुछ समय बाद हवा की ताज़गी से हैरी को 
के किनारे पर पहुँच रहे हैं। 


योजना की खामी 


बढ़ रहा है और हैग्रिड को उसके पीछे चलने के लिए 
अब हैरी ने अपनी आँखें एक पल के लिए र 
उनके सामने चल रहा था। वह नागिनी को 


695 


विवश कर रहा है। 
खोलीं। उसने देखा कि वोल्डेमॉर्ट 
अपने कंधों के चारों ओर लपेटे 


देख सकते थे ... 
'हैरी,' हैग्रिड सुबका। “ओह, हैरी ... हैरी ...' 


हैरी ने अपनी आँखें दोबारा बंद कर लीं। वह जानता था कि वे 
महल के क़रीब पहुँच रहे हैं। उसने अपने कान उस तरफ़ लगा लिए, ताकि 
वह प्राणभक्षियों के हल्ले और उनके कदमों की तेज़ आवाज़ों के पार महल 
के भीतर के ज़िंदा लोगों की आवाज़ें सुन सके। 

'ठहरो।' 


प्राणभक्षी एकाएक रुक गए। आवाज़ों से हैरी को पता चला कि वे 
स्कूल के सामने वाले दरवाज़े के सामने क्रतार में खड़े हो गए हैं। उसे अपनी 
वंद पलकों पर रोशनी का एहसास हुआ, जो निश्चित रूप से प्रवेश हॉल से 
आ रही होगी। वह इंतज़ार करने लगा। किसी भी पल वे लोग बाहर 
निकल आएँगे, जिनकी खातिर उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी। 
वे उसे हैग्रिड की बाहों में बेजान देखेंगे। 

“नहीं!” 

यह एक चीख बहुत भयंकर थी, क्योंकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं 
की थी या सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रोफ़ेसर मैक्गॉनेगल इतनी बुरी 
तरह चीख सकती हैं। उसने पास ही में एक औरत को हँसते सुना और 
समझ गया कि बेलाट्रिक्स मैक्गॉनेगल की हताशा पर खुश हो रही थी। 
हैरी ने एक पल के लिए दोबारा ज़रा सी आँख खोलकर देखा। खुले 
दरवाज़े से लोग अपने विजेताओं के सामने आ रहे थे। युद्ध में बचे लोग 
सामने वाली सीढ़ियों से उतरकर खुद अपनी आँखों से हैरी की मौत की 
सच्चाई की जाँच करने आ रहे थे। वोल्डेमॉर्ट उसके थोड़ा सामने rs 
और सफ़ेद उँगली से नागिनी का सिर सहला रहा था। उसने अपनी आँखें 

दोबारा बंद कर लीं। 
“नहीं!” 
“नहीं!” 


co हैरी पॉटर 

“हैरी! हैरी!” करका 

रॉन, हर्माइनी और जिनी की आवा: मैक्गॉनेगल से भी ज्यादा बुरी 
थीं। हैरी उन्हें चिल्लाकर जवाब देने के लिए बेताब था, लेकिन वह खामोश 
लेटा रहा। उनकी चिल्लाहटों ने जैसे ट्रिगर दबा दिया । बचे हुए योद्धाओं 
की भीड़ प्राणभक्षियों पर अपमानजनक शब्दों की बौछार करने लगी, जब 
तक - 

“खामोश!” वोल्डेमॉर्ट चिल्लाया और एक धमाके के साथ तेज़ 
रोशनी की चमक हुई। हर तरफ़ ख़ामोशी छा गई। “तुम्हारा खेल ख़त्म हो 
चुका है! उसे नीचे रख दो, हैग्रिड, मेरे कदमों के पास, जो उसकी सही जगह 
है!' 

हैरी ने महसूस किया कि उसे नीचे घास पर लिटाया जा रहा है। 

'देखा ?' वोल्डेमॉर्ट ने उस जगह के पास चहलक़दमी करते हुए 
कहा। 'हैरी पॉटर मर गया है! नादान लोगो, अब तुम्हें समझ में आया? 
उसमें ज़रा भी दम नहीं था। वह तो एक ऐसा लड़का था, जो दूसरों के 
बलिदानों के कारण ज़िंदा था!' 

“उसने तुम्हें हरा दिया!' रॉन चिल्लाया और सम्मोहन टूट गया। 
हॉगवर्ट्स के रक्षक दोबारा चीख़ने-चिल्लाने लगे, जब तक कि एक और 
सशक्त धमाके ने उनकी आवाज़ें दोबारा बंद नहीं कर दीं। 

“वह मारा गया, जब वह चोरी छिपे महल से भागने की कोशिश कर 
रहा था,' वोल्डेमॉर्ट ने कहा और उसकी आवाज़ इस झूठ पर खुश हो रही 
थी, 'खुद को बचाने की कोशिश में मारा गया -' 


लेकिन वोल्डेमॉर्ट रुक गया। हैरी को झूमाझटकी और चिल्लाहट 
सुनाई दी। फिर एक और धमाका, रोशनी की चमक और दर्द की हुंकार। 
उसने अपनी आँख ज़रा सी खोली। कोई भीड़ से आज़ाद हो गया था और 
वोल्डेमॉर्ट पर हमला करने के लिए आगे आ रहा था। हैरी ने उस आकृति 
को ज़मीन पर गिरते और निरस्त्र होते देखा। वोल्डेमॉर्ट हमलावर की छड़ी 
एक तरफ़ फेंक रहा था और हँस रहा था। 


और यह कौन है ?' उसने सौंप सी धीमी हिस्स में पूछा। 'किसने यह 
दशने की नादान कोशिश की है कि युद्ध हारने के बाद भी लड़ने का कया 
अजाम होता है ?' 


बेलाट्रिक्स खुशी से हँसी। 


योजना की ख़ामी 697 
'यह नेविल लॉगबॉटम है, मालिक! वह लड़का जिसने 
` गहे लड़का, जिसने कैरो भाई- 
के सामने बहुत सी मुश्किलें खड़ी की थीं! याद है, ऑरर्स का ही त 
'ओह हाँ, मुझे याद है,' वोल्डेमॉर्ट ने नविल को देखते हुए व 
वापस खड़े होने के लिए जूझ रहा था। वह निहत्था और उतासि था 
तथा बचे हुए योद्धाओं और प्राणभक्षियों के ठीक बीच वाली जगह में खड़ा 
था। 'लेकिन तुम शुद्ध ख़ून के हो, है ना, बहादुर लड़के ?” वोल्डेमॉर्ट ने 
त ले पूछा, जो उसके सामने खड़ा था और उसके खाली हाथों की मुट्ठी 
बँधी थी। 
“उससे, क्या ?' नेविल ज़ोर से बोला। 


'तुममें जोश है, तुममें बहादुरी है और तुम ऊँचे खानदान के हो। तुम 
बहुत अच्छे प्राणभक्षी बनोगे। हमें तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, नेविल 
लागबाँटम ।' 

'जब नरक में बर्फ़ जम जाएगी, तब मैं तुम्हारे दल में शामिल होने के 
बारे में सोचूँगा,' नेविल ने कहा। 'डम्बलडोर की सेना!' वह चिल्लाया, और 
भीड़ ने शोर मचाकर उसका उत्साह बढ़ाया, जिसे वोल्डेमॉर्ट का खामोशी 
सम्मोहन रोक नहीं पाया। 

“बहुत बढ़िया, वोल्डेमॉर्ट ने कहा और हैरी को उसकी आवाज़ की 
रेशमी कोमलता बेहद ख़तरनाक लगी, जो सबसे शक्तिशाली शाप से भी 
ज्यादा खतरनाक थी। 'लागबॉटम, अगर तुम्हारा चुनाव यही है, तो हम 
अपनी मूल योजना पर वापस लौटते हैं,' उसने धीरे से कहा, “यह तुम्हारे 
सिर पर है।' 

अभी भी अपनी पलकों के बीच से देख रहे हैरी ने वोल्डेमॉर्ट को 
छड़ी लहराते देखा। कुछ पल बाद महल की टूटी खिड़की से re से 
आकार की चिडिया जैसी चीज़ आधी रोशनी में उड़ी और वोल्हेमॉर्ट के हाथ 
में आ गई। उसने उस फटी-पुरानी चीज़ को इसके नोकदार सिरे से 
हिलाया। यह खाली चिथड़े की तरह लटकने लगी : बोलती र 

'हॉगवर्ट्स स्कूल में अब विद्यार्थियों को हाउसों में बॉट रस्म 
नहीं होगी,” बोल्डेमॉर्ट ने कहा। 'कोई हाउस नहीं होंगे। मेरे महान र 
नागेश नागशक्ति के प्रतीक, मोहर और रंग सबके लिए पर्याप्त होंगे 
गा, नेविल लॉगबॉटम ?' 

उसने अपनी छड़ी नेविल की ओर 
गया। फिर बोल्डेमॉर्ट ने टोपी नेविल के 


की, जो सख्त और स्थिर हो 
सिर पर रखी, जिससे यह 


हैरी पॉटर 
698 “८ 
फिसलकर उसकी आँखों के नीचे तक पहुँच गई। महल के सामने से देख 
रही भीड़ में हलचल हुई और प्राणभक्षियों ने हॉगवर्दस के योद्धाओं को दूर 
रखने के लिए एक साथ अपनी छड़ियाँ उठा लीं। 

“यहाँ पर नेविल यह दिखा रहा है कि उन लोगों का क्या अंजाम 
होता है, जो मेरा विरोध करने की मूर्खता करते हैं,” बोल्डेमॉर्ट ने कहा और 
छड़ी लहराकर बोलती टोपी में लपटें उत्पन्न कर दीं। 

भोर की हल्की रोशनी में चीखें गूँजने लगीं। नेविल लपटों में घिरा 
हुआ था। वह अपनी जगह पर जमा था और हिल नहीं पा रहा था। हैरी 
इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे कुछ करना होगा - 

और फिर उसी पल एक साथ कई चीज़ें हुईं। 

उन्हें स्कूल की दूर वाली सीमा से एक शोर सुनाई दिया। ऐसा लग 
रहा था, जैसे सैकड़ों लोग ओझल दीवारों के पार इकट्ठे हो गए थे और 
युद्ध के नारे लगाते हुए महल की ओर आ रहे थे। उसी वक्त ग्रॉप महल के 
पास से निकलकर चिल्लाया, 'हैगर।' वोल्डेमॉर्ट के दानवों ने उसकी 
चिल्लाहट का जवाब दिया। वे हाथियों की तरह ग्रॉप की ओर भागे, 
जिससे ज़मीन कॉपने लगी। फिर खुरों और धनुषों की आवाज़ आई तथा 
प्राणभक्षियों पर अचानक तीर गिरने लगे, जो तितर-बितर हो गए और 
हैरानी से चिल्लाने लगे। हैरी ने अपने दुशाले के भीतर से अदृश्य चोगा 
निकाला और उसे अपने ऊपर डालकर खड़ा हो गया। नेविल भी हिला। 

एक तेज़ हरकत करके नेविल ने अपने शरीर-बंधन शाप से मुक्ति 
पाई। जलती हुई टोपी उससे दूर गिर गई और उसने इसकी गहराई से 
चाँदी की चमकती, माणिक की मूठ वाली एक चीज़ बाहर निकाली - 

आने वाली भीड़ या लड़ते दानवों या दौड़ते सेनटॉर्स की आवाज़ों की 

गरज के ऊपर चाँदी की तलवार की आवाज़ नहीं सुनी जा सकती थी, 
लेकिन इसके बावजूद हर आँख इस पर टिक गई। एक झटके में नेविल ने 
बड़े सॉप का सिर काट डाला, जो हवा में ऊपर उठा और प्रवेश हॉल से 
आती रोशनी में चमका। वोल्डेमॉर्ट का मुँह आवेश भरी चीख में खुला, जो 
ua सुनी और साँप का बेजान शरीर उसके क़दमों के पास धम्म से 
इससे पहले कि वोल्डेमॉर्ट अपनी छड़ी उठा पाए, अदृश्य चोगे के 

र “hs और वोल्डेमॉर्ट के बीच कवच सम्मोहन कर दिया। 
र लड़ते दानवों के तेज़ क़दमों की आवाज़ों के ऊपर 


योजना 
योजना की ख़ामी 699 


ग्रिड की चीख़ सुनाई दी। 
“हैरी!” हैग्रिड चिल्लाया, “हैरी - हैरी कहाँ गया ?” 


खलबली मच गई। ज़ोरदार आक्रमण कर रहे सेनटॉ्स 
को तितर-वितर कर रहे थे। सभी लोग दानवों के लहराते गो से वच 
रहे थे और एक नई सेना क़रीब आती जा रही थी। हैरी ने बड़े पंख वाले 
प्राणियों को वोल्डेमॉर्ट के दानवों के सिर पर मैंडराते देखा। थेस्ट्रॉल और 
बकवीक नामक गरुड़अश्व उनकी आँखों पर वार कर रहे थे, जबकि ग्रॉप 
उन पर मुक्के वरसा रहा था। अब हॉगवर्ट्स के रक्षक जादूगरों और 
वोल्डेमॉर्ट के प्राणभक्षियों दोनों को ही महल के भीतर जाने के लिए मजबूर 
किया जा रहा था। हैरी हर दिखने वाले प्राणभक्षी पर शाप मार रहा था 
और वे ज़मीन पर गिर रहे थे, बिना यह जाने कि उन्हें किसने मारा है। पीछे 
हटती भीड़ उनके गिरे हुए शरीरों को कुचल रही थी। 

अब भी अदृश्य चोगे के नीचे छिपे हैरी को भीड़ के धक्के प्रवेश 
हॉल में ले गए। वह वोल्डेमॉर्ट की तलाश कर रहा था और वह उसे कमरे 
के पार दिख गया। बड़े हॉल में पीछे हटते हुए बोल्डेमॉर्ट अपनी छड़ी से मंत्र 
बरसा रहा था। शाप इधर-उधर मारने के साथ ही वह अपने समर्थकों को 
चीख़कर निर्देश दे रहा था। हैरी ने और कवच सम्मोहन किए, जिससे 
बोल्डेमॉर्ट के संभावित शिकार सीमस फ़िनिगन और 'हान्ना एबॉट उसके 
पास से सुरक्षित निकलकर बड़े हॉल में पहुँच गए, जहाँ वे युद्ध में शामिल 
हो गए। 

अव सामने वाली सीढ़ियों पर और लोग आ गए थे। हैरी ने देखा 
कि चार्ली वीज्ली होरेस स्लगहाँर्न से आगे निकल रहा था, जो अब भी 
अपना पन्ने जैसा हरा पाजामा पहने थे। हॉगवर्ट्स में रुकने और लड़ने का 
फैसला करने वाले हर विद्यार्थी के साथ उसके परिवार वाले ह 
थे। हॉग्समीड के दुकानदार और निवासी भी थे। सेनटॉर वेन, 3 रॉनन हि 
मैगोरियन खुरों की तेज़ आवाज़ों के साथ हॉल में घुस गए, जब हैरी 

जिने . टूटकर चूलों पर झूलने लगा। 
पीछे किचन की ओर जाने वाला दरवाज़ा दू हॉल मे आप के 

हॉगवर्टत हुए प्रवेश हाल गु 

क के घरेलू जिन्न चीखते रहे थे। उनका नेतृत्व क्रीचर 

के और मीट काटने वाले चाकू लर पल के बावजूद सुनाई दे 
र रहा था, जिसकी मेंढक जैसी आवाज़ इले ह उछल रहा था और 
रही थी। क्रीचर के सीने पर रेग्युलस ब्लैक का मालिक के लिए लड़ो, जो 
पह चिल्लाकर कह रहा था : 'लड़ो! लड़ो! मेरे मा 


700 हैरी पॉटर 
घरेलू जिन्नों के संरक्षक हैं। शैतानी शहंशाह 


पर लड़ो! लड़ो!' हम 
ह वे लोग प्राणभक्षियों के टखनों और जाँघों पर काट रहे थे और 


उनके छोटे चेहरों पर दुभावना झलक रही थी। हैरी ने 

ट a कारण प्राणभक्षी हर तरफ़ हार रहे थे। उन पर मंत्र 

पड रहे थे, सेनटॉर्स तीरों से वार कर रहे थे और घरेलू जिन्न पैरों में चाकू 
भोंक रहे थे। सिर्फ़ बचने की कोशिश में वे आने वाले झुंड में खो रहे थे। 

लेकिन युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ था। हैरी लड़ने वालों के बीच में 

तेज़ी से भागा और जूझते योद्धाओं के बीच से निकलकर बड़े हॉल में पहुँच 


गया। 


से लड़ो! बहादुर रेग्युलस के 


वोल्डेमॉर्ट होल के बीच में खड़ा था और अपने आस-पास मौजूद हर 
व्यक्ति पर प्रहार कर रहा था। हैरी उसे स्पष्ट नहीं देख सकता था, लेकिन 
वह उसके क़रीब पहुँचता गया। वह अब भी अदृश्य था। बड़े हॉल में भीड़ 
जमा हो गई, क्योंकि सभी वहीं आ रहे थे। 

हैरी ने देखा कि जॉर्ज और ली जॉर्डन ने याक्सले को फर्श पर गिरा 
दिया। फ्लिटविक ने डोलोहोव पर वार किया, जिससे वह चीख़ता हुआ 
गिर गया। वाल्डेन मैकनेअर को हैग्रिड ने कमरे के पार फेंक दिया। वह 
पत्थर की दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। हैरी ने देखा कि रॉन और 
नेविल फ़ेनरिर ग्रेबैक को हरा रहे थे। एबरफ़ोर्थ रुकवुड को स्तब्ध कर रहा 
था। आर्थर और पर्सी थिकनेस को ज़मीन पर गिरा रहे थे। लूसियस और 
नार्सिसा मैल्फ़ॉय भीड़ के बीच भाग रहे थे। वे लड़ने की कोशिश नहीं कर 
रहे थे, बल्कि अपने बेटे का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। 

वोल्डेमॉर्ट अब मैक्गॉनेगल, स्लगहार्न और किग्सले से एक साथ लड़ 
रहा था। उसके चेहरे पर ठंडी नफ़रत थी, जब वे उसके क़रीब आए, लेकिन 
वे उसे मार नहीं पा रहे थे - 

बोल्डेमॉर्ट से पचास गज़ दूर बेलाट्रिक्स अभी भी लड़ रही थी। 
अपने मालिक की तरह ही वह भी एक साथ तीन लोगों से लड़ रही थी। 
हर्माइनी, जिनी और लूना अपनी पूरी ताक़त से लड़ रही थीं, लेकिन 
बेलाट्रिक्स की निपुणता साफ़ दिख रही थी। हैरी का ध्यान भटका, जर्ष 
उसने देखा कि एक मारक शाप जिनी के इतने क़रीब से गुज़रा कि वह सिफ़ 
एक इच से मरते-मरते बची - 


हैरी ने दिशा बदली और वोल्डेमॉर्ट के बजाय बेलाट्रिक्स की तरे 


योजना की खामी 


भागा, लेकिन तभी किसी ने उसे धक्का देकर एक तरफ़ हटा 
'चुड़ैल कहीं की, मेरी बेटी को नहीं |’ FE दिया [ 


मिसेज़ वीज़्ली ने अपना चोगा फेंक दिया जब उन्ह 

ना भाड हने भागते हुए 
अपनी बाहें आज़ाद कीं। बेलाट्रिक्स अपनी जगह पर 
देने वाली को देखकर खुशी से गरजी। FR 


'मेरे रास्ते से हट जाओ!” मिसेज़ वीज्ली ने तीनों लड़कियों से 
चिल्लाकर कहा और छड़ी लहराकर युद्ध करने लगीं। हैरी ने दहशत और 
उल्लास से देखा, जब मॉली वीज़्ली की छड़ी तेज़ी से लहराने लगी। 
बेलाट्रिक्स लेस्ट्रज की मुस्कान फीकी पड़ गई और गुरहिट में बदल गई। 
दोनों छड़ियों से रोशनी की लपटें उड़ रही थीं। दोनों जादूगरनियों के पैरों के 
आस-पास का फर्श गरम होकर तड़क गया था। दोनों औरतें एक-दूसरे की 
जान लेने के लिए लड़ रही थीं। 

“नहीं!” मिसेज़ चीज़्ली चिल्लाईं, जब कुछ विद्यार्थी उनकी मदद करने 
के लिए आगे आए। 'पीछे हट जाओ! पीछे हट जाओ! वह मेरी शिकार है!” 

सैकड़ों लोग अब दीवारों के पास क़तार लगाकर दोनों युद्धों को 
देख रहे थे। वोल्डेमॉर्ट अपने तीन विरोधियों से लड़ रहा था। बेलाट्रिक्स 
मॉली से लड़ रही थी। हैरी दोनों के बीच अदृश्य खड़ा था। वह हमला 
करना चाहता था, लेकिन गलत व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहता था। 
युद्ध इतनी तेज़ी से हो रहा था कि उसे यक़रीन नहीं था कि उसका निशाना 
सही लगेगा। लाद 

'जव मैं तुम्हें मार दूँगी, तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा ?' बेला र 
ने ताना मारा, जो अपने मालिक जितनी ही तेज़ी से घूम रही थी, हालाँकि 
मॉली के शाप उसके चारों तरफ़ नाच रहे थे। 'जब मम्मी भी वहीं चली 
जाएगी, जहाँ फ़ेडी गया है ?' 

'तुम - मेरे - बच्चों - को - अब - छू - भी - नहीं - सकती! 
मिप्तेज़ वीज़्ली चिल्लाई। 

बेलाट्रिक्स हंसी। यह उसी तरह 
पीछे गिरने से ठीक पहले उसके कज़िन 
अचानक हैरी जान गया कि इसके बाद क्या होगा हु 

मॉली का शाप बेलाट्रिक्स की खुली बाह के ली 

और उसके सीने पर पड़ा - उसके दिल के ठीक ऊपर। 


70 


की उल्लासपूर्ण हँसी थी, जो पर्दे में 
सिरियस के चेहरे पर दिखी थी। 
और वही हुआ। 

से उड़कर निकला 


702 हैरी पॉटर 

बेलाट्रिक्स की दंभी हँसी ठहर सी गई। उसकी आँखें बाहर निकल 
आईं। पल भर के लिए वह जान गई कि क्या हुआ था और फिर वह गिर 
गई। देखने वालों की भीड़ शोर मचाने लगी और वोल्डेमॉर्ट चीख़ा। 

हैरी को महसूस हुआ, जैसे वह धीमी गति में घूमा। अपनी आखिरी 
और सबसे अच्छी सेनापति के पतन पर वोल्डेमॉर्ट का आवेश बम की तरह 
फटा। मैक्गॉनेगल, किंग्सले और स्लगहार्न धमाके से उड़कर पीछे पहुँच गए 
और हवा में तड़पने लगे। वोल्हेमॉर्ट ने अपनी छड़ी मॉली वीज़्ली की तरफ़ 
तान दी। 

'रक्षाकवच/' हैरी गरजा और सम्मोहन हॉल के बीच में कवच बना 
दिया। वोल्डेमॉर्ट ने चारों तरफ़ देखा कि यह आवाज़ कहाँ से आई थी। हैरी 
ने आखिरकार अदृश्य चोगा उतार दिया। 

सदमे, खुशी और चिल्लाहटों की आवाज़ें हर तरफ़ आने लगीं, 
“हैरी! वह ज़िंदा है!” बहरहाल, आवाज़ें थम गईं। डरी हुई भीड़ तत्काल 
खामोश हो गई, जब वोल्डेमॉर्ट और हैरी ने नज़रें मिलाई तथा एक-दूसरे के 
चारों तरफ़ घूमने लगे। 

'मैं नहीं चाहता कि कोई और मदद करने की कोशिश करे,' हैरी ने 
ज़ोर से कहा और पूरी ख़ामोशी में उसकी आवाज़ किसी बिगुल की तरह 
गूँजी। “यह इसी तरह होना है। यह काम मुझे ही करना है।' 

वोल्डेमॉर्ट ने हिस्स की आवाज़ निकाली। 


“पॉटर का यह मतलब नहीं है,' उसने कहा और उसकी लाल आँखें 
फैली हुई थीं। “वह इस तरह से काम नहीं करता है, है ना? तुम आज किसे 
ढाल बनाओगे, पॉटर ?' 

'किसी को नहीं,” हैरी ने कहा। “अब एक भी होरक्रक्स नहीं बचा है। 
अब मामला तुम्हारे और मेरे बीच है। एक के ज़िंदा रहते दूसरा ज़िंदा नहीं 
रह सकता और हममें से एक हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा ... 

'हममें से एक?” वोल्हेमॉर्ट ने ताना मारा और उसका पूरा शरीर 
सख्त था। उसकी लाल आँखों ने हैरी को उस साप की तरह घूरा, जो वार 
करने वाला हो। 'तुम्हें लगता है कि तुम फिर बच जाओगे। तुम 
Ro से बच गए थे और इसलिए क्योंकि डम्बलडोर तुम्हें रास्ता दिखा रहे 


क मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी, तो यह संयोग 
था ? हैरी ने पूछा। वे अब भी एक-दूसरे के पास गोलाई में घूम रहे थे और 


योजना की ख़ामी 

rT 703 
-दूसरे से बराबरी की दूरी रखे हुए वोल्डेमॉर्ट 

व 0 जब बेन उसि मे hao पर 

संयोग था? क्या यह संयोग है कि आज रात को मैंने sR od 

कोशिश नहीं की और फिर भी बच गया, ताकि अपनी रक्षा करने की 

दू? ' ताकि दोबारा लड़ने के लिए लौट 

'संयोग!' वोल्डेमॉर्ट चीख़ा, लेकिन उसने अब 
और देखने वाले लोग जम गए, जैसे बेजान हों। हॉल k hes 
लेकिन उनके अलावा कोई भी साँस लेता नहीं दिख रहा था। “संयोग, 
क्रित और यह सच्चाई कि तुम अपने से ज़्यादा बड़े आदमियों और 
औरतों के पीछे छिप गए और मुझे उनकी जान लेनी पड़ी!” 

“तुम आज रात किसी और को नहीं मार पाओगे,' हैरी ने कहा, जब 
उन्होंने गोल घूमते हुए एक-दूसरे की आँखों में देखा। लाल और हरी नज़रें 
आपस में मिल रही थीं। “अब तुम कभी भी उनमें से किसी को नहीं मार 
पाओगे। क्या तुम इसे समझ नहीं पाए ? में मरने के लिए तैयार था, ताकि 
तुम इन लोगों को नुक्सान न पहुँचाओ -' 

“लेकिन तुम मरे नहीं!” 

“- मैं मरना चाहता था और इसी कारण यह हुआ। मैंने वही किया, 
जो मेरी माँ ने किया था। वे तुमसे सुरक्षित हैं। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया 
कि तुमने उन पर जो मंत्र मारे थे, वे अटूट नहीं हैं? तुम उन्हें यातना नहीं 
पहुँचा सकते। तुम उन्हें छू नहीं सकते। तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखते 
हो, रिडल, है ना ?' 

'तुम्हारी इतनी हिम्मत -' 

'हा, मेरी इतनी हिम्मत, हैरी ने कहा, “मैं ऐसी बातें जानता हूँ, जो 
तुम नहीं जानते, टॉम रिडल। मैं बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जानता हूँ, जो 
तुम नहीं जानते। एक और बड़ी गलती करने से पहले कुछ बातें सुनना 
चाहोगे ?' 

वोल्डेमॉर्ट कुछ नहीं बोला, बल्कि गोलाई | में चलता रहा। हैरी 
जानता था कि उसने कुछ समय के लिए उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। 

पेल्ेमॉर्ट सोच रहा था कि इस बात की धूमिल संभावना थी कि हैरी 
पचमुच अंतिम रहस्य जानता होगा ... हंसी 
जैसा चेहरा हैँसी उड़ाने के 


'क्या यह प्रेम है?” वोल्डेमॉर्ट का सौंप का 
अदाज़ में बोला, 'इम्बलडोर का प्रिय समाधान प्रेम, जिसके बारे में उनका 


हैरी पॉटर 
sds 


मौत को भी जीत सकता है। हालकि प्रेम उन्हें मीनार से 
त pi पाया, जब वे किसी बूढ़े गुड्डे की तरह ज़मीन पर 
गिरकर टूट गए ? प्रेम, जो मुझे तुम्हारी बदज़ात मा को कॉकरोच की तरह 
मारने से नहीं रोक पाया, पॉटर - कोई भी तुमसे इतना प्रेम नहीं करता है 
कि वह इस बार भागकर आगे आए और मेरा शाप झेले। तो मेरे वार पर 
अब तुम्हें मरने से कोन बचाएगा हे 
“बस एक चीज़,' हैरी ने कहा। वे अब भी एक-दूसरे के आस-पास 
गोल-गोल घूम रहे थे तथा सिर्फ़ आख़िरी रहस्य के कारण एक-दूसरे से दूर 


थे। 


704 


'प्रेम नहीं, तो तुम्हें इस बार और कौन सी चीज़ बचाएगी,' 
वोल्डेमॉर्ट बोला, 'तुम्हें या तो यह यक़ीन होगा कि तुम्हें ऐसा जादू आता है, 
जो मुझे नहीं आता या फिर तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हथियार 
है?' 

'मुझे दोनों बातों पर यकीन है,” हैरी ने कहा। साँप जैसे चेहरे पर 
सदमे का भाव दिखा, हालाकि यह तत्काल ही गायब हो गया। वोल्डेमॉर्ट 
हंसने लगा और यह आवाज़ उसकी चीख़ों से ज्यादा डरावनी थी। बिना 
खुशी की और पागलों जैसी यह हँसी ख़ामोश हॉल में चारों तरफ़ गूँजने 
लगी। 

“तुम सोचते हो कि तुम मुझसे ज़्यादा जादू जानते हो ?' उसने कहा। 
“मुझसे ज्यादा, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से ज़्यादा, जिसने ऐसा जादू किया है, जिसके 
बारे में डम्बलडोर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था?' 

'ओह, उन्होंने इसके बारे में सपने में सोचा था,” हैरी ने कहा, 
“लेकिन वे तुमसे ज़्यादा जानते थे, इतना ज़्यादा कि उन्होंने वह काम नहीं 
किया, जो तुमने किया।' 


“तुम्हारा मतलब है, वे कमज़ोर थे!” वोल्डेमॉर्ट चीख़ा। “इतने 
कमज़ोर कि उनमें वह करने की हिम्मत नहीं थी, इतने कमज़ोर कि 
वह नहीं लिया, जो उनका हो सकता था, जो अब मेरा होगा!' 


'नहीं, वे तुमसे ज़्यादा , । 
बेहतर आदमी।' ज्यादा चतुर थे,' हैरी ने कहा, 'बेहतर जादूगर 


| मैंने एल्बस डम्बलडोर को मरवाया था!” 
तुम्हें ऐसा लगता है,” हैरी ने कहा, 'लेकिन तुम गलत हो।' 


योजना की 
——— 705 


देख रही भीड़ पहली वार हिली, जैसे चारों ओर दीवारों 

ड़ सैकड़ों लोगों ने एक साथ साँस खींची हो। ओर दीवारों के पास 
'इम्बलडोर मर चुके हैं!” वोल्डेमॉर्ट ने शब्द हैरी की तरफ़ ऐसे 

उछाल, र उसे अ होगा। 'उनका शरीर इस महल के 

मैदान में बनी संगमरमर की समाधि में सड़ रहा है। मैंने इसे देखा है, पाँ 

और वे नहीं लौटेंगे!” इस देखा है, पॉटर, 


हॉ, डम्बलडोर मर चुके हैं,' हैरी ने शांति से कहा, 'लेकिन तुमने 
उन्हें नहीं मारा है। उन्होंने अपनी मौत से कई महीने पहले ही अपने मरने 
का तरीका चुन लिया था और उस आदमी के साथ पूरी योजना बना ली 
थी, जिसे तुम अपना सेवक मानते थे।' 

“यह कैसी बेतुकी बात है?” वोल्डेमॉर्ट ने कहा, लेकिन अब भी उसने 
वार नहीं किया और उसकी लाल आँखें हैरी की नजरों पर से नहीं हटीं। 

“सीवियरस स्नेप तुम्हारे दल में नहीं थे,' हैरी ने कहा। “स्नेप तो 
इम्बलडोर के साथ थे। उसी पल से डम्बलडोर के साथ थे, जब तुमने मेरी 
माँ को मारना चाहा था। और तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ, 
क्योंकि उस चीज़ को तुम समझ नहीं सकते थे। तुमने कभी स्नेप का पितृदेव 
नहीं देखा, है ना, रिडल ?' 

वोल्डेमॉर्ट ने जवाब नहीं दिया। वे चीरफाड़ करने पर उतारू भेड़ियों 
की तरह एक-दूसरे के चक्कर काटते रहे। 

'स्नेप का पितृदेव हिरणी थी,” हैरी ने कहा, “मेरी माँ जैसा, क्योकि 
वे ज़िंदगी भर उनसे प्यार करते रहे, बचपन से। तुम्हें एहसास हो जाना 
चाहिए था,” उसने कहा, जब उसने वोल्डेमॉर्ट के नथुनों को फड़कते देखा, 
“नेप ने तुमसे मेरी माँ की ज़िंदगी वख़शने को कहा था, है ना | 

'वह तो बस उसके साथ मज़े करना चाहता था, वोल्डेमॉर्ट ने हर 

, 'लेकिन जब वह मर गई, तो वह सहमत हो गया कि बाक़ी न 
भी थीं, जो शुद्ध खून की थीं और उसके ज़्यादा क़ाबिल थीं - 


| होगा,” हैरी ने कहा, “लेकिन 
ज़ाहिर है, स्नेप ने तुमसे यही कहा उसी पल से वे डम्बलडोर के 


जिस पल से तुमने मेरी माँ को धमकी दी, के 
भासूस वन गए थे और तभी से वे तुम्हारे क Patt 
लेप ने इम्बलडोर को मारा, तब डम्बलडोर वैसे el 


“इससे नहीं पड़ता है!' वोल्डेमॉर्ट इनी ह 
से हेर शब्द र लेकिन अब वह पागलपन भरी हँसी हसा। 


हैरी पॉटर 
र 


नहीं पड़ता है कि स्नेप मेरे दल में था या डम्बलडोर के दल 

Cs कई ने मेरे रास्ते में कितनी छोटी-मोटी बाधाएँ खड़ी करने की 
कोशिश की थी! मैंने उन्हें मसल डाला, जिस तरह मैंने तुम्हारी माँ यानी 
स्नेप के महान प्यार को मसल डाला । ओह, लेकिन इससे बात समझ में 
आती है, पॉटर, और इस तरह से समझ आती है, जिसे तुम नहीं समझते 


हो! 


706 


'इम्बलडोर अजेय छड़ी को मुझसे दूर रखने की कोशिश कर हहे थे! 
उनका इरादा था कि स्नेप छड़ी का सच्चा मालिक बन जाए! लेकिन मैं इस 
मामले में तुमसे आगे निकल गया, लड़के - में छड़ी तक पहुँच गया, इससे 
पहले कि तुम उसे हथिया सको। मैं तुमसे पहले सच्चाई समझ गया था। मैंने 
तीन घंटे पहले सीवियरस स्नेप को मार डाला और अजेय छड़ी, मौत की 
छड़ी, क्रिस्मत की छड़ी अब सचमुच मेरी है! डम्बलडोर की आख़िरी योजना 
गड़बड़ा गई, हैरी पॉटर! 

'हाँ, यह गड़बड़ा गई,” हैरी ने कहा। “तुमने सही कहा। लेकिन तुम 
मुझे मारने की कोशिश करो, इससे पहले मैं तुम्हें सलाह दूँगा कि तुम अपनी 
करतूतों के बारे में सोचो ... सोचो और पश्चाताप करने की कोशिश करो, 
रिडल ...' 

“यह क्या कह रहे हो ?' 

हैरी ने उससे जितनी भी बातें कही थीं, रहस्य उजागर किए थे या 
ताने मारे थे, वोल्डेमॉर्ट को इससे ज्यादा सदमा किसी और बात से नहीं 
लगा। हैरी ने देखा कि उसकी पुतलियाँ पतले छेदों की तरह सिकुड़ गई। 
उसने वोल्डेमॉर्ट की आँखों के आस-पास की चमड़ी को सफ़ेद होते देखा। 

“यह तुम्हारा आख़िरी मौक़ा है,” हैरी ने कहा, तुम्हारे पास अब यही 
एक मौका बचा है ... मैं जानता हूँ कि इसके बिना तुम्हारा क्या हाल होगा 
.-- मर्द बनो ... पश्चाताप की कोशिश करो ... कोशिश करो ...' 

“तुम्हारी यह ज़ुर्रत -?' वोल्डेमॉर्ट ने कहा। 
दो rR मेरी यह ज़ुर्रत,' हैरी ने कहा, 'क्योंकि डम्बलडोर की आख़िरी 
हे, रिडल।” से मुझे कोई नुक्सान नहीं हुआ। नुक्सान तो तुम्हें हुआ 


वोल्डेमॉर्ट का हाथ अजेय छड़ी पर कॉप रहा था। हैरी ने ड्रेको की 


छड़ी को कसकर 
| पकड़ लिया। वह जानता बस कुछ 
ही पल दूर था। ता था कि निर्णायक पल 


योजना की 
गाज 707 


'वह छड़ी तुम्हारे लिए सही तरीक़े से काम नहीं 
ग़लत आदमी को मार डाला। सीवियरस स्नेप ल - 
मालिक था ही नहीं। उसने कभी डम्बलडोर को हराया ही नहीं था।' 
'उसने डम्बलडोर को मारा था -? 


'क्या तुम सुन नहीं रहे हो? स्नेप ने कभी डम्बलडोर नहीं 
था! डम्बलडोर की मौत की योजना उन दोनों के अनका 0 0 
आखिरी सच्चे मालिक डम्बलडोर बिना हारे मरना चाहते थे! अगर सब 
कुछ योजना के अनुसार होता, तो छड़ी की शक्ति भी उनके साथ ख़त्म हो 
जाती, क्योंकि इसे कोई उनसे नहीं जीत पाता!' 

'लेकिन फिर तो पॉटर, डम्बलडोर ने एक तरह से छड़ी मुझे दे दी 
है!” वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ दुर्भावनापूर्ण हँसी से काप रही थी। “मैंने इसे 
इसके आखिरी मालिक की कब्र से चुराया था! मैंने इसे इसके आखिरी 
मालिक की इच्छा के ख़िलाफ़ हटाया था! इसकी शक्ति मेरी है!' 

“तुम अब भी नहीं समझे, रिडल, है ना? छड़ी को हासिल करना ही 
काफ़ी नहीं है! इसे पकड़ने, इसका इस्तेमाल करने से यह तुम्हारी नहीं बन 
जाती है। क्या तुमने ऑलिवैन्डर की बात नहीं सुनी थी? छड़ी जादूगर को 
चुनती है ... डम्बलडोर के मरने से पहले अजेय छड़ी ने एक नया मालिक 
चुन लिया था, हालाँकि उसने इसे छुआ तक नहीं था। नए मालिक ने 
इम्बलडोर की इच्छा के ख़िलाफ़ उनकी छड़ी गिरवा दी थी और उसे कभी 
यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसने कितना बड़ा काम किया था या दुनिया 
की सवसे ख़तरनाक छड़ी ने उसे अपना मालिक मान लिया था ...' 

वोल्डेमॉर्ट का सीना तेज़ी से ऊपर-नीचे हुआ और हैरी को शाप 
आता महसूस हुआ। उसे अपने चेहरे की तरफ़ तनी छड़ी के भीतर शाप 
वनता महसूस हुआ। क 

'अजेय छड़ी का सच्चा मालिक ड्रेको मैल्फ़ॉय था। 

एक पल के लिए वोल्डेमॉर्ट के चेहरे पर सदमा दिखा, लेकिन फिर 


पह चला गया। 
है ?' उसने धीरे से कहा। ' पॉटर, अगर 


'पर इससे क्या फ़क़ पड़ता 
तृम्हरी वात सही भी है, तव भी इससे तुम्हें और मुझे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता 


सिर्फ़ क्षमताओं के 
। तुम्हारे पास फीनिक्स की छड़ी नहीं हैं। हम अव 0४ 
आधार पर युद्ध करेंगे ... और तुम्हें मारने के वाद मैं ट्रेको मैल्फ़ॉय को देख 
3 ५ 


08 ह्री पॉटर 
7 ses 
तुम्हें चुकी है,' हैरी ने कहा। 'तुमने 
“लेकिन बहुत देर हो चु च ह तुमने अपना 
मौक़ा गँवा दिया है। मैं वहाँ तुमसे पहले गया। मैंने कई हफ्तों पहले 


ड्रेको को हराकर उससे यह छड़ी 
हैरी ने हॉथोर्न की छड़ी को घुमाया और उसे महसूस हुआ कि हॉल मे 


मौजूद हर व्यक्ति की आँख उसी छड़ी पर टिकी थी। 


'तो मामला यह है, है ना? हैरी फुसफुसाया। 'क्या तुम्हारे हाथ की 
छडी यह जानती है कि इसके आख़िरी मालिक को निरस्त्र किया गया धा? 
क्योंकि अगर यह जानती है ... तो अजेय छड़ी का सच्चा मालिक मैं हूँ।' 


उनके ऊपर के सम्मोहित आसमान के पार अचानक एक लाल-सुनहरी 
चमक दिखने लगी और सबसे क़रीब की खिड़की की चौखट के ऊपर 
चोंधियाते सूरज की किनारी आ गई। रोशनी उन दोनों के ही चेहरों से 
टकराई, जिससे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा अचानक लपट भरे झोंके की तरह 
दिखने लगा। हैरी को उसकी ऊँची आवाज़ की चीख सुनाई दी, जब हैरी 
भी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ड्रेको की छड़ी तानकर चिल्लाया : 
'मृत्युदशम!' 
'निरस्त्र भव! 
तोप के गोले की तरह धमाका हुआ और उनके बीच सुनहरी लपटें 
दिखने लगीं। जिस गोले में वे घूम रहे थे, उसके ठीक बीच में उनके मंत्र 
आपस में टकराए। हैरी ने वोल्डेमॉर्ट की हरी लपट को अपने मंत्र से 
टकराते देखा। उसने देखा कि अजेय छड़ी ऊपर उड़ रही थी। यह सूर्योदय 
में काली दिख रही थी और नागिनी के सिर की तरह सम्मोहित छत की 
तरफ़ जा रही थी। यह हवा में उस मालिक की तरफ़ जा रही थी, जिसे यह 
मार नहीं सकती थी, जिसने आखिरकार इस पर असली हक़ जमा लिया 
था। हैरी ने खोजी की अचूक कुशलता के साथ छड़ी अपने ख़ाली हाथ में 
पकड़ ली। वोल्डेमॉर्ट पीछे की तरफ़ गिर गया। उसकी बाँहें फैली थीं और 
उसकी लाल आँखों की छेद जैसी पुतलियाँ ऊपर की तरफ़ घूम गई थीं। 
टॉम रिडल आखिरकार हमेशा के लिए ज़मीन से टकराया, उसका शरीर 
बेजान और सिळुड़ा हुआ था। उसके हाथ ख़ाली थे और साँप जैसा चेहरा 
eh था। वोलडेमॉर्ट अपने ही शाप के पलटने से मर गया था और हैरी दो 
Fe प्ल म का के दुश्मन की लाश को घूर रहा था। हि 
ल भर के लिए ख़ामोशी और सदमा। और फिर हैरी के चो, 
तरफ़ शोरगुल का विस्फोट हो गया, जब देखने वालों की चीखें, किलकार्रियी 


70 
और चिल्लाने की आवाज़ें हवा में भर गईं। उगता क 9 
चौंधियां रहा था, जब लोग उसकी ओर आने जी रे खिड़कियों को 
सबसे पहले उस तक पहुँचे। उनकी बाँहें उसके । रॉन और हर्माइनी 
उनकी अस्पष्ट चिल्लाहटों ने उसे बहरा कर दिया pa तरफ़ लिपट गई। 
लुना आ गए। फिर वीज़्ली परिवार, हैग्रिड कि.सले pe जिनी, नेविल और 
और स्प्राउट। हैरी उनका बोला एक शब्द भी नहीं ₹ , फ्लिटविक 
पी पता नहीं था कि किसके हाथ उसे पकड़ रहे थे सुन पा रहा था। उसे यह 
की कोशिश कर रहे थे छसे रहे थे, खींच रहे थे, गले लगाने 
। सैकड़ों लोग उसे दबा रहे थे और उसे 

कोशिश कर रहे थे - उस लड़के को, जो ज़िंदा बच गया मा 
अखिरकार यह ख़त्म हो पा शग , जिसके कारण 

सूरज धीरे-धीरे हॉगवर्ट्स के ऊपर - 
तथा रोशनी से चमकने लगा। हैरी जशन hg और 8 
मिली-जुली बातों का अनिवार्य हिस्सा था। सब लोग चाहते थे रख वह 
उनके साथ रहे, उनका नायक और प्रतीक, उनका रक्षक और मार्गदर्शक। 
किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि वह सोया नहीं था या वह सिर्फ़ 
चुनिंदा लोगों का साथ चाहता था। उसे दुखी लोगों से सांत्वना भरी बातें 
वोलनी थीं, उनके हाथ थामने थे, उनके आँसू देखने थे, उनके धन्यवाद लेने 
धे, हर ओर से आती ख़बर सुननी थी। उसी दिन कुछ समय बाद यह पता 
चला कि देश भर में सम्मोहन शाप के अधीन काम कर रहे लोग अब 
दोबारा होश में आ गए थे। यह भी पता चला कि प्राणभक्षी भाग रहे थे या 
पकड़े जा रहे थे और अज़्काबान के मासूमों को इसी पल छोड़ा जा रहा था 
और किंग्सले शैकलबोल्ट को अस्थायी रूप से जादू मंत्री बना दिया गया 
धा... 

उन्होंने बोल्डेमॉर्ट की लाश हटाकर हॉल से दूरं एक कमरे में रख दी 
- फ्रेड, टौंक्स, ल्यूपिन, कॉलिन क्रीवी और पचास अन्य लोगों की लाशों से 
दूर, जिन्होंने उससे लड़ते हुए अपनी जान दी थी। मैक्गॉनेगल ने हाउस 
टेवलें दोबारा लगा दी थीं, लेकिन कोई भी अब हाउस के हिसाब से नहीं 
बैठ रहा था। वे सब एक साथ बैठे थे - शिक्षक और शिष्य, भूत और 
माता-पिता, सेनटॉर और घरेलू जिन्त। फ़िरेंज एक कोने में था और 
उसकी हालत सुधर रही थी। ग्रॉप एक दूदी खिड़की में से अंदर झक रत 
था और लोग उसके हँसते मुँह में खाना फेंक रहे थे। कुछ समय बाद थके 
हुए हैरी ने खुद को लूना के पास एक बैच पर बैठा पाया। 

'अगर मैं तुम्हारी जगह होती, तो थोड़ी शांति पसंद करती,' लूना है 


हैरी पॉटर 
7I0 हक 


कहा। 
'मुझे भी अच्छी लगेगी,” हैरी ने जवाब दिया। 


'मैं उनका ध्यान बँटाती हूँ,” उसने कहा। “अपने चोगे का इस्तेमाल 
करना।' 

हैरी के कुछ कहने से पहले ही वह खिड़की के बाहर इशारा करके 
चिल्लाई, 'ऊऊऊह, देखो, ब्लिबरिंग हमडिंगर!' हर सुनने वाला पलटकर 
देखने लगा और हैरी चोगा ओढ़कर खड़ा हो गया। 

अब वह बिना रुकावट के हॉल में घूम सकता था। उसने दो टेबल 
दूर बैठी जिनी को देखा। वह अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। 
उससे बात करने के लिए बाद में समय रहेगा - बहुत सारे घंटे, दिन और 
शायद कई साल। उसने नेविल को देखा। खाना खाते समय गरुडद्वार की 
तलवार उसकी प्लेट के पास रखी थी और वह कई उत्साही प्रशंसकों से 
घिरा बैठा था। टेबलों के बीच के रास्ते में चलते समय उसने मैल्फ़ॉय 
परिवार के तीनों सदस्यों को देखा, जो एक साथ बैठे थे, जैसे यह तय नहीं 
कर पा रहे हों कि उन्हें वहाँ रहना चाहिए या नहीं। बहरहाल, कोई भी 
उनकी तरफ़ ध्यान नहीं दे रहा था। उसने जहाँ भी देखा, उसे हर तरफ़ 
परिवारों का मिलन दिखा। अंततः उसे वे दोनों दिख गए, जिनका साथ वह 
सबसे ज्यादा चाहता था। 

'मैं हूँ” वह उनके पास झुकते हुए बुदबुदाया। 'मेरे साथ चलो!' 

वे दोनों तत्काल उठकर खड़े हो गए। हैरी, रॉन और हर्माइनी एक 
साथ बड़े हॉल से बाहर चल दिए। ऊपर चढ़ते समय उन्होंने देखा कि 
संगमरमर की सीढ़ियों से बड़े टुकड़े गायब थे, जंगले का हिस्सा उड़ गया था 
भ सीढ़ियाँ छोड़कर बाक़ी पर मलबा या ख़ून के निशान नज़र आ 
रहे थे। 


उन्हें सुनाई दिया कि दूर कहीं पर पीव्ज़ गलियारों में उड़कर अपना 
खुद का बनाया विजयी गीत गा रहा था: 


हमने यह कर दिया, हमने उन्हें पीट डाला, पॉटर का कमाल, 
वोल्डी मर गया है, तो आओ अब करते हैं धमाल! 


Pg सच्चाई और त्रासदी का अच्छा वर्णन है, है ना?” रॉन ने 
जहा आर एक दरवाज़ा खोला, ताकि हैरी तथा हर्माइनी भीतर जा सकें। 


योजना की ख़ामी प्रवव 

हैरी ने सोचा कि ख़ुशी बाद में महसूस होगी 
धकान थी। फ्रेड, ल्यूपिन और टौंक्स को खोने का = 

घाव की तरह बेध रहा था। सबसे बढ़कर उसे राहत महसूस हो 

रही थी और सोने की इच्छा हो रही थी। लेकिन पहले उसे रॉन और 
हर्माइनी को पूरी बात समझानी होगी, जो इतने लंबे समय से उसके साथ थे 
और सच्चाई जानने के हक़दार थे। दर्द के साथ हैरी ने उन्हें बताया कि 
उसने स्मृति पात्र में क्या देखा था और जंगल में क्या हुआ था। वे लोग 
अभी अपने सदमे और हैरानी को व्यक्त भी नहीं कर पाए थे कि तभी 
आखिरकार वे अपनी मंज़िल तक पहुँच गए, हालाकि उनमें से किसी ने भी 
इस जगह का ज़िक्र तक नहीं किया था। 

हेडमास्टर की स्टडी के दरवाज़े पर पहरा दे रहा गारगॉइल अब एक 
तरफ़ झुक गया था। यह तिरछा खड़ा था और नशे में थोड़ा झूमता दिख 
रहा था। हैरी ने सोचा कि क्या यह अब भी पासवर्ड पहचान सकेगा। 

'क्या हम ऊपर जा सकते हैं ?” उसने गारगॉइल से पूछा। 

'शौक़ से जाओ, मूर्ति ने आह भरते हुए कहा। 

वे उसे लँघकर चले गए और पत्थर की घुमावदार सीढ़ी पर चढ़ 
गए, जो एस्केलेटर की तरह धीरे-धीरे ऊपर जाती थी। हैरी ने ऊपर 
पहुंचकर दरवाज़ा धकाया। 

उसे उस डेस्क पर पत्थर के स्मृति पात्र की हल्की सी झलक दिखी, 
जहाँ उसने इसे छोड़ा था। तभी कानफोडू आवाज़ से उसकी चीख निकल 
गई। उसने शापों, प्राणभक्षियों और वोल्डेमॉर्ट के पुनर्जन्म के बारे में सोचा - 

लेकिन ये खुशी की आवाज़ें थीं। दीवारों पर चारों तरफ़ लगे 
हॉगवर्टस के हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेसेस खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे 
थे। उन्होंने अपने हैट और कुछ मामलों में अपनी विग लहराई। वे अपने 
फ़ेम से एक-दूसरे की तरफ़ हाथ बढ़ा रहे थे और अपनी तस्वीर ihe में रखी 
कुर्सियों पर ऊपर-नीचे होकर नाच रहे थे। डिलिस डरवेन्ट बिना संकोच के 
सुबक रही थी। डेक्स्टर फ़ोर्टेस्क्यू अपना ईयर-ट्रम्पेट लहरा रहा था और 
फ़िनीज़ नाइजेलस अपनी ऊँची आवाज़ में बोल रहा था, और इस वात को 
भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नागशक्ति हाउस ने भी मदद की थी! 
हमारे योगदान को भुलाया नहीं जाना चाहिए! 

लेकिन हैरी की निगाह तो उस व्यक्ति पर थी, जो हेडमास्टर की 
कुर्सी के ठीक पीछे लगी बड़ी तस्वीर में खड़ा था। आधे चाँद के आकार के 


ह्वेरी पॉटर 
72 ~ 

आँसू नीचे फिसलकर लंबी सफ़ेद दाढ़ी में जा रहे थे। उनमे 
ल a अलग के कारण हैरी को ऐसा लगा, जैसे उसे मायापंछी के 
गीत का मरहम मिल गया हो। 

आखिरकार, हैरी ने अपने हाथ उठाए और उ सभी तस्वीरें सम्मान 
दिखाती हुई खामोश हो गईं। मुस्कराकर उसे हुए उन्होंने अपनी 
आँखें पोंछीं और उसके बोलने का उत्सुकता से इंतज़ार करने लगे। 
बहरहाल, उसने अपने शब्द डम्बलडोर से कहे और बहुत चुनकर कहे 
हालाँकि वह थका और उनींदा था, लेकिन उसे आख़िरी कोशिश करनी थी, 
आखिरी सलाह लेनी थी। 

“जो चीज़ सुनहरी गेंद में छिपी थी,' उसने कहा, “मैंने उसे जंगल में 
गिरा दिया है। मैं ठीक-ठीक नहीं जानता कि कहाँ, लेकिन मैं दोबारा उसकी 
तलाश नहीं करूँगा। क्या आप सहमत हैं ?' 

'मेरे प्यारे लड़के, मैं बिलकुल सहमत हूँ,' डम्बलडोर ने कहा, 
हालाँकि बाक़ी तस्वीरों के लोग दुविधा और जिज्ञासा में दिख रहे थे। 
“समझदारी और बहादुरी भरा निर्णय, लेकिन मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद 
थी। क्या कोई और जानता है कि वह चीज़ कहाँ गिरी थी ?! 

'कोई नहीं जानता,' हैरी ने कहा और डम्बलडोर ने सिर हिलाकर 
अपनी संतुष्टि जताई। 

“हालाँकि में इग्नोटस के तोहफ़े को रखना चाहता हूँ,” हैरी ने कहा 
और डम्बलडोर मुस्कराए। 

“बिलकुल हैरी, यह हमेशा तुम्हारा है, जब तक कि तुम इसे विरासत 
में न दे दो! 

“और फिर यह चीज़।' 

हैरी ने अजेय छड़ी को ऊपर उठाया। रॉन और हर्माइनी ने उस छड़ी 
को इतने सम्मान से देखा कि अपनी दुविधापूर्ण और उनींदी अवस्था में भी 
हैरी को यह अच्छा नहीं लगा। 

'मैं इसे नहीं चाहता,' हैरी ने कहा। 

क्या ?' रॉन ने ज़ोर से कहा। 'क्या तुम पागल हो गए हो?' 

मैं जानता हूँ कि यह शक्तिशाली है,” हैरी ने थके अंदाज़ में कहा। 
लेकिन मैं अपनी पुरानी छड़ी के साथ ही ज़्यादा खुश था। इसलिए ...' 
उसने अपनी गर्दन में लटक रहे पाउच में से ढूँढ़कर हॉली वाली छड़ी 


आधे-आधे टुकड़ों को बाहर निकाला 6 
के दो आर्ध- ड को बाहर , जो अब भी मायापंछी के ए 
के हल्के से रेशे ग जुड़े थे। हर्माइनी ने कहा था कि यह आधे लही का 
क्योंकि इसे वहत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वह तो बस इतना जानता था कि 
अगर इससे काम नहीं बना, तो कभी नहीं बनेगा | ॥ 


उसने टूटी छड़ी हेडमास्टर की डेस्क पर रख 
नोक से उसे छूकर कहा, 'मरम्मतो।' 


जब उसकी छड़ी दोबारा जुड़ी, तो इसकी नोक चिंगारियाँ 
निकलने लगीं। हैरी जान गया कि वह कामयाब हो गया ला उतने करती 
और फ़ीनिक्स की छड़ी उठाई। उसकी उँगलियों को अचानक गर्माहट 
महसूस हुई, जैसे छड़ी और हाथ दोबारा मिलने पर खुश हो रहे हों। 

'मैं अजेय छड़ी को उसी जगह रख रहा हूँ,” हैरी ने डम्बलडोर से 
कहा, जो बहुत प्रेम और प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देख रहे थे, 'जहाँ से 
यह बाहर आई थी। यह वहीं रखी रहेगी। अगर मैं इग्नोटस की तरह 
स्वाभाविक मौत मरता हूँ, तो इसकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी, है ना? 
पुराना मालिक कभी नहीं हारेगा। यही इसका अंत होगा।' 

इम्बलडोर ने सिर हिलाया। वे एक-दूसरे की तरफ़ देखकर मुस्कराए। 

'क्या तुम्हें यक्रीन है?' रॉन ने कहा। अजेय छड़ी को देखते समय 
उसकी आवाज़ में थोड़ी हसरत झलक रही थी। 

'मुझे लगता है कि हैरी सही है,” हर्माइनी ने धीरे से कहा। 

“वह छड़ी फ़ायदेमंद कम, नुक्रसानदेह ज़्यादा है,' हैरी ने कहा। ' और 
सच कहूँ तो,' वह तस्वीरों से दूर मुड़ा और अव सिर्फ़ उस मसहरीदार पलंग 
के वारे में सोच रहा था, जो गरुड़द्वार मीनार में उसका इंतज़ार कर रहा था 
और यह कि क्या क्रीचर उसे वहाँ सैंडविच लाकर दे सकता है, 'मैंने ज़िंदगी 
भर की मुश्किलें पहले ही भोग ली हैं।' 


दी और अजेय छड़ी की 


उन्नीस साल बाद 


उन्नीस 
—— 77 


ऐसा लगता था, जैसे उस साल शरद ऋतु अचानक आ गई थी। एक 
सितंबर की सुबह सेबफल जैसी कड़क और सुनहरी धूप वाली थी । जब 
छोटा परिवार धुएँ से भरे बड़े स्टेशन तक पहुँचने के लिए सड़क पार करने 
लगा, तो कारों का धुआँ और पैदल चलने वाले यात्रियों की सासे ठंडी हवा 
में मकड़ी के जालों की तरह चमकने लगीं। भरी हुई ट्रॉलियों के ऊपर रखे 
दो बड़े पिंजरे खड़खड़ा रहे थे। ट्रॉलियाँ उनके माता-पिता धका रहे थे | 
पिंजरों के भीतर बैठे उल्लू शोर मचा रहे थे। लाल बालों वाली लड़की 
आँखों में ऑसू लिए अपने भाइयों के पीछे जा रही थी और अपने पिता का 
हाथ पकड़े हुए थी। 


'बस कुछ ही समय की बात है। कुछ समय बाद तुम भी उनके साथ 
जा सकोगी,' हैरी ने उससे कहा। 

'दो साल लगेंगे,” लिली बोली। “मैं तो अभी जाना चाहती हूँ! 

जब परिवार प्लेटफॉर्म नंबर नौ और दस के बीच के बैरियर की 
तरफ़ जाने लगा, तो यात्री जिज्ञासा से उल्लुओं को देख रहे थे। एल्बस की 
आवाज़ आस-पास के शोर के ऊपर से हैरी तक आई। उसके बेटे दोबारा 
वही बहस करने लगे थे, जो कार में शुरू हुई थी। 

'मैं नहीं जाऊँगा! मैं नागशकिति में नहीं जाऊंगा!” 

'जेम्स, छोड़ो!' जिनी बोली। 

'मैंने तो सिर्फ़ यह कहा था कि ऐसा हो सकता है,' जेम्स ने अपने 
छोटे भाई की ओर मुस्कराकर देखते हुए कहा। 'इसमें तो कुछ भी गलत 
नहीं है। वह नागशक्ति में जा भी तो सकता -' 

लेकिन अपनी माँ की घूरती आँखों को देखकर जेम्स ख़ामोश हो 
गया। पॉटर परिवार के पाँचों सदस्य बैरियर के पास पहुँच गए। अपने पीछे 
छोटे भाई पर थोड़ी विशवास भरी निगाह डालने के बाद जेम्स ने अपनी माँ 
से ट्रॉली ली और दौड़ लगा दी। अगले ही पल वह गायब हो गया। 

‘आप मुझे चिट्ठी लिखेंगे, है ना?” एल्वस ने अपने भाई की क्षणिक 
अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए तत्काल अपने माता-पिता से पूछा। 

'अगर तुम चाहो, तो हर दिन,' जिनी बोली। ३ 

“नहीं, हर दिन नहीं,” एल्बस ने तुरंत कहा। “जेम्स के 
ज्यादातर बच्चों के घर वाले महीने में एक बार चिट्ठी लिखते हैं। व 

जिनी ने कहा, 'पिछले साल हमने जेम्स को हफ्ते में तीन चिटि 


रा हैरी पॉटर 
लिखी थीं।' 
“और तुम्हें अपने भाई की हर उस बात पर यक्रीन नहीं 
चाहिए, जो वह तुम्हें हॉगवर्ट्स के बारे में बताता है,” हैरी ने कहा। “तुम्हारा 
भाई बहुत मज़ाक़िया है।' 

साथ-साथ उन्होंने दूसरी ट्रॉली को आगे धकाया और गति पकड़ी। 
बैरियर के क़रीब पहुँचकर एल्बस ने घबराकर मुंह बनाया, लेकिन कोई 
टक्कर नहीं हुई। इसके बजाय परिवार प्लेटफर्म नंबर पौने दस पर पहुँच 
गया, जहाँ लाल हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस धुआँ उड़ा रही थी। मोटे, सफ़ेद धुएँ के 
कारण कोहरा इतना ज़्यादा था कि सब कुछ धुंधला दिख रहा था। अस्पष्ट 
आकृतियाँ धुएँ में खड़ी थीं, जिनके बीच जेम्स पहले ही ओझल हो चुका 
था। 

“वे कहाँ हैं?” एल्बस ने चिंता से पूछा और धुँधली आकृतियों को 
घूरने लगा, जब वे प्लेटफ़ॉर्म पर रास्ता बनाते हुए उनके पास से गुज़रे। 

जिनी ने तसल्ली देते हुए कहा, “हम उन्हें ढूँढ़ लेंगे।' 

लेकिन धुआँ इतना गहरा था कि किसी को भी पहचान पाना 
मुश्किल था। धुंध में छिपे लोगों की आवाज़ें अस्वाभाविक रूप से तेज़ लग 
रही थीं। हैरी ने पर्सी को झाडू नियमों के बारे में ज़ोर से भाषण देते सुना 
और इस बात पर खुश हुआ कि उसे रुककर हेलो नहीं कहना पड़ा ... 

'एल्बस, मुझे लगता है कि वे लोग वहाँ हैं,” जिनी ने अचानक कहा। 

चार लोगों का समूह धुंध में से निकल रहा था और बिलकुल 
आखिरी डिब्बे के पास खड़ा था। उनके चेहरे तभी साफ़ दिखे, जब हैरी, 
जिनी, लिली और एल्बस उनके ठीक पास पहुँच गए। 

“हाय,” एल्बस ने बहुत राहत में दिखते हुए कहा। 

रोज़ हॉगवर्ट्स के बिलकुल नए दुशाले पहन चुकी थी। उसने एल्बस 
को मुस्कराकर देखा। 

'तो, गाड़ी ठीक से पार्क कर दी ?' रॉन ने हैरी से पूछा। “मैंने तो कर 
दी। हर्माइनी को तो यक़ीन ही नहीं था कि मैं मगलू ड्राइविंग टेस्ट में पास हो 
बडे हूँ, है ना? उसे तो लगा था कि मुझे टेस्ट लेने वाले पर जादू करना 


'नहीं, मैंने ऐसा नहीं ’ | पूरा 
भरोसा था।' सोचा था,' हर्माइनी ने कहा, “मुझे तुम पर पू 


उन्नीस साल बाद 7l9 


“वैसे सच तो यह है कि मैंने उस पर जादू किया था,' रॉन ने हैरी से 

कहा, जब उन्होंने मिलकर एल्बस का संदूक और उल्लू 
उठाकर ट्रेन में चढ़ाए। “मैं सिर्फ़ विंग मिरर में देखना भूल गया था और 
सच तो यह है कि इसके लिए मैं अतिसंवेदक सम्मोहन का इस्तेमाल कर 
सकता हूँ।' 

संदूक चढ़ाकर प्लेटफॉर्म पर लौटने पर उन्हें रोज़ का छोटा भाई 
हयूगो और लिली मिले, जो इस बारे में रोचक बातचीत कर रहे थे कि जब 
वे आखिरकार हॉगवर्ट्स जाएँगे, तो किस हाउस में जाएँगे। 

“अगर तुम गरुड़द्वार हाउस में नहीं गए, तो हम तुम्हें खानदान से 
निकाल देंगे,” रॉन बोला, 'लेकिन कोई दबाव नहीं।' 

'रॉन!' 

लिली और हयूगो हँसे, लेकिन एल्बस और रोज़ गंभीर दिख रहे 
थे। 

'रॉन का यह मतलब नहीं है,” हर्माइनी और जिनी ने कहा, लेकिन 
रॉन उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। हैरी से नज़रें मिलाकर उसने लगभग 
पचास गज़ दूर की तरफ़ धीरे से सिर हिलाकर इशारा किया। धुआँ पल 
भर के लिए हल्का हुआ और वहाँ तीन लोग साफ़ खड़े दिखाई दिए। 

'देखो तो सही कौन है?” 

वहाँ ड्रेको मैल्फ़ॉंय अपनी पत्नी और बेटे के साथ खड़ा था। ड्रेको 
गले तक वटन लगा गहरे रंग का कोट पहने था। उसके बाल थोड़े कम हो 
रहे थे, जिससे उसकी ठुड़डी ज़्यादा नुकीली दिख रही थी। नए लड़के की 
शक्ल डेको से उतनी ही ज्यादा मिलती थी, जितनी कि एल्बस की हैरी से। 
रेको ने हैरी, रॉन, हर्माइनी और जिनी को अपनी ओर घूरते देखा तथा 
हल्के से सिर हिलाकर दूसरी तरफ़ मुड़ गया। 

'तो वह स्कॉर्पियस है,” रॉन ने धीरे से कहा। “रोज़ी, तुम उसे हर 
टेस्ट में ज़रूर हराना। ईश्वर का शुक्र है कि तुम्हें अपनी माँ का दिमाग 
मिला है।' शक 

'रॉन, भगवान के लिए,” हर्माइनी ने कहा, वह आधी गंभीर और 
आधी खुश थी। 'स्कूल शुरू करने से पहले ही उन्हें एक-दूसरे के ख़िलाफ़ 
मत भड़काओ!! 

'तुम सही कह रही हो, सॉरी,' रॉन ने कहा, लेकिन वह खुद को रोक 


हैरी पॉटर 
720 >--+-++ 
पाए, इससे पहले ही आगे बोल पड़ा, 'बैसे रोज़ी, उसके साथ ज़्यादा दोस्ती 
us अगर तुम शुद्ध ख़ून वाले से शादी करोगी, तो वीज्ली दादाजी 
तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे।' 

“सुनो! | 

जेम्स दोबारा प्रकट हो गया था। वह अपना संदूक, उल्लू और ट्रॉली 
रख आया था। उसे देखकर लग रहा था कि वह कोई ख़बर सुनाने के लिए 
बेताब था। 

“टेडी वहाँ पर है,' उसने हॉफते हुए कहा और अपने कंधे के पीछे 
धुएँ के उड़ते बादलों की तरफ़ इशारा किया। 'उसे अभी देखा है! और 
जानते हैं, वह क्या कर रहा है? विक्टॉयर को चूम रहा है/” 

उसने वयस्कों की तरफ़ देखा। ज़ाहिर है, उनकी उदासीन प्रतिक्रिया 
से उसे निराशा हुई थी। 

“हमारा टेडी! टेडी ल्यूपिन/ हमारी विक्टॉयर को चूम रहा है! हमारी 
कज़िन को! मैंने टेडी से पूछा था कि वह क्या कर रहा है -' 

“तुमने बीच में टांग अड़ाई ?' जिनी ने कहा। “तुम तो बिलकुल रॉन 
जैसे हो -' 

'_ उसने कहा कि वह उसे छोड़ने आया है! और फिर उसने मुझे वहाँ 
से भगा दिया। वह उसे चूम रहा था/ जेम्स ने आगे कहा, जैसे इस बात पर 
चिंतित हो कि वह अपना मतलब स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। 

ओह, अगर उनकी शादी हो जाए, तो यह बहुत अच्छा रहेगा!' 
लिली खुश होकर बोली। 'टेडी तब सचमुच परिवार का हिस्सा बन 
जाएगा!” 

“वह पहले ही हफ्ते में चार बार डिनर करने आता है,' हैरी ने कहा। 
'तो क्यों न हम उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित कर लें और यह 
काम कर ही दें ?' 

'हॉ!' जेम्स ने उत्साहपूर्वक कहा। 'मुझे एल्बस के साथ एक कमरे में 
रहने में दिक्क्रत नहीं है - टेडी मेरे कमरे में रह सकता है!' 

“नहीं,” हैरी ने दृढ़ता से कहा, 'तुम और एल्बस एक कमरे में सिफ 
तभी रहोगे, जब मैं घर तुड़वाना चाहुँगा ।' FN 


Fe स दबी-कुचली, पुरानी घड़ी को देखा, जो कभी फ़ेबियन ब्रूएट 


उन्नीस साल बाद 72] 


“ग्यारह बजने वाले हैं। जल्दी से चढ़ जाओ।' 

'नेविल को हमारा प्यार देना मत भूलना!” जिनी ने जेम्स को गले 
लगाते हुए कहा। 

“मम्मी! मैं प्रोफ़ेसर को प्यार कैसे दे सकता हूँ?! 

'लेकिन तुम नेविल को जानते हो -' 

जेम्स ने अपनी आँखें गोल-गोल घुमाई। 

'बाहर तो जानता हूँ, लेकिन स्कूल में तो वे प्रोफ़ेसर लाँगबॉटम है, 
है ना? मैं जड़ी-बूटी विज्ञान की क्लास में जाकर तो उन्हें प्यार नहीं दे 
सकता ...' 

अपनी माँ की मूर्खता पर सिर हिलाते हुए उसने एल्वस को लात 
मारकर अपनी भड़ास निकाली। 

'बाद में मिलते हैं, एल्बस। थेस्ट्रॉल्स से बचकर रहना।' 

'मुझे तो लगता था कि वे अदृश्य होते हैं। तुम्हीं ने तो कहा था कि 
वे अदृश्य होते हैं!” 

लेकिन जेम्स बस हँस दिया। उसने अपनी माँ को खुद को चूमने 
दिया और पिता के गले लगा। फिर जेम्स ट्रेन में तेज़ी से चढ़ गया। उन्होंने 
उसे हाथ हिलाते हुए और फिर अपने दोस्तों को खोजने के लिए गलियारे में 
आगे जाते हुए देखा। 

'थेस्ट्रॉल्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है,' हैरी ने एल्बस से 
कहा। 'वे बहुत सीधे होते हैं। विलकुल भी डरावने नहीं होते हैं। वैसे भी, 
तुम गाड़ियों में स्कूल नहीं जाओगे। तुम तो नाव में जाओगे।' 

जिनी ने एल्बस को चूमकर विदा किया। 

“क्रिसमस पर मिलते हैं।' 

'वाय, एल्वस,” हैरी ने कहा, जब उसका बेटा उसके गले लगा। 'यह 
मत भूलना कि हैग्रिड ने तुम्हें अगले शुक्रवार को चाय पर बुलाया है। पीव्ज़ 
से मत उलझना। किसी से भी द्ंद्र्‍युद्ध मत करना, जब तक कि तुम डंडयुद्ध 
करना सीख न लो। और जेम्स की बातों से दहशत में मत आना। 

'अगर मैं नागशक्ति में पहुँच गया, तो क्या होगा ?' लिए थी। हैरी 

उसकी यह फुसफुसाहट सिर्फ़ उसके पिता के कानों के लिए थी। 
जान गया कि विदा होने के पल के कारण एल्वस यह बताने के लिए मजबूर 


722 हैरी पॉटर 
हो गया था कि उसका डर कितना वड़ा और सच्चा था। 

हैरी नीचे झुका, ताकि एल्बस का चेहरा उसके चेहरे से थोड़ा सा 
ऊपर रहे। हैरी के तीन बच्चों में से सिर्फ़ एल्बस को ही हैरी की माँ लिली 
की आँखें विरासत में मिली थीं। 

'एल्बस सीवियरस,' हैरी ने धीरे से कहा, ताकि जिनी के अलावा 
कोई उसकी बात नहीं सुन पाए और वह इतनी समझदार थी कि रोज़ को 
हाथ हिलाने का नाटक कर रही थी, जो इस वक्‍त ट्रेन में चढ़ रही थी, 
तुम्हारा नाम हॉगवर्ट्स के दो हेडमास्टरों कं नाम पर रखा गया है। उनमें से 
एक नागशक्ति में थे और मेरी नज़रों में वे सबसे बहादुर इंसान थे।' 


“लेकिन मान लो -' 

“_ तो नागशक्ति हाउस को एक बेहतरीन विद्यार्थी मिल जाएगा, है 
ना? इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, एल्बस। लेकिन अगर यह तुम्हारे लिए 
महत्वपूर्ण है, तो तुम नागशक्ति के बदले गरुड़द्वार को चुन सकते हो। 
बोलती टोपी हमेशा तुम्हारे चुनाव का ध्यान रखती है।' 

“सचमुच ?' 

“इसने मेरे चुनाव का ध्यान रखा था,' हैरी ने कहा। 

उसने अपने किसी बच्चे को यह बात पहले नहीं बताई थी। जब 
एल्बस ने यह सुना, तो उसके चेहरे पर हैरानी साफ़ झलक रही थी। लेकिन 
अब लाल ट्रेन के दरवाज़े बंद होने लगे थे और माता-पिता आखिरी मिनट 
में बच्चों को गले लगाने और याद दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। एल्बस 
कूदकर ट्रेन में चढ़ गया और जिनी ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। 
विद्यार्थी अपने क़रीब की खिड़कियों से सिर बाहर निकाल रहे थे। ट्रेन के 
अंदर और बाहर बहुत सारे चेहरे हैरी की तरफ़ मुड़े हुए थे। 

“वे सब धूर क्यों रहे हैं?” एल्बस ने पूछा, जब वह और रोज़ बाक़ी 
विद्यार्थियों को देखने के लिए मुड़े। 

“तुम उसकी चिंता मत करो,” रॉन बोला। “वे मुझे देख रहे हैं। मैं 
बहुत मशहूर हूँ।' 
हैरी या रा रोज़, ह्यूगो और लिली हँस दिए। ट्रेन चलने लगी और 
जा 7 गा लगा। वह अपने बेटे के दुबले-पतले चेहरे की 
जल शा ले कि वह च से धधकने लगा था। हालाँकि यह थोड़ा दुख 

न्‍ ह मुस्कराते और हाथ हिलाते हुए अपने बेटे को अपनी 


उन्नीस साल बाद 723 


नज़रों से दूर जाते देखता रहा ... 

धुएँ के आख़िरी अवशेष शरद ऋतु की हवा में उड़ गए। ट्रेन मोड़ 
पर मुड़कर ओझल हो गई। हैरी का हाथ अब भी विदा में उठा हुआ था। 

'वह बिलकुल ठीक रहेगा,” जिनी बुदबुदाई। 

जब हैरी ने उसकी ओर देखा, तो अपना हाथ बेध्यानी में नीचे किया 
और अपने माथे पर बने बिजली जैसे निशान को छुआ। 

'मैं जानता हूँ।' 

हैरी के निशान में उन्नीस साल से दर्द नहीं हुआ था। सब कुछ ठीक 
था। 


हैरी प्रिविट ड्राइव में इंतजार 

कर रहा है। मायापंष्ी का 
समूह उसे वोत्डेमॉर्ट और उसके 
प्राणभक्षियों की जानकारी के बिना 
शुरा्ित जगह पहुँचाने के लिए आ रहा 
है ब्लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? अगर 
शी छगला करते हैं, तो हैरी क्या करेगा? 


किसर पूरा करेगा 
डम्बलडोर [ 
ब उसके लिए छोड़ | 


hee: गाए है P 


रं 45()/- 


Manjul Publishing House Pvt. Led. 


ISBN 978-8]-8322-093-4 
M788I83N220934 


AHW HPB HINDI SERIES 


